हिंदी वीरकाव्य 


( १६००--१८०० ई० ) 


टीकमसिंह तोमर 
एम० ए.० (हिंदी तथा संस्कृत), डी० फ़िल० (इलाहाबाद) 


हैंदु ए्गादी' एकेडेमी 
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 


प्रथम संस्करण ;; २००० ;; १६५४ ई० 
मूल्य १२) 


मुद्रक ; भी प्रेमचंद्र मेहरा, न्यू ईरा प्रेस, इलाहाबाद 


स्वर्गीया माता 


श्रीमती पन्नादेवी 


एवं 
स्वर्गीय पिता 
ठाकुर धारापिंद तोमर 
की 
पुण्य-स्मृति 
को 
सादर समपित 


प्रकाशकीय 


हिंदुस्तानी एकेडेस्ी, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि 
हिंदी में महत्वपूण एवं खोजपूण मौलिक म्रंथों का प्रकाशन किया जाए। प्रस्तुत पुस्तक 
“हिंदी वीरकाव्य (१६००-१८०० ३०)! डा० टीकमरसिह तोमर की इसी प्रकार की एके कृति 
है । इलाहाबाद यूनिवर्सिटी द्वारा डी० फिल० उपाधि के लिए इस रचना को स्वीकृत किया 
जा चुका है । 

हिंदी साहित्य में वीरकाव्य-धारा का एक विशेष स्थान है। इस विषय पर कुछ 
संग्रह-तथा संक्षिप्त अध्ययन प्रकाशित हो चुके हैं, कितु वेज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित ढंग 
से संपूर्ण धारा के अध्ययन का प्रथम प्रयास बतमान लेखक ने ही किया है । 


प्रस्तुत-प्रंथ दो खंडों में विभक्त है । प्रथम खंड में वीरकाव्य के प्रमुख एवं प्रति- 
निधि कवियों के प्रंथों का रचना-काल, कथानक, चरित्र-चित्रण, रस, अलंकार, छंद, 
प्रकृति-चित्रण, शैली तथा भाषा की दृष्टि से विवेचन किया गया है। द्वितीय खंड में इन 
रचनाओं ,में प्रयुक्त तिथियों, पात्रों, घटनाओं आदि की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर 
विचार करके मौलिक निष्कृषे उपस्थित किए गए हैं। इस भ्रकार प्रस्तुत कृति साहित्य 
और इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण है। 


आशा है इस धारा के अन्य उपेक्षित अंगों का अधिक विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत 
करने के लिए विद्वान लेखक सचेष्ट और प्रयत्नशील रहेंगे । 


धीरेंद्र वर्मा 
मंत्री तथा कोषाध्यक्ष 
हिंदुस्तानी एकेडेमी 
उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद 


/ शक की कुल 
+. फू कवि गे 
थे ॥ 94 


/ बह 
22 
पट श्र ्। 
' हज. अदा ब्न्न्ी * 
नि भर के नली 2526 ऑ, ५9) ही 
पै २१३ 5 5 का 
+ रे 5.8 दा हैक 


ताककथन 


हिंदी वीरकाव्य-धारा गंभीर एवं वेज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से अभी तक उपेक्षित 
रही है । इसके कतिपय कवियों पर थोड़ा बहुत आलोचनात्मक कार्य अवश्य हुआ है, पर 
इन सभी म्ंथों में “परीक्षार्थियों की कठिनाइयों को ही ध्यान में रक्खा गया है। इनमें 
उस विस्तृत और सूक्ष्म विवेचन का, जो शोध-कार्य के लिए अपेक्षित है, अभाव है। 
अतः अनुसंधवन एवं वैज्ञानिक अध्ययन की दृष्टि से प्रस्तुत निबंध को इस क्षेत्र में अपने 
ढंग का प्रथम प्रयास समझा जाना चाहिए । 


इस ग्रंथ में हिंदी वीरकाठय (१६००-१८०० ई०) का अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
हे। यह दो भागों में विभाजित है--(१) साहित्यिक अध्ययन एवं (२) ऐतिहासिक 
अध्ययन । इसके प्रथम खंड में-अन्थ-परिचय, कथानक, चरित्र-चित्रण, रस, अलंकार, 
छंद, प्रकृति-चित्रण, शैली और भाषा--ये आठ अध्याय हैं । इनमें प्रतिनिधि कवियों एवं 
उनके प्रंथों का विवेचन किया गया है । साथ ही प्रत्येक अध्याय के आरंभ में हर एक 
विषय का सामान्य परिचय भी दे दिया गया है, जिससे संपूर्ण धारा का तदूविषयक ज्ञान 
पाठक को श्राप्त हो सके । 
इस निबंध का द्वितीय खंड ऐतिहासिक अध्ययन से संबंधित है। इसमें ग्यारह 
अध्याय हैं । इनके अन्तगत प्रत्येक ग्रंथ में वर्शित तिथियों, वंश, पात्रों, घटनाओं तथा 
सेनाओं आदि की ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर मौलिक एवं प्रामाणिक इतिहास-मपंथों 
की साक्ष्य से विचार किया गया है। इस तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ जो परिणाम 
ओर धारणायें निश्चित की गई है उनमें कुछ नवीनता एवं मौलिकता विद्वान पाठकों 
को अवश्य प्रतीत होगी । 
इस ग्रंथ में दो परिशिष्टि हें। परिशिष्ट १ में चुने हुए सहायक-प्रन्थों की सूची 
है । परिशिष्ट २ में नामानुक्रमशिका है, जिसमें प्रधान व्यक्तियों तथा स्थानों आदि के नामों 
को दिया गया है । 


अपने इस कार्य के करने से मुझे जिन महानुभावों से पूर्ण प्रेरणा एवं सहायता 
मिली है उनमें सर्वप्रथम स्थान पूज्य डॉ० धीरेन्द्र बमों, एम ए०, डी० लिद्‌० (पेरिस), 
अध्यक्ष, हिंदी-विभाग, प्रयाग विश्वविद्याल्य का है। मेंने आपके तत्वावधान में रहकर ही 
इस काये को पूरा किया है। आपने मेरे अध्ययन का माग निर्देश ही नहीं किया है बरन्‌ 
सदैव सभी प्रकार की सहायता और सुविधाएँ भी प्रदान करते रहे हैं। अतएव आपके 
प्रति में हृदय से आभारी हूँ । 

दूसरे व्यक्ति, जिनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना में अपना कत्तव्य समभता हैँ, 
डॉ० बनारसी प्रसाद जी सक्सेना, एम० ए०, पी-एच० डी० (लदुन), अध्यक्ष, इतिहास- 


( मे ) 


विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय हैं। इस निबंध के ऐतिहासिक अध्ययन को वतमान 
रूप देने में आपने ही मेरा पथ-निर्देश किया है। खोज काल में उक्त डाक्टर साहब 
सदैव निसूसंकोच भाव से मेरी सहायता करते रहे हैं। इसके लिए में आपका हृदय से 
कृतक्ष हूँ । | 

इसके अतिरिक्त प्रयाग विश्वविद्यालय के संस्क्ृत-विभाग के अ्रध्यक्ष डा० बाबूराम 
सक्सेना, एमं० ए०, डी० लिद० तथा डा० रामकुसार वर्सा, एम० ए०, पी-एच० डी०, 
रीडर हिंदी विभाग के प्रति आभार प्रदर्शित करना भी मेरा परम कतव्य है, क्योंकि 
थआरप महानुभावों से समर समय पर मुझे उचित सुझाव एवं परामश मिलते रहे हैं। 
साथ ही डा० माताप्रसाद जी गुप्त, एम० ए०, डी० लिद , रीडर हिन्दी-विभाग से भी मुझे 
सदेव पर्याप्त सहायता मिलती रही है। तिथियों की गणना करने में आपने मेरी विशेष रूप 
से सहायता की है, जिसके लिए में आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। हिंदी के प्रसिद्ध 
महाकवि पद्माकर के जयपुर निवासी वंशजों के प्रति आभार प्रदर्शित करना भी में 
अपना पुनीत कतव्य सममता हूँ, जिन्होंने पदूमाकर संबंधी संपूर्ण अप्रकाशित सामग्री 
मुझे दिखाने की कृपा की । , 

इसके अतिरिक्त म्थुनिस्पल् म्युज़ियम प्रयाग, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा, तथा महाराजाज़ पब्लिक लाइब्रेरी जयपुर के प्रबन्धकों 
एवं अ्रधिकारियों के प्रति में कृतज्ञता प्रकाशित करता हूँ, जिन्होंने वहाँ जाने पर उपयोगी 
सामप्री देखने की अनुमति एयं सुविधा प्रदान करने की क्रपा की। उन लेखकों के प्रति 
भी में आभारी गा अमूल्य कृतियों से मेंने लाभ उठाया है । 

साथ ही में बलवंत राजपूत कॉलेज आगरा की प्रबंध-समिति, आनरेरी सेक्रेटरी राव 
कृष्णपाल सिंह ऑवू अवागढ़, प्रिसिपल रामकरणसिंह एम० ए०, डी० एड० (हार्वड) तथा 
श्री पी० सी० गोरवामी प्रिसिपल, बलवंत राजपूत हाई स्कूल आगरा के प्रति कृतज्ञता 
प्रदर्शित करता हूँ जिन्होंने दो वर्ष से अधिक समय का अवकाश स्वीकार करने की कृपा 
की, जिससे में प्रयाग विश्वविद्या्य में रहकर इस कार्य को संपन्न कर सका। 


विजयाद्शमी, २०११ बि० टीकमसिंद तोमर 


बतवंत राजपूत कॉलेज, 
झागरा | 


विषय-सूची 


छष्ठ 
प्रकाशकीय छ 
प्राक्ूषन ज् 
विषय-सूची व्प्‌ 
संकेत-चिह-सची श्‌ 
भूमिका »« ९.२० 


१--(अ) हिंदी वीरकाव्य की परिभाषा $, (आ) ऐतिहासिक एष्ठभूसि ६-११, (३) 
सामाजिक परिस्थिति १२-१३, (ई) घामिक भ्रवृत्तियाँ १३, (उ) साहित्यिक प्रवृत्तियाँ३ ३ १९ 

२--(आ) विषय की सीमा १९, (अ) डिगल एवं पिगल वीर-काब्यों में से केवल पिंगल 
काव्य के अध्ययन के कारण १४ 

३--सामग्री-प्राप्ति के साधन एवं अध्ययन की साम्री का संक्षिप्त परिचय १५-१६, 
सबिस्तर अध्ययन किए जानेवाले अंथों की सूची (अ) १७-१८, सूची (ब) १८-२० 


गप्रथमखरण्ड ; साहित्यिक अध्ययन 
अध्याय १ : अंथ-परिचय २१-३६ 
केशवदास २१-२२, जटमल २२-२१, मतिराम २३०२४, भूषण २४ २६,मान कवि २६-२७ 
लाल कवि (गोरेलाल) २७ ३०, श्रीधर (म्ुरलीधर) ३०-२१, सदानंद्‌ ३१, सूदन ३१-३२, 
गुलाब कवि ३२, पद्माकर ३२-३४, जोधराज ३४-३६ 


अध्याय २  कथानक ३७-४३ 
सामान्य परिचय ६७-३८, वीरसिंहदेव-वरित ३४-४०, रज़बावनी ४०, गोराबादल की 
कथा:8४१-४२ ललितललास ४२, भूषण-ग्रथावली ४२-४३, राजविलास ४३-४४, छुत्रप्रकाश 
४४-४६, जंगनामा ४६-४७, रासा भगवंतर्सिह ४७, सुजानचरित्र ४७-४8, करहिया को 
रायसौ ४६, हिम्मतबहादुर-विरुदावली ४०, जगद्‌-विनोद २०; प्रताप-बिरुदावली ९०, हस्मीर- 
रासो ९१-४३ 
अध्याय ३ : चरित्र-चित्रण ४४-७४ 
सामान्य स्थिति €४-९६, चीरसिंहदेव-चरित तथा रत्बावनी ४६-६१, गोराबादल की 
कथा ६१-९२, |ललितललाम ६२, भूषण-अंथावली ६२-६४, राजविलास ६४-६६, छन्नप्रकाश 
६६-६८८, जंगनामा ६६-७०, रासाभगवंतसिह का ७०, सुजान-चरिचन्न ७०-७२, करहिया को 
रायसौ ७२, पद्माकर के ग्रंथ ७२-७३, हम्मीररासों ७३-७९ 
अध्याय ४ : रस ७६-९६ 
सामान्य स्थिति ७६-७८, केशव ७८-८०, जटमतल ८०-८१) सतिराम ८३-८२, भूषण ८२- 
८५, मान झर-८७, गोरेलाल ८७-८८, औआधर ८८-म8, सदानंद ८६-६०, सूदुन ३०-8२, 
गुलाब कवि ६२-३३, पद्माकर 8३-६४, जोघराज ४४-३६ 


( २) 
अध्याय ५: अलंकार ९७-११९ 
सामान्य स्थिति ३७-४८, केशब श८-१०१, जठमल ३१०१-१०२, सतिरास १०२-१०४, 


भूषण ३०९-३०७, सान ३६०८-१०), गोरेशाल १०६-१११, आऔरीधर १११-३११२, सदानुंद 
११२-११५, गुलाब कवि ११९-११६, पद्माकर ३१६-११७, जोधराज ३११८-११ 
अध्याय ६: छंद “ १२०-१४४ 
(झ) सामान्य स्थिति १२०-३२३, (ब) छंद-सूची (अ) सात्जिक सम-छंद (चतुष्पदी) 
१२३-१३०, सम-हिपदी छुंद १३०-१३१ (आ) सात्रिक अद्ू-सस १३१३-०१ ३४ (३) मौनत्रिक विषस 
(चतुष्पदी) छंद ३३४ (ड) मात्रिक सम अथवा विषम दंडक ३३४ (२) वर्णिक छुंद-(ऊ) सम 
चतुष्पदी १३४-१४१, (ओ) वर्ण-मुक्त-वत्त ३४१-१४२ (३) अनिश्चित छंद (औ) सात्रिक 
१४२-१४३॥ (अं) वर्णिक १४३-१४४ 


अध्याय ७ : प्रकृति-चित्रण १४४-१४५८ 
सामान्य परिचय १४६-१४६, केशव १४६-३४६, भूषण ३४६-१६४०, मान १५९०-१४४, 
श्रीधर ११५४, सूदन १६४४-१५६, पद्माकैर १९६, जोधराज १९७-१ ४८, अन्य कवि १४८ 


अध्याय ८ : शेज्ञी ओर भाषा १४६-१७२ 


सामान्य परिचय १५३-१६०, वीरसिंहदेव-चरित तथा रत्नवावनी १६०-१६१, गोरा 
बादल की कथा १६१-१६२, ललितललाम १६२, भूषण-प्रंथाबली १३६२-१६४, राजविलास 
१६४-१६३, छुन्नमकाश १६३-१६७, ज॑ंगनामा १६७, रासा भगवंतसिंह १६७-१६८, सुजान- 
चरित्र १६८-१६६, करहिया को रायसो १७०, हिम्मतबहादुरविरुदावली ३७०-१७१; 
हम्मीररासो १७३०१७२ 


द्वितीय खंड ; ऐतिहासिक अध्ययन 
सामान परिचय १७३ 
अध्याय १: वीरसिहदेव-चरित १७४-१९० 
बुंदेल-वंशोत्पत्ति ३७४, निश्चित पात्र--हिंदू-पात्र १०७४-८०, मुस्लिम पान्न १८०-१८१; 
अनिश्चित पात्र-हिंदू-पात्र १८१, स्री-पात्र १८१, झुसलमान पात्र १८१, वीरसिहदेव की 
प्रारम्भिक विजय १८२, मुराद की सत्यु और अकबर की दक्षिण यात्रा १८२, सलीम का मेवाड़ 
से लौटना, विद्रोह और अकबर का दत्तिण से आगरे आना ८२-८३, पीरसिंहदेव की सलीम 
से भंट १मरे, अजुरफ़ज़ल की हत्या १८३-१८६, वीरसिंहदेव और झकबर में युद्ध १५८६, सलीम 
का आगरे सें आगमन १८७, मरीयस सकानी की रत्यु और सलीम का पुनः आगरा 
आगमन १८७, वीरसिंह और झुग़त़् सेना का ओड्छा-युद्ध १८८, अकबर की रूत्यु और जहाँ- 
गौर का राज्याभिषेक १८८, वीरसिहदेव जहाँगीर द्वारा सस्मानित १८८-१८६, शाहज़ादा ,खुसरो 

का विद्रोह १८६, अब्दुल्लाह ख़ाँ का ओड्छा पर आक्रमण ३८६-१६० 


( ३) 


अध्याय २ : गोराबादल की कथा १६९-२०२ 


युद्ध का समय १६१, राणा रत्नसेन के वंश का नाम १३१-१६२, निश्चित पान्न-हिंदू- 
, पान्र १६२-१६३, मसुसलसान-पात्र १६३५ अनिश्चित पात्र-हिंदू-पात्र १६४, अलाउद्दीन का 
सिंहल की ओर अस्थान १६४, आक्रमण का कारण १६४, युदधू-वर्णन १६४-१६५, सेनाएँ - 
राब रत्नसिह की सेना १६९, अलाउद्दीन की सेना १३१-१६६, सिहलं॑द्वीप १६९६, (अर) पद्मिनी 
की कथा की ऐतिहासिकता १६६-२०२ 
अध्याय ३५ भूषण-मंथावली की ऐतिहासिकवा २०३-२३७ 
राजवश-वर्णन २०३, भोंसिले नामकरण २०३, पात्रों की ऐतिहासिकता -निश्चित-पात्र 
हिंदू-पात्र २०४-२० ६, मुसलमान-पात्र १०६-२१०, अनिश्चित पात्न-हिंदू-पात्र २५०, सुसलमान 
पात्र २३२०, जावली-विजय २१०, अहमदनगर एवं जुन्नार की लूट तथा ज़ाँ दोरां नोसेरी-पराजय 
२१०-२११, शिवाजी और अफ़्ज़्ल खां-बध २११-२१४, रुस्‍तमें जमां-पराजय २१४-२१९, 
तलब खां (कारतलब ख़ां) को लूटना २१९, लिंगारपुर (उंगारपुर)-विजय २१४, रायगढ़-वर्णन 
२१५, शिवाजी और शाइसता ज़ां २१६४-२१६, शिव्राजी ओर जसवंतसिह २३६-२१७, शिवाजी 
और भाऊसिंह हाड़ा-पंराजय २१७, शिवाजी और सूरत की लूट २१७-२१६, शिवाजी और 
ख़वास खां २१६, शिवाजी द्वारा जयसिंह को दुर्ग-समर्पण २१६-२२०, शिवाजी और कर्ण 
२२०, शिवाजी और सरजे ,ख़ां २२०-२२१, शिवाजी और ओरंगज़ेब में भेंट २२३-२२३, 
शिवाजी का आगरे से लौटना २२३-२२४, सिंहगढ़-विजय २२४, लोहगढ़-विजय २२४, 
सलेहरि-युदू २२४-२२५, फते (फुतेह) ,खाँ-पराजय २२९-२२६, बहादुर खां-पराजय २२६, 
जवारि (जवाहर) तथा रामनगर-विजय २२६-२२७; तिलंगाना-विजय २२७, बहलोल खां- 
पराजय २२७-२२८, शिवाजी और करनाटक-विजय २२८-२३०, बीजापुर-रक्षण २३०, शिवाजी 
का आतंक २३०-२३१, शिवाजी तथा पाश्चात्य जातियाँ २३१-२३३, ओरंगज़े व संबंधी घटनायें 
२३३, औरंगज़ेब का उत्तराधिकार-युद्ध २३३-२३४, छुत्रसाल संबंधी घटनायें २३४-२३९, 
भूषण और बाजीराव २३९, भूषण और साहू २३५, भूषण तथा अन्य राजागण २३६, सेनायें- 
(अ) शाइस्ता खां के विरुद्ध शिवाजी की सेना २३६, (आ) अफ़्ज़ल खां की सेना २३६, 
बीजापुर के विरुद्ध मुग़ाल-सेता २३६-२३७ 


अध्याय ४ : राजविलास की ऐतिहासिकता २३८-२६६ 


तिथियाँ २४८-२३६, वंश-नाम २३६-२४०, निश्चित-पात्र-हिदू-पात्र २४०-२४७; ख्री-पात्र 
२४७; मुसलमान-पात्र २४७७-२४८, अनिश्चित पान्न हिंदू-पात्र २४८, खी-पान्न २४८, मुसलमान- 
पान्न २४८, चित्तौड़-दुर्ग-निर्माण २४८-२४९, ग्रहादित्य और बलभी-राज्य २४६-२५०, बापा 
रावल का विवरण २९०-२९१, विज्लास २ की घटनायें २९१-१५३५ राजसिह-जन्म २१३, महा- 
राणा राजसिंह का बूँदी में विवाह २५३-२९४, सबे-ऋतु-विलास-वर्णंव २४४, महाराणा राज- 
सिंह का राज्याभिषेक २५४, महाराणा राजसिहद और रूपकुमारी का विवाह २१५१, राजसमुद्र- 
निर्माण २९९-२५९, औरंगज़ेब का उत्तराधिकार-युद्ध २९६-२५७, औरंगज्षेब का आतंक २९७- 
२५८, औरंगज़ेब और जसवंतर्सिह २५८-२५६, औरंगज़ेब का जोधपुर पर भ्रधिकार २३६, 


( ४ ) 


झजीतसिंह का महाराणा राजसिंह के पास जाना २६०-२६१, महाराणा राजसिह और झुग़्लों 
में युद २९३१-२६४, सेनाएं २६४-२३६ 
अथ्याय ४ : छन्नप्रकाश की ऐतिहासिकता २६७-ए८७ 
छुत्रसाल्-जन्म-तिथि २६७, बुंदेल-जन्म-वर्शन २६७-२६८, निश्चित पान्न-दिदू-पात्न 
२६८-२७०; सुसलमान-पात्र २७००-२७१, अनिश्चित पात्र-हिंदू-पात्र २७०१-२७२, स्त्ी-पातन्न 
२७२, मुसलमान-पात्र २७२, शाहजहाँ और बंदेलखंड २७३, चंपतिर।य की दृत्या के लिए षडयंत्र 
२७४७, कंधार पर आक्रमण २७४-२७२, उत्तराधिकार-युद्धू तथा अन्य घटनाथ ,२७%-२७६, 
सामूगढ़-युद्ध २०६, चंपतिराय और बहादुर खां का वसनस्य एवं चंपतिराय का स्वदेश लौटना 
२७६०२७७, शुभकरन-पराजय २७७-२७८, इंद्रसणि धंघेरा की झृत्यु २७८, चंपतिराय की रूत्यु 
२७८-२७६, जयसिंह-छुत्नसाल-मिलन २७६, देवगढ़-विजय २७६-२८०, छुत्नसाल और शिवाजी 
में भट २८०-२८१, छुत्नसाल-शुभकरन-मिलन २८१, छुत्रसाल की आरंभिक विजय २८१-२८२, 
जोधपुर पर औरंगजेब का आक्रमण २८२, अकबर का विद्रोह र८२-२८३, तह॒भ्वर-पराजय र२मरे, 
राजा सुजानसिंह की झृत्यु और इंद्रमनि का राज्यासिषेक २८३-२८४, सेंदू अफगन और छन्न- 
साल-युद्ध २८७, बहादुरशाह का राज्योभिषेक २८०४, लोहागदं-बविजय २८४-२८४, सेनायें- 
जुझारसिंह की सेना २८५, चंपतिराय ओर छुत्रसाल की सेनाय २८९, शाहजहाँ की सेना २८६, 
छुत्रसाल के प्रतिदंदियों की सेनाये २८६-२८७ 
अध्याय ६ : जंगनासा की ऐतिहासिकता शप८८-१०६ 
,फरंज़सियर भौर जहाँदारशाह की युद्ध-तिथि २८८-२८३, निश्चित पात्न-हिंदू-पात्र 
१८६, मुसलमान-पात्र २८६-२६८, अनिश्चित-पात्र-हिंदू-पात्र २४८, मुसलमान-पात्र २६८- 
२६६, फरुखसियर का अपने को सम्राट घोषित करना २६६-३००, भमीर जुमला और जहाँदार- 
शाह ३००, अब्दुल ग़फ़्फार ,खां और झअबुल हसन का युद्ध ३००-३०१, फरु ख़सियर का 
प्रयार पहुँचना ३०१, खजुआ का युद्ध और ऐेज़ुद्दीन की पराजय ३०२-३०३, जहांदारशाह और 
दिल्ली-द्रबार ३०३-३०४, जहांदारशाह का आगरा पहुँचना ३०४, .फर्रुख़सियर का आगरा 
पहुँचना ३०४-३०५, आगरा-युद्ध ३०५, सेनायें (अ) मुज्जुद्दीन जहांदारशाह की सेना ३०९ 
३०६, (आ) मुहम्मद खां बंगश की खैना ३०६, समीर जुमला की सेना ३०६ 
आअध्याय-७ : रासा भगवंतसिदह की ऐतिहासिकता ३०७-३१० 
युद्धू-तिथि ३०७-३ ०८, वंश-नाम ३०८, निश्चित पात्न-हिंदू-पात्र ३०८, सुसलभसान-पात्र 
३०८, अनिरिचित पाश्र-हिंदू-पात्र ३२०८, सुसल्लसान-पान्न ३०८, चचचेंड्ी-विजय ३०४-३०६, 
पट्यो-विजय ३०३६, सगवंतराय-युद्ध-वर्णन ३० ३-३१० 
अध्याय-८ : सुजान-चरिजन्न की ऐतिहासिकता ३११-३३२ 


तिथियाँ ३११-३१२, बदनसिंह को राजा की उपाधि मिलना ३३२०३१३, पात्रों की 
ईसे्कजिल्ड-निरिचितपात्न-हिंदू-पात्र ३१३-३१७, मसुसलमान-पातन्र ३१७-३२१, अनिश्चित-पात्र- 
हिंदू-पात्र ३२१, सुसलसान-पात्र ३२१, अथस जंग ३२३०३२२, द्वितीय जग-मराठों के विरुद्ध 


( ४५ ) 


जंयपुरा-धीश की सूरजमतल् द्वारा सहायता ३२२२, तृतीय जंग-सलावत खाँ-पराजय २३२- 
३२३, चतुर्थ जंग-पठानों को परास्त करने में सूरजमल द्वारा सफ़्दरजंग की सहायता करना 
३२३-३२४, पंचम जग-सूरजमल ओर राव बहादुरसिंह बढ़गूजर में युद्धू ३२४-३२५ षष्ठ 
जंग-इंद्प्रस्थ का प्राचीन इतिहास ३२९, अहमदशाह तथा सफ़्द्रजंग में अनबन होने के 
कारण ३२२५-३२६, दिल्‍ली की लूट ३२६-३२७, कोटरा (कोहतिला) युद्ध ३२७-३२८ 
राजेंद्रगिरि-मरण ३२८, गढ़ी-मेदान तथा बद्रपुर-युद्ध ३२८-३२२६- सचि ३२६, सप्तम जग-बस्लू- 
बध ३२६-३३०, मराठों द्वारा कुंभेर-दुर्ग का घेरा ३३०-३३१, सेनाये ३३१-३३२ 


अध्याय ६ : करहिया को रायसौ की ऐतिहासिकता ३३३-३३६ 

करहिया के युद्ध की तिथि ३३३, वंशोत्पत्ति ३३३, निरिचत पात्र ३३३-३३४, अनिश्चित 

पात्र ३३४, युदू-वर्णन ३३४-३२३९, सेनाये-(झ) जवाहरसिह की सेना ३३५-३३९, (आ) 
करहिया की सेना ३३५६ 


अध्याय-१० : हिम्मतबहादुर-विरुदावली की ऐतिहासिकता ३३७-३४७ 
हिम्मतबदादुर तथा अज्'ुनसिद्द नोने के युद्ध की तिथि ३३७, निश्चित पान शे३७-३४२, 
झनिश्चित पात्र-दिंदू-पात्र २४२, सुसलमान-पान्न ३४२, युद्ध-वर्णन-प्रथम युद्धू ३४२-३ ४३, 
द्वितीय-युद्ध २४३, तृतीय युद्ध ३४२-३४४ 
अध्याय-११ : हम्मीर॒रासो की ऐतिहासिकता ३४४-३६१ 
तिथियाँ ३४९-३५०, अग्नि-कुलोत्पत्ति ३९०, चौद्दान ३४०-३५१, चालुक्य-वंश ३५१, 
प्रतिददार ३२९१, परमार (प्रमार) ३३११-३२२, पात्रों की ऐतिहाखिकता-निश्चित पात्न-हिंदू- 
पात्र ३९५२-३५३, खत्री-पान्न ३९४, सुसलमान-पान्र ३२१४, अनिश्चित पात्र-हिंदू-पात्र-पुरुष-पात्र 
३९३, स्त्री-पात्र ३५९, मुसलमान पुरुष-पान्न ३१२, स्त्री-पात्र ३१५, युदू-वर्णन-हम्मीर और 
अलाउद्दीन में वर के कारण ३१४-३९६, आक्रमण ३५६-३५८, युद्ध का अंत रे१८, सुजन 
का विश्वासघात र*८-३९६, अलाउद्दीन की झुत्यु ३५६, चंद्रकला नृत्य ३५३, सेनाय-राव 
इम्मीर की सेना ३९३-३६०, अलाउद्दीन की सेना ३६०-३६१ 


परिशिष्ट $ ; सहायक-प्रंथ-सूची ३६२-३७० 
परिशिष्ट २ : नामानुक्रमणिका ३७२-४१२ 


20 मु० ख़ि० 
इं० गज़ें० गाव हूँ ०' 
उ० इंति० हि 
छ० सो० 
औरंगजेब 

के० हि इं० 

खं० 

प[्‌० 

गो बा० कृ० 
छु० 

ज़० ए० । 
जहाँगीर जी 
जा० गअ० 

टा० रा० 

डि० 

ल्‌० 

तू० 

द्वि० 

दे० 

नें० 

नम० सं७० 

ना० प्र० प० 

पृ० 

पृ० महा० 

प्‌० वि० महा ० | 
प्रे० सं० इं० डि० 
मछ 

भसाो० 

भा० प्रा० राज० 
मं 

मो० 


॥ | ॥ 


॥ ॥ | ॥ ॥ 
॥॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
॥ ॥ ॥ 


॥ ॥ ॥ ॥ ॥ || 


संकेत-चिह-सूची 


07३ मुहम्मद खिलजी 
४ यल ग्रज्ञेटियर आ्रॉवू इंडिया 
कि राज्य का हतिद्दास ह 
रह रा सोसायटी आँव बंगाल 
पक औरंगजेब... 
ज हिस्ट्री ऑव इंडि 
खण्ड कर 
गुरु 
गोरा जींद 
| हआ बादल की कथा 
जरनल आञञॉव एशि 
३३ 3१) सोसायटी ञ्राँव बंगाल 
जायसी-अंथावली ह 
टाइ-राजस्थान 
डिस्ट्र्क्टि 
तगण 
तृतीय 
द्वितीय 
देखिए 
नगण 
नवीन संस्करण 
नागरी 
से प्रचारिणी पत्रिका काशी 


पृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य 


प्रेक्टीकल सं 

ल संस्कृत-इ 

कं इंग्लिश डिक्शनरी 
भाग 

भारत के प्राचीन राजवं 

कग न राजवंश' 

मात्रिक 


यू 

र्‌० 

रा० का इति० 
ल० 

वू० 

वि० 

श्लो० , 

सँ० 

स० 

सि० फ्रॉ० हिं० लिट॒० 
हू० सहा ० 

ह० रासो 

ह० आव र॒ण० 
हिं० सा० इ्‌० 
हिं० आवू इं० 


हिं> आव मे० हिं० इ ० 


| 


॥ 


|| 


| 


| 


|| 


( ७ ) 


यगणु 

रगण 

राजपूताने का इतिहास 

लघु 

वर्णिक 

विक्रमी 

श्लोक 

संख्या 

सगरण 

सिलेक्शंस्‌ फ्रॉम हिंदी लिय्रेचर 
हम्मीर-महाकाव्य 

हम्मीररासो 

हम्मीर आँव्‌ रणथम्मौर 

हिंदी साहित्य का इतिहास 
हिस्ट्री आँव्‌ इंडिया 

हिस्ट्री आँव्‌ मेडीवल हिंदू इंडिया 


भूमिका 
(१) 
( अर ) हिंदी वीरकाव्य की परिभाषा 

प्रत्येक «भाषा का साहित्य अपने सप्रय की राजनीतिक, सामाजिक धामिक तथा अन्य प्रकांर 
की परिस्थितियों ओर प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। जब हिंदी साहित्य पर दृष्टिपात करते हैं तो 
यह बात और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है | हिंदी साहित्य की उत्तत्ति के समय से ही भारतवर्ष 
छोटे-छोटे स्वतंत्र राज्यों में विभ।जित था। इन राज्यों में आए दिन युद्ध होते रहते थे । इन राज्यों 
के शासकों के आश्रित कवि श्रपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा किया करते थे | यह कवि प्रायः चारण, 
भाट आदि हुआ करते थे | वीरकाव्य की यह परंपरा हिंदी साहित्य के स्वरणयुग-- भक्ति-काल--में 
होती हुई रीतिकाल तक समानांतर रूप से चलती रही और अब भी प्रवाहित हो रही है। यह दूसरी 
बात है कि युग-विशेष में विशेष परिस्थितियों और भावनाओं की प्रधानता के कारण उसका रूप 
आक्रांत होता रहा हो । आलोच्यकाल में एक ओर तो रीति-अंथों का निर्माण होता रहा और दूसरी 
ओर यह कवि अपने आश्रयदाताओओं के युद्धों एवं वीरतापूण कार्य-कलापों का गुण-गान करते रहे । 
इस काल में कुछ ऐसे कवि थे जो आदिकालीन चारण-घारा के समान कोरी प्रशंसात्मक ही कविता 
किया करते थे, पर कुछ ऐसे प्रतिभासंपन्न कवि भी थे जो अपने आश्रयदाताओं के वास्तविक गुणों 
का ही बखान करते थे । सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन कवियों में से अधिकांश का चारण 
जाति से कोई संबंध नहीं था । हे 

उपयुक्त विवेचन का अ्रमिप्राय यह है कि प्रस्तावित अध्ययन के अंतर्गत उन सभी कवियों 
को सम्मिलित किया गया है जिन्होंने ऐतिहासिक घटना को क्ञेकर अपने ग्रंथों का निर्माण किया 
है अथवा अपने आश्रयदाताओं अथवा उनके पूवजों की प्रशंसा की है | इसी अर्थ में वीरकाब्य! 
शब्द का प्रयोग इस धारा के अध्ययन के लिए किया गया है। 

(आ) ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 

अध्ययन के लिए प्रस्तावित काव्य के यथातथ्य स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह 
समीचीन प्रतीत होता है कि मारतवर्ष की तत्कालीन ऐतिहासिक, समाजिक, धामिक तथा साहि- 
त्यिक परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों का सामान्य परिचय प्रात कर लिया जावे। इसीलिए नीचे क्रमश+३ 
इन्हीं विषयों पर श्रत्यंत संक्षेप में विचार किया जा रहा है। 

आलोच्य काव्यधारा का प्रारंभ मुग़ल सम्राद अकबर के शासन-काल (१४३६-१६ ०५ ६०) 
के उत्तराद्द के अंतिम वर्षों में प्रारंभ हुआ था । जिस समय वह सिहासनारूढ़ हुआ था उस समय 
भारतवर्ष कई स्वतंत्र राज्यों में विभाजित था | पर अकबर ने इनमें से कई स्वतंत्र राज्यों पर विजय 
प्राप्त करके उन्हे राजनीतिक एकता के सूत्र में बाँधघने का सफल प्रयत्न किया। अपने इस उद्देश्य 
में सफलता प्राप्त करने में उसे उत्तर-पश्चिम सीमांत प्रदेश, राजस्थान, बुंदेलखंड, उत्तरी भारत के 


१० हिंदी वीरकाव्य 


अन्य प्रदेश तथा दक्षिण में एक बार नहीं अनेक बार युद्धकरने पड़े । अंत में वह एक ऐसे साम्रा- 
जय की स्थापना करने में सफल हुआ जो उस समय विस्तार, शक्ति एवं वैभव की दृष्टि से संपूर्ण 
संसार में अनुपम था | 
अकबर की मृत्यु के उपरांत जहॉगीर सिहासनारूढ़ हुआ । उसके गद्दी पर बैठने के कुछ 
समय के उपरांत शाहजादा खुसरो ने विद्रोह किया जो पकड़कर बदीण्ह में डाल दिया गया। अंत 
में उसकी मृत्यु हो गई | कंधार का घेरा, मेवाड़ के द्वारा अधीनता स्वीकार करना, दक्षिण के युद्ध, 
तथा कॉगड़ा की विजय आदि इसके शासन की प्रमुख घटनाएं हैं । साथ ही जहाँगीर और नूरजहां 
का विवाह, शाहजहां तथा मह्गब॒त खां के विद्रोह भी विशेष उल्लेखनीय हैं, क्योंकि इन घटनाओं 
का प्रभाव संपूर्ण साम्राज्य पर पड़ा था | जहाँगीर ने भी अकबर की नीति का अनुकरण करते हुए, 
साम्राज्य के ऐश्वर्य और वैभव को बढ़ाने की सफल चेष्टा की थी | अंत में र८ अक्तूबर, १६२५७ 
ईं० को उसका देहांत हो गया | 
जहाँगीर के पश्चात्‌ उसका पुत्र शाहजहां पिंहासनारूढ़ हुआ | इसके शासन-काल में वीर 
सिंह बुंदेला के [पुत्र जुकार सिंह ने दो बार विद्रोह किया। वह अंत में मार डाला गया। खां 
जहां लोदी ने भी सिर उठाया, जिसके फल्नस्वरूप उसका पिर काट डाला ग्रया। शाहजहां को 
पुतंगालवासियों से भी कई युद्ध करने पड़े ( १६३१-३२ ई० )। उसे दक्षिण में भी कई लड़ाइयां 
करनी पड़ीं जिनमें सम्राद के तृतीय पुत्र औरंगजेब ने बड़ी वीरता एवं कार्य-पढुता का परिचय 
दिया। इसके राज्य की अन्य उल्लेखनीय घटना कंधार-युद्ध संबंधी है जहाँ इसने तीन बार 
सेनाएं भेजी | अंतिम तृतीय युद्ध में इसे पराजित होना पड़ा । 
शाहजहां के शाहजादों में १६४८ ई० में उत्तराधिकार-युद्ध हुआ जिनमें विजयी होकर 
औरंगजेब सिंहासनारूढ़ हुआ | उसने अपने निक्रट्वर्ती सभी संबंधियों की हत्या करवा दी और 
मयूर सिंहासन तथा ताज के निर्माणकर्ता अपने पिता शाहजहा को आगरे के दढुग में बंदी बना 
दिया, जहां पर २१ जनवरी, १६६६ ई० को उसका देहावसान हो गया । 
औरंगजेब ने सम्राट बनते ही मुगूल साम्राज्य की अकबर के समय से प्रचलित होनेवाली 
नीति में एकदम परिवर्तन कर दिया। वह हिंदुओं के प्रति कट्टरता का व्यवद्वार करने लगा। 
परिणाम यह्द हुआ कि संपूर्ण देश में क्रांति और विद्रोह की ज्वाला धधकने लगी । हिंदू , जो 
लगभग एक शताब्दी से मुग़ल साम्राज्य के स्तंभ थे, शत्र, बन गए। अ्रतः दक्षिण में मराठा 
साम्राज्य, राजपूतानां में जोधपुर, मेवाड़, मथुरा के आस-पास के जाट तथा सतनामी वं बुंदेल- 
खंड में बंदेला विद्रोह करने लगे। साथ ही सिक्‍खों ने भी स्वतत्रता का भंडा फहराना आरंभ 
कर दिया)। यही नहीं, सुन्नी मुसलमान होने के कारण ओरंगज़ेब दक्षिण के शीया राज्यों की स्वतंत्रता 
का अपहरण करने के लिए तैयार हो गया । श्रौरगढ़ोव का समस्त जीवन उक्त शक्तियों से युद्ध करने 
में ही व्यतीत हुआ । अंत में दक्षिण के मराठों से युद्ध करते हुए २० फरवरी, १७०७ ई० को 
औरंगज़ैब की मृत्यु हो गई। * 
ओरंगज़ेब की नीति के कारण मुग़ल राज्य की दशा जीणु-शीण हो गई थी। कहीं पर भी 


, ) डा७० इेश्वरीत्रसाद्‌ु: ए शाट 'हिस्ट्री अब मुस्लिम रूल इन इंडिया, ए० ३१६-६४७; 
कॉत्रिज हिस्ट्टी अबू इंडिया; भाग ४, 9० ७०-३१८ 


भूमिका ११ 


सुख एवं शांति के दान नहीं हो रहे थे ।। देशव्यापी युद्धों के कारण वीर-भाव एवं नवीन जाग्रति 
हिंदू जाति में दिखलाई देने लगी थी । 


औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकार के युद्ध में सफल हो जाने पर बहादुरशाह 
सम्राट बना । २७ फरवरी, १७१२ ई० को उसका देहांत हो जाने पर उसके पुत्रों में लड़ाई हुईं जिसमें 
सफल होकर मुईजुद्दीन जदहाँदारशाहइ शासक बना। वह लगभग ११ मैस तक शासन कर सका' 
जिसके उपरांत उसे युद्ध में पराजित करके फ़र खसियर दिल्ली के सिहासन का स्वामी बना (जनवरी 
१७१३ ६०) । यह दुबल, कापुरुष एवं साधारण शासक था। शीघ्र ही इसके राज्य की सारी शक्ति 
संयद भ्राताओं के हाथों में चली गई । कालांतर में सम्राट और सेंयदों में अनबन हो गई | अंत में 
फ़रु खसियर को गद्दी से उतार कर अंधा बना दिया गया, तथा बाद को वह मार डाला गया | 

फ़रु खसियर के पश्चात्‌ रफ़ीउदरजात तथा रफ़ीउद्दोला क्रमशः शासक बनाए गए, पर 
कुछ मासोपरांत उनके "शासनों का अत होगया । इसके अनंतर मुहम्मद शाह सिंहासनारूढ़ हुआ 
( १७१६ ई० )। इसके शासन-काल में दक्तिण, अवध, बंगाल स्वतंत्र हो गए, मराठे शक्तिशाली 
बन गए, आगरे के|निकट जाट स्वाधीन हो गए, पंजाब में सिक्ख अपराजेय बन गए तथा राहेलों ने 
रुहेलखंड' राज्य स्थापित कर लिया । साथ ही अ्रफग़ानों के आ्राक्रमणों ने नष्ठप्राय मुग़ल-साम्राज्य 
की जड़ें हिला दीं । 


मुहम्मदशाह के बाद उसका पुत्र अहमदशाह शासक बना, पर १७५४४ ई० में वह गद्दी 
से उतार दिया गया। उसके पश्चात्‌ आलमगीर द्वितीय गद्दी पर बैठा, पर वह नाम-मात्र को 
बादशाह था। वजीर की आज्ञा से उसकी हत्या कर दी गई | तदनंतर शाहआ्आालम द्वितीय सम्राट 
बना । उससे अंग्रेजों ने बंगाल की दीवानी प्राप्त की | वह कुछ समय तक मराठों की संरक्षता में 
रहा, जो भारत में उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली थे । बक्सर के युद्ध में उसने शुजाउद्दोला 
की सहायता की, पर वह अंग्रेज़ों की बढ़ती हुई शक्ति को रोक नसका | १८०६ ईं० में उसकी मृत्यु 
हो गईं। उसके बाद उसका पुत्र श्रकबर द्वितीय देहली में शाही उपाधि के साथ १८३७ ई० तक रहा | 


जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है औरंगजेब के पश्चात्‌ मुग़ल साम्राज्य का पतन 
प्रारंभ हुआ। सम्राद की दुबलता दरबारी अमीरों की प्रवलता एवं स्वार्थपरता, नादिरशाह का 
आक्रमण ( फ़रवरी १७३६ ई० ), अहमदशाह अब्दाली के आक्रमणों, मराठों की शक्ति-संपन्‍नता 
आदि*के फलस्वरूप समस्त देश में राजनीतिक अनिश्चितता व्याप्त होगई और अविरल रूप से 
उथल-पुथल होती रही | इसके परिणामस्वरूप राष्ट्र की एकता छिन्न-मिन्‍न होगई ओर भ्रलग-अ्रलग 
राज्य बन गए | साथ ही विदेशी शक्तियां भी अपने माग्य की परीक्षा करने में जुट गई । पारस्परिक 
संघर्षों भें विजयी होकर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी सत्ता जमाने में सफलता प्राप्त करने लगी |” 

इन्हीं ऐतिहासिक परिस्थितियों में रह कर आलोच्य-कालीन कवियों ने अपने ग्रंथों का निर्माण 
किया । इनमें से अधिकांश घटनाओं का विवरण उनकी रचनाओं में पाया जाता है जिनका ऐपति- 

हासिक अध्ययन में यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है। 


) कंब्रिज्ञ हिस्द्री अबू इंडिया भाग ४, पृ० ३१६-४४८; टेक्स्ट बुक अब माडन इंडियन 
हिस्ट्री, भाय २, ए० २६-१७० । 


१२ हिंदी वीरकाव्य 
(३) सामाजिक परिस्थिति 


मुगलों के समय में सामंतशाही के आधार पर समाज की व्यवस्था की गई थी । राजा के 
नीचे मंसबदार होते थे। दरबार वैभव ओर संस्कृति का केंद्र माना जाता था। दरबार से बाहर 
प्रदेश में दरिद्रता और दुःख प्रचुर मात्रा में वर्तमान रहते थे। इसी कारण से प्रत्येक प्रतिभा- 
संपन्न व्यक्ति शाही नोकरी करना तथा दरबार में रहना श्रेयस्कर समझता था। मुग़ल अमीर अपने 
आशभ्रयदाता के समान आमोद-प्रमोदमय जीवन व्यतीत किया करते थे। आय की शअ्रपेज्ञा उनके 
ब्यय अ्रधिक होते थे | मदिरा का प्रचार अधिक था । अंतःपुर में स्त्रियों को अधिक सं या में रखा 
जाता था । नतंकियों का भी प्रचलन था | उत्तम भोजन करना व्यवहार में था। मांस-मक्षण किया 
जाता था; पर गौ की प्रतिष्ठा की जाती थी | फल और बफ अधिकता से प्रयुक्त होते थे । अधिक 
मूल्यवान्‌ वस्त्र तथा आभूषणों का प्रयोग होता था। चूत-कीड़ा प्रचलित थी | उत्तम एवं सुसज्जित 
भवन निर्मित हुआ करते थे | इस प्रकार अमीर लोग अपनी सारी आय व्यय कर दिया करते थे । 
मध्यम श्रेणी के लोग उपयुक्त कृत्रिम जीवन से विरत रहते थे । उनका जीवन अपेक्षाकृत 
सुखी था। व्यापारी अपना धन गुप्त रखा करते थे | वे मितव्ययतापूर्ण जीवन व्यतीत करते थे । 
निम्न श्रेणी के व्यक्तियों का जीवन कष्टमय एवं दुखी था। उनके वस्त्र थोड़े होते थे । 
ऊनी बच्चों का प्रयोग वे नहीं करते थे तथा देश के कुछ भागों में जूतों का प्रयोग दृष्टिगोचर नहीं 
होता था । पर दु्भिक्ष के समय के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों का श्रभाव नहीं था। अकबर के समय में 
कृषक-वर्ग सामान्यतया सुखी था । हिंदुश्रों में सती-प्रथा तथा बाल-विवाह प्रचलित थे | 
जहाँगीर के समय में अमीरों की विलासिता चरम सीमा को पहुँच गई थी। नौकरों को 
पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता था। उनसे बलपूवक कार्य लिया जाता था। वे केवल एक बार 
भोजन करते थे। उनके मकान छुप्पर के हुआ करते थे। नौकरों की संख्या अधिक हुआ करती थी, 
क्योंकि वेतन कम होता था। हिंदू चतुर व्यापारी थे। मुसलमान र॑ंगरेज और जुलाहे का काम किया 
करते थे | ज्योतिष, शकुन आदि में विश्वास किया जाता था | 
शाहजहां के शासन के अंतिम दिनों में समाज की दशा बिगड़ने लगी थी। सड़क सुर- 
खित नहीं रह गई थीं | मित्षा माँगना अधिक प्रचलित था । 
ओऔरंगज्ञेब के समय में समाज की दशा और भी बिगड़ गई थी। अमीरों का नैतिक पतन 
हो गया था । ज्योतिष तथा जादू-टोना में विश्वास किया जाता था | दरबारी लोग मौलिकता तथा 
प्रतिमामयी स्फूति से कोसों दूर थे। वे आमोद-प्रमोद के लिए. घन पानी की तरह बहाया करते ये। 
दासता वत्तमान थी | हिजड़ों का प्रचलन था। उत्कोच स्वीकार किया जाता था। पर साधारण 
जनता उक्त अ्रगगुणों से रहित थी | 
« .... + अठ्ारहवीं शताब्दी में सामाजिक जीवन पतन के गते में तीव गति से गिरने लगा था। पर 


हिंदू और पसलमान साधारणतया प्रेमपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे, यद्यपि उनमें राजनैतिक वैमनस्य 
वर्तमान था? । 





] ए शाट हिस्ट्री अब्‌ मुस्लिम रूल इन इंडिया, ४० ६४८-६५४; एन एडवांसड हिस्ट्री अचू 
इंडिया, ५० १६६-१६६; टेक्स्ट बुक आव्‌ माडने इंडियन हिस्द्री, भाग हे, ए० रप-श्८ 


भूमिका १३ 


कहने की आवश्यकता नहीं है कि आलोच्य कवियों मे अपने आरश्रयदाताओं के ऐडवर्य, 
वैभव, दरबार, प्रासाद, वेश-भूषा आदि का यथास्थान विस्तृत वर्णन किया है, जो इस बात को 
सिद्ध करता है कि ये कवि अपने समय के सामाजिक जीवन से परिचित एवं प्रभावित थे | 


(इ) धार्मिक प्रवृत्तियां 


सोलहवीं शताब्दी के अंत तक भारतवर्ष में देशव्यापी धार्मिक आदोलनों का प्रवाह 
प्रवाहित हो चुका था | इन धार्मिक छुधारों का सच्नहवीं और अठारहवीं शताब्दी में प्रभाव पूरणु«रूप 
से वतमान रहा था। इसके साथ ही आलोच्य काल में विविध प्रकार के अन्य धार्मिक संप्रदायों की 
भी स्थापना हुईं थी 

वीरभान नामक साधु ने, जिसका जन्म १५४७ ई० में हुआ था, सतनामी धर्म की नींव 
डाली थी। इसके अनुयायी अधिकतर मेवात में वतमान थे, क्योंकि यही स्थान उसके प्रचार का 
केंद्र था। इसके अतिरिक्त सच्नहवीं शताब्दी के मध्य में लालदासी संप्रदाय के प्रवतंक लालदास 
का आविर्भाव हुआ | इसके साथ ही बाबालाल नामक अन्य सुधारक ने अपने सिद्धांतों का प्रचार 
किया था। सन्नहवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में क्षत्रिय वंश में प्राणशनाथ नामक मद्दात्मा का जन्म हुआ 
जो छत्रसाल बंदेला के धर्मगुरु थे । इन्होंने धामी नामक संप्रदाय की नींव डाली थी | उप्युक्त सुधा- 
रकों के अतिरिक्त जगजीवन, चरणदास, गुलाब आदि अन्य धार्मिक संग्रदाय-संस्थापक उत्न्न हुए थे । 

इस काल में दक्षिण प्रदेश में संत तुकाराम (जन्म १६०८ ई०) तथा समर्थ रामदास 
आदि महात्माओं" ने अवबतीर्ण होकर धार्मिक सुधारों का बिगुल बजाया था, जिससे प्रभावित होकर 
वीर केशरी शिवाजी ने हिंदुधर्म-रक्ञाथे सफल प्रयक्ञ किए थे | 

ऊपर जिन धार्मिक आदोलनों का उल्लेख किया गया है, उनमें से अधिकांश का प्रभाव 
आलोच्य धारा के कवियों पर पड़ा था। उदाहरणार्थ, गोरेलाल ने 'छत्रप्रकाश” में स्वामी प्राणनाथ 
के सिद्धांतों वा वर्णन किया है। इसी प्रकार से अन्य ग्रंथ भी इन धामिक प्रभावों के लिए देखे 
जा सकते हैं । 


(उ) साहित्यिक प्रवृत्तियां 


जैसा कि कहा जा चुका है आलोच्य काल का प्रादुर्भाव अकबर के शासन के अंतिम वर्षो 
में हुआ था | इस सम्राद का राज्य-काल हिंदी भाषा के लिए स्वणु-युग था। इस युग में एक ओर 
भक्तिकाव्य-प्रवाह उमड़ा, तथा दूसरी ओर अनुकूल परिस्थिति पाकर वीर, शंगार और नीति की 
कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र खुल गए. । फुअबकर कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों 
को लेकर छुप्पय, कवित्त -सवैयों ओर दोहों में हुआ करती थीं । मुक्तक रचनाश्रों के अतिरिक्त प्रबंध- 
काव्य-परंपरा ने भी ज्ञोर पकड़ा और अनेक अ्रच्छे अच्छे आख्यान-काज्य भी इस काल में लिखे गये। 

इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजत्व-काल में एक ओर तो साहित्य की चलती हुईं परंपरा 
को प्रोत्साहन मिला, तथा दूसरी ओर भक्त-कवियों की दिव्य वाणी का लोत उमड़ चला। इन 


) डा० ताराचंद इंफ्लूएंसः अबू इस्ताम आन इंडियन कल्चर, ए० 4७८-र८८ 


!्ड . हिंदी वीरकाज्य 


दोनों की विभूति से अकबर का राजत्व-काल जगमगा उठा और साहित्य के इस्तेहास में उसका 
विशेष स्थान हुआ ।"* 

इस काल में विविध विषयपूर्ण वर्णन की प्रणाली ओर भी वृद्धिगत हुईं | सगुण वैष्णुव- 
साहित्य के उत्थान से सूफी और निगुण-धाराएँ बलवती न हो सकीं। केशव के समय से आचा- 
यता की भी स्थापना हमारे साहित्य में हुईं ।* 

हिंदी-काव्य अब पूर्ण ग्रौढ़ता को पहुँच गया था। केशवदास जी ने काव्य के सब अंगों 
का निरूपण शार्ख्रय पद्धति पर किया। इस काल में लक्षण-प्रंथों की भी मरमार होने लूगी | कवियों 
ने कविता लिखने की यह एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में अलंकार .या रस का लक्षण 
लिखना फिर उसके उदाहरण के रूप में कबित या सवैया लिखना | हिंदी साहित्य में यह एक 
अनूठा दृश्य खड़ा हुआ | पर सूक्म विवेचन और पर्यालोचन-शक्ति का विकास नहीं हुआ्रा । 

वास्तव में इन कवियों में आचार्यत्व के गुण नहीं ये | इस थुग में साहित्य-शास्र की गंभीर 
आर विस्तृत विवेचना तथा नई-नई बातों की उद्भावना नहीं हो सकी । केशव को अलंकारवादी 
कहते हैं। शेष कवि इसको ही काव्य की आत्मा या प्रधान वस्तु मानकर चले। 

इन कवियों द्वारा रसों विशेषतः “#ैंगार रस और अलंकारों के बहुत ही सरस और दृृदयग्राही 
उदाहरण अत्यंत प्रचुर परिमाण में प्रस्तुत हुए। अलंकारों की अपेक्षा नाथिका-मेद की ओर अधिक 
मुकाव रहा । इससे “ंग[र-रस के अंतर्गत बहुत सुंदर मुक्तक रचना हिंदी में हुई |।नख शिख- 
वर्णन और षटऋतु-चित्रण पर कई पुस्तक लिखी गई' । विप्रलंभ संबंधी बारहमासे भी कुछ कवियों 
ने लिखे । 

रीति-प्रंथों की इस परंपरा द्वारा साहित्य के विस्तृत विकास में कुछ बाघा पड़ी। प्रकृति 
की अनेकरूपता, जीवन की भिन्न-मिन्न चिंत्य बातों तथा जगत्‌ के नाना रहस्थों की ओर कवियों 
की दृष्टि नहीं जाने पाई । वह एक प्रकार से बद्ध और परिमित सी हो गई । उसका क्षेत्र संकुचित 
हो गया । वाग्धारा बेंधी हुई नालियों में प्रवाहित होने लगी जिससे अनुभव के बहुत से गोचर और 
अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए । दूसरी बात यह हुईं कि कवियों की व्यक्ति- 
गत विशेषता की अ्रभिव्यक्ति का अवसर बहुत ही कम रह गया। 

बहुत थोड़े कवि ऐसे मिलते हैं जिनकी वाक्य-रचना सुव्यवस्थित पाई जाती है। 

रीतिकाल के कवियों के प्रिय छंद कवित्त ओर सवैये रहे हैं । कवित्त को तो 'इंगार और 
वीर दोनों रसों के लिए समान रूप से उपयुक्त माना गया था। वास्तव में शंगार और वीर इन्हीं 
दो रसों की कविता इस काल में हुईं | <ंगार के वन को बहुतेरे कवियों ने श्रश्लीलता की सीमा 
तक पहुँचा दिया था* । 

इस प्रकार मोटे रूप से इस युग में दो धाराएँ--एक “इंगार तथा दूसरी वीररस-संबंधी 
प्रवाहित होती रहीं। मिश्रबंधुओं के शब्दों में इस भूषण और देववात्ले काल में उत्साह की मूर्ति 

) रामचंद्र शुक्ल ; हिंदी साहित्य का इतिहास, ए० १६६-१ श्८ 

३ सिश्र-बंघु-विनोद, भाग १, ए्‌ृ० ३४६ 

3 हिंदी-साहित्य का इंतिहास, ए० २३२-२४१; मिश्र-बंचु-विनोद, ह्वितीय भाग, 
पृ दे८१-३८७-६१४-६६ ९ 


भूमिका श्प 


खड़ी हो गई और वीर-रस ने हिंदी साहित्य को कुछु समय के लिए इभारोही करके छत्र-मुकुण से 
सुशोमित कर दिया, मानो वह साज्ञात्‌ दीपक राग का प्रतिरूप बन गया" | 

उपयुक्त विवरण का अ्रमिप्राय यह है कि ऊपर लिखी हुईं साहित्यिक प्रवृत्तियों में से प्राय;सभी 
आलोच्य घारा के कवियों में भी वर्तमान थीं जिनका विस्तृत वर्णन आगे यथास्थान किया गया है | 


(२) 
( अर ) विषय की सीमा 

अध्ययनाथ प्रस्तावित विषय की सीमा १६००-१८०० ई० रक्खी गई है। इस काल के 
आरंभिक वर्षों में लिखे गए काव्यों पर १६वीं सदी के अंतिम वर्षो' का प्रभाव एवं घटनावली 
का भी विवरण मिलता है | अ्रतएव इस विषय का क्षेत्र १६०० ई० से कुछ वर्ष पूष. आरंभ हुआ 
मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस काल के आदिकवि केशव की काब्य- 
प्रतिमा अधिकांश उन्हीं वर्षों में प्रौढ़ता को प्रास हुईं थी। इस धारा के अंतिम कवि जोघराज हैं, 
जिन्होंने १८२८ ई० में हम्मीररासो” की रचना की थी, अ्रतएव इस अध्ययन-काल की अंतिम सीमा 
१८२८ ई० निर्धारित की जानी चाहिए । 

इस विषय का साहित्यिक और ऐतिहासिक दृष्ठि से आगे सविस्तार अध्ययन किया गया 
है | आरंभ में यह विचार था कि उक्त पहलुओं के अतिरिक्त सामाजिक दृष्टि से भी इस साहित्य 
का अध्ययन किया जावे | इसी भावना से प्रेरित होकर सामग्री भी एकत्र की गई थी। पर इध 
निबंध का आकार अधिक बढ़ जाने के कारण सामाजिक अध्ययन संबंधी सामग्री का यहाँ 
पर उपयोग नहीं किया जा सका है। आश। है कि निकट भविष्य में उस सामग्री के आधार पर 
अपने अध्ययन की धारणाएँ पाठकों के समक्ष रखी जा सकेंगी। प्रस्तुत अवसर पर केवल' साहित्यिक 
एवं ऐतिहासिक अध्ययन से ही संतोष किया जा रहा है। 

( आ ) डिगल एवं पिंगल वीर-काव्यों में से केवल पिगल काव्य के 
अध्ययन के कारण 

इस संबंध में यह भी स्मरण रखना चाहिए. कि डिंगल और पिंगल वीरकाव्यों में से यहां पर 
केवल पिंगल वीर काव्यही का अध्ययन किया गया है| इसके बिशेष कारण हैं। डिंगल और 
पिंगल दो विभिन्‍न भाषाएं हैं। दोनों की साहित्यिक एवं भाषा संबंधी प्रवृत्तियां अलग-अलग हैं । 
साथ ही दोनों भाषाओं में वीरकाव्य की अत्यधिक प्रचुरता है। ऐसी परिस्थिति में डिंगल और 
पिंगल वीरकाव्यों का अलग-अलग स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना अधिक वैज्ञानिक होगा । इसीलिए 
केवल एक ही प्रकार के पिंगल काव्य ही का अध्ययन यहां पर किया जा रहा है। 


( ३ ) 
सामग्री-प्राप्ति के साधन एवं अध्ययन की ज्ञामग्री का 
संज्षिप्त परिचय 


प्रस्तावित अध्ययन की सामग्री के लिए अधिकतर प्रकाशि|थों की ही सहायता पर निर्भर 


१ सिश्र-बंधु-विनोद, द्वितीय भाग, ए० दे८२र 


श्र . हिंदी वीरकांव्य 


होना पड़ा है। साथ ही इस विषय से संबंधित प्रकाशित एवं अ्रप्रकाशित ग्राप्य सभी रचनाश्रों का 
उपयोग करने का यथाशक्ति प्रयन्न किया गया है। ५ 

कहने की आवश्यकता नहीं कि आलोच्य धारा के अध्ययन की सामग्री प्रचुर मात्रा में वते- 
मान है। इस धारा के ग्रंथ असंख्यों की संख्या में राज्यों के पुस्तकालयों एवं व्यक्तिगत अधिकारों 
में विद्यमान हैं। पर खेढ़ का विषय है कि उनके प्रकाशन की ओर लोगों का बहुत कम ध्यान गया 
है। यही नहीं अध्ययन एवं अवलोकनार्थ चेष्ठा करने पर भी उन अंथो के स्वामी उन प्रंथों को 
दिखलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं । " 

गारंभ में आलोच्य धारा के कवियों के क्रमिक अध्ययन का विचार -था पर हस्तलिखित 
प्रैथों की प्राप्ति में कठिनता एवं असफलता से निराश होकर, प्रकाशित प्राप्य ग्रंथों के विस्तृत 
अध्ययन से ही संतोष करना पड़ा है। आगे चलकर पद्माकर-कृत 'प्रताप-विरुदावली” की हस्तलिखित 
कृति प्राप्त होजाने पर उसे भी अध्ययन के लिए ग्ंथ सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। जिन 
ग्रंथों का विस्ततृ अध्ययन किया गया है उनकी नामावली आगे दी हुईं सूची (श्र) में देखी जा सकती 
है। इन ग्रंथों के सं क्षेत्त परिचय के संबंध में प्रथम खंड' के अध्याय एक में विचार किया गया है। 

इस सबंध में यह स्मरण रखने की आवश्यकता है कि कुछ प्रकाशित ऐसे ग्रंथ भी 
उपलब्ध हैं जिनका उपयोग इस अध्ययन में नहीं किया गया डै | इस प्रकार का सप्रथम ग्रंथ 
बनारसीदास जैन-कृत अद्धकथा” ( रचनाकाल वि० सं० अगहन, १६६८-१६४१ ई०) है जिसको 
डा० माताप्रसाद गुप्त ने संपादित करके प्रयाग-विश्वविद्यालय से प्रकाशित कराया है। यह 
कवि की आत्म-कथा है जिसमें उसकी समकालीन परिस्थितियों पर पयास्त प्रकाश पड़ता है। यह 
रखना आत्मकथा होने के कारण इस अध्ययन-सूची में नहीं ली गई है। 

इसके अतिरिक्त १८६७ ई० के जनरल अब्‌ एशियाटिक सोसायटी अबू बंगाल में एक छोटी- 
सी कविता उढूँ लिपि में छुपी है। इस रचना में मुहम्मदशाह और नादिरशाह के युद्ध (१७१८ 
ई०) का वर्णन है। यह रचना साधारण है। 

साथ ही अन्य प्रमुख प्रकाशित ग्रंथ 'परमालरासो' है जिसके संपादक डा० श्यामसुंदर 
दास तथा प्रकाशक नागरी-प्रचारणी सभा काशी है | श्रमी तक इसे प्रथ्वीराजरासो'” का एक 
अंश माना जाता रहा है, पर उक्त विद्वान्‌ संपादक के मतानुसार वह एक स्वतंत्र काव्य-ग्रंथ 
है। इस ग्रंथ की रचना-तिथि भी अनिश्चित है। एक संदिग्ध एवं विवादास्पद रचना होने के 
कारण इस कृति के अध्ययन का यहाँ पर प्रश्न ही नहीं उठाया गया है। दूसरे यह बृहदाकार 
होने के कारण एक अलग स्वतंत्र अध्ययन का विषय बन सकता है। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि इध धारा की सामग्री अप्रकाशित रूप में अत्यधिक 
मात्रा में वत्तमान है। यहाँ उन सभी अग्रकाशित अंथों और ग्रंथकारों की सूची देना सम्भव नहीं 
है। केवल कुछ चुने हुए ग्रंथों का ही उल्लेख आगे सूची (ब) में किया जा रहा है। इन ग्रथों 
के देखने का लेखक को अवसर नहीं प्राप्त हुआ है । उनकी नामावली आदि के लिए सहायक ग्र'थों 
के साक्ष्य पर ही निर्भर रहना पड़ा है। 


आगे क्रमशः अ्रध्ययन किए जानेवाते ग्रथों की सूचियाँ क्रमशः (अर) तथा (ब) के अंतर्गत 
दीजा रही है। 


भूमिका 


सूची (ञ) 


१७ 


सबिस्तार अध्ययन किये जानेवाले ग्रंथों (प्रकाशित और अगप्रकाशित) की सूची 


क्रम कवि ग्रंथ 

१, केशव वीरसिंहदेव-चरित 
२. केशव रत्नवावनी 

३. जटठमल *« गोराबादल की कथा 
४, मतिराम ललितललाम 
५ भूषण शिवराजभूषण 
६. भूषण शिवाबावनी 

७. भूषण छुत्रसालदशकऋ 
८. भूषण फुटकर पद 

६, मान राजविलास 
१०. गोरेलाल छत्रप्रकाश 

११, श्रीधर जंगनाग 

१२९, सदानंद रासा भगवंतसिह 
“४ १३. सूदन सुत्ानचरित्र 

१४, गुलाब बरहिया को रायसो 


रचनाकाल (६० सन्‌ में) 


१६०८ 


१६२३ श्थवा 
श्द्श्द 
१६६१-६२ 


२६ अ्रप्रेल १६७३ 


२६ जून १६७७ 
की प्रारंभ 


१७१० के लगभग 


जनवरी, १७१३ 
के लगभग 


नवंबर १७३५४ 
के लगभग 
१७५४३ के 
लगभग 
अगस्त १७६७ 
के लगभग 


१५. पदमाकर हिम्मतबहादुर-विरुदावली १७8२ के 


१६, प्माकर जगद्विनोद 


लगभग 


संपादक---प्रकाशक 
नागरींप्रचारणी सभा, काशी 
भगवानदीन, रामनारायण लाल, 
इलाहाबाद | 
अ्योध्याप्रसाद शर्मा; तरुण- 
भारत ग्रंथावली, प्रयाग । 
मतिराम-अंथावली, गंगा 
गंथागार, लखनऊ | 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र 
भूषण-गंथावली 
साहित्य कार्यालय, काशी । 


लाला भगवानदीन 
नागरीप्रचारणी सभा, काशी 
श्यामसुंदर दास 
नागरीप्रचारणी सभा, काशी 
राधाकृष्णदंंस, किशोरीलाल 
गोस्वामी, 
नागरीप्रचारणी सभा, काशी 
नागरीप्रचारणी पत्रिका, 
भाग ५, १६८१ वि० 
राधाकृष्ण दास, 
नागरीप्रचारणी सभा, काशी 
नागरीप्रचारणी पत्रिका 
भाग १०, १६८६ वि० 
लाला भगवानदीन 
भारतजीवन प्रेस 
विश्वनाथप्रसाद मिश्र, 
पद्माकर-पंचाम्रत 
श्री रामरत्न-पुस्तकमवन, 
काशी 


श्ध् 
१७, पद्माकर 
१८८. जोधराज 


हिंदी वीरकाव्य 


प्रतापसिह-विरुदावली तप्रकाशित 
हम्मीर रासो १७ अप्रेल श्यश्८ श्यामसुंदर दास 
नागरीप्रचारणी सभा, काशी 
सूची (ब) 


नीचे उन ग्रंथों की तालिका दी जा रही है, जिनको विस्तृत श्रध्ययन में सम्मिलित नहीं 
किया जा सका है, क्‍योंकि वे प्राप्त नहीं हो सके | यहां पर केवल चुने हुए ग्रंथ दिये जा रहे हैं । 
रचनाकाल ई० सन्‌ में दिखलाया गया है। इन अ्ंथों में से अधिकांश अप्रकाशित हैं। 


क्रम कवि ग्रंथ 
१, केशव जहांगीर-जस- 
पंद्रिका 
२. ऋषभदास जैन कुमारपालरासो 
३ मानसिंह महाराजा मान चरित्र 
४. दयालदास' राणायासा 
५, बनवारी स्फुट छंद 
६. एक चारण जगद्विलास 
७, निधान जसवंतविलास 
८. गंभीर राय एक ग्रंथ 
६. रक्ाकर कुछ कविता 
१०, कुलपति मिश्र रसरहस्य 
११, कुलपति मिश्र. संग्रामसहाय 
१२९, सुखदेव मिश्र फाजिल अली 
प्रकाश 
१३, घनश्याम शुबल स्फुट 
१४, कुम्भकरण रतनमासा 
१५, श्रीपति मद्ट हिम्मतप्रकाश 


रचनाकाल विशेष 

१६१२ अथवा 

१६१८ 

१६१३ 

१६१८ 

१६२० 

१६३३ जसवंतसिंह के भाई अ्रमरसिंह ने सलावत 

को मारा, उसी की प्रशंसा की है | 
१६२८-४४. मेवाड़ के राणा जगत सिह के दरबारी 
कवि ने इसे बनाया । 
१६४१ तृतीय जरेंमासिक खोज रिपोर्ट में इसे १६१७ 
ईं० की रचना माना है। 
१६५४० मऊवाले जगतू सिंह ओर शाहजद्टां का 
युद्ध-वर्णन | 
१६४४ इन्होंने सुल्तान शुजा की प्रशंसा में कविता 
की है। 

१६६७ जयपुरनिवासी रामसिंह के यश का वर्णन | 
१६७६ 

१६७१ नृपन्‍यश आदि वणन | 

१६८०- .रीवां नरेश के यहां उनकी प्रशंसा में कविता । 
१७७८. एक छुंद काशी नरेश की प्रशंसा का 

भी सरोज में लिखा है । 
१६७३ राठौर रतनसिंह और ओरंगजेंब के युद्ध 
का वणणन। 
१६७४ बांदा के नवाब सैयद हिम्मत|खां के 


दुरार में थे | 


१६४५ 
१७, 


रह: 


१६, 


२१. 


२२ 


र३. 
२४. 
२५. 
र्‌ द््‌ हाई 
२७, 
सर्प, 
रह 
३०. 
३१, 


३२. 
३३, 
रे४ 
३५, 
३६ 


डे ३६ 


रेप्ट, 
३६. 


भूमिका 
रणछोड़ राजपइ्टन १६८० 
महाराजा जैसिंह जयदेवविलास १६८१- 
१७०० 
सतीप्रताद जयचंद-वंशावत्ी 
निवाज तिवारी छत्रताल-विरुदावती १६८० के 
लगभग 
. उत्तमच॑दु दिल्लीपरंजिनी १७०३ 
हरिकेश द्विज जगत्द्ग्बिजय १७२५ 
हरिकेश' द्विज ब्रजलीला १७३१ 
हरिफेश द्विज वीर रस की स्फुट रचना 
गंजन कमरुद्दीन खां हुलास (८२८ 
केवल राम बाबीबिलास _ १७२६ 
मूकजी वंदीजन खीची-वंशावली १७१८ 


जगन्नाथ प्राचीन मोहमद राज की कथा १७१६ 


शाहजू पंडित बुंदेल-बंशावली १७३७ 

कंबर कुशल॒ लखपति-यशसिधु १७३६ 

अनंत फंदी स्फुट १७४३ 

श्रीकृष्ण भट्ट साभर-नथुद्ध १७३४ 
कलानिधि 

शंभुनाथ मिश्र अलंकार-दीपक १७४६ 

शंभुनाथ मिश्र रस-कल्लोस १७५० 

शंभुनाथ मिश्र॒ रस-तरंगिनी 

शंभुनाथ मिश्र भगवंतराय यश वर्णन 

तीर्थराज समरसार १७४६ 

महताब नखशिख १७४९ 

विहारी लाल दरदौल-चरित्र श्७पूद 

प्रतापसाहि काव्यविलास १७२६ 


१६ 


मेवाड़ के राजघराने का इतिह्वास। 

ये उदयपुर के राणा थे। इस ग्रंथ में 

अपने वंश का वर्शन किया है। 

जयचंद की वंशावली एवं उनका 
परिचय। 

नवाब आज़म खां के आश्रित । 


राजा दिलीपसिंह के आश्रित । उक्त 
राजा के वंश का वशन। 
जयतपुर के राजा जगतराज की जीवनी 
एवं चंदेल आदि राज-वंशों का वर्णन । 
छुत्रसाल, द्ृदयशाह की प्रशंसा तथा 
कृष्णु-राधा-मिलन । 


जूनागढ़ के नवाबों की प्रशंसा में ग्रंथ । 


बुंदेले राजाओं का विवरण । 


नाना फड़नवीस की प्रशंसा । 
जयपुर के महाराजा सवाई जयपिह 
ओर देहली के सैयद भाइयों के युद्ध 
का वर्णन । 
खीचीन्॒प भगवंत राय का यश-वर्णन। 
यश-वर्णन एवं नायिकामेद-निरूपण | 
यश-वर्णन एवं नानियका भेद-निरूपण 
भगवंत राय का यश-वर्णन । 
डौडिया खेरे के राजा अचलसिंह के 
यहां थे । 
हंदूपति की प्रशंसा की है। राजा 
शब्द के स्थान पर बादशाह शब्द का 
प्रयोग किया है। 


२० हिंदी वीरकाव्य 


४०. प्रतातसाहि जयसिह-प्रकाश १७४५ राजपूताना के किन्हीं राजा जयसिह 
की प्रशंसा में रचना | 
४१, लाल मा मैथिल कनरपीघाट की १७८० नरेन्द्र सिंह दभंगा नरेश के यहाँ ये | 


लड़ाई 
४२, लाल कवि कवित्त १७७५ महाराजा महीपनारायण सिंह जी तथा अन्य 
की किसी राजा का रण-वरण न | 
४३. मान कवि नरेन्द्र-भूषण.. १७८८. राजा रणजोरसिंह के यश का वर्णन | 
४४. दत्तू अ्रथवा देव- जजराज-पंचाशा १७६१ राजा ब्रजराज देव की चढ़ाई का वैणुन | 


द्त्त 
४५, शिवराम भट्ट प्रताप-पचीसी १७६० राजा विक्रमादित्य ओड़छा के दरबार में थे | 


४६. शिवराम भट्ट विक्रम-विलास 
४७. शिवनाथ रासा भैया बह्य- १७६६ बलरामपुर -के "राजकुमार बहादुरसिह द्वारा 
दुर सिह का शरणार्थी की रक्षार्थ किसी शत्रु से लड़े 
ह , गये युद्ध का वर्णन | 
४८, शिवनाथ (असनी रायतसा महाराजा जसवन्त सिह धारा नगरीवाले और 
वाले) महाराजा श्रजीतहिद रीवां वाले के युद्ध 
का वर्णन | 
४६. शिवनाथ (असनी. वंशावली १८२५ 
वाले) 
प०, मान (खुमान) समरसार १७६९५  ऊ़िसी अंग्रेज उच्च पदाधिकारी को राज- 
कुमार धर्मपाल सिंह द्वारा वश में करने की 
किसी घटना का वर्णन | 
४१, दुर्गाप्रसाद अजीत सिंह फते १७६६ ई० में रीवां के सरदारों और पेशवा' 
ग्रंथ अथवा नायक की सेना के बीच लड़े गये युद्ध का वर्णन । 
रासा 
१२, गोपाल भगवंतराय की भगवंतराय और सआदतखां के युद्ध का 
विरुदावली वर्णन । 


इस स्थल पर यह उल्लेख कर देना भी अ्रप्रासंगिक न होगा कि अध्ययन किये जानेवात्े 
ग्रंथों में से 'ललितलालाम? तथा 'जगद्विनोद” के केवल कुछ ही छुंद इस अ्रध्ययन के अंतगत आते 
हैं। इन पदों में विशेष ऐतिहासिक विवरण का उल्लेख नहीं मिलता है। यही दशा “प्रतापतसिंह 
विरदावली” की है। इसीलिए ऐतिहासिक अध्ययन के अंतर्गत इन ग्रंथों पर अलग से विचार करने की 
आवश्यकता नहीं समझी गईं है | इन रचनाओं का साहित्यिक मूल्य अधिक है, ऐतिहासिक कम | 


प्रथम खंड ; साहित्यिक अध्ययन 


अध्याय १ ; गअंध-परिचय 


इस अध्याय में सर्विस्तार अध्ययन किये जानेवाले कवियों का कालक्रम से संक्षित जीवन- 

वृत्त और ग्ंथ-परिचय दिया जा रहा है :-- 
० केशवदास 

सनाब्य जाति में उत्पन्न मिश्र उपनामधारी पंडित राजकृष्णदत्त के पुत्र पंडित काशीनाथ के 
घर केशवदास अवतीर्ण हुए थे ।* केशवदास के ज्येष्ठ श्राता बलभद्र और कनिष्ठ भाई कल्याण 
दास थे । 

केशवदास का जन्म १६१२ वि० (१५४४ ६०) में टेहरी में और मृत्यु १३७४ वि० (१६- 
१७ ई०) में हुईं । लाला भगवानदीन के मतानुसार इनका जन्म चैत्र १३६१८ वि० (१४६१ ३०) में 
और देहात १६८० वि० (१६२३ ई०) में हुआ था | यह ओड्छाधीश के राजकवि, मंत्र-गुरु एवं 
मंत्री थे । महाराजा रामसिह के लघु श्राना इंद्रजीत ने इनको सम्मानित बरके २१ ग्राम प्रदान किये 
थे | इन्होंने अपनी नीति-चातुर्य से इंद्रजीत सिंह पर अकबर द्वारा किया हुआ एक करोड़ रुपये का दंड 
क्षमा करा दिया था | महाराज बीरबल ने इनके एक छुंद पर मुग्ध होकर इन्हे ६ लाख रुपये दिये थे । 

केशव-रचित निम्नलिखित ग्रंथ बतलाये जाते हैं 

१--रत्नबावनी--इंद्र जीत सिंह के ज्येष्ठ श्राता रत्नसिंह की वीरता का वर्णन इस प्रंथ में 
किया गया है। 

२--रसिकप्रिया - रचनाकाल १६४८ वि० (१४६१ ई०)-रपों फे वर्णन के लिए. इस अंथ 
की रचना हुई है। 

३--कविप्रिया--रचनाकाल १६४८ वि० (१६०१ ६०)--इत ग्रंथ में कवि-वंश तथा इंद्व- 
जीत सिह के बणन के पश्चात्‌ काव्य के अंगों का विधिपूवंक विवेचन किया गया है । 

४--रामचंद्रिका --रचनाकाल १६५८ वि० (१६०१ ई०)--इसमें श्री रामचंद्र जी को कथा 
वरणित है । 

५--वीरसिह देव चरित -रचनाकाल १६६४ वि० (१६०७ ६ई०)--इस ग्रंथ में भह्दाराज 
वीरतिंह देव बंंदेला के युद्धों एवं स्वातंत्र-संग्राम का वर्णन है। इस ग्रंथ में १६०८ ई० तक की घट- 
नाओों का वर्णन है, अत: इसकी रचना इसी काल के आस-यास की गई होगी । इसलिए विविध 
विद्वानों द्वारा स्वीकार की गई तिथि १६६४ वि० अशुद्ध है। 

६--विज्ञानगीता--एचनाकाल १६६७ वि० (१६१० ई०)--इस ग्रंथ में कवि-बंश-परिचय 
तथा दाशनिक विचारों का विवेचन किया गया है । 


१ रामचंद्रिका, पहिला अंकाश, छं ० ४-४; कविश्रिया, प्रभाव द्वितीय, छुं» १-२१; 
पू० इरु०१० 


श्र हिंदी वीरकाव्य 


७--जहांगीरजसचंद्रिका--इसका रचनाकाल १६६६ वि० (१६१२ ई०) माना गया है। 
इस ग्रंथ में जहांगीर का यश वशित है | 
केशव का लिखा हुआ “नखशिख” नामक एक और ग्रन्थ बतलाया जाता है। इनके नाम 
से 'बालिचरित्र” और 'हनुमानजन्मलीला? दो अन्य ग्रन्थ भी मिलते हैं, पर रचना-शैली की 
शिथिल्ञता और निक्षष्टता के कारण उनके केशवरचित होने में संदेह है।* 
प्रस्तावित अध्ययन की दृष्टि से 'रत्बावनी,? “कविप्रिया? का इंद्रजीत सिह संबंधी अध्याय, 
धवीरसिहदेवचरित” और “जहागीरजसचंद्रिका? का विशेष महत्व है | 
जदमल्न 
जटमल ने अपने विषय में लिखा है कि मोरछुड़ो के शासक पठान सरदार, नासिर-नंद 
अली खां न्‍्याजी खां के समय में धर्मसी के पुत्र नाहर खा जगमल ने सिबुला ग्राम के बीच अपने 
ग्रंथ की रचना की? | संभवत+ नाहर खां जग्मल की उपाधि थी अथवा वह मुसलमान हो गया 
था* । श्री ओक्काजी ने कवि जठमल रचित 'गोराबादल की बात' शीर्षक लेख में लिखा है कि ओस- 
वाल महाजनो की जाति में नाहर एक गोत्र है, अतएव संभव है कि जटमल जाति का ओसवाल 
महाजन हो * | 
काशी नागरी प्रचारणी सभा की सन्‌ १६४० की हस्त-लिखित अंथों की श्रप्रकाशित खोज 
रिपोर्ट में 'गोराबादल” की कथा की एक नई प्रति का उल्लेख किया गया है। यह हृस्तलिखित ग्रंथ 
पंडित मदनलाल जी मिश्र, ज्योतिषी लक्षमणनी के मदिर के पीछे, भस्तपुर के पास सुरक्षित है। 
इस ग्रंथ में जय्मल का यह वृत्त दिया है :-- 
आशणदु उछुबव होत घर-घर देवता नहीं सोक। 
राजा तिह अलीषान नुं पानना सुर नंद ॥ 
सकल सरदार पाठाण माहें अज्ञ नषन्न माँ चंद। 
धरमसीहुँ नंद नाहर जाद जटसल नाम | 
कही कथा वणणय के विच साँवेला गाम ॥ 
कहाँ यकां आखंद उपजत सुणत सब सुष होह। 
जटमल हों गुणी अणां विघन न लागे कोइ ॥२७॥* 
इस उद्धरण के अनुसार नासिर खां के पुत्र अ्रली खां के समय में धर्मसिह के आत्मज 


) सिश्रबंधुविनोद, प्रथभ भाग, ए० ३४६-७; हिंदी साहित्य का इतिहास, घूृ० २०७-८; 
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ५० ३६२-७; शिवसिदसरोज, कवियों का जीवनचरिन्न, 
घृ० २०-१; केशबर्पंचरत्न, आदि का, ए० २-३, ७-८; सेलेक्शंस फॉम हिंदी लिदरेचर, भाग १, 
घृ० ९०-१; वर्नाक्यूलर लिटरेचर अबू हिंदुस्तान प्ृ० €८। 

२ शोराबादल की कथा छुं० ११० 

3 बही, कवि परिचय, ए० रे 

४ नारशरीप्रचारिणी पत्निका, भाग १३, पृष्ठ ४०२ 

५ जञागरोप्रचारिणी सभा काशी कौ अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट; 

१६४० हूैं०; एम्‌ एस०-७१ म्ंथ नं० १६६, १६४० हैं० 


ते 


ग्रंथ-परिचय श्३ 


नाहर जटम्ल जाथ ने सांवेला ग्राम में इस कथा की रचना की | इस विवरण से नाहर जटठमश की 
उपाधि प्रर्तत होती है ओर उनकी जाति जाट ठद्दरती है। 

.  संबला (सुबुला, सांबेला) गांव कहां है इसका पता अभी तक नहीं चला, पर इतना तो 
निश्चित है कि वह (जटमल) मेवाड़-निवासी नहीं था। यदि ऐसा होता तो चितौड़ के राजा 
र्नसेन को जो गृहिलवंशी था, कदापि वह चौहानवंशी न लिखता" | कहने की आवश्यकता नहीं 
कि श्री ओमाजी का उक्त मत फेवल अ्रनुमान पर अवलंबित है। जठमल की इस ऐतिहासिक भूल का 
कोई और भी कारण हो सकता है, जिसके संबंध में ऐतिहासिक-विवरण में विचार किया गया है | 

जटमतकव 'गोराबादल की कथा? की प्राप्त हरतलिखित प्रतियों में उसके विभिन्न नाम 
मिलते हैं, यथा “गोरेबादल की कथा”, 'गोराबादल री कथा?, गोराबादल की बात” | 

जटमल ने इस ग्रंथ की रचना वि० सं० १६८५ फाल्गुन पूर्णिमा (१६२८ ६०) अथवा 
१६८० वि० (१६२३ ई०) में की थी | हे 

जटमल! ने अपने उक्त ग्रंथ में अलाउद्दीन के चित्तौड़ दुग के आक्रमण के अवसर पर गोरा- 
बादल के द्वारा वीरता प्रदर्शित करने का वर्णन किया है। 

मतिराम 

मतिराम, चिंतामणि तथा भूषण के भाई परंपरा से प्रसिद्ध हैं। यह तिकवाँपुर (ज्ञिला कान- 
पुर) में संवत्‌ १६७४ वि० (१६१७ ई०) के लगभग उत्पन्न हुए थे। इनका स्वर्गंवास अनुमान से 
सं० १७७३ वि० (१७१६ ई०) में होना समझ पड़ता है। ग्रियसन के विचार में इनका समय १६- 
४० ई० से १६८२ तक रहा था। शिवसिंदसरोजकार ने मतिराम का सं० १७३८ वि० (१६८१ 
ईं०) विद्यमानत्व-छाल माना है। 

मतिराम राजा उदोतर्सिह कुमाऊंनरेश और भाऊसिंह हांड़ा बूंदीनरेश तथा शंमुनाथ 
सुलंकी इत्यादि के यहां बहुत दिनों तक रहे थे । 

मतिराम ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना की थी :--- 

१. फूलमंजरी--इसमें ६० दोहे हैं। एक दोहे को छोड़कर शेष ५६ दोहों में फूलों का 
वर्णन है। जहांगीर की आज्ञा से आगरा नगर में इस अंथ की मतिराम ने रचना की थी । 

२. रसराज -इस ग्रंथ में >ंगार-रसांतर्गत नायिका-मेद का वर्णन है। यह किसी राजा के 
आश्रय में नहीं बनाया गया है। 

३. छुंदसारपिंगल--कहा जाता है कि भीनगर के फतेहस्ाहि बुंदेला के लिए इस गअंथ की 
रचना हुई थी। 

४, ललितललाम--यह अलंकार-शास्त्र-संबंधी ग्रंथ है | बूंदी के महाराजा भावसिंह जी के 
लिए ग्रंथ की रचना हुई है । इसकी रचना अनुमानतः संवत्‌ १७१८ और १७१६ (१६६१ ओर 
१६६२ ई०) के बीच हुई थी | 

१ नागरीप्रचारिणी-पत्रिका, भाग १३, छू० ४०२ 

२ हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ए० ८८२-३ 

३ गोरा बादल की कथा, छुं० १६४ (पादु-टिप्पणी अंतर्गत पार्ंतर सहित), ए० छे४; 
हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण, पहिला भाग, ए० ४४ 





२४ * हिंदी वीरकाव्य 


पू, मतिराम-सतसई--यह पुस्तक किन्हीं भोगरज नाम के शुणी राजा के लिए. मतिराम 
ने बनाई है । 

६. साहित्यसार--यह १० प्रष्ठों का एक छोटा-सा अंथ है। इसमें नायिकामेद का वर्णात्न है। 

७, लक्षणशंगार--यह १४ पृष्ठों का, एक छोटा-सा ग्रंथ है। इसमें भावों और विभावों 


का वर्णन है। * 
८. अलंकार-प्रवेशिका--यह ग्रंथ संवत्‌ १७४ वि० (१६६० ई०) में कुमायूं के राजा 


उदोत सिंह के पुत्र ज्ञानचंद के लिए मतिराम जी ने बनाया था। 
पंडित भगीरथप्रसाद दीक्षित ने वृत्तकौमुदी” का पता लगाया है। इसके रचयिता का नाम 
भी मतिराम है। ओर इसका निर्माण-काल संवत्‌ १७५८ वि० (१७०१ ६०) है। दीक्षित जी 'रस- 
शज? और (वृत्तकोमुदी? के रचयिता को एक ही व्यक्ति मानते हैं ओर उनका कहना है कि रिसराजः 
के रचयिता का जो 'छुंदसार-पिंगल” प्रसिद्ध है, वही यह वृत्तकोमुर्दा! ग्रंथ है। पर मिश्रबंधुओं के 
मत में ललितललाम” आदि ग्रंथों के रचयिता कश्यपगोत्री त्रिपाठी मतिराम वृत्तकोमुदी! के रच- 
यिंता वत्सगोत्री मतिणम से भिन्न हैं। वृत्तकौमुदी” के रचयिता मतिराम 'रतराज'” के कवि मतिराम 
से एकदम भिन्न हैं" 
यहां पर यह बतला देना भी ठीक प्रतीत होता है कि मतिराम के उक्त ग्रंथों में से केवल 
धललितललाम!? के उन्हीं छुंदों को अलोच्य साहित्य में सम्मिल्लित किया गया है जो कवि ने अपने 
आश्रयदाता तथा उसके परिवार के संबंध में लिखे हैं। शेप ग्रंथों से प्रस्तावित अध्ययन का विशेष 
संबंध नहीं है। 
। भूषण 
भूषण ने 'शिवराजभूषणः में अपने वंश का परिचय देते हुए लिखा है कि ये कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण थे। इनकां गोत्र कश्यप था। इनके पिता रत्नाकर त्रिपाठी थे | यह नत्रिविक्रमपुर (तिकवाँ- 
पुर) में यमुना के किनारे रहते थे, जहां बीरबल के समान राजा उमन्न हुए थे और जहां विश्वेश्वर 
के तुल्य देव-विद्दरीश्वर महादेव हैं। चित्रकूट-पति हृदयराम के पुत्र रु सोलंकी ने इन्हें भूषण 
उपाधि से भूषित किया था* | 
तिकवाँपुर कानपुर जिले की घाट्मपुर तहसील में यमुना के बांये किनारे पर है। इसके पास 
अकबरपुरबीरबल नाम का एक छोटा-सा गांव है, जहां ब॑रबल के उत्पन्न होने की बात कही जाती 
है | गांव से कुछ दूर सड़क के किनारे, देव-विहारीश्वर का मंदिर भी है । 
कहा जाता है कि ये चार भाई थे, चिंतामणि, भूषण, मतिराम और नीलकंठ (उपनाम 
जटाशंकर) । भूषण के भ्रातृत्व के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है । कुछ विद्वानों ने इनके वास्त- 
विक नाम पतिराम श्रथवा मनिराम की कल्पना भी की है, पर यह कोरा अनुमान ही प्रतीत होता है। 


) शिवशिहसरोज, कवियों का जीवन-चरिन्न, पू० १०१; माडने वर्नौक्यूलर लिट्रेचर 
अव्‌ हिंदुस्तान, संख्या १४६, ए० १६१; हिंदी साहित्य का इतिहास, ए० २९४२-४७; मिश्नंशु- 
विनोद, हिंतीय भाग, ए० ४४३-९०; मतिरास-अंधावली, भूमिका, ए० २२१८-३८; भूषण 
विमर्श ० ३०१६ | 

२ विश्वनाथप्रसाद मिश्र । भूषण-अंथाचली; शिवराजभूषण, छं० २५-८ 


ग्रंथ-परिचय श्प्‌ 


भूषण के प्रमुख आश्रयदाता महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला।वे | भूषण के फुटकर 
कई ऐसे छद मिलते हैं जिनमें विभिन्न नरेशों की प्रशंसा की गईं है | इसके आधार पर भूषण के 
बहुत से आश्रयदाता नहीं माने जा सकते, क्योंकि उन छुंदों में से सभी भूषण के रचे हैं, इस बात 
का कोई भी पुष्ठ प्रमाण नहीं है। मिश्रबंधुओ्रों ने इनका जन्म अनुमान से वि० सं० १६७० 
(१६१३ ई०) में ओर मृत्यु वि० सं० १७७२ में (१७१४ ई०) मानी है | शिवसिंह सेंगर ने भूषण 
का जन्मक/ल १७३८ वि० लिखा है | ग्रियलन ने इनका समय १६६० ई० माना है। कुछ विद्वानों 
के मतानुसार शिवाजी के द्रबार में भूषण नहीं रहे ये, वरन्‌ वे शिवाजी के पौत्र साहू के दरबारी 
कवि थे | कहने कु आवश्यकता नहीं कि उन विद्वानों का यह मत भ्रमपूर्ण है। वास्तव में भूषण 
शिवत्राजी के ही समकालीन थे | 

'शिवसिंहसरोज” में भूषण के बनाये हुए चार ग्रंथों--'शिवराजभूषण”, “भूषणहजारा, 
'भूषणउल्लास” और दूषणउल्लास” का उल्लेख मिलता है। इनमें से अंतिम तीन प्रंय श्रभी 
तक देखने में नहीं आए हैं। अभी तक भूतण के बनाए हुए 'शिवराजभूषण”, 'शिवाबावनी?, 
“छुत्रसालद्शक' तथा कुछ स्फुट छुंद ही मिलते हैं! । 

भूषण ने शिवराजभूषण की रचना के समय का उल्लेख इस थ्रकार किया है : -- 

संवत्‌ १७३०, सुचि* (ज्येष्ठ) बदी १३, भानुवार (रविवार) 


वेशाख अमाचंद का |] 82६28 

मध्य व्याप्ति-काल 0७७३8 

र८् तिथियों का समस्त व्याप्ति २७--१ २७९५६ 
काल श्€्‌ ३४९०० 


++ २६ अग्रेल, १६७३ ई०, रविवार 


१विश्वनाथप्रसाद्‌ मिश्र ; भूषण-अंथावली, भूमिका, ए० १०६-१९; राजनारायण शर्मा ; 
भूषण-ग्रंथावली, भूमिका ए०, १-१८; बजरत्नदास : भूषण-ग्ंथावली, भूमिका, ४० ४-६ ६; मिश्रबंघु : 
भूषण-अथावली, भूमिका, ए० ७-३६, मिश्रबंधुविनोद, द्वितीय भाग, १० ४६६-८; रामचंद्र शह्क : 
हिंदी साहित्य का इतिहास, नवीन संस्करण, ए० २९१४-६९; शिवसिह्सरोज--कवियों का जोबन 
चरित्र, ए० $१-३; माडन वर्नाक्यूलर लिटरेचर अबू हिंदुस्तान, संख्या १४९, ४० ६१; डद्यनारायण 
तिवारी : वीरकाब्य, २९४८-६७; सीताराम ः सेलेक्शंस क्राम हिंदी लिदरेचर, भाग १, ४० ८१-४; 
भगीरथग्रसाद दीक्षित : भूषण-विसेश छ० १-३४ 
२ सुचि (श॒चि) शब्द के अर्थ के लिए देखिए :-- 
विलियम + ए संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, छ० १०८१ 
आप्टे.. : अग्रेक्टिकल संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी, छ० ६२२ 
हिंदी-शब्द्सागर, छुठा खंड, ए० ३३४३५ 
उक्त अंथों में सुचि (शुचि) शब्द का अर्थ ज्येष्ठ और आषाढ़ दोनों मास दिया है। गणना 
ठीक डतरने के कारण यहाँ पर इस शब्द का अर्थ ज्येष्ठ ही लिया गया हे । 
3 विश्वनाथप्रसाद मिश्र : भूषण ग्रंथावली, शिवराजमूषण, छू० इ८२ 
४ 


२६ हिंदी वीरकाब्य 


अतएव भूषण ने 'शिवराजभूषण! की रचना रविवार, २६ अग्रेल, १६७३ ई० को की थी | 

पाठांतर के आधार पर मिश्रबंधुओओ ने इस ग्रंथ की रचना-तिथि संवत्‌ १७३० वि० कात्तिक 
बुधवार सुदी १३ और लाहौरवाली “भूषण-ग्रंथावली” में संवत्‌ १७३० वि० श्रावण मास, बुधवार 
सुदी १३ मानी गई है?। 

इन विद्वानों के उक्त मत पाठ-मेद तथा अनुमान के आधार पर ही अ्रवलंबित हैं। गणना 
के द्वारा खरी उतरने के कारण 'शिवराजभूषण” की रचना-तिथि २६ अप्रेल, १६७३ ई० ही ठीक 
जेचती है। 'शिवराजभूषण' में वर्णित घटनाओं की ऐतिहासिक जाँच से भी यही तिथि ठीक उतरती है, 
क्योंकि उसमें कोई भी ऐसी घटना वर्णित नहीं हुईं है जो इस तिथि के पश्चात्‌ ,घटित हुई हो*। 
इससे भूषण और शिवाजी की समसामयिकता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है और इनका वीर शिवाजी 
के दरबार में रहना सिद्ध हो जाता है । 

भूषण ने 'शिवराजभूषण! में अ्रलंकारों की परिभाषा और उदाहरणों का वर्णन किया है। 
(शवाबावनी” में ५२ छुंदों में शिवाजी की कीति और 'छुत्रसालदशक? में महाराज छत्नसाल बंदेला 
का यश दस छुंदों में वर्णित है। इनकी फुटकर रचनाश्रों में विविध व्यक्तियों के संबंध में कह्टे गये 
पद्य संगद्दीत हैं। 


समान कवि 


मान कवि के वंश, माता-पिता आदि के विषय में अश्रभी तक कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका 
है। इनकी जाति के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इन्हे भाट और कुछ जैन यति 
बतलाते हैं। यह मेवाड़ के महाराणा राजसिह (जन्म २४ सितम्बर, १६२६ ई०, राज्याभिषेक १० 
श्रक्तूबर, १६५२ ई०, मृत्यु २२ अक्तूबर १६८० ६०) के राजकवि थे | इन्होंने 'राजविल्ञास” की 
रचना २६ जून १६७७ ई० को आरंभ की थी ओर ग्रंथ-समाप्ति १६८० ई० में की) | अ्तएव 
इनके संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि यह कवि १६७७ ई०-१६८० ६० में 
वतमान थे । 

शिवसिंह संगर ने इनका समय सवत्‌ १७३१६ वि० (१६६६ ई०) और उनके ग्रंथ का नाम 
'राजदेवविलास' माना हैऐं | ग्रियसन" के मतानुसार इनका रचना-काल १६६० ई० तथा मिश्र- 
बंधुओं के. मतानुसा' १७१७ वि० (१६६३ ६०) था| कहने की आवश्यकता नहीं कि इन सभी 
विद्वानों द्वारा दी हुईं तिथियाँ अशुद्ध हैं। 


) मिश्रबंधु : भूषण-अंथावली, भूमिका, ४० ९७; वही, छुं० ३८०; राजनारायण शर्मा : 
भूषण-ग्रंथावली, छु० ३८२, ४० २७२; वही, पाद-टिप्पणी ० २७२-ह 

२ विस्तृत ऐतिहासिक विवरण के लिये देखिये (इस पुस्तक का खंड २; अध्याय ३) भूषण- 
ग्रथावली की ऐतिहासिकता 

३ राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, प० १०७; डिगल में वीर रस, भूमिका, श० ४२ 

४ शिवसिहसरोज, कवियों का जीवन चरित्न, कवि संख्या ८६, ए० १०४ 

+ चर्नाक्यूलर लिट्रेचर अबू हिंदुस्तान, संख्या १८६९, ए० ७३ 

६ सिश्रबंधुविनोद, भाग २; छ० ४६२-३ 


ग्रंथ-परिचंय २७ 


राजविलास” की निम्नलिखित पंक्तियों के आधार पर डा० उदयनारशयण तिवारी“ ने 
मान के मुख्य नाम मंडान होने की कल्पना की है :--- 
तिन चद्यौस मात त्रिपुरा सुतवि कीनों ग्रंथ मंडान कवि । 
श्री राजसिह महाराण को रचि यहि जस जौ चंद रवि *॥ 
मान ने राजविलास! में अ्रन्यत्र॒ मंडान शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अन्य साक्ष्य के 
श्रभाव में मान के नाम संबंधी इस अनुमान को ठीक नहीं माना जा सकता । 
राजविलास” को रचना-तिथि ३--- 
सं० १७३२४ आपषाद़ शुक्ला सप्तमी बुचवारर 
आपषाढ़ अमाचंद्र का 





मध्यस्थ काल ४ जून २०"४३े 
७ तिथियों का समस्त _७ ६ *प८& 
व्याप्ति काल ११ २६९६२ 


, बुधवार, २६ जून, १६७७ ई० 
अतएव मान कवि ने 'राजविलास” की रचना बुधवार, २६ जून, १६७७ ई७ को प्रारंभ 
की होगी । 
मान ने अपने इस ग्रंथ में मेवाड़ाधिपति महाराणा राजतिंह के पूवजों से लेकर उनके जीवन 
के अन्त तक की घटनाओं का वर्णन किया है । 


लाल कवि (गोरेलाल) 
लाल कवि ने छत्रप्रकाश” में अपने जोवनबृत्त के तबंव में कुछ नहीं लिखा है। उनके 


वंशज उत्तमलाल गोस्वामी तैलंग बीकानेरनिवासी से प्राप्त सूचना के आधार पर मिश्रबंधुश्रों ने 
लाल कवि का यह जीवन परिचय दिया है ३--- 


इनके (लाल कवि के) पूवज श्रांत्र देश में राजमहेँद्री जिले के दसिदत्तेत्र धर्मपुरी में रहते 
थे | इनके पूवज भट्ट काशीनाथ की पूर्णा नामक कन्या श्री जगद्गुद बलल्‍्लभाचार्यजी को ब्याही 
थी। भट्ट काशीनाथ के पुत्र जगन्ननाथ के & पुत्र हुए। दिल्‍ली सम्र।ट्‌ बहलोल लोदी ने इनको ६ 
ग्राम दिये थे। अतः ये लोग भी इन्हीं ग्रामों--गिद्ठा, लंबुक, जोगिया, तिधरा, गिरधन तथा भरस-- 
के नाम से प्रतिद्ध हुए। इनमें से श्री गिद्ठा के पुत्र नागनाथ हुए जिनकी दसवीं पीढ़ी में कवि लाल 
उपनाम गोरेलाल तथा दीनदयाल हुए। प्रसिद्ध दाक्षिणात्य विद्वान्‌ पं* गंगाधर शास्त्री तैलंग के 
पुत्र कृष्ण शासत्री ने बललभ दिग्विजय नामक ग्रंथ में श्रपना परिचय इस प्रकार दिया है ३--- 
बृहलुकमोद्गल्यगोत्रे श्रथिततर यशा नागनाथान्वयेभूत्‌ | 
बंंदेलाधीशपूज्य: कविकुलतिलको गौरिलालाख्या भदूठः ॥ 


१ बवीरकाव्य, ए० २१४ 
२ राजविलास, छुं० रे८, ए० ८ 
ह-. वही 


श्ष हिंदी वीरकाव्य 


शासत्री गंगाधर स्तत्कुल जनिरभवत्‌ तत्कुले शाख्त्रि कृष्ण | 
तेनेद लिख्यते श्री गुरुवरचरितम्‌ , खग्धराणां मतेन ॥ 
सारांश यह है कि मुद्गलगोत्रीय नागनाथ के वंश में कविकुलतिलक गोरेलाल हुए जिन्हें 
बुंदेलाधीश्वर बड़ी पूज्य दृष्टि से देखते थे | इससे उपयुक्त कथन की पुष्टि हो जाती है | 
संवत्‌ १५३५४ कि० (१४७८ ई०) में बुंदेलखड की रानी दुर्गावती ने नागनाथ को हटाकर 
दमोह के पास संकोलि ,नामक ग्राम दिया था। तभी से ये तथा इनके वंशज बंदेलखंड में आये । 
इन्हीं नागनाथ के वंश में संवत्‌ १७१४ वि० (१६५४८ ६०) में लाल कवि का जन्म हुआ था। महा- 
राजा छुत्नसाल ने लाल कवि को बढ़ई, पठारा, अमानगंज, सगेरा तथा दुग्धा नामक पाँच गाँव दिये 
थे | लाल कवि दुग्धा में रहने लगे ओर अब भी उनके वंशज वहाँ रहते हैं ।* 


लाल कवि की मृत्यु-तिथि के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है। छत्रसाल के जीवन की “छनत्न- 
प्रकाश” में वर्णित अंतिम घटना का समय सबत्‌ १७६४ वि० (१७०७ ई०) मानकर मिश्रबंधुओं २, 
रामचंद्र शुक्ल आदि विद्वानों ने उक्त तिथि को ही लाल कवि की समावित मरण-तिथि होने 
की कल्पना की है, पर यह अशुद्ध है। 'छुत्रप्रकाश” की प्राप्त प्रति में वर्शित श्रेतिम घटना लोहागढ़ 
घिजय है | छुत्नसाल ने इस दुग को १७६७ वि० (१६ दिसंबर, १७१० ई०) को जीता था१। अ्रत- 
एवं यदि “छन्रप्रकाश” की वर्तमान प्रति को पूर्ण माना जावे तो ग्रोरेलाल की मृत्यु १६ दिसंबर 
१६१० ई० के पश्चात्‌ निकट भविष्य में हुई होगी । 

ग्रियसन ने लाल कवि का परिचय देते हुए लिखा है :--- 

वह राजा छत्रसाल बुदेला के दरबार में थे। १६२८ ई० में दारा तथा श्रौरंगज़ेब के मध्य 
होनेवाले घोलपुर के युद्ध में छत्नसाल की मृत्यु के अवसर पर वह उपस्थित थे। उसने नायिका-मेद 
पर “विष्णुविल्ास” ग्रंथ लिखा, पर वह “छन्रप्रकाश” के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं" | 


इतिहास से विदित होता है कि शाहतरहां के पुत्रों में होनेवाले उत्तराधिकार युद्ध में धोलपुर 
में दारा की ओर से युद्ध करते हुए बूँदीश्वर गोपीनाथ के पुत्र छु्नसाल हाड़ा वीरगति को प्राप्त हुए 
थे | ग्रियसन ने छत्रसाल बंदेला का परिचय देते हुए उसकी म॒त्यु-तिथि १६५४८ ई० स्वीकार की 
हे? | यह उनकी भूल है। वास्तव में छुत्नताल बुंदेला की मत्यु १७३१ ६० में हुई थी। छत्रसाल 
हाड़ा फे पिता का नाम गोपीनाथट: था। और छुत्रसाल बंदेला के पिता का नाम चंपतिराय था" | 


) सिश्रबंधुविनोद, द्वितीय भाग, ए० €४२-४; वीरकाव्य, ४० २६२-४ 

* सिश्रबंधुविनोद, द्वितीय भ'ग, पू० ९४४ 

3 हिंदी साहित्य का इतिहास, नवीन संस्करण, ए० ३४३ 

४ देखिये ऐतिहासिक विवरण, खंड २, अध्याय £ 

+ बर्नोक्यूलर लिद्रेचर अबू हिंदुस्तान, कवि संख्या २०२, छू० ७७ 

* सआसिरुलू उमरा, भाग एक, ए० ४०१; टाड : राजस्थान, दूसरा भाग; ए० १३१८-४८ 
> वर्नाक्यूलर लिट्रेचर अब्‌ हिंदुस्तान, ऋषि संख्या, १६७, घूु० ७६ 

*£ टाड ; राजस्थान, भाग २ ४० ११४८ 

* मआसिरुलू उमरा, भाग १, ए० १३६ 


अंथन्परिचय . २५६ 


इस विवेचन से सिद्ध हो जाता है कि ग्रियर्सन महोदय ने भ्रमवश छुत्नसाल हाड़ा और छत्रसाल 
बुंदेला को एक व्यक्ति समझकर ऐसी अनगज्ञ बात कह डाली है। 

, . शिवसिह ने लाल कवि उपनाम गोरेलाल का वृत्तांत नहीं दिया है। उन्होंने लाल कवि 
प्राचीन का उल्लेख करते हुए लिखा है कि यह कवि राजा छत्नसाल हाड़ा कोटा बूंदीवाले के यहां 
था| जिस समय दाराशिकोह 'शुकोह) और ओऔरंगजेत्र फतूहा में लड़े और राजा छुत्रसाल मारे गये 
उस समय यह कवि भी उस युद्ध में वत्तेमान थे | इनका बनाया हुआ “विंष्णुविलास! नामक अंथ 
नायिका-मेद में अति विचित्र है? | 

इस कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि बूँदी के लाल कवि, जिन्होंने 'विष्णुविलास' लिखा, 
छत्रताल हाड़ा की मृत्यु के अवसर पर उक्त युद्ध में वत्तमान ये, न कि “छत्रप्रकाश” के रचयिता 
लाल कवि | साथ ही यदि मिश्रबन्धुश्रों द्वारा दो हुईं लाल कवि की जन्म-तिथि १७१४ वि० 
(१६५८ ६०) को ठीक माना जावे तो छत्नसाल हाड़ा के निधन के वर्ष में लाल कवि उपनाम गोरे- 
लाल का जन्म हुआ था, अ्रतः उनका उक्त युद्ध में वत्तेमान होना असम्भव है। इससे भी ग्रियसन 
के कथन की अवास्तविकता सिद्ध हो जाती है। 


ग्रियसन ने अपने प्रंथ की रचना करने में राग-पागरोदूभव “रागकल्पदुम” की भी सहायता 
ली है*। उक्त अंथ में हिंदी कवियों की नामावली में लाल कवि का नाम नहीं दिया है पर 
ग्रंथ-स्थुवी में 'छत्रप्रकाश” का उल्लेख किया गया हैठे | उसी ग्रंथ में दी हुई वर्णानुक्रमिक नाम 
सूची पर दृष्यितात करने से ज्ञात होता है कि लाल को व्यक्तितचक मानकर उन प्ृृष्ठों का 
संकेत किया गया है जहाँ पर वह शब्द प्रयुक्त हुआ्रा है। उक्त ग्रंथ में दिये हुए, पदों में से प्रमुख 
रूप में परमानंददास", कुम्मनदास*, कृष्णादास* और कृष्णानन्द* के पदों में लाल शब्द का 
प्रयोग किया गया है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त सभी पदों में लाल शब्द कृष्ण, 
बालक, नायक आदि शअ्रर्थों में प्रयुक्त हुआ्र। है, न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए। कुछ भी दो 
यह शब्द लाल कवि का पर्यायवाची किसी भी दशा में नहीं हो सकता । 

ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रियसन ने उक्त ग्रंथ में प्रयुक्त इस लाल शब्द एवं उसमें 
उल्लिखित “छन्रप्रकाश” के कारण अथवा “सिवसिंहंसरोज” में वर्णित बूँदी के लाल कवि को भ्रमवश 
मऊवासी और “छन्नप्रकाश” के रचयिता लाल कवि मानकर उक्त भूल कर दी है। उनके इसी भ्रामक 


) शिवसिहसरोज, कवियों का जीवन-च रिन्न, ए० ११४ 

२ ब्नोक्यूलर:लिट्रेचर अब्‌ हिंदुस्तान, कवि संख्या ६३८, ए० १३६-४१ 

3 रागकल्पत्रुम, दूसरा खंड,|ग्रंथकार और अथ का संक्तिप्त परिचय, ए० ४-५; तथा राग 
सागर की सूचना, ए० २-३ 

४ बही, दूसरा खंड, वर्णानुक्रमिक नाम सूची, ए० १४ 

+ रागकल्पहुम, दूसरा खंड, ए० ४० (दो पदों में) 

६ बही, ए० १३४ (केवल एक पद में) 

» वही, ए० १३४ (दो पदों में) 

4 बही, ए० २२९७ (एक पद में) 


है० हिंदी वीरकाव्य 


कथन को ठीक सममकर सीताराम", श्यामसुन्दर दास" तथा मिश्रबंधुश्रों' ने उसे सत्य मान 
लिया है। 

उपयक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकलता है कि छत्रसाल द्वाड़डा की मृत्यु के समय 
वत्तमान रहनेवाले और “विष्णुविल्ञास” के रचयिता लाल कवि बूँदी निवासी थे और मऊवासी 
छत्रसाल बुंदेला के दरबार में रहनेवाले तथा छत्रप्रकाशकार लाल कवि उपनाम गोरे लल उनसे 
भिन्न व्यक्ति थे, जिनका और गज़ेब के उक्त उत्तराषिकार युद्ध से कोई संबंध नहीं था । 

लाल कवि रचित निम्नलिखित ग्रंथ प्रसिद्ध हैं :-- 

१. छत्रप्रशस्ति २. छत्रछाया ३. छत्रकीति ४. छुच्चछंद ५. छुत्रसालुशतक ४६. छत्र- 
हजारा ७. छुत्रदंड ८. छत्रप्रकाश ९. राजविनोद १०, विष्यणुविलासं तथा ११. बरबै"। 

ऊपर बतलाया जा चुका है कि विष्णुविल्ञास! इनकी रचना नहीं है। इस ग्रंथ के रचयिता 
लाल कवि बंदीवाले थे। लाल कवि की वास्तविक कीति का स्तंभ 'छत्रप्रकाश” ही है। छत्रसाल की 
आज्ञा से उन्होंने इस अथ की रचना की थी, यथा $-०- 

धन चंपति के औतरो पंचम श्री छुन्नसाल । 
जिकी आज्ञा सीस थरिं, करी कहानी लाल" || 

इन्होंने इस ग्रंथ में बुंदेल-बंश को उत्त्ति, चंपति राय के विजय-बृत्तांत, उनके उद्योग 
और पराक्रम, चंपति राय के अंतिम दिलों में उनके राज्य का मग़लों के राज्य में जाना, छत्रृसाल 
का थोड़ी सेना लेकर अपने राज्य का उद्घार फिर ऋपशः विजय पर विजय प्राप्त करते हुए मुगलों 
को नाकों-दम करना आदि घटनाओं (दिसंबर, १७१० ई० तक की) का वर्णन किया है। * 

श्रीधर (मुरत्लीधर) 

श्रीधर अथवा मुरलीधर प्रयाग के रहनेवाले ये। ग्रियसन ने श्रीधर और मुरलीधर को दो 
भिन्न कवि मानते हुए यह लिखा है कि ये दोनों मिलकर कविता किया करते थे, पर वास्तव में वैसा 
नहीं है। 'जंगनामा? की निम्न पंक्ति से यह सिद्ध होता है कि श्रीधर का ही अन्य नाम मुरलीघर था। 

श्रीधर मुरलीघर उरुफ, द्विजबर वसत प्रयाग। (पंक्ति ५) 

ग्रियसन ने इस कवि का समय १६८३ ई० माना है, परंतु “जंगनामा? में वर्णित घटना 
जनवरी, १७१३ ई० की है अ्रत: श्रोधर इसी तिथि के लगभग (१७१३ ई०) वत्तमान रहे होंगे। 
इरविन महोदय का भी यही मत है। 


) सेलेक्शंस ऋराम हिंदी लिटरेचर, भाग १, ४० १०६ । 

२ छुत्रप्रकाश, भूमिका, ए० १० | 

* सिश्रबंधु विनोद, द्वितीय भाग, पूृ० ४४३ । 

४ बही, ए० ४४३ । 

* हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों का संक्तिप्त विवरण, पहला भाग, एू० ४० | 

$ छुन्नप्रकाश, जू० ६६ | 

* लाल कथि की जीवनी, हिंदी अनुशीलन, वर्ष चार; झंक १, चैत्र-ज्येष्ठ, २००८ वि ०, पू० 
४६-८ में छुप चुकी दे । 


ग्रंथ-परिचय ३१ 


श्रीधर ने कई ग्रंथ लिखे ये । इनका एक ग्रंथ रागरागिनियों का, एक नायिकामेद का 
एक जैनियों के मुनियों के वशन का, कुछ स्फुट श्रीकृष्ण-चरित की कविता, कुछ चित्रकाज्य, 
फ़रु, खुसियर का “जंगनामा” श्रौर उस सम्रय के श्रमीर, राज्यकर्मचारियों तथा राजाओं की प्रशंसा 
की कविता है। शिवसिंह तथा ग्रियसन ने इनके बनाये हुए 'कविविनोद? का वर्णन किया है" | 

श्रीधर के जंगनामा में १६३० पंक्तियां हैं | इसमें इसने फ़र खसियरस और जहंंदारशाह के 
युद्धों का वशन किया है | 


सदानंद 
सदानंद के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। इन्होंने अपनी रचना में श्रपने संबंध में कुछ भी 


नहीं लिखा है। केवल इतना ही ज्ञात होता है कि वे अपने आश्रयदाता भगवंतराय खीची के 
समकालीन ये और उन्होंने ग्रॉखों देखी घटनाओं का उल्लेख किया है* | 


सदानंद ने 'रासा भगवंतसिंह? की रचना की है। इन्होंने अपने इस छोटे काव्य में अ्रपने 
ग्राश्यदाता के अंतिम युद्ध का वर्शन किया है। मगवंतराय ने यह युद्ध नवम्त्र, १७३५ ई७ में 
लड़ा था । अतणएव यह कवि उक्त तिथि के आस-पास था, ऐसा अनुमान लगाना अनुचित न होंगा | 
सूद्न 
सूदन के जीवन के विषय में विस्तृत विवरण का अभाव है| उनके सुजानचरित्र” में केवल 
दो पंक्तियाँ आत्म-परिचायक है, जिनसे केवल इतना ही ज्ञात होता है, कि वे मथुरा निवासी माथुर 
चौबे ये और उनके पिता का नाम बसंत था । वह छुंद निम्नलिखित है :-- 
मथुरा पुर सुभ धाम माथुर कुल उतपति बर | 
पिता बसंत सुनाम सूदन जानहु सकल कवि ॥ 


ये भरतपुराधीश' महाराजा बदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह ( सूरजमल ) के राजकवि 
थे | इन्होंने अपने आश्रयदाता की प्रशंता में छुजानचरित्र” नामक ग्रंथ की रचना की है। इस 
कवि का समय अंधकार के गत में निहित है। 'सुजानचरित्र” में सूरजमल के युद्धों की अगहन 
श्यू०२ वि० ( २८ अक्टूबर-२७ नवम्वर, १७४५ ईं० ) से १८१० वि० ( १७४३ ई० ) तक की 
घटनायें वर्णित है। अतएवं इस अंथ की रचना १८१० वि० ( १७५४३ ६० ) के श्रास-पास हुई 
होगी | इस, से सूदन के वतमानत्व का अनुमान लगाया जा सकता है। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि सूदन ने अ्रपने इस ग्रंथ में सुजानचरित्र के युद्धों आ्रादि 


१ शिवसिहसरोज, कवियों का जीवनचरिन्न, संख्या ३५१, ए० १२३; मार्डन वर्नाक्यूलर 
लिटरेचर अबू हिंदुस्तान, सं० ११६, १९७, ए० ६१; जनरल अब दि एशियाटिक सोसाइटी अबू 
बंगाल, सं० ६8, १६०० ईं० एृ० ३-३; सेल्ेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिद्रेचर, भाग 3; ४० १७७-८ 
जंगनामा, भूमिका ए० २१-२; हिंदी साहित्य का इतिहास, नवीन संस्करणं, एछ० इ३२-३; चीर- 
काच्य, एष्ठ 8३२८-३१; मिश्रबंधुविनोद, भाश २, ए० ९४०-१ 

२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग €, अक ३, ४० ११३ 

3 सुजानचरित्र, प्रथम जंग, छु० १०; ४० हे 





३२ " हिंदी वीरकाब्य 


का विस्तृत वर्णन किया है पर उनके सम्पूर्ण जीवन का विवरण उससें अग्राप्य है । केवल ऊपर बत- 
लाये हुए. समय में सूरजमल द्वारा लड़े गये युद्धों का ही वर्णन उसमें मिलता है। ग्रंथ के आरम्भ 
में उसने १७५ पूर्ववर्ती एवं समकालीन कवियों के नामों का भी उल्लेख किया है? । 
। गुलाब कवि 

'करहिया कौ रायसौ' के रचयिता गुलाब कवि माथुर चतुवँदी, आंतरी निवासी थे। इसमें 
वर्णित युद्ध उनके समक्ष हुआ था। और युद्ध के दस मास पश्चात्‌ दी स्वयं उनकी हस्तलि।खत 
प्रति में वह प्रति ( जो पत्रिका में प्रकाशनाथ भेजी गई थी ) लिखी गई है। यह प्रति कवि के 
वंशज पं० चतुर्भज जी वैद्य आंतरी के य्ह्वा सुरक्षित है। हे 

इस पंथ में कवि के आश्रयदाता करहिया के प्रमाणों ओर मरतपुराधीश जवाहरसिह के 
मध्य हुए युद्ध का वर्णन है। कवि द्वारा दो हुईं उस युद्ध को तिथि १६ अगस्त, १७६७ ई० है 
इसी समय गुलाब वतमान रहे होंगे। 

पद्माकर 

पद्माकर तैलंग ब्राह्ममण थे | इनके पूर्व पुरुष गोदावरी के निकट रहा करते थे। इनके वंश 
के मूल पुरुष मधुकर भद्द अत्रिगोत्रीय और तैत्तरीय शाखा के युजुवँदी ब्राह्मण थे। १६१४ वि० 
( १५४८ ई० ) में महारानी दुर्गावती के राज्य-काल में गढ़ा मांडला में पदूमाकर के पूवज आकर 
रहने लगे | इनमें से कुछ ने गोस्वामी विदठलनाथ जी का आश्रय अहृप्य किया । इनके यहाँ बसने 
पर एक समुदाय की दो शाखायें भी हो गई । जो मथुरास्थ और गोकुलस्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं | 
पद्माकर मथुरास्थ शाखा के थे । 

पद्माकर के पिता मध्यप्रांतांतर्गत्‌ सागर में रह करते थे । इनके पूर्व पुरुषों का निवास 
उत्तर में आने पर पहले-पहल बांदा में हुआ | इसीलिये ये लोग बांदावाले भी कहलाये | पद्माकर 
का जन्म १८१० वि० ( १७५३ ई० ) सागर में हुआ था । 

पद्माकर ने अपने पिता से कविता तथा मंत्रसिद्धि का अभ्यास किया | तत्कालीन सागर-नरेश 
रघुनाथ राव अ्रप्पा साहब की प्रशंसा में एक कविता सुनाकर एक लक्ष झदा सात्त की थी । कुछ समय 
पश्चात्‌ ये बांदा में जाकर रहने लगे, जहाँ इन्होंने महाराज जैतपुर तथा सुगरा निवासी नोने अजन 
सिंह को अपना शिष्य बनाया । हे 

वहां से पद्माकर दतिया के महाराज पारीक्षत के दरबार में गये | दतिया से होकर यह रज- 
वान के गोसाईं अनूपसिंह उपनाम हिम्मतबहादुर के यहां गये। कहा जाता है कि १८५०५ वि० 
( १७६८ ६० ) तक पद्माकर हिम्मतबह्यादुर के यहां रहे । 


१ शिवसिहसरोज, कवियों की जीवनी, सं* १६, ४० १६६-७; मान वर्नाक्यूलर लिट्रेचर 
अबू हिंदुस्तान, सं० ३६७, ए० ६७, सिश्रबंधुविनोद, भाग २, ४० ७०६-१७; हिंदी साहित्य का 
इतिहास, नवीन संस्करण, ४० ३६२-१; सुजानचरित्र, कविपरिचय, ४० १-६; सेलैक्शंस फॉम हिंदी 
लिट्रेचर, भाग ३५ ४० २४१-र; वीरकाव्य, ४० ३६३-६ 

२ ज्ञागरीप्रचारिणी पत्निका, नवीव संस्करण, भाग १०, ४० २७६ 

3 देखिए 'करदिया को रायसौ' की ऐतिहासिकता 


ग्रंथ-परिचय ३४३ 


तत्पश्चात्‌ यह सितारे गये और महाराज रघुनाथराव ( राघोवा ) के दरबार में पहुँचे | 
१८२४६ वि० ( १७६६ ई० ) में सागर के रघुनाथ राव ने इन्हें फिर अपने यहां बुलाया । 

इसके अनंतर बाँदा होते हुये यह जयपुर के सवाई महाराज प्रतापसिंह के यहां गये। महा- 
राज प्रतापसिंह की मृत्यु के उपरांत यह पुनः बाँदा लोट आये । कुछ समय के पश्चात्‌ यह फिर 
जयपुर के राजा जगतर्सिंद के दरबार में पहुँचे | महाराजा ने पद्माकर को.अपना राजकवि बनाया । 

यह जयपुर से उदयपुर गये। उन दिनों वहाँ महाराज भीमसिंह राज्य करते थे। एक बार/ 
जयपुर से बाँदा जाते समय बूँदी नरेश ने इनका बड़ा आदर दिया था। इसके अनंतर यह तत्का- 
लीन ग्वालियर बरेश दौलतराव सिंधिया के यहां गये । वहां दौलतराव के एक मुसाहिब ऊदा जी 
ने भी इनका अच्छा आदर किया था। श्वेत कुष्ठ से आक्रांत होने पर यह गंगा-सेवन के लिए 
कानपुर चले गये। वहां इनका कुष्ठ नष्ट हो गया। पर इसके बाद केवल छुः मास तक और यह 
जीवित रहे | अंत में वहीं १८६० वि० ( १८३१३ ई० ) में स्वरगंवासी हुए। 

पद्माकर के लिखे हुए कुल ६ ग्रंथ बतलाये जाते हैं:-- 


१. हिम्मतबहादुर-विरदावली--यह ग्रंथ पद्माकर की आरम्मिक रचनाश्रों में से माना 
जाता है। उन्होंने इस अंथ में हिम्मतबद्ादुर तथा अजनसिंह नोने के बींच लड़े गये युद्ध का 
वर्णन किया है। यह युद्ध १७६२ ई० में हुआ था| कहा जाता है कि पद्माकर उस सम्रय हिम्मत- 
बहादुर के साथ ये और उन्होंने अपनी इस रचना में आँखों देखा विवरण दिया है। 

२. जगद्विनोद -यह रस सम्बन्धी अंथ है। पद्माकर ने इस अंथ की रचना जयपुराधीश 
महाराज जगत्‌ सिंह की आशा से को थी। उन्होंने इस ग्रंथ में अपने आशभ्रयदाता की प्रशंसा के 
उपरांत नायिकामेद तथा रस का निरूपण किया है। 


३. पद्माभरण--यह अलंकार विषय एक छोटा सा ग्ंथ है। इसकी रचना जयदेवहझूत॑ 
चन्द्रालोक के आधार पर की गई है। 

४. रामरसायन--यह वाल्मीकीय रामायण के प्रारम्भ के तीन कांडों का हिन्दी अनुवाद 
है | कुछ लोगों का कहना है कि यह ग्रंथ इनके दासी-पुत्र का रचा हुआ है। प्माकर ने एक 
सोनारिन रख ली थी। 


५. प्रवोधपचासा--यह ग्रंथ पद्माकर के ज्ञान वैराग्य तथा भक्ति विषय के ४१ कवितों 
का संग्रह है । 


६. गंगालहरी“-इसमें ५६ छुंदों में गंगा की कीर्ति का वर्णन है। 


७. हितोपदेश--गूबालियर में दौलतराव के मुसाहिब उदौ जी के कहने से संस्क्रत के द्वितो- 
पदेश का गद्य-पद्यात्मक भाषानुवाद पद्माकर ने किया है । 


८. शआलीजाह-प्रकाश ( आलीजाह सागर ) - पदूमाकर ने दौलतराव सिंघिया के नाम 
पर नायिकासेद के इस ग्रंथ की रचना की । कहा जाता है कि इसमें और “जगद्विनोद? में बहुत 
कम अंतर है | 'जगद्विनोद” के ही छुंद कदीं-कहीं थोड़े शब्दांतर से और अश्रधिकांश में उन्हीं शब्दों 
में इसमें रखे हैं | वर्शन-पद्धति में भी कोई अंतर नहीं हैं। हां, आरम्भ में दौलतराव को प्रशंसा के 

फू 


रेड , हिंदी वीरकाब्य 


छुंद रखे हुए. हैं। यथास्थान कुछ अंतर भी पाया जाता है। आलीजाइ-प्रकाश” की रचना १८७८ 
विं० ( १८२१ ६० ) में हुई थी। पद्माकर के ग्रंथों में केवल इसी का रचना काल दिया गया है । 

६. प्रतापसिंह-विरुदावली--कुछ लेखकों ने इस ग्रथ का नाम सवाई जयसिंह-विरुदावली? 
माना है, पर वास्तव में यह 'प्रतापसिंह-विरुद/वल्ली? है। यह पद्माकर के वंशजों (जयपुर निवासी) 
के यहां सुरक्षित है। मुझे इसे देखने का अवसर मिला है। यह ६८ पृष्ठों का ग्रंथ है जिससे 
सवाई महाराज प्रतापसिंह के यश का वर्णन रोचक शैली में किया गया है । ' 

इसके अतिरिक्त पद्माकर की कुछ फुडकर रचनाएँ भी यत्र-तत्र देखने ओर सुनने में आती हैं ।* 

पद्माकर की उपयुक्त रचनाओं में से 'हिम्मतबहाहुर-विरुदावली”, “जगद्विनोद” के आश्रय- 
दाता सम्बंधी छुंद तथा 'प्रतापविरुदावली? का इस धारा के अंतगंत अध्ययन किया गया है। 


जोधराज 


हिंदी के अधिकांश कवियों के समान जोधराज का भी जीवन श्रप्राप्य है। इन्होंने अपने 
ग्रंथ में आत्म-परिचयात्मक जो छुंद लिखे हैं उनका सारांश यह हैं कि यह ( अलवर राज्यांत्गंत ) 
नीम राणा के चौहान वंशीय राजा चंद्रभाण के आश्रित थे | इनके पिता का नाम बालकृष्ण था | 
इनका निवासस्थान बीजवार ग्राम था। जोधराज श्रत्रि गोन्नीय गौड़ वंश कुलोत्पन्न ब्राह्मण थे । 
यह काव्य-कला ओर ज्योतिष-शाञ्त्र के पूर्ण पंडित थे। इन्होने अपने आश्रयदाता की आशा से 
“इम्मीररासो” की रचना की जिसमें रणथम्भोर के राव हम्मीर और अलाउद्दीन खिलजी के युद्धों 


का वणन है।* 
जोधराज का केवल एक ही ग्रंथ 'हम्मीररासो' प्राप्त है, जिसकी रचना-तिथि के सम्बंध में 


उन्होंने यह दोहा दिया है ;--- 


चंद्र नाग वसु पंच गिनि संवत्‌ साधव मास । 

शुक्ल सुतृतिया जीव जुत ता दिन अंथ प्रकाश ॥* 
नागों की संख्या साघारणतया ८ मानी गई है, यथा ४-- 

अनंतो वासुकिः पद्मो महापद्सश्च तक्तक। 

कुलीरः ककट: शंखश्चाष्टो नागा प्रकीतिता: || 


) शिवसिहसरोज, कवियों की जीवनी, सं० २, ए० ७२; मभाडन वर्नाक्यूलर लिदरेचर 
व्‌ हिंदुस्तान, सं० ९०६, ए० ११०; मिश्रबंधुविनोद, हवि० भाग, प० ८८८-६१०; हिंदी-साहित्य 
का इतिहास, नवीन संस्करण, ए० ३०७-११; द्वादश हिंदी-साहित्य-सम्मेलन, कार्य-विवरण दूसरा 
भाग (निबंध माला) संवत्‌ ६६७९ वि०, ४० ७०-६२; हिम्मतबहादुर-विरुदावती, पद्माकर का 
जीवन चरित्र, ए० १-१७; पद्माकर-पंचास्तत, आदख, श ९-२४; पदमाकर की काव्य-साधना, ए० 
१४-६२; सेलेक्शंस फ्राम हिंदी लिटरेचर, भाग १, ए० इदेश३-५; वीरकाब्य, ५० ४४४-९४७ 

* हम्मीररासो, छुं० ५-१३; वही, भूमिका ह्ु० १; मिश्रबंधविनोद, हिं० भाग, ए० 
६०२-४; हिंदी-साहित्य का इतिहास, नवीन संस्करण, ४० ३९१-२; 'सेलेक्शंस ऋम हिंदी 
लिट्रेचर, भाग १, ए० १६२५-६५; वीरकाव्य, पू० ४०८-६ है 

> हम्मीररासो, छुं० &६८ ४ सिश्रबंधुविनोद, हक्ि० भाग, ए० ६०३ 


ग्रंथनपरिवेय , 3 व 


अर्थात्‌ अनंत, वासुकि, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, ककठ तथा शंख ये ८नाग होते हैं। 

विलियम महोदय" नाग को ७ की संख्या का सूचक मानते हैं। श्री अ्गरचंद नाहटार 
के मतानुसार उक्त शब्द ७ ओर ८ दोनों संख्याश्रों के अर्थ में प्रयुक्त होता है। 

नाग को ७ का पर्यायवाची मानने से रासो की रचनातिथि सं० १७८४ वि० वैशाख 
शुक्ला ३, जीव ( गुरुवार ) ठहरती है | गणना करने पर ज्ञात होता है कि सं० १७८८५ वि» में 
वैशाख शुक्ल तृतीया को गुरुवार नहीं पड़ा था। 

नाग का अर्थ ८ लेने से जोधराज-कथित तिथि १८८४७ वि० वैशाख शुक्ल तृतीया 
बृहस्पतिवार आती है :--- 





वैशाख अमाचंद्र का २ अग्रेल १४.४७ 
मध्यस्थ समाप्ति काल 

तीन तिथियों का सम- २+- २६५ 
सत समाप्ति काल पर श्र 


न्‍वृहस्पतिवार, १७ अग्रेल, १८८ ई० 
उपयक्त गणना से सिद्ध होता है कि जोधराज ने ६हम्मीररासोः की रचना सँ० श्दष५ वि० 
वेशाख शुक्ल ३, बृहस्पतिवार तदनुसार, १७ अप्रेल १८५८ ई० को की थी। 
शिवसिंह-सरोज में इस ग्रंथ का उल्लेख नहीं है। ग्रियसन महोदय ने इसका समय १४२० 
विं० ( १३६३ ई० ) लिखकर इसकी शुद्धता पर संदेह प्रकट किया है ।र 
इसकी रचना-तिथि का विवेचन करते हुए मिश्रबंधुश्रों ने लिखा है कि सम्भवत: अनंत 
को ईश्वर समझकर इनको नागों की गणना से निकालकर नाग से ७ का बोध कराया हो । जो हो, 
यथार्थ संवत्‌ १७८४ ( १७९८ ई० ) ही जंचता है।ें 
उक्त उद्धरण पर विचार करने से विदित होता है कि मिश्रबंधुओ्रों ने केवल अनुमान का 
ही आश्रय लिया है अतएव उनके द्वारा स्वीकृत तिथि श्रमान्य है । 
बाबू श्यामसुंदरदास जी ने इसका समय संबत्‌ १७८५ विं० (१७२८ ई०) माना है। वाबू 
साहब को खवा ( जयपुर ) के महाराजकुमार ने एक पत्र में लिखा था कि नीमराणा (नीवागढ़) के 
वर्तमान महाराज श्री १०८ श्री जनकरसिह जी राजा चंद्रभान की दसवीं या ग्यारहवीं पीढ़ी में हैं । 
एक पीढ़ी लगभग बीस वर्ष की पड़ती है, सो इस हिसाब से भी ग्रंथ-निर्माण का ठीक संवत्‌ 
१७८५, वि० (१७२८ ई०) जान पड़ता है ।" 
ऐतिहासिक ठोस प्रमाणों से रहित, अनुमान पर अवलम्बित, उक्त पत्र के आधार पर 
आशित यह कथन भ्रामक अत्तः त्याज्य है | 
लाला सीताराम* ने इस ग्रंथ की रचना-तिथि १७८४ वि० (१७२८६०) और आचार्य 





१ प्रेक्टिकल संस्कृत-इंगलिश-डिक्शनरी, ४० ४३६ 

२ ज्ञागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ४७६, १६६८ वि०, बू० ११६ 
३ सिश्रबंधुविनोद, द्वि० भाग, ४० ६०२ “ वही । * वही। 
$ सेलेक्शंस फ्रॉम हिंदी लिट्रेचर, भाग १, ४० १६५ 


३५६ , हिंदी वीरकाव्य 


रामचंद्र शुक्ल" ने १८७५ वि० ( १८१८ ई० ) मानी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि अन्य 
विद्वानों के समान उक्त महानुभावों के मत भी निराधार ही हैं । 
ऐसी परिस्थितियों में गणना द्वारा सिद्ध बृहस्पतिवार, वेशाख शुक्ल तृतीया, १८८८४ वि० 
तदनुसार १७ अग्रेल, १८२९८ ई० ही हम्मीररासो' की स्चना-तिथि ठीक ठहरती है । ह 
“हम्मीररासो” की उक्त स्वना-तिथि के आधार पर जोधराज का उक्त तिथि के आस-पास 
वर्तमान रहना' सिद्ध होता है। 


१ हिंदी-साहित्य का इतिहास, नवीन संस्करण, प्ृ० ३५१ 


अध्याय २ 
कथानक 

सामान्य परिचय--क्रथानक की दृष्टि में अध्ययन की सुविधा के लिए आलोच्यग्र॑थों को 
निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है :-- 

(१) प्रबंध-काव्य :--- 

(अझ) महाकाव्य--वीरसिहदेवचरित, राजविलास, छत्रप्रकाश, छुजानचरित्र, हम्मीररासो। 

(आा) खंडकाव्य--गोराबादल को कथा, जंगनामा, रासा मगवंतर्सिंह, करहिया को रायसौ 
हिम्मतबहादुर-विरुदावली 

(२) मुक्तक गंथ--रस्नवावनी, ललितललाम, शिवराजभूषण, शिवाबावनी, छत्रसालद्शक, 
भूषण की फुटकर कविता, जगत्‌विनोद, प्रतापविरुदावली 

महाकाब्यों की कथा-वस्तु में कवियों ने अपने चरित्र-नायकों के जीवन की अधिकाधिक घृट- 
नाओं का समावेश किया है। उन्होंने ग्रंथ के आरंभ में नायकों के पूवजों के उल्लेख किये हैं, जिन 
पर किंवदंतियों, कल्पना और चारणपरंपरा का अधिक प्रभाव होने के कारण उनका मुख्य कथा- 
वस्तु से विशेष संबंध नहीं है । 

इन कवियों ने अपने आश्रयदाताओं तथा उनसे संबंधित पात्रों की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा 
करके कथानकों को अधिक अस्वाभाविक बना दिया है। जान-बूककर बार-बार ऐसे प्रसंग लाये 
गये हैं जिनसे उन्हें दान, आत्मश्लाधा, शोरय आदि की प्रशंसा करने का अवसर मित्ते | फल यह 
हुआ है कि इन ग्रंथों के कथानकों के पूर्वापर सबंध की रक्ञा नहीं हो सकी है तथा उनमें अरोचकता 
एवं नीरसता का समावेश हो गया है। ऐसे अंशों की 'राजविलास” और “इम्मीररासो? में भरमार है । 

कुछ कवियों ने विविध-विषयों की लंबी सूचियाँ गिनाने की परिपाटी का अनुकरण किया हे 
तथा व्यक्तियों और वस्तुओं के नामों की बार-बार आवृत्ति की है, जिसके कारण कथानक को भारी 
ठेस पहुँची है । इन कवियों की इस पद्धति का कारण उनकी पांडित्यप्रदशन-मावना प्रतीत होती है। 

इस काल में ऐसे काव्यों का भी निर्माण हुआ है जिनमें ऐतिहासिक वर्णन की वास्तविकता 
के साथ ही कथानक को निदोंष एवं काव्योचित गुरणों से युक्त करने का भी ध्यान रक्खा गया है। 
इस दृष्टि से वीरसिंहदेवचरितः तथा “छुन्नप्रकाश” का विशिष्ट स्थान है। 

इन कवियों ने ऐतिहासिक कथावस्तु को अपने काब्यों के लिए चुनकर उनमें पौराणिक, 
काल्पनिक एवं परंपरागत घटनाओं का समावेश करने के अतिरिक्त 'पृृथ्वीराजरासो”, तुलसीकृत 'राम- 
चरितमानस” आदि से भी पर्याप्त सहायता ली है। इसके फलस्वरूप ग्रंथों में रोचकता और सरसता 
के समावेश के साथ ही साथ कवियों को अपनी काव्य-शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अधिक सव- 
तंत्र ज्षेत्र मिल गया है। पर ऐसा करने में कहीं-कहीं पर प्रबंध-निर्वाह संबंधी भूले भी हो गई हैं 
जैसा कि “हस्मीररासो? के देखने से विदित होता है। 

इन ग्रंथों में जीवन के विविध-विषयों की झाँकी देखने को मिलती है। प्रकृति-वणन, ऋतु- 
चित्रण, नदी-वर्णन, धामिक उपदेशों का विस्तृत विवरण, राजनीति, जी को उबा देनेवाले संवाद, 


श्प , हिंदी वीरकाब्य 


दैवीशक्ति-चित्रण आदि की भी इनमें भरमार है, जिनके कारण अधिकांश स्थलों पर कथावस्तु- 
प्रवाह मंद पड़ गया है। 

खंड-काब्यों में कवियों ने प्रायः एक प्रमुख घटना ह्टी को काव्य का विषय बनाया है। कुछ 
कवियों ने अपने ग्रंथों को रोचक बनाने के लिए कथावस्तु को आकस्मिक एवं विस्मयपूर बंनाने 
के लिए कल्पना की सहायता ली है | ऐसा करने में उनसे कुछ ऐतिहासिक भूलें भी हो गई हैं और 
वे पूर्वापर संबंध-निर्वाह करने में भी असफल रहे है, जैसा कि “गोराबादल की कथा?” से स्पष्ट होता 
है। साथ ही नायिका-मेद की परंपरा से प्रभावित होने के कारण जठटमल और भी असफल रहा है। 

कुछ ऐसे मी खंडकाव्य लिखे गये है जिनमें कोरी प्रशंसा, नामों की बार-बार की आवृत्ति 
आदि के कारण ग्रंथ नीरस और कथानक का प्रवाह नष्ट हो गया है। उदाहरणाथे “जंगनामा” 
और “हिम्मतबहादुर-विरुदावली? देखे जा सकते हैं। 

पर कुछ ऐसे खंडकाव्य भी मिलते हैं जिनमें कथानक के चित्रण में उनके रचयिताओं को 
पर्याप्त मात्रा में सफलता मिली है। जैसा कि 'रासा भगवंत सिह! और “करहिया को रायसौ? से 
सिद्ध होता है। 

मुक्तक काव्यों में से कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें शिवाजी, छुत्रसाल जैसे वीरों को आलंबन 
बनाया गया है । इन अंथों में इन पात्रों के जीवन के विस्तृत कार्य-कलापों के दशन हो जाते हैं । 
इनमें से अधिकांश ग्रंथों में शौर्य, वीरता, प्रताप, युद्ध, तलवार आदि के सजीव चित्रण किये गये 
हैं, जिनमें वीररस का अच्छा परिपाक हुआ है। इसके लिए भूषण के ग्रंथ तथा 'रत्नवावनी' 
विशेष उल्लेखनीय हैं | शेष ग्रथों में आश्रयदाताओं के दानादि की ही विशेष प्रशंसा की गईं है । 

आलोच्यकालीन सभी ग्रंथों के कवियों ने वीरता, रौद, <ंगार, दया, दान, धार्मिकता आदि 
भावनाओं के चित्रण के लिए कथानक का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। पर यह मानना पड़ेगा 
कि ऐसा करने में क्रहीं-कहीं पर ये कविगण ओचित्य की सीमा का उल्लंघन कर गये हैं। 

ऊपर दिये हुए संज्षित सामान्य परिचय से यह स्पष्ट हो जाता है कि कथानक प्रयोग की 
दृष्टि से ये कवि एक बँधी हुई धारा का ही अनुकरण करते रहे हैं। समानान्तर रूप से प्रवाहित 
होनेवाली रीति की परम्परा से उनमें से अधिकांश कवि न बच सके । साथ ही दरबारी चारण-भाट- 
परिपादी भी उनके सामने थी | दान ओर लोभ की लिप्सा भी उनको पथश्रष्ठ करने में न चूकी । 
ये ही कारण थे जिनके वशीभूत होकर ये कवि प्रबंध-निर्वाह में उतने सफल नहीं हो सके जितना 
उन्हें होना चाहिए था। ऐसा होते हुए भी उनमें से असाधारण प्रतिभावाले कवि परम्परा से ऊँचा 
उठने में आशातीत सफलता प्राप्त करने में सफल हुए, हैं। इस दृष्टि से गोरेलाल और भूषण 
के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं । 

उपयुक्त प्रमुख प्रवृत्तियों को विस्तृतरूप से स्पष्ट करने के लिए आगशे प्रत्येक ग्रंथ का 
विश्लेषणात्मक श्रध्ययन किया जा रहा है ;-- 


“'वीरसिहदेवचरित” और 'रज्लबावनी' 
जब किसी काल्पनिक घटना को लेकर कवि अपने काव्य का ढाँचा खड़ा करता है तो उसे 


प्रबन्ध-कल्पना के चातुर्य को दिखाने का अधिक अवसर मिलता है | ऐतिहासिक घटनावली के आधार 
पर रे गये ग्ंथों में विशेष परिवत्तेन नहीं किये जा सकते। वीरसिंहदेवचरित” के कथानक पर 


कंथांनक डे६ 


विचार करने से यह बात अधिक दृढ़ हो जाती है। केशव का ध्यान कथानक को रोचक बनाने की 
झोर उतना नहीं गया है जितना कि ऐतिहासिक घटनावली के क्रमानुसार वर्णन की ओर । 


केशव ने 'वीरसिंहददेवचरित' की रचना का उद्देश्य इस प्रकार दे दिया है ;-- 


नव रस मय सब धसे मय राजनीति मय मान । 
वीर चरित्र विचित्र किय केसवदास प्रमान ॥ 


उक्त कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि केशव का ध्यान प्रबन्ध-निर्वाह की ओर उतना 
नहीं था जितना कि उपयुक्त बातों की ओर | 
केशव ने इस ग्रंथ के आरम्भ में दान ओर लोभ में तक-वितक द्वारा जो दीघ संवाद कराये 
हैं', उनसे कथानक को विशेष गति प्राप्त नहीं होती और न उनका मुख्य घटनावली से कोई विशेष 
संबंध ही है। कवि ने इस प्रसंग द्वारा अपनी जानकारी और वाकचाठुर्य को प्रकट करने की ही 
प्रवृत्ति प्रदर्शित की है। 
आगे चलकर केशव ने वीरसिंहदेव के पूर्वजों का वर्णन करने में नामों का उल्लेख अरस्पष्ट 
ओर साधारण ढंग से किया है। उसमें चरित्रविकास का एकदम अभाव है। 
इससे आगे के प्रसंगों में दान और लोभ के पूछने पर विंध्यवासिनी देवी आगे की घट- 
नाओं का वन करती चलती हैं, इससे अधिकांश स्थलों पर नाटकीय त्वरा ओर रोचकता का समा- 
“वेश हो जाने के कारण कथानक की नीरसता एवं इतिबृत्तात्मकृता प्रचुर मात्रा में कम हो गई है।* 
कहीं-कहीं पर केशव ने प्रासंगिक घटनाओं का उल्लेख इसलिए किया है जिससे उनके 
चरित्रनायक का मार्ग प्रशस्त हो जाये; उदाहरणार्थ मेवाड़ से अपने सेनापतियों के लौट जाने पर 
अकबर चिन्तित होकर बुन्देलखंड से आगरा चला गया और वीरसिह देव ने शांति की साँस ली।* 
केशव ने अपने कथानक के वर्णन में यत्र-तन्न पात्रों के चरित्र और स्वभाव के अनुरूप मी 
वर्णन किये हैं। जब अबुलूफ़जुल वीरसिद्ददेव के प्रदेश में होकर जा रह्द था उस समय का 
वर्णन कवि की उक्त प्रवृत्ति का परिचय देता है, यथा :-- 

चले कूंच के अपने जोर 

आगे दीनी रसद्‌ चलाई । 

पीछे आपुन्लु चले बजाइई 0४7 
इत्यादि पंक्तियों से शेख की निर्मीकता आदि पर पर्यात प्रकाश पड़ता है। आगे चलकर 
शेख और पठान के वार्तालाप* से भी अबुलफ़ज़लू के कतिपय गुणों का ज्ञान पाठक को हो जाता 

है, पर युद्ध-भूमि में इस प्रकार की बातचीत प्रायः अस्वामाविक होती है। 

केशव ने वीरसिंह और सलीम के चरित्रों को विकसित करने के लिए, ही उन दोनों के प्रयाग 
में मिलने के प्रसंग की कल्पना की है ।* अबुलज़फ़्लू के मरण-समाचार के शञात होने पर अकबर 


५ वीरसिहदेवचरित, छूं० ६, ए० २ वही, ए० १-१३. वही, ४० १३४-६ 
४ बही, ए० १६, २०-१, रे८; ४४, ४९, ४९, ७२ वही, ४० र८ + वही, ४० दे४-३ 
७ बही. प्र० २४-६  “ वही, ए० २६०३४ 


कत्ल 


४० :. हिंदी वीरकाव्य 


के दुःख, शोक, क्रोध आदि का चित्रण करके केशव ने अपनी भावुकता, चरित्र-चित्रण-पढ़ता एवं 
कथानक के चरित्र-चित्रण की दृष्टि से सफल प्रयोग का परिचय दिया है।” यद्यपि इस प्रसंग में 
शोक के साथ 'शज्ञार का भी वर्णन हो जाने से रसाभास की कलक आ गई है तो भी पात्रों की 
भावनाओं का उत्तम चित्रण हुआ है । 


अबुलफ़जल कीं मृत्य का समाचार मिलने पर जहाँगीर ने वीरसिहदेव को राज्यामिषेक 
देकर अकबर द्वारा मॉगने पर वीरसिंह देव को सम्राट के समक्ष उपस्थित न करके' और स्वयं 
सम्राट बनने पर उन्हें विविध सम्मान प्रदान करके* सलीम ने अपनी कतशता, गुणग्राइकता एवं 
सदशीलता का अनुपम परिचय दिया है। केशव ने इन अवसरों को अपनी पैनी दृष्टि से पहचान 
कर उसके अनुरूप ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग किया है। 


इसके अतिरिक्त संगम-वर्णन*, वीरसिंह ओर राजसिंह के युद्ध का वर्शन*, फतु-वर्णशन*, 
बेतवा-वर्णगन*, उपदेश* आदि में केशव उपमा, उद्पेज्ञा, संदेह आदि अलंकारों में इतने बहगये 
हैं कि कथानक की धारा अग्रसर होती हुईं दिखलाई नहीं देती है | इन स्थलों पर पाठक को ऐसा 
प्रतीत होने लगता है कि मानो वह अलंकार का पारिडित्यपूर्ण कोई अंथ पढ़ रहा है, प्रबंध-काव्य नहीं । 


इसी प्रकार भुवपाल और क्षेत्रपाल का दीघ वार्त्ताल्ाप*" शरीर की नश्वरता, मृत्यु की 
निश्चितता, सेवा-कार्य की महत्ता, सामाजिक दशा, क्षृत्रियत्व के गुण, गाय, दिज, मित्रादि की 
रक्षा आदि के विवेचन से परिपूर्ण है, जिससे कथानक की *ंखला विश्वंखलित हो जाती है। इस 
प्रकार के सूछम विवेचन युद्ध-त्षेत्र में संभव नहीं और न वे स्वाभाविक ही लगते हैं! 

उपयुक्त कतिपय स्थलों के अ्रतिरिक्त अधिकांश स्थलों पर लेखक ने इतिवृत्तात्मक वर्णुन- 
शै्ञी को ही श्रपनाया है, जिसका कारण कथावस्तु का ऐतिहासिक होना ही है। 

“वीरसिहदेवचरित” के कथानक के संबंध में ऊपर जो कुछ कहा गया है उससे यह स्पष्ट 
हो जाता है कि केशव में कथानक-चित्रण की पढुता थी, जिसका उन्होंने यथावसर परिचय भी 
दिया है। पर उक्त-प्रंथ की ऐतिहासिक वस्तु, कवि की अलंकार-प्रियता एवं पांडित्य-प्रदर्शन की 
प्रवृत्ति के कारण केशव को इस ग्रंथ के कथानक-चित्रण में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि 
मिलनी चाहिए थी । इतना होते हुए, भी उन्होंने प्रबंध-कल्पना का पर्याप्त परिचय दिया है। 


रत्नवावनी 
केशव कृत यह गंथ मुक्त-पद्धति में लिखा गया है। इसमें मधुकरशाह के १६ वर्षोय पुत्र 
रत्नसेन की वीरता का वन है। कवि ने उपयुक्त आलंबनों और उद्दीपनों के वर्णुनों द्वारा बीर 
रस का पूण परिपाक करने की सफल चेष्टा की है। फुटकर रचना होते हुए भी नायक के विशिष्ट 


गुणों का क्रमिक विकास पाठक के हृदय-पटल पर अंकित हो जाता है, और इसके पठन में खंड- 
काव्य का सा आनंद आ्राने लगता है | 


) बीरसिहदेवचरित, छ० शे८-४० . * बही, ए० ३७-८3 वही, ए० ४७४ ४ वही 
ए० ८-६ * वही, ४० ३०-२ * बही, ए० ५०-३१ * वही, ए० ६७-३६ * वही, ए० ६६-७० 
वही, पूृ० ७०-३१) बही, ए० ७६-८१ 


कथानक है 3 


गोराबादल की कथा 

जटमल कृत गोराबादल की कथा? का कथानक ऐतिहासिक होते हुए भी उसमें रोचकता 
लाने के लिए पर्याप्त काल्पनिक अंश वर्तमान है। पंथ के आरंभ में राणा रत्नसेन और भाट को 
वार्ता) में नाय्कीय त्वरा के दर्शन होते है। योगी का आगमन, उसकी सहायता से मूग-चर्म पर 
उड़कर सिंहलद्वीप पहुँचना तथा रत्नसेन को पद्मावती की प्राप्ति के उपाय"; “एकदम असंभव तथा 
आकस्मिक घटनाएँ हैं, पर इनसे कथानक में विस्मय, चित्ताकर्षकता और रोचकता का समावेश हो 
गया है। इस प्रकार की घटनाएँ काल्पनिक जगत्‌ में ही होती हैं, व्यावहारिक क्षेत्र में उनका विचच- 
मानत्व दुष्कर होता है। 

जट्मल ने चरित्र-चित्रण की दृष्टि से मी कथानक में परिवर्तन किये हैं। मृगया खेलते 
समय प्यास से आकुल राजा के कष्ट निवारणाथे राधव चेतन द्वारा पद्मिनी की मूत्ति निर्मित करना, 
र्नसेन को उससे अपग्रसन्न करने के लिए अधिक स्वाभाविक कारण उपस्थित करता है।* 

चित्तौड़ से निकाले जाने पर राघव का वैरागी बनकर संयोग से दिल्‍ली की वाठिका में 
पहुँचना, आखेट के लिए गए हुए अलाउद्दीन से अचान॒क मेंठ हो जाना, भारत-सम्राद्‌ के आग्रह 
करने पर नगर में प्रविष्ट होने के लिए, राघव का स्वीकृति देना, शशा पर हाथ फेरते हुए. कोमलता 
का प्रसंग आ जाने पर पद्मिनी का उल्लेख राघव के चरित्र को अधिक निखार देते हैं। उसके 
ऊपर जायसी ने राणा से प्रतिशोध लेने का जो कलंक लगाया है, उससे जठ्मल ने राघव को मुक्त 
कर दिया है। इसी प्रकार अलाउद्दीन की बेगमों के प्रतिबिब के तेल में दर्शन करना भी” उसके 
चरित्र को ऊँचा उठाने लगता है। 

राणा के द्वारा अलाउद्दीन को पद्मिनी के स्थान पर दाती दिखाने की कल्पना: तथा अलॉ* 
उद्दीन द्वारा दिये गए कष्टों से पीड़ित होकर सुल्तान को पद्मिनी समर्पित करने के लिए तैयार हो 
जाना* राणा के चरित्र को कुछ नीचा गिरा देता है। पर इसे प्रचलित कथा का अनुकरण माना 
जा सकता है। ३ 

जटमल ने पात्रों के भावों--कुतश्ञता*, वीरता *, वात्सल्य |” आदि--के सफल चिंत्र॑ण 
के लिए कथानक का समुचित प्रयोग किया है, पर उसने स्त्री-पुरुष-जाति-वणंन' ' द्वारा कथानक 
की श्रृंखला को नष्ट कर दिया है। इससे कथावस्तु को मारी आधात पहुँचा है। 

जथ्मल ने कतिपय स्थलों पर कथानक के निर्वाह में मयंकर भूलें भी कर दी हैं। पद्मिनी 
की प्राप्ति के लिए अलाउद्दीन का सिंहल पर आक्रमण तथा सागर के किनारे पहुंचकर राधव द्वारा 
यह बतलाना कि पद्मिनी चित्तौड़ में है,'*' कवि की असावधानी एवं कथानक-वरणन संबंधी अन- 
भिज्ञता का परिचायक है। इसी प्रकार अलाउद्दीन का दुगे का घेरा डाले रहना ओर राणा को इसका 
पता न लगना भी उपयुक्त 3 कथन की पुष्टि करता है। 


९ गोराबादल की कथा, छुं० ६-१४ * वही, छुं० १६-२७ + वही, छु० ३१ चही, 
छुं० ३५-०७." वही, छू० ६९ *£ वही, छूं० ८६ ४ वही, छू० ८८-६०. वही, छुं० श्श्थ 
ड वही, छुं० १२७-६ ७, १७४१-५६ 5 वही, छुं० १०६०-११ पते बही, छुं० ३४०६-६० 
१२ बही, छुं० ६४-६ "3 वही, छुं० ७३ 

दर 


'४रै हिंदी वीरकाव्य 


ऊपर के विवेचन के पश्चात्‌ ज्ञात होता है कि जठ्मल ने कथानक के प्रयोग में कुछ 
जुटियां की है, पर उसको अधिक रोचक बनाने के लिए कल्पना-शक्ति की भी पूर्ण सहायता ली है। 
कथानक-चित्रण में उसे पर्याप्त सफलता भी मिली है। 
ललितललाम 
“ललितललाम” अलंकार-शाज्ञ संबंधी मुक्तक ग्रंथ है। कवि ने अपने आश्रय-दाता' बूँदी- 
नरेश' मावसिह जी की राजधानी तथा उनके वंश का वर्णन करके अ्रलंकारों के लक्षण एबं उदा- 
हरण दिये हैं। उन्होंने प्रसंगवशात्‌ अपने आ्राश्रयदाता के विशिष्ट गुणों - दान आदि---का उल्लेख 
किया है। इसमें कथानक-निर्वाह का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। आलोच्य विषैय संबंधी पद्नों में 
आश्रयदाता की प्रशंसात्मक भावनाओं का मतिराम ने सफल चित्रण किया है। 
भूषण-प्रंथावल्ी 
भूषण की सारी रचनाएँ मुक्तक-पद्धति में लिखी गई हैं। उनमें प्रबंध-काव्य के समान कथा- 
प्रवाह खोजना कवि के प्रति अन्याय होगा । भूषण ने अपने चरित्रनायकों के विशिष्ट चारिव््य- 
गुणों और कार्य-कलापों को ही अपने काव्य का विषय बनाया है। उनके काव्य का यह क्षेत्र इतना 
विस्तृत है कि उन्नके नायकों के जीवन की विस्तृत झाँकी पाठक को मिल जाती है । नीचे भूषण के 
प्रत्येक ग्रंथ पर विचार करने से यह बात स्पष्ट हो जायेगी :-- 
भूषण ने शिवराज-भूषण की रचना के संबंध में लिखा है :-- 
सिव-चरित्र लखि यों भयो, कवि भूषन के चित्त । 
भांति-भाँति भूषननि सो, भूषित करो कवित्त || 
सुकबिन हूँ की कछु कृपा, समुक्ति कबिन को पंथ । 
भूषन भूषनसय करत, सिवभूषन सुभ अंथ' ॥ 
ऊपर दी हुई पंक्तियों से सिद्ध हो जाता है कि शिवाजी के चरित्र से ही भूषण को यह 
अलंकार-ग्रंथ लिखने की प्रेरणा मिली थी। उन्होंने इस अंथ में शिवाजी के जीवन की प्रमुख घट- 
नाओं का उल्लेख किया है। उनमें से कुछ घटनाओं का उल्लेख मात्र किया है तथा कुछ पर 
कई छुंदों की रचना कर डाली है। उन्होंने कुछ स्थलों पर एक ही छंद में अनेकों घटनाओं का 
वर्णन कर दिया है। इस पुस्तक में शिवाजी के वंश, रायगढ़ आदि के वर्णन के साथ उनके 
जीवन के १६५४ ६० से लेकर रविवार २६ अग्रेल, १६७३ ई० तक की प्रमुख घटनाओं, युद्धों एवं 
शौर्य-पूण कार्य कलापों की काँकी मिल जाती है। 'शिवराजभूषण” में इन घटनाओं का क्रमबद्ध 
वर्णन नहीं है। इसका कारण यह है कि यह अलंकार ग्रंथ है, न कि इतिहास ग्रंथ | अतएव 
उसमें क्रमबद्ध इतिहास अथवा घटनावली का अन्वेषण करना उचित नहीं है । 
शिवाबावनी 
यह ग्रंथ भी संग्रह-ग्रंथ हे जिसमें शिवाजी के प्रताप, रण-प्रस्थान, रण, तलवार, नगाड़ा, 
श्रातंक, तेज, पराक्रम, विजय' आदि का वर्णन है । इस ग्रंथ में वीर, रौद्र तथा भयानक रस का 


) भूषणरंथावली, शिवराजभूषण, छुं० २६-३० | 


कथानक धरे 


सुंदर परिपाक हुआ है। भूषण ने इसमें शत्रुओं की दुगति का सुंदर चित्र खींचा है। शिवाजी के 
प्रताप और आतंक के वर्णन बड़े विशद हैं | इसमें १६४५ ई० से १६७७-७६ ई० तक की प्रमुख 
घटनाओं का उल्लेख है। 
छत्नसात्न-दृशक 
भूषण के इस अंथ में महाराज छत्रसाल बुंदेला के आतंक, पसक्रम, रण, तलवार, तोप- 
खाना, प्रताप, दान आदि गुणों का वर्णन है। इन छुंदों में चरित्र-नायक के गुणों का अ्रच्छा 
वर्णन हुआ है। यह ग्रंथ क्रमानुसार नहीं लिखा गया है, वरन्‌ संग्रह मात्र है। 
फुटकल छंद 
. भूषण कृत स्फुट-काव्य में मी विविध व्यक्तियों के संबंध में कहे गये छुंदों का संग्रह है। 
इनमें कुछ »ज्ञार के भी पद हैं । 
ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भूषण ने अपनी मुक्तक रचना 
में शिवाजी तथा छुत्नसाल के प्रमुख गुणों और उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का उल्लेख किया 
है | उनकी रचना क्रमबद्ध न होते हुए भी चरित्र-चित्रण तथा रस-परिपाक के गुणों से ओ्रोत-प्रोत 
है। हाँ, उसमें प्रबंध-काब्य के गुणों का अभाव है जौ मुक्तक काव्य के लिये स्वाभाविक ही है। 
राजविजल्ञास 
“राजविलास? ऐतिहासिक ग्रंथ है पर मान ने उसके कथानक में ऐतिहासिक तथ्यों का कम 
ध्यान रखा गया है । दरबारी कवि होने के कारण वे परंपरागत, चारण ओर भाटों में प्रचलित घट- 
नाओं का अ्रपने काव्य में स्वतंत्रतापूबक समावेश करने के लोभ का संवरण न कर सके। यही 
कारण है कि अपने आश्रयदाता के पूर्वजों का वणन करने में बापारावल संबंधी प्रचलित सभी 
दंतकथाओं' को मान ने राजविलास में स्थान दिया है। साथ ही बापारावल की पद्ठावली' का 
उल्लेख करते समय उसने नामों की एक लम्बी सूची दी है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन 
नामों में से अधिकांश अशुद्ध है, और उनके सन्‌-संवत्‌ भी भ्रान्तिपूर्ण हैं।इन नामों का प्रमुख कथा- 
नक से कोई विशेष संबंध नहीं हे और वे पाठक के हृदय में ग्रंथ के प्रति अरूतचि उत्पन्न करते हैं। 
मान ने 'राजविल्ञास” के कथानक में कुछ हेर-फेर भी किये हैं, उदाहरणार्थ उसने जसवंत- 
सिंह और औरंगजेब की अनबन के कारणों? ओरंगज़ेब और अजीतसिंह के मिलन आदिए के संबंध में 
कुछ ऐतिहासिक भूले की हैं | इसके संबंध में केवल इतना ही कद्दा जा सकता है कि ऐसा करने से 
औरंगजेब के आतंक, जसवंतसिह के श्र/त्मसम्मान, राठौरों के वीरतापूर युद्धों तथा वीरों की गवषों- 
क्तियों का स्वतंत्रतापूवंक उत्तम वर्णन करने का मान को अवसर प्राप्त हो गया है, जिसका उसने 
सफलतापूर्वक लाभ उठाया है। 
महाराणा राजसिह और ओरंगज्ञेब के मध्य हुए युद्धों” में प्रयुक्त कथानक में भी यत्र-तत्र मान ने 
ऐतिहासिक क्रम एवं घटना को अधात पहुँचाया है, पर वहाँ पर युद्ध का सुन्दर वर्णन, वीरता, भय, 


१ राजविलास, छुं० १७-१श८, ए०१७-३४ * वही, छुं० १-३७, ए० ३५-४० 3 वही, 
छुं० ६-६६, ए० ३१४६-३७ * बही, छुं० १०१-३२, छए० १६४-६६ २ वही, पृ० 
२०६९-६४ 


४४ हिंदी वीरकाव्य 


आतंक और प्रताप का अ्रच्छा चित्रण बन पड़ा है। इस प्रसंग में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि 
कवि ने कल्पना और अतिशयोक्ति से जी भरकर कारये लिया है। 


मान ने चरित्र-चित्रण करने के विचार से घटनावली का कम प्रयोग किया है। पर उक्त 
काव्य में ऐसे स्थल प्रचुरता से मिलते हैं जिनसे विदित होता है कि मान में इस ज्ञगता का अभाव 
न था, पर इस प्रवृत्ति को' प्रधानता देने में वे असफल रहे हैं। चरित्र-चित्रण की भावना से प्रयुक्त 
“राजविलास' में ये स्थल देने जा सकते हैं? । 


भान की रुचि विविध विषयों के विशद वर्णन की श्रोर अधिक भुकी हुईं थी, जिसके 
फलस्वरूप कथानक की गति एवं प्रवाह को भारी धक्का लगा है। सरस्वती-वर्णन,* वर्षा-वर्शनर, 
राजसिंह के राज्य की प्रशंसा,” उदयपुर वर्णनांतगत विविध विषयों का चित्रण“, बारात के 
राजसी वैमव का वर्णन, राजसिह एव' जसवंतसिह का डींग बधारना,* राजसिह के राज्या 
भिषेक का चित्रण,* महाराणा की आत्मश्लाधा,' वीरों की लम्बी सूची,” सामंतों को आत्म- 
प्रशंसात्मठ उक्तियॉ११ आदि कुछ ऐसे, प्रसंग है जिनमें कवि ने अनावश्यक विस्तार और पुनरावृत्ति 
की मरमार कर दी है, जिसके कारण घटनावली के प्रवाह में बाधा पड़ गई है। साथ ही अतिशयोक्ति- 
पूर्ण वर्णन के कारण अधिकांश स्थल ऊहात्मक हो गये हैं। पात्रों की आत्मश्लाघा एवं गरवों- 
क्तियों में मान उनके चरित्र को उठाने की अपेक्षा गिराने में अधिक सहायक हुए हैं । 


यह सब होते हुए भी 'राजविलास' में ऐसे स्थल प्रचुर मात्रों में हैं, जहां पर मान ने कथा- 
नक के साथ उचित न्याय किया है। ऊपर दिये हुए कतिपय' दोषों का कारण यह प्रतीत होता है 
कि मान दर्बारी कवि था। अतः चारण परिपारी एवं रीति-परंपरा से प्रभावित होना उसके लिये 
स्वाभाविक था | कविता उसके लिये जीविकाजन का एक प्रमुख साधन थी । ऐसी दशा में अपने 
आश्रयदाता की श्रत्युक्तिपूर्ण प्रशंसा करना ही उसका मुख्य लक्ष्य था, सर्वाज्ञ सुंदर काव्य लिखना 
नहीं | इसीलिये कथानक के साथ न्याय करने में वह बड़ी सीमा तक असफल रहा हे । 


छत्नप्रकाश 


गोरेलाल ने “छन्नप्रकाश” में गणेश जी ओर सरस्वती जी की बदना"* के उपरांत श्री राम- 
चन्द्रजी से लेकर बुंदेलों की वंशावली का वर्णन किया है।* बुंदेलावंश-वर्णन में कवि ने परं- 
परा, चारण-परिपादी ओर कल्पना की पर्याप्त मात्रा में सहायता ली है। उसने ज्ञात दंत-कथाओ का 
स्वतंत्रतापूषंक प्रयोग किया है। उसने नामावली की शुद्धता पर भी विशेष ध्यान नहीं दिया है। 


लाल कवि, ने छुत्रसाल की पू्व-जन्म-कथा, सारवाहन-चरित्र"४ के वर्णन में कल्पना श्ौर 


) शाजविल्ास, छु० ६-२२, प० १०४-६, छुं० ३६-६१, ए०२३०-१ * वही छु० १-३६, 
पृ० १-७ 3 वही, छुं० ३६-१७, पूृ० ८-३०... वही; छुं०३०-१००, 9० ११-९४; छुं० १-१४, 
प्रृ० १६-०७" वही, छु० ८९-१४७, ए० ४४-४४ '* वही, छू० ६६-८२, ए० ७० ४ * बही, 
छुं० ८५-६२, ए० ७४-६३ ५ चही, छे० २३-३३ पएू० ८४-४४ वहीं, छुं० १३६५-६३, पघरु० 
१7१-२; छुं० १३-७, ४० १८६-७ १" वही छुं० ४-६८, ए० १६४३-६४  "" वही, छुं० 
११-२३, ए० १४४-२४७  ) *छुन्नप्रकाश, ए० १-२ “वही, ए० २-१६ ४ चही, ए०४ १७-२२ 


कथानक है ६.६ 


श्रत्युक्ति के सम्मिशरण के साथ वीर, रौद्र एवं श्रातंक फे चित्रण की दृष्टि से कथानक का अच्छा 
प्रयोग किया है। इस कथा का आगामी घटनावली में सुंदर समवन्य किया गया है। 


छत्रसाल के जन्म तथा वालचरित्र का वर्णन करने * में कथानक का नख-शिख, अलंकार 
एवं बाल-सौंदर्य-वर्णन में सफल.प्रयोग किया गया है। छत्नसाल द्वारा किये गये राम-दर्शन की 
घटनावली के वर्णन में गोरेलाल, ने बाल औत्सुक्य तथा धर्म-मावना का अच्छा दिग्दशन कराया है। 
सात वर्ष के छत्नसाल द्वारा राम और सीता की »ंगारिक भावनाओं को सममने की क्षमता का उल्लेख 
करके कवि ने।उसमें कुछ:अस्वाभाविकता का समावेश कर दिया है। छुत्नसाल के सामने बाल- 
गोविन्द के दृत्य की कल्पना करके कवि ने अपने आश्रयदाता की बाल्यावस्था में ही भगवद्भक्ति- 
प्रवृत्ति दिखलाने की चेष्टा की है। इस घटनावली पर पौराणिक प्रभाव है। कुछ अस्वाभाविक होते 
हुए भी यह प्रसंग पंथ के नायक के स्वभाव का आभास देने के साथ ही अंथ को सरस मी बना 


देता है। 


चौर-बध ओर पहाड़सिह-प्रपंच-वर्णन* में लाल कवि ने बड़े कौशल का परिचय दिया 
है। इस प्रसंग में ईर्ष्या, ढ ष, कलह, षड़यंत्र-प्रवृत्ति, सतकता आदि भावों एवं मनोवृत्तियों का सुंदर 
चित्रण किया।गया' है । इस घटनावली का उल्लेख करते हुए कवि ने एक ऐतिहासिक भूल भी की 
है। दारा द्वारा कंधार विजय,करना लिखकर उसने अपनी ऐतिहासिक अनभिशता का परिचय दिया 
है। हो सकता है कि कंघार-विजय का सारा गौरव चंपतिराय को देने की दृष्टि से ही उसने ऐति- 
हासिक घटना में यह .परिवतन किया हो | कुछ भी हो, ऐसा करने में गोरेलाल ने दारा और चम्पति- 
राय के वैमनध्य का सुन्दर चित्रण करने में सफलता प्राप्त की है। 

इसी प्रकार गोरेलाल ने बहादुर खां के लड़के के घोड़े आदि को चपतिराय द्वारा युद्ध में 
लूटने की घटना का उल्लेख करके कथानक को अधिक स्वाभाविक बनाकर कथा को अग्रस॒रता 
प्रदान की है। ह 

गोरेलाल ने यथावसर आतंक, प्रताप, बीमत्स आदि के वर्णन के साथ ही साथ चरित्र- 
चित्रण के लिये घटनावली का सुंदर प्रयोग किया है |* कथानक के वर्णन के साथ ही बीच-बीच 
में अविवेकी की सेवा का दुष्परिणाम,॥ क्षत्रिय के कत्तंव्य* आदि का भी समावेश कर दिया 
गया है जिनसे;कथानक में रोचकता ओर सरसता आ गईं है। 

'छत्रप्रकाश” में कवि ने अपने आश्रयदाता के साथियों की नामावली» तथा विजित देशों 
की दीघ सूचीप का बार-बार उल्लेख किया है। उसके ऐसा करने से कथानक में कुछ नीरसता का 
मिश्रण हो गया है। पर लाल ने मान तथा सूदन के समान लंबी-लंबी सूचियो का उल्लेख नहीं 
किया है। वास्तव में गोरेलाल अपने चरित्र नायक का सूह्रमातिसूकछ्म युद्ध-विवरण देना चाहते ये, 

यही कारण था कि उन्होंने इन-नामों का,बार-बार उल्लेख किया है। | 


; छुन्नप्रकाश छ० २३०७. वही, - घ० २८-४३ २ वही, ए० ४७-६४ ४ वही, प० 
१००२, ९७, ६९०८. वही, ४० ७७ * बही, एृ० ८०? बही, ए० ८३, १०१-३, १२४, 
१३३०४ ५८ वही, छ० ६६-७, १०४-२०, १२८ 


४६ हिंदी वीरकाव्य 


इस कवि ने घटना की वास्तविकता का कितना ध्यान रक्‍्खा है, यह इसी से सिद्ध हो जायेगा 

कि उसने अपने आश्रयदाता की एक बार की पराजय का भी उल्लेख इन शब्दों में कर दिया है--- 
कहयो सबनि समुराइयो, जिन भजिबे पछिताउ। 
भजे कृष्ण अवतार जे, पूरन म्रगद प्रभाउ ॥' 


आगे चलकर गोरेलाल ने छत्रप्रकाश” में महाराज प्राणनाथ द्वारा छन्नसाल को दिये गये 
कष्ण-जन्म आदि के उपदेश का वर्णन किया है ।९ इस उपदेश में ंगार का पुट पूर्णरूप से वत्तमान 
है। यह सम्पूर्ण वर्णन भागवत्‌ के आधार पर लिखा गया है, ऐसा प्रतीत होता है। इस प्रसंग का 
प्रमुख काव्य से सीधा कोई संबंध नहीं है | ऐसा ज्ञात होता है कि युद्ध में पराजित छत्नसाल तथा 
उनके साथियों की निराशा एवं हतोत्साहितता को दूर करने की दृष्टि से अथवा स्वामी ग्राणनाथ 
की महत्ता प्रदर्शित करने की लालसा से ही इस विवरण को इस ग्रंथ में स्थान दिया गया है। मुख्य 
कथानक से संबंध न होते हुए! भी यह प्रसंग अधिक रोचक और सरस ढंग से वशणित किया गया है। 

छुत्रप्रकाश में अंतिम घटना लोहगढ़ विजय है, जिसके वर्णन में भी कवि ने कुछ ऐति- 
हासिक परिवत्तन किये हैं, पर वणन सुंदर हुआ है । 

इस प्रकार गोरेलाल ने “छत्रप्रकाश” के कथानक का निर्वाह किया है। कुछ ऐतिहासिक 
व्यतिक्रम होते हुए भी घटनाओं का यथातथ्य निरूपण करने का उन्होंने ध्यान रक्‍्खा है। लाल 
कवि ने यथाशक्ति अनावश्यक विस्तार एवं आवृत्ति का बहिष्कार किया है। भावों का समुचित 
उत्कर्ष दिखाने में उन्हें सफलता मिली है | कुछ खटकनेवाले दोष होते हुए भी यह मानना पड़ता है 
कि छत्रप्रकाश” में लाल कवि की प्रबंध-पढ्ुता निस्संदेह उच्च कोटि की बन पड़ी है। उन्होंने 
संबंध-निर्वाह और मार्मिक स्थलों की अपनी पैनी दृष्टि से परख करके अपनी अभूतपू्ब कार्य-पढुता 
का परिचय दिया है। 


जगनामा 


श्रीघर ने 'जंगनामा” के लिये फ़रु खूसियर के उत्तराधिकार युद्ध की घटना को चुना है। 
उसने अपने इस छोटे से काव्य में कथानक के वर्णन पर बहुत कम ध्यान दिया है। इस कवि ने दोनों 
पत्नों से युद्ध में सम्मिलित होनेवाले अमीरों तथा वीरों के नामों की बार-बार आवृत्ति की है | इन 
नामों की भरमार, अमीरों की सजावट तथा विशेषणों की आवृत्ति करने में श्रीधर ने अपनी इतनी 
संत्ग्नता' दिखलाई है कि जिसके कारण कथानक-वर्णुन हेय एवं नीरस हो गया है | इसके अतिरिक्त 
नादात्मक शैली-प्रयोग*" के कारण भी घटनावली-प्रवाह को भारी धक्का लगा है। 


उपयुक्त दोषों के होते हुए भी यह मानना पड़ेगा कि श्रीधर ने कथानक का वर्णन करने में 
चरित्र-चित्रण, वीरता, आतंक, मय, रौद आदि भावनाओं का अच्छा विवेचन किया है ।* उसने 


) छुन्नमकाश दो० ३, ए० १४७ 3: वही, ए० १५००-३६ 3 वही, ए० १६१-३ 
“ शाककन पंक्तियाँ १९-६०, ७४-८९, १७४-२१२, २२३-३४९, ४१३-६४३४, ८६७०१२४६, 
इश७ी१े४२० वही, पंक्तियाँ १४२३-९०, १९६३-७४ ' बही, पंक्तियाँ ८४-६४, 
३७१०७, ९३६००६०६, ७०३०६, १२२०-७१ 


कथानक ४७ 


मुइजुद्दीन की बौखलाहट और डींग बधारने' और उसके दरबार" का यथातथ्य वास्तविक वन 
किया है। 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि नीरसता एवं अरोचकता के स्थलों की भरमार होते हुए. 
भी जंगनामा में ऐसे स्थान मी हैं जहां पर श्रीधर ने घटनावली के वर्णन में सहृदयता और सजगता 
का परिचय दिया है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि मुरलीधर में उत्तम काव्य-रचना की श्रनुपम 
प्रतिमा वतमान थी, पर भाटों की प्रशंसात्मक एवं लोभपू्ण प्रणाली का अनुसरण करने के कारण 
उन्हें कथानक के साथ उचित न्याय करने का ध्यान नहीं रहता था'। यही कारण है कि उनके 
घटना-वर्णन में इतनी नीरसता एवं शुष्कता है। 


रासा भगवंतसिह 

सदानंद ने इस गंथ में अपने आश्रयदाता के अंतिम युद्ध का वन किया है। उसने इसमें 
व्यथे के विस्तार एवं अनावश्यक प्रसंगों और घटनाओं का एकदम बहिष्कार किया है । 

इस कवि ने घटनावली का वर्णन इस पद्धति से किया है जिससे क्रोध, आतंक, वीरो- 
चित गर्वोक्ति,* तथा चरित्र-चित्रण* के सुंदरतापूर्वक प्रतिपादन के साथ ही साथ छद्ध के अच्छे 
वर्णन* भी करने में वह सफल हो सके | कवि ने युद्ध में वीरता' प्रदशित करनेवाले वीरों के नामों 
के उल्लेख" के अतिरिक्त चरित्रनायक के दान* का भी वर्णन किया है। उसके इस कार्य से 
कथानक का सौन्दर्य अधिक निखर गया है । 


सारांश यह है कि “रासा भगवंततिंह? में लम्बी-लम्बी सूचियों तथा संयुक्ताक्षरों से युक्त शैली 
का एकदम अभाव है। यही कारण है कि इसका कथानक-वर्णंन इतना सफल और वौररसानुकूल 
बन पड़ा है | इस प्रकार सदानंद को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिली है। 


सुजानचरित्र , 

सूदन ने अपने ग्रंथ 'सुजानचरित” के लिए. भरतपुराधीश सुजानसिंह के युद्धों का कथानक 
चुनकर उसी प्रकार दूरदर्शिता का परिचय दिया है जिस प्रकार भूषण ने शिवाजी तथा छुत्रसाल 
को अपने काव्य का आधार बनाकर अपनी काव्य-पढता प्रदर्शित की है । इस कवि ने सूरजमल के 
संपूर्ण जीवन को अपने अंथ में स्थान नहीं दिया है। सूदन ने सुजानसिंह के पूर्वजों के वर्णन के 
साथ उनके सात युद्धों का विस्तृत वर्णन किया है। उसने युद्ध संबंधी प्रत्येक सूछम एवं विस्तृत 
घटनावली का उल्लेख अ्रपने इस पंथ में किया है । 

सूदन ने 'सुजानचरिज! में प्रत्येक वस्तु और पदार्थ की लम्बी नामावली दी है। आरम्भ 





१ जंगनामा, पंक्तियाँ ७३०-३०, ७०९८-६8, मरे३-४२ वही, पंक्तियाँ ६७४०-६० 
3 ज्ञागरी प्रचारिणी पत्निका, भाग ४, सं० १६८१ वि०, छु॑० १२, ४० ११६ ४ बही, छुं० हर 
पृ० ११६“ वही, छे० ४४, ए० १२१-२ वही, छुं० ४४-४९, छ० १९३ ०) वही छें० 
दृ८-६, एू० १२४; छे० ७६-८० छ० १३२७ ५ चही, छु० ६५-०७, ए० १३२६-३० 
4 बही, छू० ४८-६, ४० १२२ 


डे हिंदी वीरकाव्य 


में १७५ कवियों के नाम," अवतारों का उल्लेख तथा सुजान के पूर्वजों का वर्शन३ किया है। 
इसी प्रकार राजपूत, जाट तथा अन्य जातियों तथा युद्धों में सम्मिलित होनेवाले वीरों के नामों'* 
की बार-बार आवृत्ति की है। इसका परिणाम यह निकला है कि कथानक अरुचिकर ओर नीरस 
हो गया है तथा उसकी गति को भारी धक्का लगा है। इसके अ्रतिरिक्त सूरजमल द्वारा दिल्ली के 
लूटे और जलाये जाने का वर्णन करते हुए सूदन ने विविध पशु-पत्षियों, श्रस्त्र-शत्नों, बत्तनों, बाजों, 
कपड़ों, आभूषणों, मिष्ठान्न, अनाज, ग्रन्थो' आदि के नामों की एक बड़ी विशाल सूची दी है, 
जिसके फलस्वरूप कथानक की धारा एकदम टूट गई है । इस अवसर पर केशव के समान पांडित्य- 
प्रदर्शन के प्रल्ोमन में सूदन ऐसे फंसे हैं कि उन्हे घटनावली के चित्रण का ल्ेश-सात्र भी 
ध्यान नहीं रहा है| इस संबंध में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि सूदन ने वीररस-काव्य-परंपरा 
का अनुकरण करके संयुक्त वर्णो * और व्यर्थ की नादात्मक निरथेक शैली“ का बार-बार प्रयोग 
करके कथानक को ओ्रोर भी शुष्क, नीरस तथा अरुचिकर बना दिया है। 


उपयुक्त दोषों के होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ता है कि सूदन को कथानक को सुंदर 
ढंग से अंकित करने में भी पूर्णरूपेण सफलता मिली है। यथावसर सूदन ने पात्रों के चरिज्र- 
चित्रण” करते समय घटनावली को सदर रूप दिया है। उसने बीभमत्स,*" वीर,१* श्रंगार* ९ तथा 
भय" ३ आदि के वर्णन करने में मी कथानक को आवश्यकतानुसार परिवर्तित कर दिया है। 
सूदन ने अलंकार-वर्णन ४ करने में भी कथानक का उचित प्रयोग किया है। 


सूदन ने अपने चरित्र-नायक के प्रतिद्वंद्वी का उत्तम" वरणणन करके अपने ग्रंथ के कथा- 
नक को स्वाभाविकता प्रदान करने के साथ ही अपनी उदारता का भी परिचय दिया है। सुजान- 
चरित्र, में कवि सूदन ने युद्ध-वर्शन करने में बड़ी पढ़ुता दिखाई है |१९ बार-बार युद्ध का विस्तृत 


? सुजानचरित्र, छुं० १-३, ए० १-२." वही, छूं० ११, ए० ३-४ + चही, छु० १२- 
२६, ए० ४-६ * वही, छो० ९-६, ए० १४; छोे० १श०४, ए० ३०-०१; छु० २७, पृ० ७४; छु० 
१९, एू० १०८-६; छे० ४, ए० २०००१ + बही, छु० ३१२ पृ० १८-२०; छु० ८, ए० २३०४; 
छुं० १३, ए० ४६-७; छुं० ३ (४), ए० ५३-४; छू० ८, छ० ६३०४; छे० २८, ए० ७९-६; छु ० १८, 
पृ० ८-४९; छु० ७, ५० ६४-६; छु० ९, पए्‌ृ० ११२-३; छुं० ६, पृ० ११५९-६; छु० २-६, छ० 
१२०-४; छुं० ६, ६-१२, ए० १३२-२; छु० ८-१०, ए० १८७४-६४; छुं० २०, एू० १६४-४; छु० &, 
पृ० २०१, छु० ३२-३, छए० २००८-४३; छु० १६-७ पू० २१९-६; छुं? २१, ए० २३७-८; छुं० २८, 
पृ० २२१-२; छू० ३२-३६, पृ० २४३-४; * वही, छु० ३१-४७, पृ० १७१-४६,  » वही, छुं० 
४, ४० २१-२; छं० १८, ४० ३५, छुं० २२९, ए० २१८४-२० “* वही, छुं० २ (केवल कुछ पंक्तियाँ) 
पृ० २०-१; छु० १४, ए० १३२९-७; छु० १६, पू० १४३; छुं० ११, एू० १८९-७ * वही, छुं० २-४; 
पू० १७-४८; छुं० ३४, ए० ६६३; छुं० २-३, ए० ६२-४३; छुं० २०-२, पृ० श्थद १" वही, छुं० ११, 
४० ९९; छु० ६, ४० ८र; छु० १६,ए० २०४५ )) वही, छूं० ९, ए० ६३-४० १९ बही, छुं० 
३५०७, एू० १४९-७* वही, छुू० १४-७, पूु० १६६-७ "४ बही, छुं० १२, ए०२६ १" बही, 
अूँदुछ.३४०-४, ४० १४४८-२१ )* बही, छुं० १७, प्‌० ३४, छु० ९, पृ० ८१-२; छुं० १४-६, प्रु० 
* १३२७-४२; छे० ९, पू० १६०; छुं० १३-७, ए० २०३-३४ 


कंथानक दे 


इस कवि ने अपने ग्रंथ में एक स्थल पर दिल्ली के अश्रादि काल से प्रारंभिक इतिहास को 
वर्शित काल तक संक्षेप में दिया है।" इस संतज्षिमत कथन से भी उसकी कथानक-चित्रणु-पद्धुता का 
आभास मिलता है । 

सूदन नें अंथ के अंत में पहुँचकर मराठों द्वारा किये गए जाठ-राज्य के आक्रमण का 
विस्तृत वर्णन न करके ब्रज-शोभा, कष्ण-लीला, मुचकुन्द-कथा आदि पौग़ाणिक विषयों का वर्णन 
किया है ।* कहना न होगा कि ऐसा करके कब्रि ने प्रमुख ऐतिहासिक घटनावली को छोड़कर 
गंथ के कथानक के साथ अन्याय किया है | 

ऊपर के संक्षिप्त विवेचन से विदित होता है कि सूदन को कथानक-चित्रण-पटुता प्राप्त थी, 
पर अपनी बहुशता, पांडित्य-प्रद्शन तथा शैली और भाषा-विविधता का प्रयोग करने के प्रलोभन 
में फैंस जाने के कारण उनके “छुजानचरित्र' में अधिकाश स्थलों पर अरोचकता, नीरसता तथा 
शुष्कता का समावेश हो गया है, जिससे कथानक को करारी ठेस पहुँची है । यह होते हुए. भी 'सुजान- 


चरित्र” में कथानक के सुंदर वर्णन के स्थलों की भी कमी नहीं है। 


करहिया को रायसो 

गुलाब कवि ने “करहिया को रायसो? नामक छोटे से खंड-काव्य में करहिया-प्रदेश के परमारों 
वर्णन करने से युद्ध के उत्तम वर्णन के तो काव्य में दशन हो जाते हैं, पर इससे कथानक की 
गति मंद अवश्य पड़ गईं है। 
और भरतपुराधीश जवाहिरसिंह के युद्ध का वर्णन किया है।इस कवि ने आरंभ में सरस्वती और 
गणेश जी की स्तुति३ के पश्चात्‌ श्रपने आश्रय-दाताओं की प्रशंसा की है? । 

इसके अनंतर उसने उक्त युद्ध का वर्णन किया है। गुलाब कवि ने वीरों के नामों का 
बार बार उल्लेख किया है” | इन नामों के साथ ही उसने अधिकांश स्थलों पर इन वीरों के 
युद्ध तथा गर्वोक्तियों का अच्छा वर्णन किया है। गुलाब ने वीररसात्मक संयुक्ताक्षर शैली का भी 
प्रयोग किया है, पर इससे कथानक के प्रवाह में बाधा पड़ी है। 


श्ै रह डी श लि १ 
उपयुक्त कथन का यह अमभिप्राय कदापि नहीं है कि गुलाब कवि में घटनावली के वर्णन 
की क्षमता का अ्रमाव था। उसने कथानक का वीर-चरित्र-वर्शन करने में सफल प्रयोग किया है ॥* 
उसे रौद्रादि रस के चित्रण में भी पर्याप्र सफलता मिली है |५ 


यद्यपि गुलाब कवि ने इस छोटे से कथानक के चित्रण में कुछ असावधानी दिखलाई है, पर 
उसके वन में उसे पर्याप्त मात्रा में सफलता भी प्राप्त हुईं है। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने 
श्वृंगारादि का समावेश अपने इस ग्रंथ में न करके कथानक को पूर्णरूपेण वीररसानूकूल बनाया है। 


* सुजानचरित्र छुं० ३-१६, पू० १६४४-०७ * वही, छे० २७-४९, पू० २२६७-४० 
3 नागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १०, १६८६ वि०, छुं० ३१-४७, 7० २७७ 
* बही, छुं० <-८, एृ० २७७-८ / वही, छुं० २१-२, पृ० २७६३-८० छुं० २६४ पूृ० २८०२-३५ 
छुं० ४९, ए० २८९-६; छुं० ४६-६२, ए० रणप-६ ५६ वही, छुं० श८, घु० २८४; छुंं० ४७, 
पृ० २८७ १ वही, छुं० ४०-२, पएू० २८९“ बही, छुं० १८, ए्‌ृ० २८६ 
७9 


पू० हिंदी वीरकाबव्य 


हिम्मतबहादुर-विरुदापत्ती 


पद्माकर ने हिम्मतबहाहुर-विरुदावली में अ्नूपगिरि हिम्मतबहादुर तथा अजुनसिंह के 
मध्य लड़े गये युद्ध का वर्णन किया है। उन्होंने इस ग्रंथ के कथानक-वर्णन में परम्परा का पालन 
अधिक किया है | ग्रंथ के आरंभ में चरित्र-नायक की ऊहात्मक पद्धति में प्रशंसा की गई है | इस ग्रंथ 
का अधिकांश भाग राजपूत उपजातियों,' वाद्य-यंत्रों,१ हाथियों,४ घोड़ो,” तोपों,* बंदूकों,* 
तलवारो* तथा अन्य हथियारो* आदि के नामों के गिनाने से भरा पड़ा है। परिणाम यह हुआ है कि 
कथानक का प्रवाह एकदम रुक गया है और अंथ अरोचक हो गया है । संयुक्ताक्षरों' तथा नादा- 
त्मकशैली १ * के प्रयोग ने भी घटनावली के लिए घातक कार्य किया है। पात्रों द्वारा लंबे- 
लंबे कयन*" भी इस ग्ंथ में मिलते हैं जो चरित्र और कथानक दोनों ही दृष्टियों से ठीक 
नहीं है । 

यह सब दोष होते हुए भी हिम्मतबहादुर-विरुदावली में कथानक की दृष्टि से कुछ विशिष्ट 
गुण भी वत्तमान हैं। पदुमाकर ने अपने आश्रयदाता के प्रति-नायक की प्रशंसा? * करके कथा को 
अधिक स्वाभाविक बनाने की चेष्टा की है। पात्रों के स्वाभाव एवं गुण-दोष-चित्रण की भी चेष्टा 
की गई है, पर कम मात्रा में) ३ | युद्ध के बन में अलंकारों की भरमार कर दी गई है, पर उनमें से 
कुछ अच्छे चित्रण भी हुए हैं) * | 

ऊपर के विवेचन से यह सार निकलता है कि पद्माकर को हिम्मतबह्ादुर-विरुदावली? में 
कथानक-चित्रण में आशातीत सफलता नहीं मिली है । सूदन के समान उन्होंने नाम गिनाने की परंपरा 
और शब्दों की तड़क-भड़क पर ही विशेष ध्यान दिया है । उन्होंने उपयुक्त नायक चुनने ही में 
असावधानी का परिचय दिया है। पर इस ग्रंथ में ऐसे स्थल भी हैं जिनसे सिद्ध होता है कि पद्मा- 
कर यदि सतकता से काम लेते तो उन्हे कथानक-चित्रण में पर्याप्त सफलता मिल गई होती । 


जगदूविनोद 


'जगद्विनोद” के जिन छुंदों का आलोच्य विषय के अंतगत अध्ययन किया गया है, वे 
मत्तक़ हैं और उनमें महाराज जगद्सिह, जयपुराधीश की प्रशंसा की गई है। अतएव इस संबंध 
में कथानक-वर्णन पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता है । 


प्रतापविरुदावली 


प्रतापविरुदावली में महाराज प्रतापसिंह की विविध दृष्टियों से मुक्तक छंदों में प्रशंसा की 
गई हैं। कवि ने उसमें किसी घटना का वशुन नहीं किया है । 


) हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छु० ३-१४... वही, छुं० २७-३७ ३ वही, छु० ३६-४१ 

१ वही, छु० ४७७-१ ' चही, छुं० ९२-६३ * वही, छं० ६३-७०, ८६-६१ * वही, छु० ७०-२ 

5 बही, छुं० १६३-२०१ + वही, छुं० ४९, ६१" वही, छुं० १३०, १८६ )* बही, छुं० 

»१४-११०, १२२-८ *+ वही, छु० १७-१८ ४ बही, छे० ७३-६४, १$८०-४, २०८ '* बही, 
छुं० ७७-४६, १७६३-८१ हि 2. 9 


कथानक ५९ 


हम्मीररासो 


जोधराज ने हम्मीररासो के आरंभ में गणेश और सरस्वती" की स्तुति, आश्रयदाता' 
तथा अपना १ परिचय दिया है। तदनन्तर उसने सृष्टि ओर मानव-रचना, चंद्र ओर सूर्य-वंश का 
वर्णन किया है जिसका आधार पौराणिक गाथाए हैं। इसके आगे उसने आराबू पबत पर किये 
गये यज्ञ से अ्ग्निवंशीय क्षत्रियों की उत्तत्ति" का उल्लेख किया है,,जिस पर प्रथ्वीराजरासो 
की स्पष्ट छाप विद्यमान है। तदनन्तर पद्म ऋषि के तप भंग होने और हंम्मीर तथा अलाउदूदीन 
के जन्म संबंध में जोधराज ने पौराणिक, काल्‍्यनिक एवं मनगढ़ंत बातों का उल्लेख किया है, जिनका 
मूल कथानक से विशेष संबंध नहीं है। इसके संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि 
इस घटना का आश्रय लेकर कवि ने ऋतुओं और »ंगार का विस्तृत वर्णन किया है । पर उसके 
ये वर्णन परंपरानुसरण मात्र हैं और कहीं-फहीं पर सीमा का उल्लंघन कर गये हैं, अतएव यह घटना- 
वली कथानक के लिये भूषण नहीं वरन्‌ दूषण हे | 

जोधराज ने हम्मीर और अलाउद्दीन के पारस्परिक बैर के कारणों का उल्लेख करते हुए, 
मीर महिमा तथा शाही बेगम रूप-विचित्रा के प्रेम, मीर द्वारा सिह के मारने, इस घटना से सुल्तान 
के अप्रधन्‍न होकर मीर महिमा को निकाल देने तथा मीर महिमा के हम्मीर के यहां जाकर शरण 
लेने का वर्शन* किया है। 


इस कथा से मिलती-जुलती एक घटना, मीर हुसेन कथा", का प्रथ्वीराजरासो सें उल्लेख 
है । इन दोनों ग्रंथों में वर्णित दोनों कथाओं में अत्यधिक साम्य है। हम्मीररासो के रचना-काल 
से पूव ही एृथ्वीराजरासो का वर्तमान रूप निश्चित हो चुका था | ऐसी परिस्थिति में यह विदित 
होता है कि जोधराज इस कथा के लिये चंद बरदायी का ऋणी है। 

मीर महिमा और रूप-विचित्रा की कथा ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्त्पूण न होते हुए 
भी अपना निजी महत्त्व रखती है। इस प्रसंग में कवि ने सेना, र्ंकावत, मीर महिमा के चरित्र 
और <४ंगार के वर्णन में विशदता का परिचय दिया है, पर »इंगार के वर्णन में वह अश्लीलता 
की पराकाष्ठा तक पहुँच गया है। साथ ही उसने अलाउद्दीन के द्वारा चूहे को मरवाकर उसके 
चरित्र को श्रधिक गिरा दिया है| इस दृष्टि से विचार करने पर कथानक का यह अंश कवि के 
द्वारा उचित ढंग से नहीं वर्णित किया गया है, यही कहने के लिये बाध्य होना पड़ता है। 


आगे चल कर जब दूत अलाउद्दीन के समक्ष मीर महिमा के राव हम्मीर की शरण में जाने 

का समाचार देता है, उस अवसर पर शाही मंत्री बहराम खां का यह कथन कि मीर तो सागर 

के पार चला गया है,* कुछ अस्वाभाविक लगता है। उसकी इस डक्ति के पश्चात्‌ और किसी 

उत्तर का उल्लेख न करके, कवि ने एकदम हम्मीर को पत्र लिखने के लिये शाही आशा का कथन" " 
करके कथानक के पूर्वा पर संबंध-निर्वाह को आधात पहुँचाया है । 


१ हम्मीररासो, छूं० १-७  । वही, छें० €-७  + वही, छुं० ू-११ ४ वही, छु० १४-३६ 
५ बही, ।छुं० ४०-७०. *+ वही, छुं० ७१-वचनिका, घुष्ठ इे८.. * वही, छुं० १८८-३े०% 
८ पृथ्लैककूलरासो सार, 8 वां समय, पृष्ठ ३३-७३ ९ हस्मीररासों छुं० ३१८ ।" बही, 
छु० ३१६ 


धू२ हिंदी वीरकाब्य 


इसके श्रनन्तर जोधराज ने दूत के मुख से राव हम्मीर के राजसी वैभव, वाटिका आदि 
का विस्तृत वर्शन कराया है," जो परंपरा का पालन मात्र है। इसमें कवि ने अपने आश्रयदाता 
के पूर्वनों की प्रशंसा करके उसे प्रसन्न करने का प्रयत्न किया है, ऐसा अनुमान होता है। इसी 
प्रकार वजीर के मुख से कराये गये हम्मीर के पूवजों के गुण-गान* को भी समझना चाहिए। इन 
वबर्णनों में कथा की धारा एकद्म मंद पड़ गई है | 

इसके आगे यथास्थान अलाउद्दीन का मंत्री उसे राव हम्मीर से युद्ध न करने की मंत्रणा 
देता है और तुरंत ही आक्रमण के लिये सेना की तैयारी की सूचना मिल जाती है* इसको कथा- 
नक में क्रम-भंग ही कहना उचित जँचता है। इसी प्रसंग में यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उक्त 
सेना में कवि ने देश-वेदेश की विविध सेनाओं के नाम गिनाये हैं, जो वाल्पनिक एवं परंपरागत हैं। 

जोधराज की कथानक संबंधी त्रुटियों का यहीं पर अंत नहीं हो जाता है। उसने चोहानों 
और मुसलामानों के परंपरागत बैर का वर्णन किया है, जो प्रथ्वीराजरासो के आधार पर प्रतीत 
होता है और जिसका प्रमुख घटनावली से कोई भी संबंध नहीं है । 


यही नहीं, इस कवि ने दोनों पत्तों में, देवी-शक्ति की सहायता की भी कल्पना की है | राव 
हम्मीर ओर अलाउद्दीन देवों और पीरो को अ्रपनी अपनी सहायता के लिये बुलाते हैं। वे देव ओर 
पीर एक बार नहीं अनेक बार आकर अपने अपने उपासकों की सहायतार्थ युद्ध में सम्मिलित 
होते हैं।" ऐसे स्थलों पर कथानक बच्चों का खेलवाड़ श्रौर उपहासास्पद हो गया है और मुख्य 
कथानक का रूप उनमें न जाने कहाँ विल्ीन हो गया है। इसी प्रकार जमाल खाँ का मुहम्मद 
ग़ोरी के आदेश से प्रथ्वीराज को पक्रड़ना ओर अलाउद्दीन के आदेश को पाकर हम्मीर के विरुद्ध 
रण-क्षेत्र में जाना भी कवि की असावधानी का परिचायक है' | उसने मुहम्मद ग़ोरी ओर अला- 
उद्दीन के समय करा ध्यान नहीं रकखा है, जिसके परिणामरुवरूप इस स्थल पर कथानक एकदम 
काल्पनिक एवं निराधार हो गया है । 


आगे चलकर चित्तौड़ के कुमारों के प्रसंग? में भी जोधराज ने अपनी ऐतिहासिक अज्ञा- 
नता का परिचय दिया है, जिसके फलस्वरूप कथानक की स्वाभाविकता नष्ट हो गई है ओर इसके 
समावेश से अकारण ही ग्रंथ को विस्तार दे दिया गया है। 

चंद्र-कला-ब॒त्यान्त्गत मीर महिमा द्वारा अलाउद्दीन के सुकुठ गिराये जाने का' उल्लेख 
किया गया है।' ऐसा प्रतीत होता है कि जोधराज ने यह घटना तुलसी द्वारा वर्णित अंगद 
द्वारा फके गये रावण के मुकुट के प्रसंग* से ली है । 

सुजन के विश्वासधात १० के कथानक में जोधराज ने सम्मभवतः अकबर के समकालीन रणु- 
थंगोर दुर्गाध्यज्ष राव सुजन के नाम का उल्लेख करके अपनी अज्ञानता का परिचय दिया है । 





) हम्मीर रासो, छु० ३३२-७२ * वही, छुं० ३९७-६ 3 वही, छु० ३७०-२ ४ बही, छुं० 
४१३-२ * वही, छु० ४४६, ४७८०-८६, ९६१०७, ६१८-६ ५ वही, छुं० ५१५-८ ० बही, 
छु० ४०४६-३४, ६१६०-२८ वही, छ॑ं० ६२२-७३ _* माताग्रसाद गुप्त, श्रीरीमचरित मानस, 
लेका काँड, ए० ४२१ * हस्मीर रासो छुं० ६४७७-४६, ६६२ ह 


कथानक जद 


इसी प्रकार अलाउद्दीन के द्वारा हिंदू देवों की पूजा करना, उसके द्वारा संघि- 
प्रस्ताव,* सम्राट का पराजित होकर बंदी बनना तथा' मुक्ति पाकर दिल्ली को प्रस्थान करना, 
शिवजी को अपित किये गये राव हम्मीर के शीश की आज्ञा मानकर अलाउद्दीन का रामेश्वरम्‌ में 
जाकर सागर में समाधिस्थ होकर प्राणु-विसर्जन करना, ऐसे प्रसंग हैं जो एकदम इतिहास- 
विरुद्ध और काल्पनिक हैं। इन कथानकों के कारण मुख्य घथ्मावली का रूप विकृृत हो गया है। 
पर ऐसा करने से कवि को अपनी कल्पना-शक्ति का परिचय देने का अच्छा अवसर मिल गया 
है| साथ ही अपने आश्रयदाता को प्रसन्‍न करके पुष्कल धन प्राप्त करने का भी सुयोग उसे मिल 
गया होगा, जैसा कि उसने ग्रंथ के अंत में स्वीकार भी किया है । 

कथानक संबंधी उपयुक्त चरुटियों और भूलों के होते हुए भी उसमें कुछ विशिष्ट गुण भी हैं। 
जोधराज ने वीरोक्ति  रौद्,* आदि के अच्छे उदाहरणों द्वारा कथानक को अधिक स्वाभाविक बनाने 
की सफल चेष्टा की है| जोधराज ने युद्ध के अ्रच्छे चित्रण द्वारा” वीरस्स का अच्छा परिपाक किया है, 
यद्यपि ऐसा करने में उसने कल्पना का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। उसने पात्रों के चरित्र को ऊँच 
उठाने की भी चेष्टा की है। पर कहीं-कहीं पर उसमें उपदेश की प्रधानता हो गई है, उदाहरणार्थ 
हम्मीर की रानी का चरित्र क्षत्राणी के अनुरूप होते हुए'भी उपदेशात्मक हो गया है |* कहीं-कही 
पर जोधराज ने वीर और <ंगार के सुंदर चित्रण* * द्वारा कथानक को अधिक रोचकता प्रदान की 
है | उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसने वीरकाव्य की सूदन वाली नाम गिनाने को परि- 
पाठी का एकदम बहिष्कार किया है। केवल एक दो स्थानों पर ही राजपूतों११, घोड़ों) * एवं 
गजो१ २ का उल्लेख हुआ है |- कवि की इस नीति के कारण छथानक की सरसता और रोचकता 
की पर्याप्त मात्रा में रक्षा हो गई है। 

ऊपर किये गये विवेचन का यह सार निकलता है कि हम्मीररासों में कथानक के वन 
में कवि ने बहुत सी भूले की हैं, पर उसमें ऐसे विशिष्ट स्थल भी है जो कवि की प्रबंध-कल्पना- 
पढ़ता का प्रमाण देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जोधराज ने इतिहास-विश्रुत नायक अपने 
काव्य के लिए चुना है | यही कारण है कि उसे अपने उद्देश्य में कुछ सफलता मिली है । उसके 
सामने प्रथ्वीराजरासो की परंपरा थी, जिससे उसने पूर्ण लाभ उठाया है। परंपरा से ऊँचा उठने 
की मौलिक प्रतिभा संभवतः जोघराज में वत्तमान नही थी, इसीलिए वे अपने काव्य के कथानक के 
प्रवाह की रक्ना करने में उतने सफल नहीं हो सके जितना कि उन्हें होना चाहिए था। साथ ही चारणों 
की आश्रयदाताओं की ऊहात्मक प्रशंसा करके प्रचुर घन प्राम करने की परिपाटी और लालसा ने 
भी कथानक के रूप को विक्ृत करने के लिए उन्हे विवश कर दिया था। यह सब होते हुए भी 
इस दृष्टि से जोधराज का निजी स्थान है इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती | 


१ हम्मीररासो छु० ६०१-२ * वही, छुं० ५३०, ८४८, ६४२७-२६ ४ चही, छं ० ४३९- 
४२ वही, छु० ६४७७-६९ वही, छुं० ८६७ '* वही, छुं० ४१९७ ४ वही, छुं० ३१८० 
५ चही, छुं० ४श्८-४९, ८६३-४२०  " वही, छोु० ६६६-८९. !* वही, छुं० ७३१०-८ 
१) बही, छु० ७००) बही, छु० ७१२-२५८ १< बही, छु० ७२६३-३७ 


अध्याय ३ 
चरित्र-चित्रण 


सामान्य स्थित्ति-- प्रस्तुत साहित्य के मंथन से विदित होता है कि पात्रों के चरित्र-चित्रणु 
की ओर इन कवियों का ध्यान विशेष रूप से नहीं गया था। ये अंथ ऐतिहासिक काव्य थे इसी 
लिए अधिकांश कविगण इतिवृत्तात्मक शैली का अनुसरण करके ऐतिहासिक घटनावली, पात्रों, 
स्थानों तथा अ्रन्य सामग्री की सूची का उल्लेख भर कर दिया करते थे | इनमें पात्रों की अधिक 
भरमार होती थी। लूटमार तथा युद्ध-सामग्री की विस्तृत सूची, अलंकार-प्रयोग, चमत्कारवादिता, 
रीति-परंपरा का अनुसरण आदि कुछ ऐसे कारण ये, जिनके फलस्वरूप चरित्र-चित्रणु की ओर इन 
कवियों का ध्यान बहुत कम गया था । 

उपयुक्त कथन का यह अमिप्राय नहीं है कि उक्त काब्यों में चरित्र-चित्रण का एकदम 
अभाव है। पर इतना सत्य है, कि इन कवियों ने अधिकतर परंपरागत कुछ विशिष्ट गुणों का 
ही उल्लेख अपने पात्रों के संबंध में किया हैं | पर कुछ प्रबंध-काव्यों में चरित्रों का अच्छा चित्रण 
भी हुआ है। ऐतिहासिक प्रबंध-काब्यों में चरित्र-चित्रण प्रायः उत्तम हुआ है। रासो परंपरा के ग्रंथों 
में पृथ्वीराजरासों की छाप स्पष्ट रूप से मिलती है। मुक्तक-अंथो में कुछ विशेष बातों को ही लेकर 
चित्रण कर दिया गया है । स््नी-पात्रों के सबंध में भी एक बेंधी हुईं धारा का अनुकरण किया 
गया है। नीचे चरित्र-चित्रण संबंधी कुछ विशेषताओं का उल्लेख किया जा रहा है, जिससे उपयुक्त 
कथन की पुष्टि हो सके । 

कुछ अपवादों के साथ प्राय: सभी पात्नों-विशेषकर नायको-में एक ही प्रकार की विशेषताओं 
के उल्लेख सभी अंथों में मिलते हैं। इन पात्रों को मगया, मल्ल-युद्ध तथा गज-ैयुद्ध से विशेष प्रेम 
होता था। वे अख्र-शख्त्र संचालन में अधिक दक्षता प्राप्त किया करते थे | युद्ध में स्वयं सेना संचा- 
लन करते हुए नायक सेना के अग्न भाग सें रहकर युद्ध की गति-बिघि का स्वयं निरीक्षण करते थे | 
वे विजयी वीरों का समुचित आदर किया करते थे । 

इन पंथों के नायक प्रायः युद्ध-बीर के रूप में ही चित्रित किए गए हैं | इसके अतिरिक्त वे 
दान-वीर, दया-बीर एवं धर्म-बीर भी हुआ करते थे । वेद, गो, ब्राह्मण ओर हिंदू धर्म की रक्षा के 
लिए ये पात्र सदैव परिकरबद्ध रहा करते थे। वे दान में मन-भर धन लुटाया करते थे । ये माटों 
एबं कवियों को सदैव सम्मानित करते थे | 

कुछ पात्र बड़े यशर्वी तथा कर्म-वीर हुआ करते थे । शत्रु से लोहा लेना, अपनी विजय 
के लिए सवस्व न्योछावर करना और हँसते-हँसते अपने प्राणों की बलि चढ़ा देना इन वीर-पुंगवों 
के लिए. साधारण बात थी । उनमें से कुछ वीरों ने अपने बाहु-बल पर, साधारण स्थिति से उठकर 
ओर दिल्ली राज्य की जड़े हिलाकर, विस्तृत राज्यों की स्थापना की थी । ऐसे पात्रों के वर्णन में 
सच्ची वीरता, अदम्य उत्साह, असीम श्रध्यवसाय और कार्य-कुशलता के दर्शन होते हैं। प्रायः 
सभी प्रमुख पात्रों की यह विशेषता थी कि वे शत्रु को तंग करने के लिए छिपकर छापा मारते, राज्यों 
को लूटते, आग लगा देते, चौथ उगाहते और जंगलों एवं अन्य सुरक्षित स्थानों में जा छिपते थे । 


चरित्र-चित्नण पूपू 


दिल्‍ली राज्य के शत्रुओं श्रोर विद्वोहियों में परस्पर मित्रता स्थापित हो जाया करती थी। ऐसे मेल- 
मिलाप द्वारा वे अपने शत्रु को पराजित करने के लिए, सदैव प्रयत्न करते रहते थे। अवसर पड़ने 
पर विश्वासघात, हत्या आदि करने से भी कुछ पात्र नहीं चूकते थे; किन्तु अधिकांश पात्र सत्या- 
नुसार आचरण करनेवाले ओर महान व्यक्ति थे । 

इन पात्रों में ओर विशेषरूप से नायकों में सच्ची राजपूत वीरता' एवं कर्मण्यता के गुण 
वतमान थे | प्रतिदन्दी से लोहा लेना और करमिट अथवा मरमिट की भावना उनमें रहा करती 
थी । उनकी वीरता, क्रूरता एवं न॒शंसता की मित्ति पर अवलंबित नहीं थी। हाहा खाते पर हाथ 
उठाना, धोके से शत्रु को मारना आदि बाते उन्हें रचिकर नहीं थीं । प्रार्थना किये जाने पर वे शत्रु 
को धर्म-द्वार प्रदान कर दिया करते थे | वे जितने वीर होते थे उतने हो दवालु और जितने ही कठोर 
उतने ही उदार । 

इन पात्रों में स्वामिभक्ति, कृतश्ञता आदि गुण बतमान थे । सेनापति आदि कर्मचारी अपने 
स्वामी के कार्य को बड़ी तत्परता और सच्ची लग्न के साथ किया करते थे । यह उनके चरित्र की 
एक अलोकिक विशेषता थी । 

इन ग्रंथों में कुछ ऐसे पात्र मी मिलते हैं जो छुलं-कपट, विश्वासधात एवं धूचता के साज्षात्‌ 
अवतार थे | अपने स्वार्थ की पूर्ति करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य होता था। नीति, अ्नीति 
उचितानुचित का ध्यान करना तथा ऐसी ही अन्य बातों पर विचार करना उनके लिए सदैव 
आवश्यक था। कुछ ऐसे भी पात्र थे जो आत्मश्लाधा एवं दूसरों को उपदेश देना आदि ही सच्ची 
वीरता का आदश समझता करते थे । 

इन ग्रंथों में नायक ओर उसके पक्ष के पात्रों के गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर अंकित किया' गया 
है| उनके प्रतिपक्तियों को प्रायः अधिक ऊँचा उठाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। ऐसे बहुत कम 
कवि हैं, जिन्होंने प्रतिनायक के आतंक, गौरव ओर वैमव का उदारतापूवंक वर्णन किया है। इस 
संबंध में मान और सूदन के नाम लिये जा सकते हैं। रासो परम्परा के अनुयायी .जोधराज ने अपने 
ग्रंथ के उपनायक के चरित्र को बहुत गिरा दिया है। सूदन, पद्माकर आदि कवियों ने अपने आश्रय 
दाता के शनत्र की भी मुक्त-कंठ से प्रशंसा की है । 

इन ग्रंथों में नारी-पात्रों का उल्लेख अपेक्षाकृत कम हुआ है| जग्मल ने नारी-जाति-वर्णुन 
ओर जोधराज ने स्री-चित्रण में रीति तथा रासो परम्परा का अनुसरण किया है। 

उक्त सभी ग्रंथों में नारी-पात्र प्रायः दो रूप में हमारे सामने आते हैं। कुछ ऐसे स्थ्री-पात्र 
हैं जिनके नखशिख, सोंदय आदि का वर्णन किया गया है। यह स्पष्ट ही शज्ञारिक भावना का 
प्रभाव है। नारी का यह रूप उद्दीपक, साधना में बाधक और कत्तंज्य-पथ से विमुख कराने वाला है। 

नारी का दूसरा रूप भी इन ग्रंथों में देखने को मिलता है। उनका यह स्वरूप अत्यन्त 
उज्ज्वल एवं महान्‌ है। इस रूप में रत्री सच्ची क्षत्राणी, सती, साध्वी, माता और पत्नी के रूप में 
आती है । उसका यह रूप अ्रधिक वास्तविक, वीरता से पूर्ण और स्थायी है | उसका यह- चित्रण 
रीति-काल के अश्लील प्रभाव से बचा हुआ है । यह इस काव्यधारा की अपनी निजी विशेषता है, 
जिसकी उपमा अन्यन्न मिलना कठिन है । यद्यपि इन कवियों ने अपने ग्रंथों में बहुत कम स्त्री-पात्रों 
का समावेश किया है, किन्तु जहां पर भी उन्होंने नारी के इस अ्रदर्श रूप को रक़्खा है वहाँ पर वह 


५६ हिंदी वीरकाव्य 


सच्ची घटनाओं पर निर्भर होने के कारण अधिक सत्प एवं प्रभावोत्यादक हो गया है। नारी का 
यह रूप चारण, भक्ति और रीतिकालीन साहित्य में सबसे अलग अपनी विशेषता रखता है। सूक्षम 
होते हुए भी नारी का यह चित्रण आदश और महान है । 

ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा, कि कुछ कवियों ने प्रबंध-काव्यों में इतिहास 
के अनुकूल और कुछ ,ने ऊहात्मक शैली के अनुसार अपने पात्रों के चरित्र अंकित किये हैं। कुछ 
ग्रंथों में अतिशयोक्तिपूर्ण चरित्र-चित्रण भी मिलते हैं। कुछ ग्रंथों में रातो की शैली पर चरित्रो 
का वर्णन किया गया है। मुक्तक-मंथों में मी दो प्रकार के चरित्र-चित्रण मिलते हैं। कछ में यशस्वी 
नायक को केकर उसकी वीरता आदि का वर्णन किया गया है और कुछ में कोरी प्रशस्ति मात्र की 
गई है | कुछ कवियों ने चरित्र-चित्रण के प्रति उपेक्षा प्रदर्शित की है। पर प्रायः सभी ने कुछ 
विशिष्ट शैली ही का अनुकरण किया है। जैसा कि कहा जा चुका है, नारी-पात्र कम आये हैं, पर 
उनके चरित्रों की अ्रपनी निजी विशेषताएं है । 

ऊपर बतलाई हुई चरित्र-चित्रण की प्रशुख प्रवृत्तेयों को स्पष्ट करने के लिए. नीचे प्रत्येक 
ग्रंथ के प्रमुख पात्रों के चरित्रों पर संक्षेप में विचार किया जा रहा है :-- 


वीरसिहदेंबचरित तथा रत्लबावनी 


केशव के वीरसिहदेवचरित्र के अ्रध्ययन से विदित होता है कि कवि की प्रवृत्ति पात्रों के 
चरित्रों के ऋमिक विकास एवं चित्रण की ओर लेशमात्र भी नहीं रही है। इस ऐतिहासिक ग्रंथ में 
इतिवृत्तात्मक वर्शन-शैली का अ्रनुकरण करते हुए तथा घटनावली की सूची देते हुए कवि तीत्र गति 
से अ्ग्नसर होता हुआ दृष्टिगोचर होता है। पात्रों, स्थानों, आदि के नाम गिना देने की ओर कवि 
की विशेष रुचि रही है । पात्रों की इतनी भरमार कर दी है कि उनके चरित्र-तंबंधी विश्लेषण के 
लिए अवसर ही नहीं रह गया है। साथ ही चमत्कारप्रियता, अलंकार-प्रयोग, ऋतु-वर्शन आदि के 
कारण भी चरित्र-चित्रण को व्याधात पहुँचा है। संवादों के द्वारा पात्रों के चरित्रों में सजीवता का 
समावेश हो जाता- है | ऐसे अवसर जहाँ कहीं भी आये हैं, वहाँ पर पात्रों की विशेषता श्रों का 
विकास होता हुआ दिखलाई देता है, परन्तु बहुत कम पात्रों में | अधिकतर पात्र आत्मश्लाघा और 
उपदेशपूर्ण वार्तालाप में ही व्यस्त पाये जाते हैं |* स््री-पात्रों का कम उल्लेख किया गया है। 


इस ग्रंथ में उल्लिखित अधिकांश पात्रों के ऐश्वर्य, वैभव, शौर्य, वीरत्व, चातुर्य, राजनीति- 
शता आदि शुण इतिहास-प्रसिद्ध हैं। केशव ने उनके इन गुणों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
है। कहीं-कहीं पर उनकी ओर संकेत भर कर दिया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उनकी 
गति-विधि, विजयों तथा पराजयों का उल्लेख भर उक्त ग्रंथ में मिलता है। 

'रक्बावनी” मुक्तक ग्रंथ है| उसमें चरित्र का विकास नहीं हुश्रा है। रतनसेन के कतिपय 
गुणों का उल्लेख भर किया गया है। 

उपयुक्त कथन की पुष्टि के लिए इन अंथों के प्रमुख पात्रों के चरित्रों पर विचार कर लेना 
ठीक प्रतीत होता है। उक्त अंथों के सभी पात्रों के चरित्रों पर इस सीमित परिधि में विचार करना 
संभव नहीं है| दूसरे वह अनावश्यक भी है, क्योंकि अधिकांश पात्रों के नामों का उल्लेख भर किया 


5: #आ८०४४८७:७७७७ ७७42७ बा उ4ंअााआर 


' बीरसिहदेवचरित्र, छुं० ७८-८०, पू० ३५ 


चरित्र-चित्रण पे ७ 


गया है। जिन पात्रों के चरित्र के संबंध में यत्र-तत्र बिखरी हुईं सामग्री मिलती है, उन्हीं में से 
कुछ भ्रमुख पात्रों के चरित्रों पर नीचे विचार किया जा रहा है। 

वीरसिहदेव--मधुकरशाह के कनिष्ठ पुत्र और बड़ोन के शासक वीरसिंहदेव इस काव्य 
के नायक हैं । केशव ने इन्हे अत्यंत शक्तिशाली, पराक्रमी, गहरवार-कुल-कलश, ईश-अंशावतार, 
महाराजमणि, अकबार को दुश्सह दुः्ख से जलानेवाले आदि विशेषणों से-विभूषित किया है।' 

यह आरंभ से ही अकबर जैसे उहंड सम्राट का अपनी सीमिति सामग्री के बल पर बड़ी 
वीरतापूवंक सामना करते रहै। वे उसके भेजे हुए. सैनिकों को भगा देते तथा उसके सूबों और 
स्थानों पर बात की बात में अधिकार कर लेते थे। शत्रु की अपार सेना के आने पर वे घने वनों में घुस 
जाते और वहाँ से उसको तंग करते रहते थे।* यह उनकी राजनीतिक दूरदर्शिता थी। इतनी विशाल 
सेना का खुलकर सामना करना भयपूर्ण था। अश्रतः उन्होंने उक्त नीति का अनुसरण किया था | 

अकबर के सेनापति और सूबेदार नवाब दौलतखाँ द्वारा दक्षिण में उच्च पद प्रदान करने 
के प्रलोभन को ठुकराकर आ्राखेट का बहाना करके बीरसिहदेव ने बुंदेलखंड में लौटकर बड़ीन पर 
पुनः अधिकार कर लिया। इन कार्यों से इनकी मातृ-भूमि के प्रति मक्ति एवं नीति-चातुर्य्य 
विदित होती है।* 

ओड़छा राज्य-परिवार से सहज शत्रुता होने पर भी वे अपने भतीजे संग्रामसाहि को अपने 
यहाँ बिना रोक-टोक आने-जाने देते थे । छुली, विश्वासधातक एवं दुष्ट प्रकृति के अपने ज्येष्ठ आ्राता 
रामसाहि की सेवा के लिए यह कहकर कि “जेठो मैया दजै राज | इनकी हमें सेवा सों काज ॥ जो 
कछु राजा-आयुस दियो | सिर पर मानि सबै हम लियो ॥” ये तत्पर हो गए थे ४ तत्कालीन 
परिस्थितियों को देखते हुए अपने ज्येष्ठ श्राता के प्रति उनकी यह उदार भावना वास्तव में उनके 
चरित्र को बहुत ऊँचा उठा देती है। 

प्रयाग में पहुँचकर उन्होंने जो धामिक कृत्य किये उनसे उनकी धामिकता, दानशीलता, 
एवं उदारता प्रकट होती है।* 

वीरसिंहदेव अनकूल परिस्थितियों से लाभ उठानेवाले एक चतुंर राजनीतिश थे। अपने 
शत्रु को नीचा दिखाना और अपनी स्वतंत्रता' की रक्षा करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था | इन्हीं 
कारणों से प्रेरित होकर उन्होंने विद्रोही सलीम से मैत्री स्थापित की थी।* वे निर्भव एवं निडर योद्धा 
थे | इसी कारण सलीम के द्वारा किए गए अबुलूफ़ज़ल को पकड़ने या मारने के प्रस्ताव का 
विरोध करते हुए उन्होंने स्वामी ओर सेवक के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए ये शब्द कहे थे :--- 

जन की जुबती कैसी रीति, सब तजि साहिब ही सों प्रीति ।० 

पर अंत में अपने मित्र के हित-साधन तथा अपने भावी लाभ एवं अ्रकबर के प्रति शर्नु 
भावना के वशीभूत होकर सलीम के ग्रस्ताब के अनुसार कार्य करने को वे सन्नद्व हो गए। 

अबुलूफ़जल के मारे जाने पर क्रुद्ध होकर अकबर ने इनके विरुद्ध अपनी सारी शक्ति लगां 


१ बीरसिहदेव चरित छू० ३-२, ए० $_ * वही, छुं० २८-३७, छ० २० 3 वही, छुं० 
४४-8६, पृू० २६४ ४ बही, छुं० ६९, छ० २३, छुं० ३६, एृ० २६ “ वही, छु० २६-४३, ४० 
३०-२ * बही, छुं० ४४-४२, एु० ३२-३ ० बही, छू० ६१-३, ए० ३३-४ 


पट हिंदी वीरकाव्य 


दी | वीरसिहदेव के परिवार के प्राय: सारे व्यक्ति शत्रु से मिल्ते थे, पर उन्होंने बड़ी चतुरता, 
धीरता, एवं वीरतापूवक शत्रु का सामना किया। वे एक दुर्ग से दूसरे ओर दूसरे से तीसरे में चले 
जाते पर शत्नु के हाथ नहीं आते थे | विजय प्राप्त होने पर शत्रु को अभय-दान देकर वे अपनी 
विशालहदयता का परिचय देते थे ।'* 

जहांगीर से प्राप्त बुंदेलखंड' के सारे पट्टे रामसाहि के सामने रखकर तथा अपने पुरोहित 
केशव मिश्र के परामश से उनके प्रभुत्व को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत होकर उन्होंने भरत सहश्य 
स्थाग का आदर्श उपस्थित किया था ।* यही नहीं, शओरोरछा में नर-संह्यार बंद करवाकर, ओरछा 
श्रदि इंद्रजीत तथा अन्य व्यक्तियों को समर्पित करके तथा रामसाहि को मुक्त कराने के लिए आगरा 
पहुँचकर उन्होंने श्रपनी दयाक्ुता, निलितता, भ्रातृ-भक्ति आदि अनुपम गुणों का परिचय दिया था। ३ 

गत में जहांगीर ने इन्हें मधुकरसाहि के सारे देश का शासक बना दिया। कवि के शब्दों 
में वे “नरदेवनि के देव” थे 

ऊपर के सक्तिसि परिचय से विदित होता है कि वीरसिंहदेव आदश वीर, चतुर राजनीतिज्ञ, 
धार्मिक उदार निर्मीक मनः तथा दानी शासक थे। वे पारिवारिक वैमनस्य और शज्ुता को दूर करने 
के उपाय करते रहते तथा गुरुजनों एवं क्निष्ठों के प्रति अपने कत्तव्यपालन का सदैव ध्यान रखते 
थे। अकबर जैसे ऐश्वर्यवान एवं शक्तिशाली शासक को सदैव नाको चने चबाते रहना ही उनकी 
महानता का पर्याप्त प्रमाण है। 

रामसाहि--वीरसिंहदेव के सबसे बड़े श्राता ओर ओरछा के शासक रामसाहि उन व्यक्तियों 
में से ये जो स्वाथ्यन्ध द्ोकर सदा अपने परिवारवालों के विरुद्ध अकबर के इंगित पर नाचा 
करते थे। वीरसिंहदेव से बढड़ौन छीनने के लिए, इंद्रजीत और वीरसिंहदेव में वैमनस्य उत्पन्न करने 
के उद्द श्य से अकबर द्वारा प्रदत्त पंचहजारी मंसब और बुंदेलों के राजा बनने के प्रलोभन से वे 
अपनी रक्षा न कर सके | इसके लिए. अकबर ने सरोपाव देकर इन्हे पुरस्कृत किया। था। अपने स्वार्थ 
में सफल होने के लिए वे शपथ का भी कोई मूल्य नहीं समझते थे ।" 


सारांश यह है कि रामसाहि मध्ययुगीन उन स्वार्थी तथा मदांध राजाओं के प्रतीक थे जो 
सत्ता और भूमि-अधिकार-प्रात्त करने के लिए, तत्कालीन सम्राद्‌ के चरण-तल पर लोटते, पारिवारिक 
एकता और शांति को नष्ट करके स्वार्थ-सिद्धि में लीन रहते, सजातीय की उन्नति देखकर ईष्याग्नि 
में भस्म होने लगते और सत्यासत्य का कुछ भी ध्यान नहीं रखते थे | 


इंदजीत--कछोवा के जागीरदार इंद्र्जतसिह कभी वीरसिंहदेव के साथ हो जाते और कभी 
अ्रकबर तथा रामसाहि के पक्ष में होकर उनका विरोध करने लगते | इससे ही इनके चरित्र की 
दुरंगी नीति का ज्ञान हो जाता है ।* इनमें त्याग की भावना थी, क्‍योंकि अकबर द्वारा प्रस्तावित 
राज्य-प्रासि को इन्होंने अस्वीकार कर दिया था ।* ये बड़े बुद्धिमान थे ।* यह बड़े शक्तिशाली, 





वीरसिहदेव चरित छू० ३७-१२, (० ४२-४७, छुं० ३७-४०, ४० &३-४ * बही, छोँ० 
४४०६, ए० ६० छुं० ४२-६०, एृ० ६६९०६ ३ चही,छुं० ४६-९१, घू० ८७ * चही, छं० ६३, छ० 
८८ वही, छं० १६-४३, ए० १६-२१; छुं० २०-४०, घू० २४-६ + वही, छुं० २०, ए० २४ 
५ बही, छु० ४१-४९, घु० ४७७ “८ वही, छु० ३७-८, पू० ७० 


चरित्र-चित्रण छह 


युद्ध-प्रिय एवं वीर योद्धा थे । ओरछे के युद्ध में अबदुल्लाह की असंख्य सेना को पराजित करना 
इसका प्रमाण है। युद्ध में अपने घोड़े के मारे जाने पर भी वीरता से शत्र -संहार करते हुए अचेतना- 
बस्था को ये प्राप्त हुए ।* अंत में अपने इन गुणों के लिए वे पुरस्कृत हुए और ओरछा के शासक 
नियुक्त किये गए | 

राव भूपाल--अपने पिता रत्नसेन के ही समान राव भूपाल भी महान्‌ वौर योद्धा थे । 
अब्दुल्लाह को ओरछा से पराजित करके भगाने में इनका प्रमुख हाथ था। रणक्षेत्र से घायल इंद्र- 
जीत को हृठाकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाकर इन्होंने अपनी बुरद्धिं-चातुय्ये का परिचय दिया था। 
ये सच्चे स्वामि-भकत थे। आपत्ति में स्वामी का साथ देना स्वधर्मपालनाथ सब कुछ त्यागने को 
तत्पर तथा सत्य, गाय, द्विज और मित्र की सतत रक्षा करने के लिए सदेव परिकरबद्ध रहते थे। 
उनका सिद्धान्त था कि-- 

सत्य गाय द्विज मीत कौ सतत रक्षा कर्म। स्वामी तजे न सांकरे यहे हमारो धर्म ॥ 

ईश्वर के प्रति उनकी अपार आस्था थी । ग़ुरुजनों का आदर करने में ये चतुर थे | तलवार 
चलाने में कोई इनका सामना नहीं कर सकता था ।* | 

संग्रामसाहि--संग्रामसाहि ने अपने पिता रामसाहि के सारे गुणों को उत्तराधिकार रूप में 
पाया था। यह नीच प्रकृति के पुरुष थे। वीरसिंहदेव से ऊपरी मन से मिले रहते थे | बरार के पास 
से वीरसिंह को बड़ोन को लौठाने का परामश देकर अवसर पाकर बड़ोन अपने लिए माँगकर अ्रपनी 
स्वार्थपरता, विश्वास-घातकता एवं नीचता का परिचय दिया था। केवल आंतरिक बातों को जानने 
के अभिप्राय से ये वीरसिह के पास आते-जाते रहते थे । इस प्रकार ये स्वार्थी, लोभी, पदलोलुप एवं 
धूते प्रकृति के मनुष्य थे |" 

केशव मिश्र (केशवदास)--वीरसिंह के शब्दों में यह “कासीमनि के कुलदेव। सबही के भेव 
को जाननेवाल्े” थे |$ ये योग्य राजनीतिज्ञ, राजपरिवार के हितेंषी, युद्ध के विरोधी एवं कुल-मर्यादा 
के रक्षक थे ।* मंत्र-बल, मित्र-बल, बुद्धि-विवेक, दलबल दुर्ग-बल, दान-बल, बाहुबल एवं ईश्वर-बल 
के अभाव में युद्ध का निर्षेध करनेवाले चतुर नीतिशञ थे । कल्यानदे द्वारा निकाले जाने पर ,इन्होंने 
वीरसिंहदेव के यहाँ आदर पाया।* इससे इनकी स्पष्टवादिता तथा निर्भीकता का अनुमान लगाया 
जा सकता है। 

राव अताप--यह महान्‌ वीर थे और वीरसिंह के प्रति सदेव स्वामिभक्त रहे । उनकी सेना 
में रहकर सदा वीरता के साथ शत्रु का सामना किया करते थे। वे 'रनजीत” माने जाते थे ।* 

रत्नसेन--मघुकर साहि के पुत्र ओर वीरसिंहदेव के अ्रग्मज रत्नसेन तलवार चलाने में अत्यंत 
दक्ष थे। इनकी वीरता पर मुग्ध होकर अकबर ने अपने हाथ से इनके सिर पर पाग बांधकर इन्हें सम्मा- 


१ वीरसिहदेव चरित छुं० ३१-४१, ए० ७४ ; वही, छु० ४८, छए० ८७ 7 वही, छुं० 
१९, छए० ७६ * वही, छु॑० ३१-४९, ए० ७४-८०. * वही, छुं० ४८-६९, छ० २२-४३ छेुं० 
२७-३२, पू० ४१-४ छु० २-६, ए० ४४ ' वही, छुं० ४१, ए० ६७ वही, छु० ३४-६१, 
पृ० ६४-६३. * बही, छुं० ४०-५०, ए० ७०-३१ वही, छे० १२, ए० ९०; छूं० १४, ७० ७३; 
छुं० ६३, ए० २३ 


६० हिंदी वीरकाव्य 


नित किया था। इन्होंने वीरतापूवक युद्ध करके गौर! को जीतकर श्रकबर के राज्य की वृद्धि की 
थी ।' वह ईश्वर और पंचों में विश्वास करनेवाले महान्‌ पुरुष थे । अपनी कुल-प्रतिष्ठा की रक्षा 
के लिए सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर रहते थे और उसी के लिए वीरता से लड़कर अंत में 
परमधाम तिधारे | 

इस प्रकार रत्नसेन का चरित्र उन इनें-गिने महान्‌ व्यक्तियों में से है जो अपनी बंश-परंपरा- 
गत मान-मर्यादा के लिए हँसते-हँसते प्राण-विसजन करते है। 

रानीं कल्यानदे--केशवः ने अपने ग्रंथों में स्री-पात्रों को कम स्थान दिया है। रानी 
कल्यानदे के चरित्र द्वारा उन्होंने यह दिखलाया है कि अंतःपुर की देवियाँ किस प्रकार नोकरों 
के कहने के वश में होकर कार्य कर बैठती थीं और वे प्रायः संकीणता, स्वार्थपरता, एवं मूखेता की 
साक्षात्‌ प्रतिमा हुआ करती थीं ।* 

अकबर--वीरसिंह के ग्रतिदनन्द्दी इतिहास-प्रसिद्ध अकबर के चरित्र के संबंध में केशव ने 
बहुत कम लिखा है। शेखअबुलफ़जुल के मरनें पर उसका शोक-विहल होना तथा वीरसिंह को दंड 
देने के लिए अपने राज्य की सारी शक्ति लगा देना अकबर के अबुलफ़जल के प्रति मैत्री-भाव, तथा 
गुण-आराहकता का पता चलता है। अकबर भेदनीति में मी बड़ा चतुर था इसीलिए उसने संग्राम 
को कछोवा और बड़ोन की जागरे दी थीं। 

सलीम--मेवाड़ से हारकर लोट आने से अकबर के शाहजादे सलीम की कायरता विदित 
होती है । विद्रोही सलीम ने स्वार्थ के लिए अबुलफ़जूल की हत्या करवा कर अपने नाम पर कलंक 
का टीका लगवाया था। पर उसमें एक महान्‌ विशेषता थी इृतज्ञता तथा गुण-ग्राइकता को। 
अबुलफ़जल की हत्या के उपरांत वह वीरसिंहदेव के क्रीत दास के समान व्यवहार करने लगा था । 
उसने उसे राजा बनाया, स्वयं अकबर के हाथों महान्‌ कष्ट और असह्य वेदनाएँ सहीं पर वीरसिंह 
को उसे समाप्ति करने के लिए उद्यत न हुआ। रुवयं सम्राट बनने पर उसने वीरसिंह को संपूर्ण 
बुंदेलखंड का राजा घोषित किया। उस स्वार्थान्ध युग में सलीम कृतज्ञता आदि सदगुणों का प्रतीक 
माना जा सकता है।"* 

* अबुलफ़ज़ल--केशव के अनुसार अबुलूफ़जुल सलीम को तिनके के समान भी नहीं मानता' 
था | वही पिता-पुत्र के मध्य मनोमालिन्य का प्रमुख कारण था। वह बड़ा' अमिमानी, वीर, क्रोधी 
दक्षिण का विजेता तथा सम्राद का विश्वासपात्र था। आलमतोग और नगाड़े की रक्षा करना वह 
अपना कतंव्य समझता था। हिन्दुओं के प्रति उसमें घुणा की भावना थी। यह उसको महान्‌ 
धामिक संकीणता थी। युद्ध से पीठ दिखाकर भाग जाना उसको कायरता का द्योतक लगता था। 
युद्ध छिड़ जाने पर क्रोध से अग्नि-वर्ण होकर वह युद्ध करने लगता था। रणन्त्षेत्र में प्राण देकर 


उसने अपने स्वामी अकबर तथा अपनी मान-मर्यादा की रक्षा की । सलीम उसे (दिल्ली के घर का 
बंध! पुकारा करता था।* 


) वहीं, छुं० ६-१०७, ए० १९-६ * केशव घंचरत्न, छुं० १२, १४७, १६, २०, २३, ए० 
३, ०, £, ५, | बीरसिहदेव्चरिन्न छुं० ६१-०9, ए० ६६ ४* वहीं, छुं& ६-३३, पू० ८-४१ 
+ बही, छु० दे, छ० रेप छु० २६, घृ० रेड छुं० ६६-१०१, पू० ३७ छुं० ६२०६, ४० ४६ 
5 बही; छु० €४३-७, पृ २३३ छ० के ६०, पू७ ३४-६ छु० £र, छघु७ ३७ 


चरित्र-चित्रश ६१ 


ऊपर केशव के ग्रंथों के कुछ पात्नों के चरित्रों पर विचार किया गया है। जैसा कि पहले 
बतलाया जा चुका है कि चरित्र विकास पर कवि ने बहुत कम ध्यान दिया है। वर्णनात्मक-शैली 
अपना कर द्वुतगति से पुस्तक की घटनावली के अन्त तक पहुँचने की कवि की प्रकृति रही है । 


गोराबादल की कथा 


गोराबादल की कथा में भी कवि की प्रवृत्ति चरित्र-चित्रण की ओर नहीं गईं है। कवि का 
ध्यान शृंगारिक वर्णन तथा ऐतिहासिक इतिपृत्तात्मक घटना-चित्रण की और अधिक रहा है। पात्रों 
के चारित्र-विकास की ओर से उसने आँख बंद कर ली हैं। 


जटमल ने स्त्री के सौंदर्य के साथ उसकी वीरता, सच्चे मातृत्व एवं रमणीत्व का झुंदर 
चित्रण किया है । 

इस अंथ में पात्रों के स्वभाव एवं गुण-दोषों का अत्यंत अल्प विवरण उपलब्ध होता है। 
उसी के आधार पर मुख्य पात्रों का संक्तिप्त चरित्र नीचे दिया जाता है :-- 

गोरा--जटमल के अनुसार गोरा बली, रण-रसिया ओर रण-ढाल था। अख्र-शत्न प्रयोग 
में वह जितना चतुर था उतना ही दानी मी था। यद्ध में वीरतापूवक लड़ते हुए उसने स्वामी के 
कार्य-संपादन में अपने प्राण विसर्जित किए। उसकी वीरता पर मुग्ध होकर उसके शिर को क्रमशः 
गिरिजा, देवांगना, गंगा ओर शंभ्रु ने लेकर सत्कार प्रदान किया।* 

बादुल--बा दल मी अपने चाचा गोरा के समान अनुपम वीर, रणरसिक, एवं शरणागत- 
रक्षक था। अपना शिर देकर यश से भूमंडल को भर देने की उसकी प्रतिज्ञा थी। वह बड़ा ही 
नीति-चतुर भी था, क्योंकि डोली की योजना उसी के मस्तिष्क की उपज थी। माता और पत्नी के 
रोकने पर भी वह युद्ध में जाने के न रुका इससे उसके अदम्य उत्साह और शौर्य का असीम परि- 
चय मिलता है। उसका सिद्धांत था कि-- है 


नासी न पूत देऊँ कबहूँ, बादल दुल थेना चले । 

अंत में वीरतापूर्वक लड़ते हुए अलाउद्दीन को पराजित करके उसने राय रत्नसेन को छुड़ा- 
कर दम ली ।* 

रतनसेन--चितौड़ के राजा रायमल बत्तीसों लक्षणों से युक्त, रण-निपुण तेजस्वी तथा परा- 
क्रमी योद्धा थे। वे भा्ों का विशेष सम्मान किया करते थे। आखेट के प्रति उनकी विशेष रुचि थी। 
वे एक रसिक हृदय व्यक्ति थे। वे पद्मावती पर विशेष अनुरक्त । रतनसेन सरल प्रईति के थे 
इसी कारण से वे अलाउद्दीन के प्रलोभन जाल में फैस गये थे। शारीरिक यातना से भयभीत होकर 
पद्मावती को अलाउद्दीन को समपित कर देने के लिए उद्यत होकर उन्होंने अपनी भीरुता' का परिचय 





१ गोराबादुल की कथा छुं० ६, ए० $; छंं० ६३, ४०; २४ छुं० १३०, छु०; ३० छुं० 
१३४, पृ० ३१ छुं० १४२-३, एू० ३३; छु० १४६, ए० रेरे 

२ बही, छुं० ६, ४० ६ छु० ६२, ए० २३ छुं० ६६, ए० २४ छुं० ८, ए० २९ छुं० १०४ 
पू० २६ छुं० १०७-३, पू० २७ छुं० ११६, ए० २८ छूं० १३६-७, एू० ३१३-२ 


६२ हिंदी वीरकाव्य 


दिया था | पर डोलियों के आने पर अप्रतन्नता प्रकट की। इससे विदित होता है कि वे स्वभाव से 
बीर थे। उनकी वह कायरता ज्षणिक थी।' 

पद्मावती--प्मवती श्रत्यंत रूपबती एवं गुणवती थी। अपनी मान प्रतिष्ठा की रक्षा के 
लिए कपट से काम लेने को भी वह उचित समसझ्तती थी। गोरा ओर बादल को युद्ध के लिए प्रस्तुत 
करने से उसकी नीतिचाठुर्य विदित होती है। युद्ध से विजयी होकर लौदने पर बादल की उसने 
आरती उतारी इससे सिद्ध होता है कि वह क़तशता और गुणग्राहकता के उच्च आदश में विश्वास 
रखती थी ।* 

अलावदी (अलाउद्दीन)--अलाउद्दीन महान्‌ महान शक्तिशाली, हठी तथा आखेठ- 
प्रिय शासक था वह बड़ा सरस व्यक्ति था। रुच्चे गुणों का सदेव आदर करता था। वह कपट 
और प्रलोभन में कार्य-सेद्धि को न्याय संगत मानता था | 5 

अन्य पात्रों का न तो विशेष महत्त्व है और न उनके चरित्र के संबंध में ग्रंथ से विशेष 
सामग्री ही उपलब्ध है। 

लल्ितललाम 

मतिराम ने ललितललाम नामक मुक्तक ग्रंथ में के आलोच्य छुंदो में बंदी नरेश राव भाव- 
सिह के पूर्वजों से लेकर उन तक के राजाओं की गुणगाथा वर्णन करने का प्रयत्न किया है। यह 
वर्णन एकदम चारणों के समान ही है। केवल प्रचलित विशेषणों, घार्मिकता, प्रताप, आतंक और 
दानशीलता का ही विशेष उल्लेख मिलता है। राव भावसिह के चरित्र के सबंध में कवि के विचार 
देखने से यह बात स्पष्ट हो जाती है; -- 

राव भावसिह --मतिराम के अनुसार राव भावसिह हिन्दुओं की ढाल थे। में ईश्वर भक्ति 
श्र वेद में आस्था रखते थे । वे तेजस्वी, दुष्ट-दमनकर्ता और प्रतापशाली थे। भावसिंह दान में 
कल्पदुम के समान थे । वे समर में हटना नहीं जानते ये | वैरियों के नाश और मित्रों के रक्षुण में 
वे चतुर थे। हाथियों का दान करने में उनकी समता कोई नहीं कर सकता था। वे राजऋषि 
सहदृश्य थे। 

इस प्रकार मतिराम द्वारा वशित चरित्र्नचत्रण में कोई नवीनता अथवा मौलिकता नहीं है। 
उन्होंने अपने आशभ्रयदाता में सभी गुणों विशेषकर गज-दान की महानता को आरोपित किया है। 

भूषण अंथावली 
भूषण के सारे ग्रंथ मुक्तकाव्य शैली में प्रणीत हैं। मुक्तक-कविता में रस-परिपाक पर विशेष 


) गोराबादल की कथा, छे० ३, ४० १, छे० ४, ए० वही, छुं० १० एृ० २ छु० १६-६, 
पएृ० ३ छु० २२, पृ० ९-६, छुं ०-२६, ए० ८ छु० ८१, ए० २० छु० ८६, छू० २२ छं० प८, पू० २३ 
छु० १२५, ए० २६ _- वही, छुं० १४, ७० ३ छुं० ७६, ए० २० छुं० ६१, छ० २४३ छु० "६२-२३, 
पृ० २३-४ छु० १शे८, ए० ३२२ 3 चही, छुं० ३३, ए० ६ छुं० ३७ छ० वही, छूं० ६४७, ९० 
१६ छुं० ६९, ए० १६ छुं० ७२, पृ० ६७ छुं० ७६, पृ० १६ छुं० ८६, ४० २२ 

8 सतिरास अंथावली, ललितललाम छुंद्‌ ३४-३, पृष्ठ ३६७ छुं० ४१, थू० ३६८ छुं० ४७ 
पु० ३७० छु० ४८; पू० २७२ छु० ६४, ए० ३७३ छू० ७१, पृ० ३७४ छुं० ११६-२० पृ० २८६- 
शेम७, छुं० ३७३, ४० ४६५ 


| चरित्र-चित्र॑ण &३ 


ध्यान रखा जाता है। उसमें चरित्र-चित्रण, पात्रों के स्वाभाविक गुणदोषों के क्रमिक विकास तथा 
उत्थान-पतन का वर्णुन करने के लिए. बहुत कम अवसर रहता है। यही कारण है कि भूषण की 
कविता में पात्रों के चरित्र-चित्रण में उस प्रवृत्ति का अभाव है जो प्रबन्ध काव्यों में दृष्टिगोचर 


होती है। 
भूषण की कविता का अधिकांश भाग प्रात:स्मरणीय, पुण्यश्लोकँ- महाराज शिवाजी तथा 


छत्रसाल के विषय में है। इन अनुपम वीरों के कुछ विशिष्ट गुणों एवं कृत्यों ही को आधार मान- 
कर इन्होंने अपने काव्य का भव्य प्रासाद निर्मित किया है। अन्य पात्रों के नाम केवल प्रासंगिक 
रूप से उक्त नायकों के गुण-विकास के लिए उल्लिखित कर दिये गये हैं। अतएव नीचे केवल 
इन्हीं प्रमुख पात्रों के चरित्रों पर विचार किया जा रहा है । 

शिवाजी--भूषण ने शिवाजी को शिव जी का अवतार माना है। वे बाल्यावस्था से ही 
महान्‌ वीर थे | उन्होंने बाल लीला के बहाने अनेक गढ़ एवं कोट अधिकृत कर लिये थे | शिवाजी 
महान बलशाली, साहसी और उत्साही राजा थे । 

युव। होते ही इन्होंने अपनी वीरता द्वारा असंख्य दुगों पर अपना अधिकार स्थापित कर 
लिया । दक्षिण के मुसलमान राज्यों और भारत समाद औरंगजेब की सेनाओं को अपनी वीरता के 
बल पर वे सदेव पराजित करते रहे | वे युद्ध-कला में बड़े चतुर थे। अस्त्र-शस्त्र प्रयोग तथा सैन्य 
संचलन में कोई भी उनकी समता नहीं कर सकता था। 

शिवाजी प्राय; शत्रु पर अचानक धावा बोला करते थे, जिससे शनत्र आतंक के 
वशीभूत होकर अपने बचाव के उपाय सोचने लगता था। सलेहरि विजय और शाइस्ता खाँ परा- 
जय इनकी इस सफल नीति के प्रमाण हैं । 

वे शत्रु से सदेव सावधान रहते थे। यही कारण था कि अफजल खाँ से भेट करने के लिए 
जाते समय वे अस्त्र-शस्र से सुसलित होकर गये थे | शिवाजी उक्त सावधानी के साथ कुशाग्रबुद्धि 
भी थे | यदि यह न होता तो आगरे के कारागार से मुक्त होना उनके लिए असस्भव हो जाता । 

युद्धवीर होने के साथ ही वे नम्न, विनयशील तथा दयाल्लु थे । शत्रु के प्रार्थना करने पर वें 
उसे अभय दान देकर उसके गंतव्य स्थान तक पहुँच जाने के समय तक की उसकी रक्षा का सारा 
भार अपने ऊपर से लिया करते थे । 

वेद, गो और ब्राह्मण के सेवक शिवा जी ने औरंगजेब की हिन्दू धर्म विनाशिनी दशंसता- 
पूणु नीति का सफलता पूवक विरोध करके हिन्दू धर्म की रक्षा की । 

अधिक क्या, शिवाजी वीररसावतार, दक्षिण की ढाल; हिन्दुओं की दीवार और तुकों 
के काल थे | वें सदेव वीरता एवं निर्मीकला का प्रदशन किया करते थे | शिवाजी सुंदरता, गुरुता, 
प्रभुता, सज्जनता, दयाज्ञुता, कोमलता, दान, कृपाण-संचालन, दीनों को श्रमय-दान, विवेक-चबुद्धि 
आदि सदगुणों के साज्षात्‌ अवतार थे ।* 

छुत्नसाल--वीर केसरी महाराज छत्नसाल अत्यंत शक्तिशाली एवं अ्रनुकरणीय योद्धा थे। 


) विश्वनाथप्रसाद सिश्र; भूषण अंथावली, शिवराज भूषण, छुं० १३, ३२४; ४०, ९१, ६३६ 
६८, ७३, ७९, ७३, मरे, १११; १२२, १६२,२३७, २४६, २६६, शिवा बावनीं, छुं० ६, १७, १८, 
४१; ४२ 


ध््ड हिंदी वीरकाव्य 


बछीं आदि आयुध प्रयोग में कोई मी इनकी समता नहीं कर सकता था। इनकी धाक सर्वत्र व्याप्त 
थी | कोई भी इनका सामना करने का साहस नहीं कर सकता था | वे वीर रस में सदेव मत्त रहते 
ये | औरंगज़ेब भी सदा इनसे काँपता रहता था। वे जैसे वीर थे वैसे ही दानी ।* 
औरंगजेब -- भूषण की कविता में यह शिवाजी और छुत्रसाल के प्रतिपक्षी के रूप में आया 
है। औरंगजेब बड़ा छली, कपटी, एवं धूतत था। सिहासनारढ़ होते समय इसने अपने संबंधियों 
को मौत के घाट उतारा | उसने बाबर और अ्रकबर की हिन्दुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति त्याग- 
कर उनके साथ दशंसता एवं क्रूरता का व्यवहार करना आरंभ कर दिया था। 
उदंड एवं शक्तिशाली श्रौरंगज़ेब शिवाजी की शक्ति के आतंक से सदैव भयभीत रहता 
था| 'सरजा? नाम सुनते ही औरंगजेब अचेत हो जाया करता था। संसारविजेता औरंगजेब को 
शिवाजी से पराजित होना पड़ा था ।* 
ऊपर के कतिपय चरित्रों के विवेचन से विद्त होता है कि भूषण ने अपने पात्रों के कुछ 
सिने-गिनाए शुणदोष का ही विवेचन किया है। अतिशयोक्तिपूर्ण ब्णंन होने पर भी उनके अधि- 
कांश गुण ऐतिहासिक सत्य घटनाओं पर झवलंबित है। भूषण ने अपने नायक के प्रतिपक्षी को 
प्रायः प्रच्छुन्न रखा है । 
राजविलास 
मान कवि ने पात्रों के चरित्र-चित्रण में श्रपनी निजी शैली को अपनाया है। दरबारी कवि 
होने के नाते चारण शैली में उन्होंने स्वयं ही पात्रों के संबंध में प्रशस्ति-शैली का श्राश्रथ. लेकर 
कथन किये हैं। यत्र-तत्र पात्रों से उन्होंने सुंदर गर्वोक्तियाँ कहलाई हैं, पर उनसे उन पांत्रों के 
वास्तविक गुण-दोषों पर प्रकाश नही पड़ता। उन शक्तियों में शब्दाडंबर, वाकूजाल और 
शात्मश्लाघा ही की प्रधानता है। इतना अवश्य है कि इन शक्तियों से पाठक के हृदय में वीररसा- 
त्मक स्फूर्ति का भ्रवश्य संचार हो जाता है। 
इस कवि ले पात्रों के संबंध में उक्तियों की प्रायः आवृत्ति कर दी हे। वे प्रायः एक ही 
प्रकार के भाव व्यक्त करते हुए दिखलाए गये हैं । परिणाम यह हुआ है कि इन पात्रों के संबंध में 
हमें एक दी प्रकार की धारणा निर्धारित करनी पड़ती है। पात्रों का अस्तित्व जहाँ पर भी रुवर्य॑ 
सामने आया है वहाँ पर उनका रूप अधिक निखरा हुआ दृष्टिगोचर होता है। राजसतिह के प्रति- 
पक्षी औरंगज़ेब के ऐश्वर्य, वैभव, आतंक आदि का वर्णन करके कवि ने नायक के गौरव को 
बढ़ाने का प्रयत्न किया है। उनकी यद्द विशेषता भूषण से भी बढ़कर है । 
राजविलास में स्त्री पात्नों का कम उल्लेख हुआ है। कवि ने उनके केवल सौंदर्य और 
नख-शिख का ही वर्णन किया है । तत्कालीन मान-मर्यादा पर मर मिटनेवाली राजपूत-रमणियों के 
चिन्रेण को इसमें खटकनेवाला अ्रभाव है। रूपकुँवरि ने औरंगजेब के साथ किये जानेवाले अपने 
विवाह का विरोध करके ज्षत्राशियोचित गुणों का कुछ आभास दिया है। 
नीचे कुछ पात्रों के गुण-दोषों का विवेचन कर लेने से ऊपर की बातों का स्पष्टीकरण हों जायेगा । 
) विश्वनाथ प्रसाद मिश्र; भूषण अंथावली, छुत्नसोल दुर्शक, छं०२, ३, ७, १० फुटकर, छुं० 
४१, एँ० १०७ . ६ वहीं, शिवराज भूषण, छु००६, ६०, १३११, २९६, २८० शिवाोबाकनी, छुं० ३९, 
३६, ४०, ४१ 


चरित्र-चित्रयुं द्प 


राजसिह--राज विलास के देखने से विदित होता है कि राजसिंह की प्रकृति विभिन्न गुणों 
की आकर थी। वे वाल्यावस्था से ही युद्धप्रिय थे। मल्ल युद्ध, उन्‍्मत कुंजरों की लड़ाई श्रादि 
की ओर उनका अधिक क्ुकाव था । साथ ही उन्हें नाटक गीत आदि में भी अधिक आनंद मिलता 
था। उनके अंग-प्रत्यंग में सदा राग-रंग रमता था। “आऋतु-विलास वाठटिका” उनकी सरसता 'एवं 
सहृदयता का प्रत्यक्ष प्रमाण है। इस प्रकार वीरता एवं शगारिकता दीनों का उनमें संदर सामं- 
जस्य था | 

वे खरी बात कहनेवाते थे | उन्हे देखकर शत्रु काँप जाते थे । वे जितने वीर थे उतने ही 
भगवद्भक्त तथा ग्रजा-वत्सल भी थे। दुभिक्ष से पीड़ित प्रजा के हाह्यकार को सुनकर उनका 
हृदय करुणा से द्रवीभूत हो गया था। इसीलिए उन्होंने 'राजसर”? का निर्माण कराया था, जिससे 
असंख्य प्राणियों की रक्षा हुईं थी। अतएव राजसर उनकी प्रजा-पालन नीति तथा दयालुता का 
सजीव कीतिंस्तम्म है । 

गुजरात की पीड़ित प्रजा की करुण कहानी सुनकर उन्होंने वहां से अपने पुत्र भीमकुमार 
को लौया लिया जो उस प्रदेश को लूथने और प्रजा को कष्ठ देने में व्यस्त ये। यह भी उनकी 
दीन-रक्षा एवं दयालुता का एक प्रमाण है। 

जोधपुर के शरणागत शिशु महाराजकुमार अजीतसिंह को आश्रय देकर महाराणा ने 
अपनी शरणागत-बत्सलता का परिचय दिया था ! 

वे जितने वीर, सरस, दानी और दयालु थे, उतने ही चतुर राजनीतिश भी। ओऔरंगज़ेब के 
आक्रमण का समाचार ज्ञात होने पर दुगम पाव॑तीय प्रदेश' में रहकर शत्रु का सामना करने के लिए 
निश्चय करना उनकी महान युद्ध-नीति-चातुर्य थी । | 

किं बहुना, महाराणा राजपिंह दानी, सज्जन का सम्मान करनेवाले और दुजन को दंड 
देनेवाले थे | वेद-विहिंत नीति के अनुसार व इस उत्तम ढंग से न्याय करते कि दूध का दूध ओर 
पानी का पानी हो जाता था | कवि के मतानुसार इनके शास्रन-काल में अजा और सिंह एक घाट 
पानी पीते थे ।* 

जगत्‌सिह--यह' महाराणा राजसिह के पिता थे | जगतूसिह बड़े धर्मात्मा ओर वेद श्रादि 
धार्मिक ग्रंथों के पंडित थे। वे महान्‌ दानी, उदयपुर-शंगार, गो-आह्यण तथा प्रजापालक थे। ये 
(हिन्दुआन'-सूर्य ये ।* 

जसवंतर्सिह--मान के मतानुतार जोधपुराधीश' महाराज जसवंतसिह हिन्दू-हठ-रक्षक तथा 
संग्राम-शूर थे | वे बड़े अमिमानी एवं चतुर माने जाते थे। मरसक प्रयत्न करने पर भी औरंगज़ेब 
इन्हें अपने किसी भी प्रप॑च में न फैता सका था | यह इनऊे चातुर्य का पर्यात्ष प्रमाण है ।'* 


3 राजविलास, छुंद १६१-२, ए्ठ ६१, राजविलास, छुं० १६, प्ृ० ६४; छुं० ६०, पूं० 
७४; छुं० १, ए० ७६; छु० ४३-७४, छ० १२४-*; छुं० १३४९-७, ए० १३६; छुं० ८, छ० १४६; 
छुं० १९९, पू० १८१; छुं० ६६, ए० २०१; छु० ३६-७, ए० २३०; छुं० १०९, प्ृू० २६२ * वहीं 
छुंद शे८, ए० ४१; छुं० ४४-२, छ० वही; छुं० ९९, ए० ४२; छुं० १६, ए० ६३, छुं० ३०, घु० 
3 बही, छुं० ८७, ए० ७४; छुं० ९२, ए० १५५ 


| 


६ हिंदी वीरकांब्य 


औरंगज़ेब--राजविलास में औरंगजेब महाराणा राजसिह के प्रति-पत्नी के रूप में अंकित 
हुआ है | इस ग्ंथ के अनुसार वह महान्‌ शक्तिशाली सम्राद्‌ था। उसके ऐश्वर्य, एवं वैभव की 


सर्वत्र धाक थी 
वह प्रलोमन, दंभ, छल, कपट, धूतता आदि सभी से काम लेने में दक्ष था। राज्य-प्राप्ि 


के लिए अपने पिता को काशगार में डालने से भी वह नहीं चूका था | * 

शाहज़ादा अकबर -मान के अनुसार यह शाहजादा श्रहंकारी, ऐश्वयें एवं तरुणावस्था के 
मद से अ्रंघा और राग-रंग में सदेव लिस रहनेवाला था। मल्ल-युद्ध तथा गजन-युद्ध में उसकी 
विशेष अभिरुचि थी।* 

ऊपर दिये हुए कतिपय पात्रों के चरित्रों के उल्लेख से यह स्पष्ठ हो जाता है कि मान ने 
प्राय; सभी पात्रों में एक सी ही विशेषताएँ दिखलाने की चेष्टा की है । उन्होंने कुछ विशिष्ट गुणों 
और दोषों को लेकर उनका उल्लेख भर कर दिया है। राजविलास में प्रबंधाव्मक एव क्रमिक 
चारित्रय-विकास का अभाव है। पात्रों के चरित्र-चित्रण में कवि ने परंपरा का अनुकरण किया 
है ; पर कहीं-कहीं पर उसने वास्तविक गुण-दोष की ओर भी सकेत किया है। 


छत्नप्रकाश 

छुत्रप्रकाश इतिहास काव्य है। बंदेल-वंश की उत्पत्ति से लेकर छुत्रसाल तक की वंशा- 
वली ओर चंपतिराय तथा छत्रसाल के यद्धों ओर वीर-कार्यों का इतिबृत्तात्मक वन ही इसमें 
मिलता है। पात्रों की संख्या भी बहुत है पर अधिकांश नाम प्रसंगवशात्‌ घटना से संबंधित होने के 
कारणु-उल्लिखित हुए हैं। उनके गुण, शील, स्वभाव के क्रमेक विवरण का अभाव है। कवि ने 
सरल पद्धति का अनुसरण करते हुए घटना-वर्णन को ही अपना लक्ष्य बनाया है। चंपतिराय तथा 
छत्नसाल के यद्धों से संबंधित बातों का ही वर्णन होने के कारण अधिकांश पात्रों के चरित्र-चित्रण का 
उल्लेखनीय विवरण इसमें नहीं मिलता | पर चंपतिराय और छुत्रसाल के शौर्य और वीरता का 
विवरण पर्याप्त मात्रा में मिल जाता हे॥| अतः इनके दी चरित्रों को नीचे देने का प्रयत्न किया 


जा रहा है :-- 
चंपतिराय --गोरेलाल ने चंपतिराय को महान्‌ वीर एवं अदम्य उत्साहवाला व्यक्ति 


चित्रित किया है। इन्होंने अपने बाहु-बल से शाहजहाँ से बुंदेलखंड का राज्य पुनः लौझा लिया 
था। ये बड़े युद्ध-नीति-चतुर थे। शन्नु के राज्य में छापा मारते थे ओर उसके राज्य के चंबल से 
बेतवा नदी तक के सारे प्रदेश में आग लगा दी थी। वे कभी सामने आकर युद्ध करते और 
कभी छिपकर शत्र पर आक्रमण करते थे | वे उससे मनमाना “डांड' भराया? करते थे । ये सारे काय 
उनकी नीति-कुशलता के यथेष्ट प्रमाण हैं। 

चंपतिराय सदेव शत्रु से सावधान रहते थे। ओड़छा के पहाड़सिंह द्वारा भेजे हुए हत्यारे 
को इन्होंने रात्रि के अंधकार में मार डाला था। बीर इतने थे कि दारा के साथ कंघार तक युद्ध में 
भेजे गये थे | इन्हीं की सहायता से औरंगज़ेब गुप्त माग से नदी पार उतर कर अपनी सेना की रक्षा 

) राजबविलास, छुं० २३, ए० १०६ छुं० ८२, ए० ३१४; छुं० &-११, छए० १४६; छु० ४१, 
पृ० १९१९ *+ धही, छु० ११९, ए० १६६; छु० १५, ४० २११; छुं० ७, ए० २४४; छें० 
८, ए० वही; छुं० ६७, ए० २६१ ् 


क्ष्र हिंदी वीरकाव्य 


अवसर पाकर शाही धन लूट लेते, उसके राज्य में आग लगा देते और इस प्रकार वे 
अपनी नीति-चातुर्य का परिचय देते थे। युद्ध इतनी वीरता से करते थे कि सारे-रणनक्षेत्र की देख 
रेख रखते थे | जिस किसी भी वीर को शत्रुओं द्वारा घिरा देखते उसकी सहायता के लिए तुरंत जा 
पहुँचते | ऐसी सावधानी से युद्ध करने वाले वीर विरते ही मिलेंगे । 


बड़े-बड़े गढ़पति इनकी घाक मानते थे, सूबेदार इनसे सदेंव भयभीत रहते थे ओर उमराव 
रण में इनके सामने नहीं आते थे। ये चौथ लेकर ही शत्र के देश को छोड़ते थे । 

जब श्र सत्यता का व्यवहार करता तो छत्रसाल भी शत्रु-भावना त्यागकर उससे मैत्रीपूर्ण 
व्यवहार करते थे। इसी कारण से युद्ध में लूटे सारे सामान को दल्तेल खाँ के पास लौयाकर 
भेज दिया था । 


गाढ़ पड़ने पर वे घैये से काम लिया करते ये | युद्धभूमि से भाग आनेवाली अपनी सेना को 
उन्होंने घैये बंधाया था। इस अवसर पर स्वामी प्रायनाथ ने आकर उपदेश देकर हतोत्साहित 
ब्यक्तियों के हृदय में पुन; उत्साह का संचार किया था । 


अंत में प्राशनाथ स्वामी ने इनका राजतिलक किया। दे संतोषी इतने थे कि अपने राज्य 
से ही संतुष्ट रहकर बहाहुरशाह द्वारा प्रस्तावित मंसब को अस्वीकार कर दिया था। ईश्वर के प्रति 
कतशता प्रदर्शित करते हुए वे अपने राज्य का भार सँमालते रहे । ७ 


छुत्रसाल एक आदर्श बीर एवं महान्‌ विभूति थे | उनकी भद्दानता इसी से व्यक्त होती है 
कि पाँच सवार और पतच्चीस पैदल लोगों के साथ युद्ध आरंभ करके लगभग दो करोड़ रुपये 
की आय की रियासत अपने लिए. श्रजित कर ली | यह उनकी अ्रसाधारण ईश्वरप्रदत्त शक्ति का 
यथेष्ट प्रमाण है ।* 

छुत्रप्रकाश के अन्य पुरुष पात्रों के चरित्रों के संबंध में भी यथातथ्य इतिहास-सम्मत 
गुणों का पता चलता है, पर उन सभी के चरित्रों के विषय में विचार करना यहां अ्रसंभव है। 

स्त्री पात्र--छत्र प्रकाश में स्त्री पात्रों का कम उल्लेख हुआ है। छुच्मसाल की माता लाल- 
कुंवरि* आदश राजपूत रमणी तथा हीरादेवी३ अपने स्वार्थ के लिए. चंपतिराय से वैमनस्य रखने- 
वाली नारी के रूप में चित्रित की गई हैं। 

ऊपर के प्रमुख पात्रों के चरित्रों के संज्षित विवेचन से स्पष्ट है कि कबि ने अपने पात्रों के 
युद्ध संबंधी गुणों का ही उल्लेख किया है। कोरी प्रशंसा के वशीभूत होकर ऊद्दात्मक उड़ाने उसने 
नहीं भरी है। वह अपने पात्रों के प्रति कथन करते समय सत्य से दूर नहीं भागा है, यहाँ तक 
कि छुजसाल की पराजय तक को चातुर्य के साथ कह गया है। श्रमिप्राय. यह है कि लाल द्वारा 
वणित पात्रों के चरित्र प्रायः स्वाभाविक घटनावली के अधिक निक्रद और अधिक सरल हैं। यह 
विशेषता अन्य अधिकांश' कवियों से इन्हें अलग रखती है। 





) छुन्नप्रकाश, छु० १७, १६, २३, ४, २७, ४३-९९, १६६-७, ६६-७२, ७७-०६, झ७, ८३, 


६१-२९, ६२ ६, १०७, ११३, ११८, १२३, १४३, १४७, १४१-३, १६३ रे वही, ए० ६९% 
3 बही, ए० ४५-६, ६८ 


चरित्र-चित्रण ६६ 


ज॑गनामा 

जंगनामा में पात्रों के चरित्र-चित्रण की लेशमात्र भी प्रवृत्ति नहीं दिखलाई पड़ती है। एक 
छोटी सी घटना के वर्णन में श्रीधर ने सो से अधिक पात्रों के नामों की भरमार कर दी है। सम्राट 
से लेकर साधारण अमीर तक का नाम नहीं छोड़ा है। यही नहीं अनेक स्थलों पर उनके नामों की 
बार-बार आवृत्ति की है। इस कारण से पात्रों के गुण-स्वभाव कथन का कवि को अवसर ही नहीं 
मिला है | प्रायः सभी पात्रों की एक सी वेश-भूषा, एक से अख्र-शस््र और एक ही प्रकार की युद्ध- 
पद्धति का कवि ने वर्णन किया है। स्मरण रहे कि ऐसे वर्णन भी अपेक्षाकृत कम ही हैं। सेनाओं 
के संचालन और युद्ध-वर्णन की घटनाओं का उल्लेख करते हुए द्रतगति से श्रीधर जंगनामा में 
आदि से अन्त तक पहुँच गये हैं। ऐतिहासिक घटना का वशुन करना ही उनका लक्ष्य रहा है। 
इसी कारण पात्रों के चरित्र का वास्तविक चित्रण नहीं हो सका है। नीचे दिये हुए कुछ पात्रों के 
चरित्र से इस कथन की पुष्टि हो जायेगी :-- 

फरूख़सियर--भ्रीधर के अनुसार बादशाह फरु खसियर उदार एवं वीर योद्धा था। दिल्‍ली 
का सिंहासन प्राप्त करने के लिए क्रद्ध होकर उसने पटने से प्रस्थान किया। ईद आदि धार्मिक कृत्यों 
में भी उसकी विशेष अभिरुचि थी 

वह वस्त्र आदि से पुरस्कृत करके सैनिकों को सम्मानित करता था। सेना के द्वारा' लूटे हुए 
सामान को वह सैनिकों में ही विभाजित करके अपनी नीति-चातुये का प्रमाण दिया करता था | 

वह युद्ध-नीति में भी दक्ष था। आगरे के निकट उसने यमुना बड़े कोशल से पार कर ली 
थी और शत्रु को इसका कानों-कान पता तक न चलने दिया । 

इस कवि के विचार में वह सुंदर, सुजान, वीर, शीलवंत, ओजस्वी, दानी, तथा सम्राट 
अकबर के समान सवगुण संपन्न था। कहने की आवश्यकता नहीं है कि श्रीधर का उक्त कथन अति- 
शयोक्तिपूर्ण है |" 

मौजुद्दीन (मुइजुद्दीन) -इसने सम्राद्‌ बनते ही दिल्‍ली दरबार को कलावृंतों और नतेकियों 
का अखाड़ा बना दिया था ओर उन्हें बड़-बड़े माही, मरातिब आदि प्रद्यन किये। इसे अख्न- 
शज्त्र के स्‍थान पर ढोलक आदि वाद्य-यंत्र अधिक प्रिय थे। रास-रंग के प्रति इसकी अधिक रूचि 
थी । यह बककी एवं कक्‍की भी बहुत था । 

इन दुगणों के होते हुए भी इसमें एक विशेषता यह थी कि यह बड़ा वीर था। यद्यपि यह 
युद्ध में पराजित हुआ पर इसने रण“भूमि में श्रसीम वीरता का परिचय दिया था ।* 

एजुद्दीन---जब-जब अवसर पड़ा तब-तब इसने युद्ध-भूमि से भागकर अपनी कायरता और 
कापुरुषता का परिचय दिया था । युद्ध के प्रति उसकी नाममात्र को भी अभिरुचि नहीं थी ।* 

छुबीलेराम--यह अवसर पाते ही एजुद्दीन का साथ छोड़कर फ़र खसियर से जा मिला था । 
यह वीर ओर युद्ध में प्रवीण था | यद्धस्थल में यह महान्‌ वीरता प्रदर्शित करता था। इसने श्र 
को अपने सामने से हराकर भगा दिया था।ह*ं 


) जेगनामा, पंक्तियाँ ११, ३७8३-८०, ३८४, ३८६३-३२, ६४६९-६०, ८२०-३४, १९८४-६० 
२ बही ६७४-६०, ७१८-२८, ८३४५-४१, १४७४-८६ ) ब्रही, £८०३-६३० ४ बही, श३े३७-८, 
७७३-७, ६६२-७४३५ १२३१०, १३२९-२६, १०१ १०३० 


७० हिंदी वीरकाव्य 


इस प्रकार जंगनामा में पात्रों के चरित्रों के निखरे हुए रूप का अभाव है। चरित्र-चित्रण 

की दृष्ट से यह ग्रथ अत्यन्त साधारण कोटि का है। 
रासा भगवंतसिह का 

इस छोटे खडकाव्य में कवि ने चरित्र-चित्रण के विषय में विशेष प्रयास नहीं किया है | 
उसमें चरित्र-नायक के केवल कतिपय गुणों का उल्लेख भर कर दिया गया है | ५ 

भगवंतराय खीची--अरसोथर के स्वामी भगवंतराय बड़े वीर थे। अवसर पड़ने पर लूट 
मार करके शत्रु को तरस्त करने में ये बड़े कुशल थें। दान करने में मी बे अनुपम थे। पैतृक-भूमि 
को त्याग कर भाग जाना उन्हें कापुरुषता का चिह्न प्रतीत होता था। युद्ध करने के लिए घड़ी- 
मुहूत्त देखने के पत्त में वे नहीं थे । युद्ध में बीरतापूर्बक शत्रु-संह्वर करते हुए उन्होंने वीर-गति 
प्रात की थी ।* 

स्री-पात्न--इस काव्य में स्त्री-पात्रों का अभाव है। भगवंतराय की रानी के द्वारा युद्ध के 
स्थान से भाग चलने का प्रस्ताव करवा कर कवि ने उसके चरित्र को गिरा दिया है। उसका उक्त 
कथन राजपूत रमणी के स्वाभाविक चरित्र. कै विरुद्ध पड़ता है ।* 

सुजान-चरित्र 

सूदन ने चरित्र-चित्रण में अन्य कवियों की अ्रपेज्ञा अधिक उदार दृष्टि से काम लिया है। 
उसने अपने आश्रयदाता के ऐश्वये, वैभव और गुणों का संदर वर्शन करने के साथ ही प्रति 
पक्षियों क' भी उतना ही उत्तम वर्णन किया है। चरित्र-चित्रण में उसने प्राय; ऐतिहासिक परंपरा 
ही का अनुकरण किया है । पात्रों के युद्ध-वीरत्व को अंकित करने की ओर उसकी कुछ श्रधिक 
प्रवृत्ति रही है, किंतु अवसर मिलने पर करुणा, रति आदि भावनाओं को चित्रित करके पात्रों के 
गुण-दोषों के विस्तृत क्षेत्र को अपनाने का भी उसने प्रयत्ञष किया है। पर नामों की अधिकता, 
उनकी आवृत्ति तथा विविध वस्तुओं की विशाल सूचियों के कारण पात्रों के चारित्रय-विकास में 
अवश्य कुछ बाधा पड़ी है। एक ही प्रकार के गुण, वीरमभावना, आतंक तथा प्रताप आदि को प्रदर्शित . 
करने के लिए. बार बार एक ही प्रकार के युद्ध-संबंधी विवरण देने के कारण उनके प्रति पाठक 
की अरुचि हो जाती है। कुछ पात्रों के चरित्र नीचे दिये जाते हैं-- 

सुजानसिह--सुजान-चरित्र का नायक सुजानसिंह बाल्यावस्था से ही निहर और वीर था। 
वह अपने पिता का परम भक्त था। उसके हृदय में महादेव जी के प्रति अगाढ़ भक्ति थी। उसे 
आखेंट से विशेष प्रेम था । 

वह सेना के सुख-दुःख का अत्यधिक ध्यान रखता था । युद्ध-भूमि में स्वयं सैन्य-संचालन 
और युद्ध-निरीक्षण करना उसे अधिक प्रिय लगता था । युद्ध में वह सदेब सेना के श्रग्न भाग में 
रहता था। 





१ जागरी प्रचारिणी पत्रिका, भाग १५, १६८१ विक्रमी, छु० १०, ए० ११४; छु०४८-३६, छु० 
१२२ छुं० १९, घू० १२३; छु० ४७, ए० १२४; छे॑० १०३,ए० १३१ वही, भाग वही, संवत्‌ 
वही, छु० ५३-७४, ए० १२३ 


चरित्र-चित्रेण ७१ 


सुजोनसिह साम, दाम भेद और दंड' चारो प्रकार की नीति में चतुर था। अपनी मित्रता 
ओर दिल्ली-सिंहासन के प्रति स्वामि-भक्ति में वह इतना दृढ़ था कि शत्र की भेद-नीति उसे विच- 
लित नहीं कर सकती थी । हतोत्साहित सै.नेकों के हृदय में वह सर्देव उत्साह का संचार किया करता 
था । विचलित होते हुए प्रधान-मंत्री मंसूर को प्रोत्साइन प्रदान करके उसने युद्ध के लिए सन्नद्ध 
किया था| उसके थुद्ध-क्षेत्र से भाग जाने पर सुजान स्वयं अंत तक रणनत्षेत्र में यद्ध करता रहा 
था| उसकी वीरता का यह यर्थेष्ठ प्रमाण है। 


“दुष्ट के साथ दुष्टता का पूर्ण व्यवहार करना चाहिए? यह उसका सिद्धांत था। और इसी के 
अनुसार वह सदा आचरण भी किया करता था| 


आवश्यकता पड़ने पर वह युद्ध-भूमि से हटकर शत्र्‌ को धोखे में डालने की नीति का भी 
अनुसरण किया करता था। भावी युद्ध की आशंका से वह श्रपने दुर्ग-सेना आदि को सदैव 
सुसज्जित रक्खा करता था ।' 


राव बहादुरसिह--यह सुजानसिंह का एक प्रतिपक्षी था | यद बड़ा बुद्धिमान्‌ और शूर 
वीर था। सुजान द्वारा प्रस्तावित श्रपमानजनक संधि-अर््तावों को ठुकराकर इसने अपनी महानता 
का परिचय दिया था। वह क्षत्रिय के कत्तव्य और धर्म को पूर्ण रूप से समकता था। अवसर पड़ने 
पर शत्र के साथ छल-पूर्ण व्यवह्दर करना यह राजनीति के अंतगत मानता था। उसके लिए 
मृत्यु और जीवन का आनंद समान था । अंतिम युद्ध में जाने से पूव अंतःपुर में उसकी केलि- 
क्रीड़ा इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसके उपरांत उक्त युद्ध में वीरतापूवंक इसने प्राण-विसर्जन करके 
वीरता का आदश उपस्थित किया था ।'* 


सफ़द्रगंज मंसूर--यह दिल्ली का प्रधान-मंत्री था। अपने उपसूबेदार नवलराय की मृत्यु 
का बदला लेने के लिये बंगश नवाबो के विरुद्ध युद्ध के लिए प्रस्तुत होकर इसने अपनी बीरता का 
परिचय दिया था। यह उसका अपनी आत्मप्रतिष्ठा की रक्षा का प्रयक्ष समकना चाहिए,। वह वीरों 
को सदैव आदर की दृष्टि से देखा करता था। आवश्यकता पड़ने पर युद्धभूमि से भाग जाना इसके 
लिए. एक साधारण बात थी । अपनी मान-मर्यादा की रक्षा के लिए वह सम्राट के विरुद्ध अस्त्र- 
शस्त्र ग़ण करने से भी नहीं चूकता था । इससे सिद्ध होता है कि उसे राज्य के लाभ-हानि का इतना 


ध्यान नहीं था जितना कि व्यक्तिगत स्वार्थ का । 


१ सुजानचरित्न, जंग १, अंक १, छुं० १३, ए० ९; जं० वही, अं० २, छु० ३, ४० ७; जं० 
वही, झं० 3, छुं० ३१, ४० २९; जं० २, आं० ३, छुं० ८, ४० २४९, ज० वही, अंग २, छुं ० *, ४० 
३२; ज़्० हे, अ० २, छु० १, 8० ४३; जं० वही, ० ३, छुं० १०, ४० ९०; ज्‌० वही, घ्प्रं० नै, छु० 
४, पृ० रेप; जं० ४, आअं० ३, छुं० ३२,-३३, घु० ७८; जं० बही, आं० २, छु० ३६-४३, पृ० ७८-३६; 
ज्ञं० €, आं० ३, छुं० ३९, ए० १३१; जं० ६, आं० ४, छुं० १७, ए० १६३-१६४; जं० वहीं, आं० ६ 
छुं० १० छ० २१३६-४७. वही,€ अंक २, छु० १८, ए० ११८-$, जे० वही, अं० हे, छुं० १६, 
पृ० १२७; जं० वही, अं० वही, छु० २७-८, ए० १३०; जं० वही, आअं० ४, छुं० ३९-७, छघ० १४६८ 
७ जं० वही, अं० वहीं, छु० ४३-४, ४० १५१ 


७२ हिंदी वीरकाब्य 


यह नीतिकुशल भी था । दिल्ली के युद्ध मे पीछे हटकर इसने अपनी नीति-यढुता का 


अच्छा' परिचय दिया था |" 
उसके चरित्र से स्पष्ट है कि तत्कालीन उच्च पदाधिकारी अपने निजी स्वाथ की चिता 


किया कर ते थे। प्रजा-पालन ओर राज्य के प्रति अपने कत्तव्य का उन्हे ध्यान नही रहता था। 

ख्री-पात्र--सुजीन-च रित्र में प्रधान रूप से किसी भी स्त्री-पात्र का उल्लेख नहीं किया गया 
है। प्रसंगवश राव बहादुर की स्री तथा देवी आदि का यत्र-तत्र उल्लेख भर कर दिया गया है। 

करहिया को रायसो 

चरित्र-चित्रण की दृष्टि से 'करहिया को रायसो! का एक अत्यत साधारण स्थान है। उसमें 
व्यक्तिगत रुप में पात्रों के नाम और साथ ही इने-गिने गु्णों--'सत्य, खर्ग-संचालन, पैज, रजपूतो 
मूँछ्ों का पानी” आदि का उल्लेख कर दिया गया है | राजपूत रमणियों ने अपने सतीत्व और मान- 
मर्याद्य के लिए. क्रिस प्रकार हँसते-हँसते प्राण-विसजन किए इसका भी कवि ने सुंदर ढंग से 
उल्लेख करके राजपूत नारी के पूत-चरित्र का आभास दिया है।'* 

पद्माकर के ग्रंथ 

(क)--हिम्मतबहादुर-विरुदावली--इस छोटे खंडकाव्य में चरित्र-चित्रण का प्रयात्त कम 
मिलता है । कवि ने अपने आ्राशयदाता के दान, दया, धर्म श्रादि का ही अधिक वर्णन किया है। 
उतके सैन्य-बल ओर यद्ध-फोशल का भी वर्णन मिलता है। नायक के प्रतिदवन्द्दी की वीरता का 
भी श्रच्छा चित्रण हुआ है। इस ग्रंथ में यद्ध-स्थती में वोरों तथ। अख््र-श्रों के नामों के उल्लेख 
ही विशेष रूप से मिलते हैं। चरित्रों के वन में परंपरा का अनुपरण मात्र है। इस काव्य मे नारी 
पात्रों का एकदम अभाव है। 

हिम्मतबहादुर --पद्माकर ने इसके चरित्र-वर्णन में श्रत्युक्ति से काम लिया है। उन्होंने 
इसे शिवजी के समान वीर, महान्‌ दानी, दया की मूर्ति, हिंदू-लाज-एक्षुक, चोसठ कला-प्रवीण, दृढ़ 
प्रतिश, सत्यवक्तों, नवरत्ग्रतिमू्ति, आदि गुणों से यक्त बतलाया है। वह घड़ी मुहूर्त देखकर 
यद्ध करनेवाला माना गया है। वह यद्ध में विजय की अमिलाषा से मागवत्‌ “गीतान के जंत्र- ' 
मंत्र” घारण करता था | यद्ध भूमि को देखकर रोद्र-रूपे धारण करके वह वीररस में ड्रब जाता था । 
अपने सैनिकों को जागीए, दान झ्रादि देकर अपना बना लेता था जिनसे वे प्रसन्नतापूर्व क उसके 
हित-साधन में प्राण-विसजन किया करते थे |? 

सानधाता--यह हिम्मतबहादुर के कोषाध्यक्ष मनसुखराय-कायस्थ का आत्मज था । 
यह युद्ध करने में अनुभवी बीर था । अपने स्वामी का सच्चा भक्त और सेवक था। वह सदा 
हरावल में रहा करता था। वह मरना और मारना दोनों भल्ली प्रकार से जानता था। युद्ध में बड़ी 
वीरता से श्र -संह्यार करते हुए उसने वीर॒गति पाई थी 

अजुनसिह नोने--यह सच्चे वीर क्षत्रिय थे। इन्होंने अनेक राजाओं को पराजित करके 


) सुजानचरित्र, ज॑० ४ अं० २, छुं० १३-४, पु० ६९, जं० वहो, अंक वही, छं० २८ 
६७५; जग बही, अंक ९, छुं०७, पृ० ६१; जंग ६, अंक ४, छुंदु १७, पृ० १६३-४ 'नांगरी प्चारिणी 
पत्रिका, भाग १०, संचत्‌ १६४८६; छूं० ४०, २८९; छुं० ४१, प्ू० २८७ 3 हिस्मतबहादुर-विरिदावली, 
छु० ३०१४, ९२०, १३९६, ११६; १२९ - वही, छे० १२१, १२३-४, ११३ 


चरित्र-चित्रण ७३ 


उनके राज्यों को हस्तगत कर लिया था | यह युद्ध में बड़ी वीरता से काम लेते थे | इनकी उपस्थिति 
से इतोर्माहित सैनिक भी उत्साहित होकर युद्ध-रत हो जाते थे । 

अजनतिंद निर्मीक इतने थें कि दुर्ग की आड़ लेकर युद्ध करने के प्रस्ताव को 
ठुकरा कर खुले मैदान में आ डटे थे। जय-पराजय को ईश्वराधीन छोड़कर क्षत्रिय-घर्म-पालन 
करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। युद्ध-भूमि में दीनता प्रदर्शित करना ओर शत्र, को पीठ 
दिखाना ये दोनों कार्य उन्हें अदचिकर लगते थे | अपने शत्र्‌ की वीरता का भी वह आदर किया 
करते थे । 

अपने कत्तव्य का पालन करते हुए अंत में उन्होंने वीरगति प्राप्त की।'* 

(ख) जगद्विनोद--इस मुक्तक काव्य-्यंथ में जगद्सिंह संबंधी कुछ पद मिलते हैं जिनमें 
जगदूसिंह के गुणों का अत्युक्तिपूर्ण वर्णन हैः-- 

जगद्सिह--जयपुराधीश महाराजा जगदुसिंह क्षत्रियों के ईश, दयात्षु तथा धर्मात्मा थे। 
शत्र को देखकर वे उम्र और रौद् रूप धारण करलिया करते थे । युद्ध में पीठ दिखाना और पर- 
स्‍त्री पर कुदषष्टि डालना उन्हें दुजनता और नीचता के- लक्षण लगते थें। वे महान दानी भी थे* । 

इस प्रकार पद्माकर द्वारा चित्रित कुछ चरित्रों के विबेचनोपरांत हम इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि उनका ध्यान चरित्र -वर्णन की श्रोर अपेकज्ञाकुत कम था । परंपरागत इने-गिने 
विशेषणों का बढ़ा चढ़ाकर उल्लेखकर देना ही उन्हें अ्रमीष्ट था | पर अपने नायक के प्रतिद्व द्वी 
का उदारतापूबंक वर्णन करके उन्होंने अपनी दूरदर्शिता एवं विशाल-हृदयता का परिचय दिया है। 


हम्मीररासो 
“म्मीररासो? के चरित्र-चित्रण में कवि ने रासो-परम्परा का अनुकरण किया है। स्त्री 
को ही युद्ध का कारण मानकर कवि को श्वंगारिक विचारधारा-बर्णंन का अवसर प्राप्त हो गया 
है। फल यह हुआ है कि पात्रों के अआज्ञार-संबंधी गुणों को दिखलाने में कवि ने अधिक समय 
नष्ट किया है। पर आशा आदि राजपूत रमणियों के चरित्रों से नारी-वीर-भावना का चित्रण करने 
में कवि पर्यातर मात्रा में सफल हुआ है। 


इन ग्रंथों में भूत-प्रेन, वीर आदि के युद्ध-बर्णन के कारण पात्रों को रण-स्थल में अपनी 
वीरता प्रकट करने का कम अवसर मिला है | इस कारण से पात्रों का चरित्र निरखने नहीं पाया है । 

जोधराज ने हम्मीर के प्रतिपत्षी अलाउद्दीन के चरित्र को बहुत गिरा दिया है। इसके दो 
परिणाम हुए हैं। एक तो श्रल्लाउद्दीन का इतिहास सम्मत उद्दंड, रोद्र तथा वीर चरित्र पाठक के 
सामने नहीं आता है | उसका चूहे से भयभीत होना हास्यास्पद हो गया है। दूसरा परिणाम यह 
हुआ है कि नायक का चरित्र भी ऊँचा नहीं उठ सका है। प्रतिदन्द्ी जितना ही अधिक शक्ति- 
शाली होगा उतना ही नायक के साहस, उत्साह तथा वीरत्व का विकास होगा। कवि इस साथा- 
रण बात को विस्मृत कर गया है । 


१हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छुं० १७, ८७, ६१, 8४-६९, ३१०१, १०३, ११०-१, २०७ 
९ चच्माकर-पंचारुत, जगद्विनोद, छुं० ६-६, <६६, ६८६, ६६१४-२५ । 
र ० 


रा हिंदी वीरकाथ्य 


मीर महिमा के चरित्र से तत्कालीन हिन्दू-मुस्लिम प्रेम-भावना के ऊपर पर्यात्ष प्रकाश पड़ता है । 
नीचे हम्मीररासो के प्रमुख पात्रों के चरित्रो पर संज्ञित विचार किया जा रहा है--- 

हम्मीर--हम्मीररासो के नायक इस्मीर परम्परागत राजपूत वीरभावना के प्रतीक थे | 
शरणागत-वत्सलता तथा प्राश-विसर्जन करके अपने प्रण की रक्षा करना वह भल्ली प्रकार जानते 
थे | होनहार तथा संसार की अनित्यता को जानते हुए क्ञात्र-धर्म का पालन करना वे अपने जीवन 
का एकमात्र उद्देश्य समभते थे। दूसरे के दुःख से द्ववीभूत हो जाना उनका स्वभाव था। युद्ध में 
शत्रु को पीठ दिखलाना वे जानते ही न थे । वह नीति के अ्रनुसार युद्ध करने के पक्षपाती थे। उन्होंने 
इसी कारणसे रात्ि-युद्धबन्द करा दिया था क्योकि उसमें मित्र-शत्रु, वीर-कायर आदि का पता 
लगना कठिन था । विप्र, दीन-दुखी और आश्रित की रक्षा करते हुए अपने धर्म-पालन द्वारा यश-प्राप् 
करनायही उनके जीवन का लक्ष्य था। उन्होंने शत्र द्वारा प्रस्तावित सन्धि-प्रस्ताव का, विरोध करके 
अपनी वीरता तथा बन्दी सुलतान को छोड़कर अपनी उदारता का महान्‌ परिचय दिया' था ।* 

इस स्थान पर यह कहना अ्रप्रासंगिक न होगा कि जोधराज ने हमीर का चरित्र अंकित 
करने में प्रथ्वीराजरासो के कथानक की सहायता ली है। जिसके फलस्वरूप उसमें अनैतिहासिकता 
का पुट आ गया है। 

राव रणधीर--राव रणधीर स्वामि-मक्त और सच्चे वीर थे | शत्रु को पराजित करना ही 
उनका लक्ष्य था, इसलिए रात्रि में युद्ध करना भी उन्होंने न्यायसंगत समकका था। घायल होकर भी 
वे बीरतापूवक युद्ध करते रहे ये। शत्रु ने भी मुक्तकंठ से इनकी वीरता की प्रशंसा की थी। 
लड़ते हुए इन्होंने वीरगति प्रात्त की।* 

आशा रानी --आशा रानी सती, साध्वी और पति-पुत्र को प्रसन्नता से युद्ध की अनुमति 
देनेवाली वीर क्षत्राणी थी। श्रन्त में वीरतापूवंक जौहर करके इसने अपने गौरव की रा की 
थी ।* उसका चरित्र वीरता और मान-मर्यादा-रक्षण का सजीव उदाहरण है। 

मीर महिमा--मीर महमि साहसी, वीर, एवं धर्मानुसार आचरण करनेवाला था। वह 
अपनी प्रतिज्ञा पर सदा अटल रहता था । बीरतापू् कार्य करना, पर गयव॑ या हषे लेशमात्र भी 
प्रकट न करना उसके चरित्र की अनुपम विशेषता थी। भ्रूठ बोलना और युद्ध में पीठ दिखलाना 
वह जानता ही न था। वह मघुर-भाषी एवं पर-हुःख-कातर था। निर्मीकता और गम्भीरता की वह 
साक्षात्‌ प्रतिमा था। राव हम्मीर के गुणों से वह इतना प्रभावित हुआ था कि अपने प्राणों का 
मोह त्याग कर शत्रु के पास जाने के लिए वह ग्रस्तुत हो गया था, जिससे हम्मीर की आपत्ति का 
अन्त हो जाए। अन्त में अपने कुट्ठम्बियों को मारकर और युद्ध क्षेत्र में पहुँचकर उसने अपनी 
मह्दानता का परिचय दिया तथा युद्ध करते हुए. वीरगति प्राप्त की ।* 





* हस्मीररासो, छुं० २८३, ३०४, ३२७, ३५४३-४७, ४२३, ४१९४, 9१६, ४७६, ६४८ 
७०३, ८र८, म४८ण, ६२६, 8श३६-प, हैशे8, ६४०, 8४२, ६४६ ' वही, छुं० ४४८, ४६९६, 
९०४, ९०७, र८० * छु० ३५१, ९२१, ६६६, ६७२, ६८०, ६४६४ ४ वही, छुं० २१४, २१६ 
२२३, २४०, २५९६-६१, २६७, ६४३, ६५८, ६६९, ६३६०, ६४७ । 


चरित्र-चित्रण छ्पू 


वन में अ्परिचित स्री के सम्पक में आकर मानवीय दुबलता के वशीभूत हो जाना मीर 
महिमा के चरित्र पर एक कलंक है। इसका समाधान केवल इस प्रकार किया जा सकता है कि 
उसकी दुबलता का चित्रण करके जोधराज ने उसे मानव कोटि में रखकर उसके चरित्र को स्वाभा- 
विक बनाने का प्रयत्न किया है। पर जिन परिस्थितियों में उसके इस दोष को दिखलाया गया है 
वे उसके चरित्र को कदापि ऊँचा नहीं उठा सकतीं | इस सम्बन्ध में फेचल इतना ही कहा जा 
सकता है कि कवि का उद्देश्य उसके चरित्र के चित्रण की ओर नहीं था, वरन्‌ रासो-परम्परा का 
अनुसरण और तत्कालीन अमीरों की भोग-विलासमयी प्रवृत्ति का चितण मात्र था। हाँ इतना 
अवश्य है, कि ऊपर कहे।हुए अन्य गुणों के कारण मीर महिमा की महान्‌ वीरता, स्वाम्रिभक्ति एवं 
कृतज्ञता का पता चल जाता है। 

अलाउद्दीन--जोधराज ने अलाउह्ीन के साथ उचित न्याय नहीं किया है। उसे एक 

का पुरुष, हिन्दू-देवताओं की उपासना और सागर में प्राण-विसंजन करनेवाला बतलाकर कवि ने 
अवास्तविक एवं अनगल बातों से उसका सम्बन्ध जोड़ दिया है| इसके परिणाम-स्वरूप इतिहास 
में वणित अलाउद्दीन के चरित्र के स्वरूप की अपेक्षा यह चित्रण अत्यन्त प्रच्छज्ष ओर विकृत 
हो गया है। 

कवि ने इसे मृगया-प्रिय, रमण में कामदेव तुल्य ओर चूहे को मारकर अपने मुख से 
अपनी डींग बघारनेवाला बतलाया है। उसके अनुसार अलाउद्दीन हम्मीर के वैमव-विवर्ण को 
सुनकर भयभीत हो उठा था और उसने तुरन्त मन्त्रणा करने के लिए उसे दरबार में बुलाया था । 
वह अपनी आन पर हृढ़ रहनेवाला व्यक्ति था। अवसर पड़ने पर दान, भेद और प्रलोभन सभी 
साधनों की काम में लाना वह उचित समझता था।"* 

रूप-विचिन्ना--अलाउद्दीन की बेगम रूपविचित्रा के हृदय में मीर महिमा के प्रति पूर्वानु- 
राग वतमान था। एकांत में किसी अपरिचित व्यक्ति से इस प्रकार दुबलता का परिचय देना उसके 
चरित्र की नीचता की चरम सीमा है | पर उसमें वीरता की भावना भी वतमान थी। जब उसने 
अलाउद्दीन को मीर महिमा को मारने के लिए प्रस्तुत देखा, तो वह स्वयं अपना शिर कटवाने 
के लिए तैयार हो गईं थी ।* इसका चरित्र कवि की &ंगार-भावना-चित्रण का प्रतीक है। 

ऊपर के चरित्र-विवेचन से विदित होता है कि जोधराज ने अपने नायक तथा उसके 
प्रण-पालन में सहायक पात्रों के चरित्रों को ऊँचा' उठाने का प्रयत्न किया है और उनके प्रति- 
द्न्द्रियो को नीच प्रकृति का दिखलाया है। ऐसा प्रतीत होता' है कि वह अपने आश्रयदाता के 
पूवजों के शत्रुश्रों में महानता दिखलाने के पक्षपाती नही थे | इसी कारण से और प्रथ्वीराज रासो 
के प्रभाव से उन्होंने अलाउद्दीन आदि के चरित्र को अत्यन्त गौण रूप दे दिया है। 


) हम्मीररासो छुं० १८८, २०८, २४५, ३६३, ३६४, ९६०, ६०३, ६४७, झरे०, 8३६ ' 
* वही, छ॑० २९२, २४९, २४६, २६८। 


अध्याय ४ 
रस 

सामान्य स्थिति--रस-निरूपण के विचार से इस धारा का प्रमुख स्थान है। रस-वर्णन 
की प्रवृत्तियों की (दृष्टि से आलोच्य ग्रंथों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा 
सकता है :--- 

१. कुछ ग्रंथ रसों के लक्षण और उदाहरण वर्णन करने के विचार से लिखे गए. हैं, जैसे 
मतिराम कृत ललितललाम । 

२. अलंकारों के रीतिग्रंथ जिनमें उदाहरण रूप मे विविध छुन्दों में रसों का परिपाक दिख- 
लाया गया है। इस कोटि में शिवराजभूषण ओर जगद्विनोद आते हैं । 

३, वे ग्रंथ जो कविता की दृष्टि से लिखे गए हैं ओर जिनमें विविध रसों के उदाहरण 
मिलते हैं, इसके अन्तर्गत शेष सभी ग्रंथ सम्मिलित हैं। 

इस काल में यद्यपि सभी रसो का किसी न किसी रूप में प्रयोग होता रहा है, पर कुछ ऐसे 
विशिष्ट रस थे जिनका प्राय; सभी कवियों ने रुचि-वैचित््य के साथ प्रयोग किया है। उन रसों के 
नाम ये हैं :-- 

बीर (चारों प्रकार के--युद्ध, दान, दया तथा धर्म), #ंगार, बीमत्स, रौद, भयानक । 

कम प्रयुक्त होनेवाले रसों में करुण, हास्य, अद्भुत तथा शांत रस की गंशना की जा 
सकती हैं | 

वीररस--वीर-निरुपण की प्रवृत्ति सभी ग्रंथों में दृष्डगोचर होती है। वीररस के चारों 
प्रकार--युद्ध, दान, दया और धघर्मवीर के चित्रण करने को ओर इन कवियों का ध्यान गया है, 
पर प्रधानता युद्धवीरं और दानवीर की ही रही है । ऐसा होना स्वाभाविक मी था। ये कवि राजाशित 
थे। उनके दान और युद्ध-कौशल की प्रशंसा करना इनके लिए नितान्त आवश्यक था। पर कुछ 
ऐसे कवि भी थे, जिन्होंने अपने चरित्र-नायकों के वीरत्व एवं शौये का वास्तविक अंकन करना ही 
अपना लक्ष्य बनाया था। उनकी रचनाये' वीररस की दृष्टि से श्रधिक सफल बन पड़ी हैं, उदा- 
हरणार्थ र्लवावनी तथा भूषण की रचनाये' ली जा सकती हैं। 

वीररस के प्रसंग में अ्रस्त्र-शखत्र आदि युद्ध-सामग्री, वीरों की सजावट, सैन्य-प्रस्थान, वीरों 
की गवोंक्तियाँ, पौरुषपूर्ण कार्यों, तुमुल कोलाहइल आदि के सजीव चित्र अंकित किए गए हैं, जिनसे 
वीररस का वास्तविक चित्र पाठक के हृदयपठल पर अंकित हो जाता है, | इस सम्बन्ध में केशव, 
भूषण, मान ओर सूदन को रचनाये' विशेष उल्लेखनीय हैं । इनके श्रतिरिक्त जग्मल, गुलाब एवं 
सदानन्द को भी वीररस के वर्णुन में पर्याप्त सफलता मिली है। 

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कुछ कवियों ने अपने आश्रय-दाताओं की दानशीलता 
का वर्णन करने में ऊह्दात्मक उड़ाने भरी हैं। रस प्रसंग में दान की सामग्री, तथा (गज! आदि का 
वर्णन जी खोलकर किया गया है। मान, मतिराम तथा सदानन्द्‌ के नाम इस प्रसंग में विशेष 


रस ७७ 


उल्लेखनीय हैं। ऐसे अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों में अस्वाभाविकता एवं नीरसता का समावेश हो गया 
है | संयक्ताक्षरों की वर्णन-शैली का प्रयोग ही बीर-रस निष्पत्ति की वास्तविक शैली, है ऐसा समझने 
वाले भी इस धारा में अधिकांश कवि थें। ऐसे कवियो में मान और सूदन प्रमुख हैं । 

युद्ध-सामग्री का वशुन करने में उपमा, उत्प्रेत्ञा, संदेह आदि अलंकारों का सद्दारा लेकर 
बाहय तड़क-भड़क में मग्न रहनेवाले केशव और पद्माकर उक्त प्रसंगों में वास्तविक रस-निरुपण 
करने में असफल रहे हैं । 

कुछ कवियों का ध्यान केवल अपने नायकों के यद्धों आदि का वणन करने की ओर ही 
गया है | इस कारण वीररस का उनकी रचनाओ में अमाव पाया जाता है। ऐसे कवियों में 
गोरेलाल तथा श्रीधर विशेष उल्लेखनीय हैं । 

वीररस के साथ एक ही छुंद में अन्य रसों को मिश्रित कर देने की प्रवृत्ति भी इस युग में 
प्रचलित थी । 

डपयक्त विवेचन से वीररस की वास्तविक दशा का परिचय हमें प्राम हो जाता है। 
कुछ हेर-फेर के साथ प्राय; एक ही प्रकार की प्रवृत्तियाँ इस धारा में प्रचलित रही है। पर चारण- 
काल की अपेक्षा इस धारा में वीररस का अधिक निखरा हुआ, वास्तविक और सजीव स्वरूप इमें 
मिलता है । 

अ्ंगार--वीररस के उपरान्त श्ंगार-रस का प्रयोग इस साहित्य में प्रमुख रूप से हुआ है। 
श्क्ञार-वर्णन में स्री-पुरुष-जाति-मेद, नख-शिख-वर्ण न, ऋत॒-वर्णन आदि का प्रचुर मात्रा में चित्रण 
मिलता है। इसके लिए जठमल, मान तथा जोधराज विशेष प्रकार से उल्लेखनीय हैं। अधिकांश 
कवि »'गार-वर्णंन में तत्लीन होकर कथा-बस्तु का निर्वाह विस्मृत कर देते थे, रीति-काल तथा 
रासो-परंपरा का प्रभाव इन ग्रंथों के & गार-चित्रण में स्पष्ट रूप से लक्षित होता है। कह्दीं-कहीं पर 
अश्लीलता के नग्न चित्र भी प्रस्तुत कर दिए गए हैं। 

उक्त दोषों के होते हुए मी इन कवियों की रचनाओं में %गार के ऐसे सुन्दर वर्णन मिलते 
हैं, जो उत्तमता में रीतिकालीन उच्च *श गारी कवियों से किसी भी दशा में कम नहीं हैं। 

गोरेलाल जैसे काव ने लौकिक श“गार द्वारा अलौकिक */गार की ओर संकेत किया है। 
कुछ ऐसे भी कवि हैं जिन्होंने वीर॒रस में & गार का पुट दिया है। जोधराज तथा पद्माकर के नाम 
इस सम्बन्ध में विशेष रूप से लिए जा सकते हैं । 

श्र गार-वण न के लिए रासो-परंपरानुसार ख््री-पात्रों की कल्पना करनी भी इन अंथकारों 
ने आवश्यक समभी है। उदाहरण के लिए. जोधराज का नाम लिया जा सकता है। 

कुछ कवियों के “टगार-रस-वर्ण न में स्ववाचकत्व दोष आ गया है। परंतु इन थोड़े से 
दोषों के होते हुए भी यह रस भी वीररस के समान ही प्रधान है, इसे अस्वीकार नहीं किया 
जा सकता । 

बीभत्स--वीर रस के साथ वीभत्स-रस-चित्रण में आरंभ से अंत तक एक ही से उपकरणों- 
जोगिनी, गिद्ध, हर, कालिका, कंक, मांस, रक्त आदि का चित्रण मिलता है। प्राय; एक ही प्रकार 
के रूपक भी बाँघे गए हैं। । 

रौद तथा भयानक--वीररस के मित्र रसॉ--रौद्र तथा भयानक-का थोड़ा-बहुत वर्णन सभी 


छ्ष्र हिंदी वीर॒काव्य 


कवियों की रचनाओं में मिलता है। अधिकांश ग्रंथों में इन रसों का सुंदर परिपाक हुआ है, 
फिर भी यह कहना अनुचित न होगा कि इन रसो का जैसा चित्रण होना चाहिए था, वैसा नही 
हो सका है। 
करुण, हास्य, अद्भुत और शांत रसों के कम उदाहरण मिलते हैं। ये रस प्राय; उपेक्षित 
रहे हैं। 
ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो गया होगा कि इस धारा में सभी रखों का वर्णन मिलता है 
पर प्रधानता बीर और */ गार की ही रही हे । कुछ इने-गिने दोषों के रहते हुए भी इन रसो का 
सुदर परिपाक एवं निर्वाह हुआ है । 
प्रत्येक कवि द्वारा प्रयुक्त विभिन्न रसों के विश्लेषण से रस-संबंधी प्रवृत्तियाँ अधिक 
विस्तार से स्पष्ट हो जायेंगी, इसलिए. आगे के प्रत्येक कवि द्वारा किए गए रस-निरूपण का 
संज्षिपत विवरण दिया जा रहा है १-- 
केशव 
केशव ने वीरसिंहदेव-चरित में वर्शनात्मक शैली का अनुकरण करके अपनी स्वाभाविक 
चमत्कार-प्रियता को प्रधानता दी है। यही कारण है कि इसमें रस-सामग्री और रस-परिपाक की ओर 
कवि ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। और यदि उसका ध्यान उधर गया भी है, तो वह उसका 
समुचित रूप से निर्वाह नहीं कर पाया है। वीरसिहदेव-चरित में बहुत कम ऐसे स्थल आए, हैं जहाँ 
केशव रस-चित्रण का प्रयत्न करते हुए दिखलाई पड़ते हैं। वह अपने इस कार्य में कहाँ तक सफल 
हुए हैं यह जानने के लिए कुछ उदाहरणों की सहायता से नीचे विचार किया जा रहा है ।--- 
वीरसिंह देव-चरित में केशव ने वीर, शटंगार, करुण श्रौर वीभत्स रस चित्रित करने का 
प्रयत्न किया है। 
वीर रस--त्रीरसिंहदेव-चरित का नायक वीर राजपूत था। उसके चरित्र का झ्ाश्रय पाकर 
कवि वीर, रोद्र, भयानक आदि के अ्रच्छे चित्र उपस्थित कर सकता था, पर इनकी ओर उनका 
बहुत कम ध्यान गंया है। बीर रत का एक उदाहरण देखिए | अबुल्फ़ज॒ल की वीरता का वर्णन 
करते हुए केशव लिखते हैं :--- 
“काढ़े तेग सोह यों सेख, जलु तनु धरे धूमधुज देख | 
दुंड धरे जनु आपुन काल, रूत्यु सहित जम मनहु कराल”?|' 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि ऊपर का वर्णन साधारण कोटि का है | 
अख्र-शस्त्र का वणन वीररस के अंतर्गत ही माना जाता है। भूपाल राव की तलवार के 
बरणन में केशव ने एक सुदर छुंद लिखा है :--- 
“कालिका की केलि सी, के कालकूट बेलि सी, 
के काली केसी जीभ किधों कालदंड कामिनी | 
किधों केसौदास ओछी तच्छुक की देह छुति, 
जातना की जोति किधों जात अंतगामिनी |। 


$ तीरसिहदेव-चरित, अ० ९, छुं० ८६ घु० ३६। 


रस ५७६ 


मीन कैसी छाँह, विषकन्या कैसी बाँह, 
किधों रनजय साधि तानी सिद्धि अभिरामिनी । 
राती राती माती अति लोहू की भुपाल राइ, 
तेरी तरवारि पर वारि डारों दामिनी ||?) 
उक्त छुंद में उपमा और संदेह की सहायता से तलवार का अच्छा वर्णन हुआ है। ऐसे 
उदाहरणों से स्पष्ट है कि कवि में वीर॒रस-चित्रण की प्रतिभा थी, पर पांडित्य, आचार्यत्व, श४ंगार 
आदि के चक्कर में पड़कर वह इधर पर्याप्त ध्यान नहीं दे सका। 
अंगार--कतिपय स्थलों पर केशव ने »ंगार का वर्णन करने का भी प्रयत्न किया है। 
अबुलज़फ़्ल की मृत्यु का समाचार पाकर अकबर के राजप्रासाद में करण-क्रदन मंच गया। उस 
अवसर पर कवि कहता है+-- 


“कोलाहल महलनि में मयो, तिनकी प्तिधुनि सुनि मुनि सन रयो । 
मुग्धा मध्या ह्रौढ़ा नारी, उठि दौरी जहँ तहं डर डारी। 
भूषन पटन सम्हारत अंग, अधिक सोभ बाढ़ी अग अंग। 
चंचल लोचन जल मसलमले, पवन पाई जनु सरसिज हले । 
चिलके अलिक अलक अति बनी, तरकी तन अंगिये की तनी। 
राजकुमारि हसें मुँह मोरि, तुरकिन के उपजेै दुख कोरि। 
रोवति तन तोरति अति बनी, बिच बिच बाजति ढोलक घनी ।”* 
उपयुक्त पंक्तियों तथा इनके आगे के छंद के देखने से स्पष्ट हो जाता है कि कदुण-हश्य 
के अंकित करते समय कवि शृंगार की भावना में बह गया है और इस प्रकार अलंकार आदि की 
सहायता से रसाभास चित्रित कर बैठा है | 
रामसिंह की प्रतिष्ठा को पद्मिनी* और शरू-ऋंत को नायिका" का रूप देकर नखशिख 
का वर्णन करके कवि ने अपनी “इंगार-प्रियता का परिचय दिया है। कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि कवि ने इन प्रसंगों में भी अलंकारों ओर उक्ति-वैचित्रुय ही को प्रधानता दी है। 
क्रुण --करुणरस के रसाभास का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। एक आधघ अन्य स्थल 
पर करुण की सलक मात्र मिल जाती है। वास्तविक रस-परिपाक के दशन नहीं होते हैं । 
वीभत्स--बीभत्स रस के वर्शन का एक उदाहरण पर्याप्त होगा +-- 
“अंचल मुख पोंछति जगमगी, कंठ शओओन पिय मारग लगी। 
सांचहु स्टृतक सानि भय दुली, मानहु सती छोड़ि सत चली। 
गीधिन के सुत सोमित धनें, लीलत पल मुख ओनित सनें 


इस प्रकार रस-निरूपण और रस-परिपाक की दृष्टि से “वीरसिह-देव-चरित” अ्रत्यन्त 


१ बीरसिंहदेव-चरिन्न, ए० १४, छुं० ३०, ए० ८४७ वही, ४० ६, छु० १२-४७, ४० दे& 
3 बही, ए० वही, छुं० ७, ए० वही * वही, ए० ८ छु० १४-२६, ० *०-१  ' वही, ४०११; 
छुं० १६-२०, ए० दम ' वही, ए० ८ छं० <३-४ 


८० हिंदी वीरकाव्य 


साधारण रचना है | सबसे अधिक आश्चय की बात तो यह है कि ग्रंथ के नायक के वीरत्व के 
संबंध में कवि सव॑ंथा मौन रहा है| केवल उनके कार्य-कलापों का इतिबृत्तात्मक उल्लेख भर उसने 
कर दिया है । 
बीर रस के ऊक्त अभाव की बहुत कुछ पूर्ति रत्नवावनी में कवि द्वारा कर दी गई है। कवि 
ने इस छोटी सी रचना में वीररस का वर्णन ओजस्विनी भाषा में श्रत्यत उत्तम ढंग से किया है। 
एक उदाहरण से इसका स्पष्टीकरण हो जायेगा ;--- 
५द्ीठि पीठि तन फेर पीठ तन इक्क न दिख्खिय । 
फिरहु फिरहु फिर फिरहु कहत दुल सकल उमग्गिय | 
ठान ठान निज शान मुरक्ति पाठान ज्ु धाए | 
काड़ काढ़ तरवार तरल ता छिंन तठ आए। 
इक इक्क घाउ घल्लिव सबन रतनसेन रनधीर कहें | 
जलु ग्वाल बाल होरी हरपि खंडल छोर अहीर कह॥”?' 
ऊपर के छंद ही के समान रत्नवावनी में अन्य छंद भी देखे जा सकते हैं, जो ओज और 
वीर-भाव से परिपूर्ण हैं। अतएव वीरर्स की दृष्टि से “रत्ञवावनी” श्रत्यंत उत्कृष्ट रचना है। इससे 
सिद्ध हो जाता है कि चमत्कारवादी, घोर %गारी एवं आचार्य कवि केशव में वीररस-चित्रण की 
पूर्ण पढुता और प्रतिमा थी, पर परिस्थितियों के कारण वे इसको ओर अपना मन न लगा सके 
ओर वीर रस उपेक्षित होकर गौण बन गया तथा अन्य बातों को प्राधान्य प्राप्त-ह्ो गया । 


जटमत्त 
गोरा-बादल की कथा में वीर और » गार प्रमुख रस हैं | वीररस का चित्रण करने में कवि 
को यथेष्ट सफलता मिली है | समरांगण में युद्ध करते समय गोरा की वीरता संबंधी कुछ पंक्तियाँ 
नीचे दी जा रही है :-- 
“तजै तरवार गुरज्ज कु लेह, दड़ो बड़ साह दुरज्जन देह । 
करे चकचूर गयन्द कपाल, सके उमराव न आप संभाल । 
कहे मुख मीर अयो जमकाल, अदे नर दे हथियार सुडाल। 
तिणे तिण दुंतन सारहुँ वीर, न मारहि तो सिरगोरिल वीर ॥” * 
युद्ध को प्रस्थान करते समय बादल से उसकी पत्नी का कथन भी विचारणीय' है । 
“कन्ता रण में पैसतां, मत तूँ कायर होइ। 
तुम्हें लाज सुर मेदणों, भलो न भाषे कोह ॥? 3 


गोर। के मरणोपरान्त उसकी पत्नी की यह उतक्ति हृदय में वीरता की भावना जाग्नत करने की 
पूर्ण क्षमता रखती है। 





:- + केशव-पंचरतन, छुं० ३१, ए० ८ + गोराबादुल की कथा, छुं० १३४, ए० ३१ 3 वही, 
छुं० ११४, ए० र८। 


रस ८१ 


“भला हुआ जो भिद्द सुआ, कलंक न आयो काइ, 
जस॒ जंपेै सब जगत में, हिब रण ढंढो जाई ।” * 
इसी प्रकार वीररस संबंधी अन्य उदाहरण हे, जो इस बात को साक्ष्य देते हे कि कवि ने 
वीर रस के वर्णन में बड़ी सावधानी से काम लिया है । 
अंगार--जटमल ने “४ गार-वर्णन भी किया है। पुस्तक के अधिकांश भाग में “र््री-पुरुष- 
जाति-वर्णन” किया है। इस प्रसंग में कहीं-कहीं पर वह अश्लीलता की सीमा तक पहुँच गया 
है, यथा :--- 
“गधेव-गति गुण-हीण, परे ढरि पीन पयोहर । 
मच्छु-गंध तन मलिन, चुल्ह-सम-तुल्य भगंदर ॥” 
यहाँ पर यह बतला देना भी अ्रप्रासंगिक न होगा कि “स्री-जाति-वणन” तथा “'पुरुष-जाति- 
वर्णन” का मुख्य घटनावली से कोई संबंध नहीं है। अ्रतएव इस वर्णन से वीर-भावना के विकसित 
होने में कोई सद्दायता नहीं मिलतीं है । 
कहीं-कहीं पर शटंगार-वर्णन करने में कवि को सफलता भी मिली है, जैसा कि नीचे के उदा- 
हरण से स्पष्ट होता है -- 
“नव-सत साजि सजाइ, नारि बादल पे आईं । 
थे क्‍्युं रमणि न विरम्यो, चलेड क्युं करण लड़ाई ॥। 
अजहुँ न मांडी सेज, घाव नख नाहि चमंक्‍्के । 
कुचन चोट न सही, सहवि किम सांग धक्के ॥ 
छूटंत नाल गोला तहां, हृटनि धड़ सिर ऊपरे । 
यूं बादल सूं नारी कहै, मतां देख दल ते सुरे ॥”? 
इस प्रकार जटमल की कृति में केवल दो प्रमुख रस वीर और *४ंगार मिलते हैं। जटमल 
वीर रस का चित्रण करने में शंगार की अपेज्ञा अधिक सफल हुए हैं। 


मतिराम 


जैसा कि अन्यत्र बतल्ाया जा चुका है कि ललितललाम में अलंकारों के लक्षणों शोर 
उदाहरणों का विवेचन किया गया है। इन अलंकारों के उदाहरणों में से जितने छंद दूँदी राज- 
प्रिवार विषयक हैं उनमें से अधिकांश उनकी दानशीलता और प्रशस्ति संबंधी हैं । अ्रतएव ये छंद 
आलोच्य धारा के श्रन्तगंत आ जाते हैं। 

वीर रस--मतिराम ने नीचे के पद्‌ में वीर रस के चारों प्रकार--भर्म, दया, दान और युद्ध 
का सुन्दर रूप से चित्रण किया है :-- 


एक घर, ग्रृह खंभ जंभ रिपु-रूप अवनि पर, 
एक बुद्धि गम्भीर घीर वीराधि-वीर-वर । 





१ शोराबादल की कथा, छूं० १४४, ए० हे३ * वही, छू० ४८,४० १३ ' वही छं० ११३ 
पूृ७ २७-दा 
११ 


ब्पर्‌ दिदी वीरकाव्य॑ 


एक ओज अवतार सकल  सरनागत-रच्छुक॑, 
एक जासु करबाल निखिल खलकुल कहं तच्छुक । 
'सतिराम” एुक दाता निमनि जग जस अमल प्रगश्टियड, 
चहुवान-बंस-अवतंस _इमि इक राव सुरदन भय ।”? १ 
युद्धवीर :--युद्ध:वीर का नीचे के छुंद में संदर वर्णन मिलता है ;-- 
जेते ऐंड्दार द्रबार-सिरदार सब, 
ऊपर प्रताप दिल्‍लीपति को अभंग भौ । 
'सतिराम! कहे करवार के कसेया कैते 
' गादर-से मंडे जग हांसी को प्रसंग भो। 
सुरजन-सुत रज-लाज-रखवारो एक, 
भोज ही तें साहि को हुकुम-पग पंग भौ । 
मूँछनि सों राव मुख लाल रंग देखि मुख, 
ओऔरनि को म्ुँछुनि बिना ही स्थाम रंग भौ ॥”* 
लल्ितललाम में दानवीर के उदाहरणों की प्रधानता है । धर्मबीर के भी कुछ उदाहरण 
मिलते हैं ।* यहाँ पर यह कह देना भी ठीक प्रतीत होता है कि दान संबंधी पद्मों में से अधिकांश 
गज-वणुन पर हैं, जिनमें से कुछ छुंदों में कोरा शब्द-चमत्कर द्वी हे ।९ 
अंगार--यहां पर बूंदी वर्णन में से &ंगार का उदाहरण भी दे देना अग्रासंगिक न होगा । 
“चंद्मुखिन के भोंद जुग, कुटिल कठोर उरोज । 
बाननि सों मन को जहाँ, मारत एम मनोज ॥ 
जहाँ. चित्त-चोरी करे मधुर-बदन-मुसकानि । 
रूप ठगत है श्गन को, और न दूजो जानि ॥”?* 
भूषण 
भूषण की कविता में प्रायः सभी रसों का सम्यक्‌ रूप से परिपाक हुआ है। पर उनकीं कविता 
के नायक शिवाजी और छत्रसाल जैसे वीर हैं इस कारण से वह वीर रस प्रधान है। उसमें चारों 
प्रकार के वीर--बुद्धवीर, दयावीर, दानवीर और धर्मवीर--के वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, पर 
प्रधानता युद्धवीर की ही है। यथा :-- 
“छूटतः कमान बान बन्दूकरू कोकबान, 
मुसकिल होत सुरचानहू की झट में। 
ताही समे सिचराज हुकुम के हल्ला कियो, » 
दावा बाँघि द्वेषिन पै वीरन ले जोट मैं। 
'सूषन! सनत तेरी हिम्मति कहाँ लॉ कहों, 
किम्मति इहाँ लगि है जाकी भठ-कोट में। 


१, मतिरास-अंथावली, छुं० २३, ४० ३६४ * वही, छूं० २६, ए० डशेब१ * बही, 
छुं० २३६, ए० ४०६४-१०... वही, छुं० ३९, ए० ३६७ * वही, छु० २०-१, ० डदे&३ 


श्स ष्प्३ 


ताव दे-दे झूँछडन कधूँर्न पे पाँव दे-डे, 
घाव दे-दे श्ररि-श्लुख कूदे परे कोट मैं।”" 
युद्ध-वीर के संबंध में चतुरंग चमू, वीरों की गर्वोक्तियाँ, योद्धाओं के पौरुषपूर्ण कार्य, उनके 
आयुध, वस्त्र, युद्ध के बाजे और रण के ठुमुल कोलाइलादि का वर्णन हुआ करता है। भूषण की 
रचनाएँ इस प्रकार के वर्णनों से भरी पड़ी हैं। यहाँ पर केवल एक उदार देना पर्याप्त होगा । छत्र- 
साल की तलवार का वर्णन भूषण ने इस प्रकार किया है :-- 


“भुज भ्ुजगेस की वैसंगिनी भ्रुजंगिनी-सी, 
खेद्ि-खेदि खाती दीह दारुन दुलन के। 
बखतर पाखरन बीच धेंसि जाति, मीन 
पैरि पार जात परवाह ज्यों जलन के। 
शैयाराव चंपति के छुन्नसाल महाराज, 
भूषन सके करे बखान को बलन के। 
पच्छी परछीने ऐसे परे परछीने बीर, 
तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के।”' 
युद्ध-बीर के अतिरिक्त दयावीर, * दानवीर,* और घर्मवीर" का भी भूषण के छुंदों में संंदर 
निर्वाह हुआ है। कुछ स्थलों पर भूषण ने चारों प्रकार की वीरता का वर्णन एक ही पत्च में कर 


दिया है। यथा :-- 
“दान-समै द्विज देखि मेरहू कुत्रेह्ू की, 


संपति लुटायबे को हियो ललकत है। 
साहि के सपूत सिंच साहि के बदन पर, 

सिंदव की कथान में सनेह झरूलकल है। 
भूषण जह/न हिन्दुवान के अजबारिबे को, 

तुरकान मारिबे को बीर बलकत हे। 
साहिन सों लरिंबे की चरचा चलत आनि, 

सरजा के दृगन उछाह छुलकत है ।””* 


उक्त पथ में पहले चरण में दान, दूसरे में धर्म, तीसरे में दया और चौथे में युद्ध-वीरता 
दिखलाई गई है । पिंछले चरण में उत्साह की भरपूर सामग्री संकलित कर लेने पर स्थल संकोच से 
अंतिम चरण में 'डछाह” का आ जाना भारी दोष नहीं है ।* 

भूषण में यद्यपि,उत्साह के समस्त रूपों का समावेश नहीं है, क्योंकि उन्होंने वीर रसात्मक 
महाकाव्य न लिखकर स्फुट रचना की है, पर उस के कुछ रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं।...भूषण की 


) विश्वनाथप्रसाद मिश्र,भूषण-अथावली, शिवाबावनी, छु० झ, छए० ७२-३ - बही, 
वही, छुत्नसाल दुशक, छुं० ७, ए० ६१ वही, वही, शिवराजभूषण, छुं० १०३, छु० १६ 
४ बही, वही, छुन्नसाल दशक, छु० १०, ए० &२  "* वही, शिवाबावनी, छुं० १७, धु० ७३ 
< वही, शिवराज भूषण, छू० इेश८, पृ० €८ “ वही, भूमिका, एृ० ७३ 


पड दिंदी पीरंकाव्य 


कविता में खुले तौर पर महत्कार्य आलम्बन के रूप में इसीलिए नहीं मिलता है कि जुससें प्रतिपत्ञी 
बहुत स्पष्ट है |* 
रौद रस--वीर रस के सहकारी रौद्वरस का भूषण ने बहुत वर्णन किया है। नीचे एक उदा- 
हरण दिया जाता है ;-- 
“सारी पातसाही के अमीर ज़रि ठाढ़े तहाँ, 
लायके बिठायो कोऊ सूबन के नियरे। 
देखि के रसीले नेन गरब-गसीले भए, 
करी न सलाम न बचन बोले सियरे। 
भूषन भनत जबै धघर॒यो कर मूठ पर, 
तबे तुरकन के निकसि गए जियरे। 
देखि तेश चमक सिचा को सुख लाल भणो, 
स्थाह सुख नोरंग सिपाह मुख पियरे ।”* 
भयानक रस--भूषण ने भयानक रस का बहुत वन किया है। नीचे केवल एक उदा- 
दरण लिखा जा रहा है :-- 
“कत्ता की कराकनि चकता को कटक काटठि, 
कीन्हीं सिवराज वीर अकह कहानियाँ । 
भूषन सनतः और सुलुक तिहारी धाक, 
दिल्ली और बिलाइत सकल बिललानियाँ। 
आगरे - अगारन की नाँधघती पगरारन, 
सेंभारती न बारन बदन कुम्हलानियाँ । 
कीबी कहें कहा ओऔ गरीबी गहे भागी जाहिं, 
बीबी गद्े सूथनी सुनीबी गहे रानियाँ।”रै 
भयानक-रस की पूर्णता भूषण की कविता में बहुत अधिक है। इस रस के आलम्बन में 
पत्नी तो स्पष्ट है, पर प्रतिपक्षी प्रायः प्रच्छुन्न है। फिर भी शिवाजी के विकट कर्म विपक्षी के रूप 
में परोक्ष होते हुए मी स्ववमेव आश्रय की दुदंशा के उद्भूत हो जाते है ।* 
बीभत्स रस--भूषण ने वीमत्स-रस के व्यापारों की भी सुंदर योजना की है। यथा ४-+ 
“किलकति कालिका कलेजी की कलल करि, 
करिके झअलल भूत - भैरोी तमकत हैं। 
कहूँ रुंड-मुंड कहूँ कुंड भरे लोनित के, 
कहूँ. बखतर करी-झुंड ऋमकत हैं। 
खुले खर्म कंघ घरि ताल-गति-बंध पर 
धाय-धाय घरनि कबन्ध घमकत हैं।”५ 


१ भूषण-ग्रंथावली, भूमिका, 'प० ७४७ * चही, शिवाबावनी, छे ४२, प० ८७-९५ 3 वही, 
छुं० रेर, घु० ७७ ९ वही, भूमिका, पृु० ७६" वही, छूं० 3३२, ४६० ७४ 


स्स ष्प 


भूषण ने &ंगार,” शांत, करुण,* अदभुत तथा हास्य" रसों के भी बड़े चात॒य 
से चित्रण किए है ।* 
ऊपर के विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि भूषण ने अपने काव्य के अन्तगत सभी रसों 


का वणन किया है। अधिकांश स्थलों पर अन्य रस वीर रस से लपटे हुए हैं। उनके काव्य में रस- 
राजकता वीर रस की ही है। इन्होंने शंगारादि का स्वतंत्र रूप से वन किया है, पर उनका प्रायः 
संपूर्ण काव्य वीर रस ओर वीर रस-सामग्री-चित्रण प्रधान है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि 
कवि की रचना में रसों का पूर्ण परिपाक हुआ है | इस दृष्टि से इस धारा में उनका एक महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। 
सान 
मान ने राजविलास में राजद्रबारी कवियों की परम्परा का अनुसरण किया है, इस कारण 
इनका काव्य अधिक वर्णुनात्मक हो गया है। वर्णनों के फेर में पड़कर कवि का ध्यान रस-परि- 
पाक की ओर अधिक नहीं गया है, फिर भी इस धारा के कतिपय कवियों की अपेक्षा इन्हें रस- 
निरूपण में अधिक सफलता मिली है। 
वीर रस--वैसे तो प्रायः सभी रसों के उदाहरण इनके ग्रंथ में मिलते हैं, पर वीर, श्य्गार 
तथा शांतरसात्मक स्थलों की इसमें अधिकता है | उक्त रसों के चित्रण में ही कवि का मन अधिक 
रमा है। महाराज जसवंतसिह की वीरोचित उक्ति देखिए ;-- 
“पेती हम कुल घरग षर्ण हम अपय षजानह। 
परग करें बस पलक नाम हम घग्म निदानह। 
पल दुल पंडन पर्ग षेत इच्छुत हम परगह | 
ज्षिति रक्षन फुनि षग्ग अहितु भग्गो इन अग्गह | 
षग धार तित्थ क्षत्री धरम आवागमनहि अपहरन | 
सो षग्ग बंध हम सूर सब धरय न साहि षजान धन ।”?* 
इसी प्रकार के अन्य उदाहरणों की ग्रंथ में मरमार है, जिनसे सिद्ध होता है कि कवि में 
वीर रस वर्णन की प्रतिभा थी, पर समय के फेर में पड़कर अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसात्मक्ष कथन भी 
उसे करने पड़े, जिससे अधिकांश स्थलों पर अस्वाभाविकता आ गई है। उदाहरणस्वरूप एक पद्च 
नीचे दिया जाता है :-- 
“कत्ती किल किल्‍्लाँ सक्ति सलिल्ला तोप त्रिमुल्ला जाजलला। 
दल मचि दहचतल्ला लोह उजल्ला नहिं बिचि पल्‍ला घर भल्‍्ला | 
घूमत घामरला छुक्र छुयल्‍्ला तजि गृह तल्ला गृह तल्ला एकल्ला । 
तुरटि तूरतः बलला ढरि गज डल्ला कापर छुल्ला अकतुल्ला ॥”* 


१ सूषण-अंथावली, फुटकर, छे० ६२, ए० १५१२३. वही, छु० ७४, ए० ११६, + बही, 
शिवाबावनी, छुं० ३३, एू० ८१, * वही, छे० ४२, छ० ८८, ' वही, शिवराज-भूषण, छं० ३९२, 
यु० ६६३. 5 वही, भूमिका, छ० ७०-८० राजनारायण शर्मा, भूवण-ग्रथावली, भूमिका, ४० 
७६-८४. राजविलास, विलास &, छुं० ८०; ए० १६०,“ वही, वि० वही, छु० ८१, पृ० 
बही, वि० १२, छुं० ६-१५ ए० २०६४-१०  * वही, जिं० ११, छु० &, घृ० २०७; (अन्य 
उदादरणों के लिए देखिए विलास ११ के छुं० ६-८, १०-४, ४० २०६-८) 


प्य््‌ हिंदी वीरकाव्य 


यह सब होते हुए भी कवि ने अपने पात्रों के वीरत्व, वीर-भावना एवं कत्तंव्ब-परायलता 
के सुंदर चित्र उपस्थित किए हैं | 
युद्ध-वीर के श्रतिरिक्त दानवीर” एवं धर्म-वीर (दान-बीर गर्भित)* का भी मान ने अच्छा 
चित्रण किया है । 
अंगार रस--इसके वर्णन में कवि ने नलशिख ३ का अ्रच्छा चित्रण किया है। #ंगार-वर्णुन 
का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है, जिसमें श्रश्लीलता का पुट आ गया है ३-- 
“कहुँ लंब कुच तिय किद्ध, पुदवी अनादि असिद्ध। 
कहु जनत कामिनि जात, तब पवन राजत तात ॥??# 
नीचे £ गार-ब्णन का एक सुंदर उदाहरण भी देखिए ३-- 
“सुचि सुरभि सकोमल सारी, कव्वरि मनु नागिनि कारी । 
सिर मोती मांग सुसाजें, रापपी कनकसय राजें ॥”४ 
शांत रस--शांतरसात्मक वर्णन में मान का मन पर्याप्त मात्रा में रमा है। केवल एक उदा- 
हरण देखिए ६--- । 
“क्मकति मंसझारि नाद रुणक्ुण पाय पायल पहिरना। 
कमनीय कछुद्रावली किकिनि अचर पय आशभूषना। 
कलधौत कूरम समय सन क्रम पाप पीड प्रहारनी । 
अद्भुत अनुप सराल आसनि जयति जय जगतारनी ॥”४* 
ऐसे पत्मों में रचना-सोष्ठव के साथ ही साथ साधुर्य-गुण और अनुप्रास की स्वाभाविक छठा 
के भी दशन होते हैं। 
इसके अतिरिक्त इसमें रोद्र ओर भयानक रसों के भी सुंदर उदाहरण मिलते हैं। नीचे 
दोनों रसों का एक-एक उदाहरण दिया जा रहा है :-- 
रोद रस--- “लोयन करिय सु लाल कही कमधज्ज कहानिय । 
हम नरनाह अनादि हद रक्खन हिदुवानय ॥ 
हमसे कोइ न हठी होड हम किन पे हल्लय। 
संग्रामहि, हम सूर दुद्ध दानव पय डुढ्लय। 
बंदिहुँ अथम तोरन बिहसि तरकि कलहंतन करों। 
अति तुंग सिषर घरवर अचल पूरब तें पद्धिम घरों ॥””४ 
भयानक रस--“सच्यों भय मालव देश मझयार। जड़े प्रज जानि कि टिड्डि अपार ॥ 
कहूँ तिय पुत्त कहूँ गय कंत । रे जननी कहुँ बाल रडंत ॥”< 





) राजविलास, बि० १; छूं० ६१, ए० १६ *+ वही, वि० ९, छुं० ४६, ए० रण * वही, 
चि०१, छूं० १७-३०, ० ३-६; वि० ७, छुं० ६-२२, ए० १०४-६ ४ वही, वि० १, छुं० ८३, घु० 
१३. वही, वि० ७, छुं० ७, ए० १०४ * वही, वि० १, छू० १४, ४० ३, (अन्य उद्मदरणों के 
लिए देखिए इसी विलास के छुं० ६-१३, १४-९५, ए० १-३) ४ वही, वि० ३, छुं० ८७, 
प्र ७३-१५“ वही, वि० १७, छुं० २६, ५० २३६ 


रस ट्ःछ 


वीभत्स रस--मान ने वीभत्स रस का वर्णन करने में परम्परा का ही अनुसरण किया है 
जैसा कि निम्न उदाहरण से सिद्ध होता है :-- 
“चौसट्ठि पीवत चोल, भरि भरि सुपन्न अलोल। 
बिहसंत बीर बेताल, कलिकाल राल कराल ॥?* 
करुणरस --मान में कहीं कहीं पर करुण-रस का भी दश न हो जाता है। यथा :--- 

“सुनिय बत्त संद्राम सीह परिवार समेतह। 

धसकि परी धनबती अवनि झुरकाइ अचेतह। 

सखियनि करी सचेत धवल उद्दी धीरज धारि। 

सती संग संगहूयो पिता बरजंत बिबिहि परि । 

निज उआर फारि काढ्यो गरत पावक पिंड पहद्यों । 

धन धन्य कहे सुर धनवती पति सम श्रान परहयों ॥” 


ऊपर की समीक्षा से हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मान के राजविलास में सभी प्रमुख 
रसों का चित्रण हुआ है। पर कवि ने वीर, श<गार और शांत-रसात्मक भावनाओं का अधिक 
सरलतापूर्वक वर्णन किया है। अधिकांश स्थलों पर अतिशयोक्तिपू्ण चित्रण होते हुए भी, यह 
निविवाद है कि कवि में रसानुभूति की पूर्ण क्षमता थी, जिसका उसने अपनी रचना में यथेष्ठ 
मात्रा में परिचय भी दिया है। 
गोरेलाल 


गोरेलाल ने वर्णुनात्मक शैली में चंपतिराय और उनके पुत्र छत्नसाल के युद्धों का वर्णन 
किया है | उनकी विजयों का विवरण मात्र देना और विजित स्थानों तथा योद्धाओं की नामवाली का 
उल्लेख करना ही इस कवि का एकमात्र उद्देश्य रहा है। फलस्वरूप रस-चित्रण की ओर उसका 
ध्यान ही नहीं गया है| कुछ पंक्तियाँ वीर, #ंगार और वीभत्स आदि रसों की और संकेत करती 
हुईं यत्र-तत्र बिखरी मिल जाती हैं, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि कवि ने आचार्यत्व 
की दृष्टि से प्रेरित होकर यह ग्रंथ नहीं लिखा है । स्वाभाविक रूप में जो रस संबंधी सामग्री पंथ में 
आरा गई है वह उसकी रस-चित्रण-योग्यता की परिचायक है। इसके संबंध में कुछ उदाहरण नीचें 
दिये जाते हैं :-- 
वीर रस--केंवर सारवाहन के युद्ध के वर्णन में से कुछ पंक्तियाँ देखिए :-- 
“कँवर के जल तें सर भीनै । आई दृथ्यार तीर में लीने। 
हाँके मुगल ताल की जोरी | भज बिडरि बालक चहुँ ओरी । 
कुँवर सारवाहन बल बाढ़े । तमकि तीर तरकस तें काढ़े । 
>< ओ< >< 
अरुन रंग आनन छुबि लीनी | तानि कमान कुंडलित कीनी । 
छुटे बान बतन्र से बाँके | फूटे सुमट निकट जे हॉँके।”र 


१ राजविलास, वि० १२, छुं० $८, ४० २१० वही, वि० १, छे० ३७, ४० २०-१ 
3छ्ुन्नप्रकाश, अध्याय ३, ए० २० 


दप हिंदी वीरकाव्य 


छुत्रसाल की वीरता का वर्णन इस छुंद में दर्शनीय है :--- 
“तरल तुरंगम की तनक, तुरतः बग्ग ऋमकाईह । 
परदल में हॉक्यों छुता, खाई कोद नकाई ॥” * 
शगार रस--इस काव्य की एक विशेषता यह है कि इसमें »ंगार रस का बहुत कम वर्णन 
हुआ है। राम की मूत्ति का वर्णन करते हुए श्वगारिक भावना की निम्न उक्ति विचारणीय है :-- 
“इत उत ये चितवत नहीं, मन्द्‌ मन्द सुसकात । 
सीता सों चाहत कझ्ौौ कछू रसीली बात ।”* 
स्वामी प्राणनाथ के द्वारा छुत्रसाल को जो उपदेश दिया गया है उसमें भी यत्र-तत्र लौकिक 
श्ृंगार-भावना का वन करते हुए पारलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है।ड 
वीभत्स रस--इस ग्रंथ में वीभत्स-भावना संबंधी भी कुछ पंक्तियाँ मिलती हैं । यथा $+--- 
“खाद मास मसहार अघाने, जोजन दसक गीध मँडराने ।”४ 
कवि वीमत्स का अ्रच्छा वर्णन नहीं कर पाया है। उसने वीमत्स-रत के वर्श॑न में प्रयुक्त 
सामग्री में से केवल एक आध का उल्लेख भर कर दिया है, जिससे किसी विशेष प्रयोजन की 
सिद्धि नहीं होती है । 
उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकलता है कि रस-परिपाक की दृष्टि से साधारण 
होते हुए भी 'छन्रप्रकाश” अपने ढज्ञ का एक अनूठा काव्य है | 
श्रीधर 
'जंगनामा' में ऐसे बहुत कम स्थल हैं जहाँ पर रस का समुचित निर्वाह हुआ है। बिबिध 
रसों संबंधी कुछ उदाइरण नीचे दिए जाते हैं। 
वीर रस--युद्ध-प्रधान-काब्य होने के कारण संपूर्ण प्रंथ में वीर रस की प्रधानता होनी चाहिए 
थी, पर कथानक की इत्तिवृत्तात्मक शैली, नामों की मरमार आदि के कारण कवि का ध्यान 
उधर पर्याप्त माज्ञां में नहीं गया है। १२ जहाँ कहीं भी उसने वीर रस संबंधी चित्रण किए. हैं उनसे 
स्पष्ट है कि उसमें वीर रस-बर्णन की अनूठी प्रतिमा थी। नीचे के उदाहरण से यह बात सिद्ध हो 
जाती है ;-- 
“सालनि सों भाला भिरयो बरछा सों बरछात्रि, 
सरे समसेर  समसेरनि खसुखंग में । 
तीरन को कीनो तन तीरनि तुनीर तोरू, 
तोरादार जोरन न पावतु सूर्फंग मैं ॥ 
जंग सलतानी में कहानी कैसो कीनो काम, 
ओश्रीधर छुबीज्षेराम राजा रनरंग में । 
साढ़े तीनि हाथ कद दुसहथा हाथी चढ़्यो, 
दोई हाथ होत हैं हजार हाथ जंग में॥”" 


कछुन्नपकाश, अध्याय २२, ए० १४९, वही, अध्याय ४, ए० २४, *चही, अध्याय २३, 
पृ० १५४३-४७, वही, अध्याय २६, एू० १२६  जंगनामा, ए० ६२ 


रस व्ह्‌ 


भयानक रस->भयानक रस का सजीव चित्रण नीचे की दी “हुईं पंक्तियों में देखिए ;-- 
“यह सुनत एजुद्दीग भाग्यो फौज संग सब भगी। 
तहँ सकल मजलिस मौज में इक बारगी दुख सं पगी ॥ 
तब लगी सुख बिष सी बिरी अरु गीत गारी सी लगी। 
अंग अमल की लाली घटी ततबीर ओ डर रिस जगी ॥ 
कहाँ लों लेखिये कथा सब रीति देखि परी नई। 
हहरे कलावंत गिर गए मेहरान को भुरछा भई।। 
कहुं परी ढिनगत ढोलकी सुध ताल चघुँघरू की गईं | 
सब गयो मद छुटि छाकत सो रट ऊहि आहि दई दई।”' 
बीभत्स रस--हस कवि ने बीभत्स रस का भी सुन्दर वर्णन किया है। यहाँ पर केवल एक 
उदाहरण दिया जाता है ;--- 
“झुंडनि मेडूले प्रेत लोंहू के अवाह परे, 
लाती लरें पोरे पेकि पियत अन्हात हैं । 
खोंपरपा लो खोपरिन फोरें गलकर गद्‌, 
पोरी लों पलासी खाल खेंचि खेंचि खात हैं ॥ 
पाखर से खापरनि चहुवा चुरैलनि के, 
चाह भरे चर चर चपरि चबात हैं ।”४ 
ऊपर बतलाए हुए ही प्रमुख रस हैं, जिनके उदाहरण उक्त ग्रंथ में मिलते हैं। शेष रसों 
के चित्रण का इसमें प्रायः अभाव है | 
सदानन्द्‌ 
वीर रस--भगवंतरायसा में रस-निरूपण में कवि को आश/तीत' सफलता. प्राप्त हुई है। यह 
. पंथ वीररसप्रधान है | उसमें वीर रस का अच्छा निर्वाह हुआ है । यथा ;-- 
“उमके छुटा सी ज्यों घटा सो दुल फारि देत, 
० केतिक कठा के भट जुत्थन सुभाइ के । 
भुप भगवन्त की कृपान ज्यों करद खैदु, 
खंडे खल सीस भरुज समर चुनाइह के। 
जीति सी जगी है अनुराग सों रंगी है, 
वच्र ज्वाल सों पगी है गति अद्भुत पाइ के । 
आरत कों छाँडते बिचारि तन मानी सूढ़, 
मोगल संघारत तुराब खान खाइ के ।”४ 





) जंगनामा, ए० २६ वहीं, ए० ६३ + इस कवि कृत भगवंतरायसा का पाठ नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ९, १६८४१ वि० की पृष्ठ संख्या ११७४-३१ पर 
दिया है, अतः प्रासंगिक संकेतों में दी हुई छुं०संख्या इन्हीं एष्ठों पर देखनी चादहिए। * छुं० ८०, 
(अन्य उदाहरणों के लिए देखिए छुं० संख्या ४४, ६८, ६३, ७६, १०२, १०३) 

5२ 


8० हिंदी बीरकाव्य 


दान में दिए गए हाथियों के वर्णन का एक संदर उदाहरण यह है :--+ 
“मत्त चत्े अति मत्त सदा मद पंडन ते बहु नीरु भरे जू। 
कज्जल से गिरि राजत भू पर तादि लखे घन संक धरे जू | 
है जु सिंगार निजै दुल कौ भरि के दल कौ जिमि काल घिरे जू। 
“लन्दुः? सदा भगवंतसिद नृप ते बारन बकसीस करे जू ॥? 
इसमें रौद्र तथा बीभत्स के भी सुदर उदाहरण मिलते हैं। इस प्रकार इस संक्षिप्त ग्रंथ 
में कवि ने रस-निरूपण का विशेष ध्यान रक्खा है। उसने रासों “की ब्चलित शटंगार-रस-प्रवान- 
परम्परा का एकदम बहिष्कार किया है। 
सूद्न 
सूदन की रचना में सभी प्रमुख रसों का सुन्दर चित्रण हुआ है । नीचे कुछ उदाहरणों की 
सहायता से उन पर विचार किया जा रहा है :-- 
वीर रस--वीर रस से संबंधित सामग्री-अस्न-शस्त्र, सेना, हाथी, घोड़े; वीर-वेश, युद्ध आदि 
का कवि ने श्रच्छा वन किया है, जिससे 'वीर रस के परिपाक में पूर्ण सफलता मिली है। इस रस 
के चित्रण का एक उदाहरण देखिए :--- 
“कोप्यो मानों काल सौ बदन महिपाल पूत्त, 
दीठि बॉकी करि के निहारे ओर तू जाकी। 
तू ही अवतार भुवभार के उतारन को, 
सार के संभार नहिं ताब नर दूजा की। 
सूदन समथ्य झरि रूदन को पथ्थ सम, 
कीरति अकथ्थ रल्ाकर लों भूजा की। 
- दिल्‍ली दुलद॒हइन सुकट्न मलेच्छ. बंस, 
देस-देस जाहर प्रचड॒ तेग सूजा की ।”४ 
इसी प्रकार अन्य उदाहरण भी दिए जा सकते हैं, जिनसे इस कथन की पुष्डि द्ोती है कि 
कवि को इस रस के चित्रण में पूणु रूप से सफल्नता मिली है।. » 
रोद रस--वीर रस के मित्र-रसों में से रौद्र का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है।;--- 
“कालजमन तिहि काल लाल लोचन कराल तन। 
अति उताल चलि चाल ढाल किरवाल धारि पन॥ 
छुह करोर गज बाजि जोरि मुच्छुन मरोरि सुख। 


वहुँ जमन जाल बिकराल बल ज्यों अकाल ज्वाला ररिय ॥? 
भयानक रस--वीर रस के अन्य मित्र-रस भयानक के चित्रण 'का एक सुन्दर उदाहरण 
देखिए की जियय 





) बही, छुं० ४६६" वही, छु० १२, ३९, * वही, छुं० ७३, ६८ ४ सुजान-चरिच्र, जंग 
3; भ० ४, छु० १६९, ए० २६ वही, जं० ७, आं० २, छुं० ६६, ए० २२९१-२ 


रस ६१ 


“सूदन सबल सिंह सूरज तिहारे धाक, 
धूमनु करत रहे दुक्खिनी बिकूक्यों सो। 
सहित अमीर पीर धीर न धरत उर, 
चोकि-चोंकि चाहत चकत्ता चित चूक्‍्यों सौ ।”'* 
बीभत्स रस--सूदन ने बीभत्स का बहुत वर्णन किया है, पर उन्होंनें सभी स्थलों पर बीमत्स 
रस की सामग्री में से केवल थोड़े से चुने हुए उपकरणों और उपमानों की ही आवृत्ति की है। एक 
उदाहरण देखिए जिसमें इस रस का सजीव चित्र अंकित किया गया है --- 
“तिनके जुद्धहि देखि बहुत चरबीचर आइय। 
जुग्गिनि जोरि जमाति जहाँ जाहर जमुहाइय । 
काली करत कलोल खलखलें तहँ खबीस गन । 
भैरव भभरथौ फिरत पिता के हार हेत रन | 
जहँ इस दूत जगदीस के गीरबान गनिका उम्गि। 
जहाँ रुस्तमर्खा रु हकीस्खाँ स्वामि काम हित रहिय पणगि ॥” * 
शंगार रस--सुजान-चरित्र में श्रृंगार रस का वर्णन प्रचुर मात्रा में मिलता है। सूदन की 
प्रवृत्ति इस रस की ओर अधिक मुक्री हुईं थी। इनका »ंंगार रसव का शंन कहीं-कहीं पर अश्ली- 
लता की सीमा के निकट पहुँच गया है, जैसा कि इस उदाहरण के स्पष्ट है ;-- 
“सैन के सदन दोऊ राजत मदन भरे 
बदन बिलोकि के ललकि लपटाने हैं। 
उर सों उरज मिले अधर सुधरु चारु 
चूमत कपोल लोल लोचन लजाने हैं। 
हार उरभाने मुरम्ााने हैं कुसुमभार 
अंग मद्सूदूब तऊ न अरसाने हैं। 
बैन तुतराने सतराने भौंह ताने रस 
साने सुसिकाने ललचाने रतिमाने हैं ॥!?१ 
उक्त छुंद उस अवसर पर आया है, जब राव बहादुरसिह बड़गूजर युद्ध करने का निश्चय 
करके, अंतःपुर सें प्रविष्ट हुआ है। इस प्रसंग में वीर रस संबंधी संवादों आदि का वर्णन न करके 
इस प्रकार के #ंगार संबंधी पद्मों का प्रयोग कवि की श्ंगार-भावना-प्रियता का' द्योतक है| यह 
स्पष्ट रूप से रीति-काल कीं <ंगारिक भावना का प्रभाव प्रतीत होता है। 
हास्य रस-सूदन ने द्वास्य रस का पुठ देकर शिव की स्तुति में एक सुंदर कवित्त 
लिखा है ३-- 
“बाप विष चाखे मैया-षट-मुख राखे देखि 
आसन में राखे बसवास जाकौ अचले । 


) सुजानचरिन्न, जं० ९, अं० ४, छुं० ४७, ए० १४५२ ' वही, जं० ३, अं० ४, छु० २, 
पु० €३ + वही, जं० ९, अं० ४ छु० ३६, छ० १४७ 


हर हिंदी वीरकाब्य 


भूतन के छैया आस-पास के रखेया 
और काली के नयैया ह केध्यान हू ते न चले । 
बैल बाघ वाहन बसन कों गयंद-खाल 
भाँग को धतूरे को पसार देतु अचले। 
घर को दवालु यहै संकर की बाल कहे, 
लाज रहे कैसे पूत मोदक को मचते ॥” १ 
सूदन ने एक ही छुंद में दो रसों के वर्णन भी किये हैं। वीर और <गार विरोधी रसों का 
एक द्वी छुंद में वर्णन कर देने से रसाभास हो गया है ।* कहीं-कहीं पर बीर रस के साथ बीमत्स रस 
के भाव का एक ही छुंद में वन कर दिया है ।३ सूदन ने एक ही छुंद में भयानक और बीमत्स 
के भाव का सुंदर समन्वय भी किया है।ऐं 
ऊपर सूदन द्वारा प्रयुक्त केवल प्रमुख रसों ही का संक्षित विवेचन किया गया है। 
संपूर्ण ग्रंथ में प्रधानता वीर रस की है, जो स्वाभाविक ही है। कुछ स्थलों को छोड़कर सदन को रस- 
चित्रण में, अन्य काब्य-ज्षेत्रों के समान, प्रूण सफलता मिली है | इस दृष्टि से उनका एक विशिष्ट 
स्थान है। 
गुलाब कवि 
५करहिया कौ रायसौ” में बहुत कम रसों के चित्रण के दशन होते हैं। एक स्थान पर 
गुलाब ने एक ही छंद में दान धर्म-युद्ध-बीर का वर्णन किया है +--- 
“दान तेग सूरे बल विक्रम से रूरे पुण्य 
पूरे पुरषारथ को सुकुंती उदार है। 
गावे कविराज यश पावे सन भायो तहाँ 
वर्ण धसें चारु सुन्दर सुढार है ॥ 
राजत करहिया में नीत के सदन सदा 
पोषक प्रजा के अंभुताई हुसयार है। 
जंग अरबीले दुल भंजन अरिदन के, 
बिदित जहान जग उद्िति पमार है।””+ 
चीर रस--का एक सुन्दर उदाहरण देखिए :--- 
“वाज छोड़ के अश्व सवार भयौ। ललकार जवाहिर आय गयो ॥ 
बिरच्यो इत केहरि सिद्ध नरम्‌। कर इष्ट उचारन शुद्ध भरस्‌ ॥ 
पहुँचगो रन पंचम सिंघ मरद। करे कुक कार अरीन गरद ॥ 
रुप्पो इत जाट निराद बली। मुख ते रटना सुचितान भली ।”'* 


) सुजानचरिन्न, जं० ३, अं० १, छुं० १, ए० ४१: वही, जं० ९; अं० ४, छुं० ३४, ए० 
१४६९ + वही, जं० ३, अं० ४७, छु० ११; ए० ४६, ज॑० २, अं० २, छुं० १४, एू० शेशे ४ वही, 
जं० ९, अं० २, छुं० ६, ४० ११३ “नागरी अचारिणी पत्रिका, भा० १०, संवत्‌ १४८६, छुं० ८, 
ए० २७८, 'बहीं, वही, छं० ३९१, घ० २८३ 


स्स ६३ 


बीभमत्स--उक्त छुंद में आगे बीमत्स रस की कुछ पंक्तियाँ भी दर्शनीय हैं -- . 
“काटे मूँडनि शूरन ओन मचे। तहाँ बेगि सदाशिव माल सचे ॥ 
कर जुग्गिन चौसठ नच्य पेगम्‌ | इम देखि के कायर देह डगम॥??" 
नीचे बीभत्स का एक और उदाहरण दिया जाता है;:-- 
“ससहार गिद्धन कीन | नच जुग्गनी परबीन | 
कहुँ भूत भेरों प्रेत । चुनि मुंड मालनि हेत ॥ 
तहाँ हुलस काली आय | पल चरन मंगल गाय । 
कर खोन पान नवीन । बहुँ भाँत आशिख दीन ।”* 
इस प्रकार उक्त रचना में केवल वीर और बीमत्स के ही उदाहरण मिलते हैं। बीमत्स में 
प्रायः एक से ही उपमानों का प्रयोग किया गया है। रस-परिपाक के विचार से “करहिया कौ रायसौ” 
साधारण कृतियों दी में परिगणित' किया जाना चाहिए। 
पद्समाकर 
रस-निरूपण की दृष्टि से पद्माकर हमारे सामने रीतिकार तथा कवि के रूप में आते हैं। 
इन्होंने जगद्विनोद में हिन्दी की प्रचलित रीति-परम्परा का पूर्ण अनुगसन किया हे | पद्माकर 
परम्परा से तिल भर भी हटकर चलना नहीं चाहते थे ।३ इन्होंने स्थायी भावों के जितने उदाहरण 
दिए हैं, उनमें इसका बराबर ध्यान रखा है कि भाव-कोटि में उसका क्‍या स्वरूप होगा ।॥* हिन्दी 
के अधिकांश रचयिताओं ने भावों या रसों का नाम लेना बहुत आवश्यक समझा है। इसलिए 
पद्माकर उससे नहीं बच सके | अतः पद्माकर का रस और भाव-निरूपण वैसा उत्तम नहीं है जैसा 
उसे होना चाहिए |“ पर हमें यह न भूलना चाहिए. कि जगद्विनोद के जिन प्रकरणों--मरण तथा 
वितक (संचारी माष), युद्धवीर, दानवीर, मयानक और बीमत्स--से हमारा प्रयोजन है, उनके लक्षण 
आर उदाहरण दोनों ही अपेक्षाकृत निर्दोष हैं । नीचे के उद्हरणों से यह बात स्पष्ट हो जायेगी :-- 
युदू-वीर ::: “जाही ओर सोर परे घोर धन ताही ओर, न्‍ 
जोर जंग जालिम को जाहिर दिखात है। 
कहे “पद्माकर” झरिन की अबाई पर, 
साहब सवाई की ललाई लहरात है॥ 
परिघ प्रचंड चम्र्‌ हरषित हाथी पर, 
देखत बनत सिंह माधव को गात है। 
उद्धत अ्सिद्ध जुद जीति ही के सौदा-हिंत, 
रौदु! ठनकारि तब होदा में न मात है ॥”?* 
इसी प्रकार दानवीर,* मबानक,* तथा बीमत्स* के उदाहरण भी देखे जा सकते हैं । 


$ नागरी ग्रचारिणी पत्रिका, भा० १०, १६८६ वि०, छु० ३५, २८रे * वही, छु० ४५, 
पृ० र८६ 3 विश्वनाथप्रसादु मिश्र: पद्माकरपंचारुत, भूमिका; ए० २१ * वही, वही, वही, ए० 
४६ वही, वही, ए० ६०-१३ '* वही, वही, छूं० ६८६, ० २१५ “वही, वही, छे० ६६४, ६६५, 
पू० २१६ * यही, वही, छुं० ७०३, ७०९, ए० २१८-६ + वही, वही, छु० ७१०, ४० २१६ 


९४ हिंदी वीरकाव्य 


शुद्ध वीररस-प्रधान रचना के विचार से हिम्मतबद्दादुर-विर्दावली के रस-निरूपण पर 
विचार करने पर उसमें निम्नलिखित रसों के प्रयोग के उदाहरण मिलते हैं। 
वीररस :-- “तह दुझँ दल उमड़े घन सम छुमड़े कुकि कुकि छुमड़े जोर भरे। 
ताकि तबल तमंक हिम्मत हके वीर बम॑के रन उभरे ॥ 


बोलत रन करखा बाढ़त हरषा बानन बरषा होन लगी । 
उलछारत सेलें अरिगन ठेलें सीनन पेलें रारि जग्री ॥”* 


दानवीर,' रौद्र, मयानक,* वीभत्स," श्वगार गर्भित वीर,९ श्रादि अन्य प्रमुख 
रस हैं, जिनके उदाहरण हिम्मतबहादुर-विरुदावली में प्रचुर मात्रा' में मिलते हैं । वीर रस के छुंदों की 
संख्या सबसे अधिक है ओर होनी भी चाहिए | पर वीर रस के छुंदों में अस्रों-श्त्रों आदि के नाम 
भर गिना दिए गए. हैं। इस कारण से वीर रस-परिपाक पूर्ण रूप से नहीं,हो पाया है, इस संबंध में 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन बहुत कुछ सत्य प्रतीत होता है। वे लिखते हैं :-- 

#/इनकी युद्धवाली रचना में वीररस के साथ बीभत्स, रौद्र, मयानक और करुण सब के लिए 
जगह थी, पर ये युद्ध-बीर का ही सच्चा निरूपण नहीं कर पाए, फिर अन्य रसों की चर्चा 
ही क्‍या ? युद्ध के प्रसंग में जहाँ वीरों की कांट का अवसर आया है वहाँ सभी जगह तीर, बरछी, 
आदि का नाम भर ले लिया है। उनकी काट का वर्णन करके, रसात्मकता उत्पन्न करने की चेष्टा ही 
नहीं है। जहाँ चढ़ाई आदि का चित्रण करने की झ्रावश्यकता थी वहाँ इन्हें नाम गिनाने से ही 
फुरसत नहीं थी। जहाँ सेना के उपकरणों का वर्णन आया है, वहाँ उपमा, उद्प्रेत्ा और परंपरा-पालन 
में दी लगे रहने से बाह्यखरूप तक मजे में नहीं कलकाया गया, आशभ्यंतर की चर्चा ही क्या! केवल 
सबसुखराय के पुत्र मानधाता की स्वामिभक्ति और उत्साइ-वधक वचनों के अ्रतिरिक्त और कहीं भी 
कोई भाव-व्यंजना हिम्मतबद्दादुर-विरुदावली में नहीं है ।? * 

मिश्र जी के ऊपर के कथन में बहुत कुछ सत्य होते हुए भी, यह स्वीकार करना पड़ता है 
कि पद्माकर में इस धारा के अन्य कवियों के समान परम्परा का अनुकरण मात्र था। उनका रस- 
निरूपण बहुत से कवियों की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। रस-निरूपण की दृष्टि से जगद्विनोद में 
दिए, हुए उदाहरण अधिक, स्वच्छ, स्पष्ट और सजीव हैं। 


जोधराज 
जोधराज के “हम्मीररासो? में परंपरानुसार वीर और <॑ंगार रसों का प्रधानतया चित्रण 
हुआ है। वीररस के वर्शन में कवि को उच्च कोटि की सफलता नहीं मिली है। इतिहास प्रसिद्ध 
कथानक होने पर भी इस कवि ने वीर रस के चित्रण में, चाठुर्यपूर्ण कौशल नहीं दिखलाया है। 
नीचे दिए हुए. वीररस के छुंद से इस कथन की पुष्टि हो जाती है ;--- 
“किए हुक्म साह तन में रिसाह। 
किन्हों ज्ञ॒ जंग फिर बीर भाई ॥। 


) 'हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छुं०१८२,'ए० ३७ * वही, छुं० ८, ४० २, ३ २ वही, 
छे० ११७, ए० २३ हे वही, छुं० ७४-९२, प० १४ रे वही, छुं० २०७ ८, ७० ४३ ई्‌ वही, 
छूं० ९३, ए० ६ * पद्माकर-पंचाझुत, भूमिका, पृु० ३-४ । 


रस ६३, 


छूटत तोप  मन्न॒वज्रपात । 
जल सुविक घरा छुटि गर्भ जात ।? 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त पद्म रस-परिपाक की दृष्टि से अत्यंत साधारण 
कोटि का है। 
दान वीर--दान वीर के कुछ पद्म भी इन्होंने लिखे हैं, जिनमें दाम-सामग्री की गणना मात्र 
करा दी गई है। यथा -- 
“बकसि सेख को बाजि साज कंचन के साजे | 
सुक्त माल सिरपेंच जटित हीरा छुबि छाजे ॥ 
सकल सथ्थ सिरपाव शाल दिन्नव अति भारिय । 
पंच लक्ख को पटो दियो आदर भुवकारिय॥ 
- दिन्नी सुणौर सुंदर इके तेहि देखत हिय हषियड । 
उच्छाह सहित उठि शेष तब आननदु मंगल वर्षयउ ।?'* 


श्ंगार रस--इस ग्रंथ में “४ंगाररस की भी प्रधानता है जैसा कि ऊपर कहा जा चुका हैं | 
श्रृंगार रस के वर्णन के प्रसंग में कवि ने ऋतु-वर्णन३ तथा नखशिख-वर्णन* जी खोलकर किया 
है। इनका शंगार-वर्णन अश्लीलता की पराकाष्ठा को पहुँच गया है, यथा-- 
“कंचन लता सी थहरात अंग अंग मिलि, 
सीकर समूह अंग अंगनि में दरसे । 
चंबन कपोल नैन खंडन अरध नख, 
गहत पयोधर अचंड पानि परसे ॥ 
आनन्द उमंगन में सुसकात बाल तुत- 
रात बतरात सतरात रस बरसे । 
लपटनि ऋपटनि मसकनि अनेक अंग, 
रति रंग जंग तें अनंग रंग सरसे ॥7५ 
उक्त छंद में अधिक खुला वर्णन होने के कारण अश्लीलता का समावेश हो गया है । 
इस प्रकार इस कवि ने शृंगारःबर्णन में रासो और रोतिकाल की परंपरा का अनुसरण किया है| 
नीचे के पद्यों में वीर श्र #ंगार रसों का एक ही छुंद में प्रयोग करके रसों के नामों का 
उल्लेख कर दिया गयां है, जिससे उसमें स्ववाचकत्व दोष झा गया है ३--- 
“अ्रवन सुने वर वीर रस, सिघव राग अपार | 
हरषि उठे दोउ तिहि समे, मिलन वीर श्ंगार ॥ 
मिलने सुवीर श्वंगार, दुहु हरणष हिए अपार । 
बर वीर हरषेउ अंग, उत अच्छुरी सु उमंग ॥”* 


१ हम्मीररासो, छुं० ४६२, छ० &३. ' वही, छुं० ३०४, ए० ६३१ + वही, छु० १००- 
३०, ए० २०-७5 वही, छुं० १५३१-४२, ए० २७ ८ वही, छु० २४७२, ए० ४८-१६ + वही, 
छुं० ७४७-८, पू० १४८ 


8६६ हिंदी वीरकाव्य 


जोधराज ने कुछ छंदों में युद्ध के लिए प्रस्तुत होते हुए सैनिकों तथा युद्ध में मृत वीरों का 
वरण करने के लिए. प्रस्तुत होती हुईं अ्रप्सराझों के साथ-साथ सुसज्जित होने का वर्णन किया है ।* 
यह वर्णन कवि की *इंगार-प्रियता का द्योतक है। इस रस के उपरांत कवि ने बीमत्स का अधिक वर्णुन 
किया है। इस चित्रण में प्रायः सभी स्थलों पर एक ही प्रकार के उपकरणों का प्रयोग हुआ है । 
यहाँ पर केवल एक ही उदाइरणशं पर्याप्त होगा +--- 
“गरिद्धय. पल भणष्षें रत बल चप्पें, जंबू अष्पें हिय हमें । 
>< है >< / 
बहु पत्र भरावें मिलि मिल्ति गावें, धरि घरि धावे मन भावें। 
पल अस्ति चचोरें बसन निचोरें, लुत्थि टठोरें गुन गावें ।”र 
प्रमुख रसों में से अन्य रौद्र है, जिसके वर्णन इस अ्थ में मिलते हैं।* अन्य रसों में से 
भवानकर तथा शांत रस” का चित्रण भी इस कवि के द्वारा किया गया है। 
ऊपर के विवेचन से यह सार निकलता है कि रस-परिपाक की दृष्टि से हम्मीर रासो को 
वीर रस-प्रधान ग्रंथ स्वीकार नहीं किया जा सकता । इतना शोौर्य-पूर्ण कथानक होते हुए! भी कवि 
वीर रस का सजीव चित्रण अंकित करने में असमर्थ रहा है | ग्रंथ के उपनायक अलाउद्दीन को आखूत 
(चूहा) से डराकर कवि ने शौर्य श्रौर वीरता का अपमान किया है ।९ हम्मीररासो में शंगार रस 
की प्रधानता है, पर उसका विकुत और अश्लील रूप ह्वी पाठक के सामने अधिक आता है। केवल 
इतना ही कद्दा जा सकता है कि कवि ने रासो-परंपरा का अनुकरण किया है और रासो-अंथों में 
रस-निरूपण की जो परिपाटी थी कवि ने उसका पूर्ण रूप से निर्वाह किया है| 


हु हम्मीररासो छुं ० ७४३६-४८, ४६० १४८०७-€ २ वही, छुं० ७८६, ए० १९९, 
(बीभत्स के अन्य उदाहरणों के लिए देखिए छुं० ३८,९२६, ७७६, ८०६, ६४०६-६०, ६१३१) 
३ वही, छुं० २६५;२३०, २३,४१३ वही, छु० २३३ " वही, छु० ८५१०-१३, ए० १६४७-२९ 
९ चही, छो० ९१४९, ४० ४० 


अध्याय--- ५ 
अलंकार 


सामान्य स्थिति--अलंकार-यो जना की दृष्टि से आलोच्य काल की अ्रपनी कुछ विशिष्ट 
विशेषताएँ हैं । इस संपूर्ण साहित्य में अलंकार संबंधी दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। प्रथम घारा 
उन कवियों की थी, जो रीति काल से प्रभावित होकर अपने प्रंथों में अलंकारों के लक्षणों और 
उदाहरणों का विवेचन करके आचार्य-पद प्राप्त करने का प्रयत्न किया करते थे। इस प्रकार के 
केवल दो ग्रंथ 'शिवराज-भूषण? ओर 'ललितललाम!? हैं| 'शिवराज-भूषण? शुद्धि रीति की दृष्टि से 
निर्दोष अंथ नहीं माना जा सकता। उसके अधिकांश अलंकारों के लक्षण और उदाहरण अस्पष्ट और 
सदोष हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि उसके रचयिता का लक्ष्य अपने चरित्र-नायक का यश-गान 
करना है रीति-ग्रंथ लिखना नहीं। मतिराम को 'ललितललाम” में अधिक सफलता मिली है। 
आचार्य्व के विचार से भूषण की अपेक्षा वे अधिक सफल हुए हैं। इस प्रकार इस धारा में केवल 
दो ही अंथ आते है और उनको भी नितांत उच्चकोटि के रीति-ग्रंथ नहीं माना जा' सकता । 

दूसरी प्रबृत्ति के अंतर्गत वे ग्रंथ आते हैं, जिनमें अलंकारों के लक्षणों का वहिष्कार करके 
कविता करना ही कवियों ने अपना लक्ष्य खखा है ओर उनमें अलंकारों के प्रयोगों के उदाहरण 
न्यूनाधिक संख्या में वत्तमान हैं | इस कोटि में उपयुक्त दो लक्षण ग्रंथों के अतिरिक्त शेष सभी ग्रंथ 
सम्मिलित हैं। इनमें से कुछ म्रंथों में अलंकारों का बाहुल्‍य से प्रयोग हुआ है ओर कुछ में नगण्य । 
इनका विवरण आगे के एष्ठों में यथास्थान दिया गया है। 

संपूर्ण काल में अलकार-प्रयोग का ज्षेत्र व्यापक होते हुए भी कुछ विशेष अलंकारों का 
ही अधिक प्रयोग हुआ है। नीचे दिये हुए अलंकारो का अधिकांश कवियों के ग्रंथों में प्रचुर-मात्रा 
में प्रयोग मिलता है । 

(अ) शब्दालंकारों में अनुप्रास ओर यमक | 

(आरा) श्रर्थालंकारों में निम्नलिखित साहश्यमूलक अलंकारों का प्रचुरता से प्रयोग 
हुआ है :-- 

उपमा, मालोपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा' ( गम्योस्प्रेज्ञा, उक्तविषया वस्तूद्येत्षा ) श्रतिशयोक्ति 
( रूपकातिशयोक्ति, अक्रमातिशयोक्ति ), भ्रम तथा संदेह | 

(इ) विरोध मूलक अलंकारों में विरोधाभास । 

(ई) लोक-ब्यवह्वा रमूलक अलंकारों में से लोकोक्ति के अधिक उदाहरण मिलते हैं। 

इनके अतिरिक्त नीचे दिए. हुए अलंकारो के प्रयोग भी मिलते हैं, पर उन्हें बहुत कम 
कवियों ने अपनाया है :-- 

(3) शब्दालंकार--श्लेष | 

(ऊ) भर्थालंकार--अनन्वय, अपहू,ति, उल्लेख, तुल्योगिता, प्रतिवस्तूपमा, व्यतिरेक, 
विषम, विशेषोक्ति, परिसंख्या, पर्याय, काव्यलिग, अनुमान, ललितोपमा, व्यतिक्रम, अप्रस्तुतग्रशंसा, 
अत्युक्ति तथा उदाहरण | 

१३ 


ह्द् हिंदी वीरकाज्य 


उपयुक्त अलंकारों के प्रयोगों में कवियों ने कुछ विशेष नियमो, परंपराओं एवं विशेषताओं 
का पालन किया है। नीचे कुछ ऐसे ही प्रभुख अ्रलंकारों की विशेषताओं पर विचार किया जा 
रहा है ७ 
अनुप्रास--इस अलंकार का प्रायः सभी रचनाओं में प्रयोग हुआ है। कुछ कवियों ने 
इसका प्रयोग कोरे चमत्कार-प्रदशनाथै किया है। ऐसे अवसर पर कोरे शब्दाउम्बरों की भरमार है। 
चमस्कार-प्रियता के कारण अवसर का ध्यान नहीं रकखा गया है। नायक-नायिका का रूप-वर्शुन, 
ओज, छुटा, युद्ध-वर्णन, कवियों के नामों तथा लूठ की सामग्री की सूची, युद्ध के उपकरणों आदि 
के वर्णन के अवसर पर अनुप्रास को विशेष प्रकार से अपनाया गया है। कद्दी-कहीं पर इसके प्रयोग 
से काव्य में सजीवता, ओज ओर कवित्व गुणों का समावेश हो गया है। पर अधिकांश स्थलों पर 
नीरसता आदि की इतनी भरमार हो गई है कि कविता के प्रति श्ररुचि होने लगती है। 

उपसा--अर्थालंकारों में से उपमा का अत्यधिक प्रयोग मिलता है। गोरेलाल, जोधराज 
आदि कवियों ने सुंदर उपमानों का सजन किया है। सेना के अस्थान, युद्ध, हाथी, घोड़ों, अख्न-शस्त्र 
आदि के वर्णन में मेघ, बिजली, और वर्षा के उपकरणों को उपमानो के रूप में प्रयुक्त किया गया 
है | सूदन ने कृषि संबंधी कुछ नवीन उपमानों को अपनाया' है । 

रूपक--सेना के प्रस्थान, युद्ध की सामग्री, युद्ध के वर्णन में मेष, बिजली, बूदें, नदी, पानी 
के प्रवाह, वक-पंक्ति आदि के रूपक बाँघे गये हैं। केशव ने सूर्य के लिए, “अरुनमुख” उपमान का 
प्रयोग करके अपनी अदूरदशिता का परिचय दिया है | उपयुक्त प्रचलित रूपक्नो के अतिरिक्त बरात, 
तीर्थराज-प्रयाग, काल की वाठिका, सूरजमल का होता बनकर यश करना, विरा:-पुरुष, वसंत, 
कृष्ण-स्तुति, गोबद्धन की कथा आदि पौराणिक तथा अन्य प्रकार के रूपकों का इन कवियों ने सफल 
चित्रण करके काव्य में नवीनता ओर सजीवता का समावेश किया है। 

उद्प्रेत्चा--इस अलंकार का ग्रयोग वस्तुओं, हाथी, नगर, वर्षा, घोड़ों, युद्ध, रूप आदि के 
वर्णन में सुंदरता के साथ किया गया है | 

अतिशयोक्ति--अतिशयोक्ति तथा इसके भेद रूपकातिशयोक्ति और श्रकमातिशयोक्ति का 
कवियों ने जी खोलकर वर्रान किया है। युद्ध तथा वैमव आदि के वर्शन में ऊह्ात्मक उड़ाने भरीं 
गई हैं | राजविलास में गवोंक्तियों के चित्रण में इस अलंकार द्वारा विशेष छुग का समावेश हो 
गया है। 

ऊपर दिये हुए संक्षिप्त परिचयात्मक विवरण से इस काल को प्रमुख आलंकारिक ग्रवृत्तियों 
का सामान्य शान प्राप्त हो जाता है। अलंकार संबंधी विस्तृत विवरण के लिए आगे प्रत्येक कवि 
की अलंकार सबंधी विशेषताओं और उनके द्वारा प्रयुक्त प्रमुख श्रल्कारों का संक्षेप में विवरण 
दिया जा रहा है जिससे प्रस्तुत विषय का सविस्तर परिचय पाठकों को प्राप्त हो जाय | 

केशव 

आलोच्यकालीन प्रत्येक कवि के अलंकार-प्रयोग पर विचार करने की दृष्टि से हिंदी के 
प्रथम आचाये केशव सब प्रथम हमारे सामने आते हैं| 

अलंकार-प्रयोग करने में केशव चमत्कारवादी कवि हैं। उन्होंने इस सिद्धांत का निर्वाह 
अपने प्रायः सभी पंथों में किया है। केशव ने बवीरसिंहदेव-चरित्र में शब्दालंकार और साइश्यमूलक 


अलंकार ६8 


अलंकारों का बाहुलय से प्रयोग किया है| शब्दालंकारों में से अनुप्रास, यमक और श्ल्षेष के बहुत 
से उदाहरण मिलते हैं। ये अलंकार कोरे चमत्कार और उत्ति-वैचित्र्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। यह 
बात नीचे दिए हुए उदाहरणों से स्पष्ठ हो जायेगी । 
अनुप्रास--वीरसिंहदेव-चरित्र में अनुप्रास सब से अधिक प्रयुक्त शब्दालंकार है। इस ग्रंथ 

के प्रथम दो तीन प्रकाशों में लोभ और दान के संवाद में तो इसकी भरमार कर दी गई है। कोरे 
चमत्कार के लिए. उक्ति-वैचित््यपूर्ण वार्तालाप कराए. गए हैं। कुछ ऐसे भी उदाहरण मिल जाते 
हैं जहाँ पर अनुप्रास के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य की वृद्धि हुईं है, यथा :-- 

“रोग भये भागे सब भोग, भोंग भगे नहिं सुख संजोग। 

सुख बिन दुख कर दिन उद्दोत, दुख तें कैसे मंगल होत ॥' 


अधिकांश स्थलों पर केशव ने चमत्कार-प्रियता के वशीभूत होकर, अनुप्रास की मोंक में 
आकर ओर प्रसंग का ध्यान न रखते हुए पद्म लिख डाले हैं। यहाँ पर केवल एक उदाहरण 
प्राप्त होगा :--- 

“केसो राह अब्बचुलफजलि मार॒यो वीरसिंह साहि के महत्व जहँँ तहँ उठि धाई है । 

पीरी पीरी पातरी निपट पट पातरेई कठितट छीन उर लट लटकाई हे ॥ 

भ्कृटी सों व कुछी सी, कमके से लोचिन उसके से उरजनि उर छवि छाई है। 

खानजादी खान डारि, पान डारि सेखजादी साहिजादी पान डारि पीटने को आई हैं ॥” 

शुद्ध अलंकार की दृष्टि से उक्त उदाहरण उत्तम है पर अबुलफ़्ज़ल की मृत्यु के उपरान्त 
शोक से पीड़ित रमणियों के संबंध में ऐसी उक्ति कवि की अलंकार-प्रियता की ही द्योतक है | 

यमक --अनुप्रास के उपरान्त यमक शब्दालंकार का प्रयोग प्रचुर मात्रा में मित्रता है। 
इसका केवल एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा 

“राजा वीरसिह जू को वंधु हरीसिह देठ । 
हरीसिंह की दुहाई हरिसिह कैसो जायो है ॥” 

श्लेष--केशव ने उक्त ग्रंथ में इस शब्दालंकार का प्रयोग अपेक्षाकृत कम किया है। सूर्य 

के वन के प्रसंग में श्लेष का यह उदाहरण विचारणीय है :--- 
४ “जहीं वारुनी की करी रंचक रुचि ह्विजराज । 
तहाँ करयो भगवंत बिन संपति सोभा साज ।” * 

इस ग्रंथ में साइश्यमूलक अलंकारों में से उपमा, रूपक; उत्पेक्षा, श्रम, संदेह और अति- 
शयोक्ति का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में हुआ है :-- 

डपमा--उपमा केशव का अधिक प्रिय अलंकार है। अबुलफ़ज़ल की मृत्य के समाचार 
को पाकर शोक-पीड़ित अक्षर की दश। का वन करते समय उपमा का श्रच्छा उदाहरण बन 
पड़ा है :७-« 


) चीरसिहदेव-चरित, प्रकाश ७, छु० ४७, पृ० ४५ "वही, ए० ६, छु० ४, ३६ 
अच्नही, प्र० वही, छुं० ४१, छु० ४२ ४ बही, प्र० ११, छु० २६, पू० ६६ 


१०० हिंदी वीरकाव्य 


“अति, निःशब्द भयो दरबार, पवन हीन ज्यों सिधु अपार । 
घरी चारि में आईं सुद्धि, तब डठि,बैख्यो साहि सुबुद्धि ॥? 
विद्रोही खुसरो का पीछा करते हुए जहॉँगीर का वर्णन करते समय केशव ने उपमान के 
प्रयोग का समुचित ध्यान नहीं रक्‍्खा है, यथा ३$-- 
“पीछे लग्यों साहि सिरताज, ज्यों सुवास पीड़े अलिराज ॥! 


खुसरो विद्रोही था और जहाँगीर शत्रु-भाव से प्रेरित होकर उसका पीछा कर रहा था। 
अ्तएव अलिराज से उसकी तुलना करने में कवि ने प्रचलित उपमान परंपरा का दुरुपयोग ' 
किया है ४-- 
वर्षा-वणन में उपमा के कतिपय सुंदर उदाहरण इनके द्वारा बन पड़े हैं ।* 
रूपक--केशव ने उद्पेज्ञा-गर्मित रूपक का बड़ी सफलतापूबंक प्रयोग किया है। युद्ध-बणन 
में वर्षा के उपकरणों की कल्पना का यह सुंदर उदाइरण देखिए ;--- 
“धुंध घूरि घुरवा से गनौ, बाजत दुंढुनि गत सनो। 
जहाँ-तहाँ तरबारें कढीं, तिनकी“दुति जनु दामिनि बढ़ी ॥ 
तुपक तीर ध्रुव धारापात, भीत भये रिपुद्ल भद बात । 
श्रोनित जल पेरत तिडि खेत, कूरम कुल सब दुलहि समेत ॥”४ 


युद्ध के अवसर पर सेना के प्रयाणु तथा युद्ध आदि का वर्णन करने में बरात का सुंदर 
रूपक बाँधा गया है |“ 

शरद्‌-ऋतु-वर्णन में नायिका की कल्पना करके रूप और नखशिख-“वर्णन करने में सुंदर 
रूपक केशव से बन पड़ा है।* केशव ने कही-कहीं पर अलंकार-प्रियता के कारण उपमा देते 
समय उपसान का उचित ध्यान नहीं रक्खा है, उदाहरणार्थ रूपक का यह छंद देखिए +-- 


* “दिनकर बानर अरुन सुख चढ्यों गगन तरु धाय। 
केसव, तारा कुछुम बिन्रु कीनों कुकि रहराय ॥?* 


उक्त छुंद में सूर्य की उपमा अ्रदन मुखवाल्ते बानर से देना अ्रसंगत है । 

उत्प्रेत्ा--यह अलंकार केशव को सब से अ्रधिक प्रिय है। आलोच्य ग्रंथ में उद्पेत्ना का 
सब से अधिक प्रयोग हुआ है। वस्तु-वणुन,५ हाथी-वर्णन,* आगरा-वर्ण॑न, * तथा वर्षा") आदि 
के वर्णन में कवि ने उत्तम-उत्तम उद्येज्षाएँ प्रयुक्य की हैं| उपयुक्त स्थलों के अ्रतिरिक्त अन्य स्थलों 
पर भी पे अलंकार के सुद्र उदाहरण मिलते हैं। वीरसिंद की बलध्वजा का वर्शान करते हुए कवि 
कहता है :--- 


) वीरसिहदेव-चरिन्र, प्र० ६, छू० ७, घृ० इेम १ वही, श्र० १०, छु० १४, प्र० ६३ 
>चही, ए० ११, छुं० १-१४; ४० ६७ ० वही, प्व० ८, एृ० २३ * वही, प्र० ८, छु० ६-३९, छु० 
०-४२ + वही, भ्र० ११; छे० १६-२०, पृ० द८ * वही, प्र० ११, छुं० २६, ए० ६६ “ बही, 
अ० ४५ छु० १८, ४० २९; छुं० ६३, ए० ६१ * बही, प्र० ! ६ छुं० ० ३४-४०, ए० रे१ 
१ बही, प्र० ६, छु० २२, ए० ९७ १" चही, प्र० ११, छं० ३-१३, ए० ६७ 


अलंकार १०१ 


“वीरसिंह की बल-ध्वजा धूरिनि में सुख देति । 

जुद्ध ज़रन को मनहु प्रति जोधनि बोले लेति ॥/?' 
वीरसिह के डंके के बजने पर उद्परेत्ञा का एक'सुंदर उदाहरण देखिए ;--- 

“कॉपन लागी भूमि भय भागि गयो जनु सालु। 

बाजि उद्यों दिसि वाम ते वीरसिह नीसानु ॥?२ « 


केशव ने अधिकांश स्थलों पर उल्प्रेज्ञाश्रों की फड़ी लगा दी है, जिससे कवि की कोरी 
अलंकार-प्रियता ही <पकती है ।२ 


अमालंकार--इस अलंकार का कवि ने बहुत कम प्रयोग किया है| प्रासंगिक रूप से एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा | युद्ध के उपरांत रणक्षेत्र का वर्णन करते हुए कवि का कथन है :-- 
“चंद्र जानि वासर चहुँ ओर, चुंचनि चुनत अँगार चकोर |? 
संदेह--केशव ने राव-भूपाल की तलवार का बणुन उपमा से पुष्ठ संदेह अलंकार द्वारा 
एक्न अत्यंत सुंदर छुंद में किया है ।* 
अतिशयोक्ति--केशव ने अतिशयोक्ति का कम प्रयोग किया है। युद्ध-वर्शन में अन्य अलं- 
कारों के साथ इसके भी यत्र-तत्र उदाहरण मिल जाते हैं, पर बहुत कम | संदेह अलंकार के ऊपर 
दिए हुए उदाहरण में भी तलवार के वर्शन में अतिशयोक्ति की सहायता ली गई है। 
विरोधाभास--विरोधमूलक अलकार में से केवल विरोधाभास के कतिपय उदाहरण इस 
ग्रंथ में मिलते हैं। नर्मदा का वर्णन करते हुए केशव कहते है :-- 
“जदपि निपेट कुटिलगति आप, देति सुद्धगति' हति अति पाप । 
आपुन अधो अधोगति चले, पतितनि कौ ऊरध फल फले ॥”* 
केशव द्वारा' 'वीरसिहृदेव-चरित्र” में प्रयुक्त अलंकारों के संक्तित विवेचन से स्पष्ट हो जाता है 
कि इस ग्रंथ की रचना करते समय भी अलंकार के आचार्य बनने की उन्हें धुनि थी। अ्रतएव 
उन्होंने कुछ चुने हुए शब्दालंकारों और सावश्यमूलक अलंकारों के प्रयोग में ही अपनी रुचि 
विशेष प्रकार से लगाई है। कहीं-कहीं पर अलंकार-प्रयोग के कारण उनके काव्य में शैथिल्य भी आ 
गया है। पर कतिपय अलंकारों की बड़ी सुंदर उक्तियाँ मी उनसे बन पड़ी हैं। साथ ही हमें यह 
भी मानने के लिए वाध्य होना पड़ता है, कि उनके इस अंथ के अलंकारों में वह प्रोढ़ता, क्लिष्टता, 
उक्ति-बैचिल्य तथा दोषों की भरमार नहीं हैं, जो उनके अन्य ग्रंथों में हैँ। अलंकार की दृष्टि से 
यह ग्रंथ श्र॒त्यंत साधारण कोटि का है | 


जटठमल 
ग्रलंकार-प्रयोग की दृष्टि से इनके ग्रंथ का अत्यन्त साधारण स्थान है | जय्मल' की मावना 





श्वीरसिहदेव-चरित, प्र० १२, छूं० २८, प्र० ७४ * वही, म्र० वही, छं० ३६, म०७१ * वही, प्र० 
१४, छुं० १३, प्र० ८३ ४ बही, म्र० ८; छुं० 3८, अ० ९४ है देखिए अध्याय ४, केशव कृत वीरसिह 
देव-चरितांतर्गत वीररस का द्वितीय उदाहरण ए० ७८-६४ * वीरसिहदेव चरित, प्र० १, छूं० ६, श० २ 


१०२ हिंदी वीरकाव्य 


आचार्यत्व प्रदर्शित करने की नहीं थी | अंथ लिखते समय अनायास ही जो अलंकार आ गए हैं 
उन्हीं के उदाहरण उनकी रचना में मिल जाते हैं। 
अनुप्रास--शब्दालंकारों में से श्रनुपास का कवि बहुत प्रेमी था। गोराबादुल की कथा में 
इस अलंकार के सबसे अधिक उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने नायक-नायिकाओं के रूप वर्णन" तथा 
युद्ध-बणन * में अनुप्रास का प्रयोग करके चमत्कार का समावेश करने के साथ ही साथ काव्य को 
सौंदर्य प्रदान करने का सफल प्रयास किया है। “जख्री-जात-वर्शुन” में से एक पद्म देखिए :-- 
“पंदुमिनी पेद्सगंधा च, पुहुपपरंधा च चित्रनी । 
हस्तिनी  मद॒गंधा च, मच्छुगंधा च संखिनी ।??3 
रूपकातिशयोक्ति--अर्थालंकारों में से रूपकातिशयोक्ति इनके द्वारा सबसे अधिक प्रयुक्त 
अलंकार है। इसके उद्दाहरण “ल्री-जात-वर्णन'? के पद्मों में देखे जा सकते हैं।*९ 
अतिशयोक्ति-अतिशयोक्ति के प्रयोग में इस कवि ने ऊह्ात्मक उड़ान से काम लिया है। 
यहाँ पर एक उदाहरण देना पर्यात्र होगा :-- 
“लाख लहे ढोलियो, सवा लाख लहैे दुलाई । 
अरध लाख गिइ्ववो, लाख न्रय अंक लगाई ॥ 
केसर अगर कपूर, सेज परमल सूँ सीनी। 
ता ऊपर  पदमिनी, रमे रस रूप नवीनी ॥ 
अलावदीन सुलताण सुणि, पद्समगंध पद्मावती । 
चंदू-बदन चंपक-वरन, रतनसेन मन भावती ॥”* 
उपमा, रूपक तथा उद्पेज्षा अन्य अर्थालंकार हैं, जिनके एक आध उदाहरण प्रयत्न करने 
पर इस ग्रंथ में खोजे जा सकते हैं । 
जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है अलंकार प्रयोग को कवि ने विशेष महत्त्व नहीं दिया 
है। इस दृष्टि से 'गोराबादल की कथा? एक अत्यन्त साधारण कृति है। 
मतिरास 
भूषण के समान मतिराम ने भी 'ललितललामः में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण का 
विवेचन किया है उन्होंने अपने उक्त ग्रंथ में अधिकांश उदाहरण बूंदी-नरेश भाऊसिंह के संबंध 
में कहे हैं। मतिराम ने 'ललितललाम! में शब्दालंकारों का वर्णन नहीं किया है। उसमें केवल 
आप के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रसवदादि अलंकारों का भी इसमें वर्णन नहीं 
हुआ है। 
... मतिराम के लक्षण और उदाहरण प्रायः निर्दोष और स्पष्ट हैं, पर निम्नलिखित अ्रलंकारों 
के लक्षण श्रोर उदाहरण विशेष ग्कार से मनोहर एवं सुंदर बन पड़े हैं :-- 
उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा, दीपक, दृष्टांत, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति और यथासंख्य | 





* गोराबादल की कथा, छुं० ४६-१५, पृ० १२-०४ * बही, छुं० १६३४-७, पृ० ३०-२ 
_ची, छुं० ४६, ए० १३, ४ वही, छुं० ४२-४७, ४० ११-२; छुं० ६१ ए० १४-६ " बही, 
छू ८३, जू० २० । 


अलंकार १०३ 


इन अलंकारों के अतिरिक्त अन्य अलंकारों के उदाहरण भी उत्तम दिए गए हैं," पर वीर 
विषय से संबंधित न होने के कारण उनके नाम यहाँ पर नहीं दिए जा रहे हैं | 

मतिराम रीतिकालीन श्रन्य कवियों की अपेक्षा अलंकार-व्णन में अधिक सफल हुए हैं । 
उन्हें उत्तम आचार्य मानने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती | 


सतिराम कृत ललितललाम के प्रमुख अल्ंकारों की सूची 
यहाँ पर ललितललाम के केवल उन्ही अलंकारों की सूची दी जा रही है, जिनके उदाहरणों 


के लिए कवि ने अपने आआश्रयदाता के गुणगान को आधार माना है। शेष अलंकार आलोच्य-धारा 
की सीमा से बाहर होने के कारण इस स्थान पर नहीं दिए गए हैं। 


क्रम संख्या अलंकार उदाहरण पृष्ठ 
पद्म संख्या * 
३१. उपमा ४१ र्६्व्य 
२, लुप्तोपमा ४७ ३६६-३७० 
३, मालोपमा ध६्‌ ३७० 
४, रसनोपमा ५२ ३७०-३ ७१ 
५. अनन्वय ४ ३७१ 
उपमेयोपमा ५६ ३७१-३७२ 
७. प्रतीप हम भ््द ३७२ 
८, द्वितीय ग्रतीप ६० २३७२-३ ७३ 
६. चतुर्थ-प्रतीप ६४ ३७३ 
१०, पंचम-प्रतीप ६६ २७४ 
११, रूपक-समोक्ति अभिन्न रूपक ६६ ३७५ 
१९. हीनोक्ति-अमिन्न रूपक ७०  इजप 
१३२, अधिकोतित-अ्रमिन्न रूपक ७१ ३७४ 
१४, समोक्ति-तद्गरूप-रूपक ७२ ३७६ 
१४. अधिकोक्ति तद्गुप रूपक ७४ ३७६ 
१६, परिणाम ७७ ३७७ 
१७, उल्लेख-प्रथमोदाहरण छप , ३७७ 
१८... द्वितीयोदाहरण ७8 ३७७-३२७८ 
१६. श्रांत्यापहनुति 8४ रे८० 
२०. छेकापईँनुति &७ श्८१ 
२१, उक्तविषया वस्तृत्पेत्षा १०३ श्८र 


वमानन्‍व-ःभक»सा कमी... पाक आरा+ ०. ऋषि 


१ विश्वनाथप्रसाद मिश्र; भुषण-अंथावली, भूमिका, ४० २६-७; कृष्ण-बिहारी मिश्र; 
मतिराम-अ्ंधावली, भूमिका, ० *३-७२ * कृष्ण-बिहारी मिश्र कुत मतिराम-अंथावली में सम्मि- 
लित ललितललास के क्रम के अनुसार पद्यों और एष्ठों की संख्या दी गई हैं । 


१०४ 
क्रम संख्या अलंकार 
२२. सिद्धविषया देतूट्परेद्ञा 
२३, असिद्ध विषया फलोप्रेक्षा 
२४... (दृविविध) संबंधातिशयोक्ति 
२५... द्वितीय संबंधातिशयोक्ति 
२६. अत्यन्तातिशयोक्ति 
२७. प्रथम तुल्ययोगिता (अ्रवरण्य) 
रण, दीपकावृत्ति (शब्दावृत्ति) 
२६, शब्दार्थवृत्ति 
३०. प्रतिवस्तूपमा 
३१. दृष्टांत 
३२. प्रथम निदशना 
३३... द्वितीय निदशना 
३४, व्यतिरेक 
२५. सहोक्ति 
३६, परिकर 
२७, श्लेष (प्रकृतापकृत) 
इं८,.. प्रथम पर्यायोक्ति 
३६, विरोधाभास 
४०. प्रथम असंगति 
४१, विचित्र 
४२, द्वितीय अधिक 
४रे... द्वितीय विशेष 
४४... तृतीय विशेष 
४५५ प्रथम देतुमाल 
४६३५ एकावली 
४७. मालादीपक 
४८... सार 
४६. यथासंख्य 
४०, परिवृत्ति 
४१, परिसंख्या 
१२, द्वितीय प्रदर्षण 
५३. रत्नावली 
१४, द्विविष उदात्त 


हिंदी वीरकाव्य 


उदाहरण 
१०५ 
श्ष्प्र 
११६-१२० 
श्श्र्‌ 
१२६ 
पद्म संख्या 
१३१ 
श्श्प 
१४० 
१४२ 
१४७ 
१४६ 
१५१ 
१५४६ 
श्प्य् 
१६४ 
१७१ १७२ 
श्ज्प 
१६५ 
श्श्ष्‌ 
२३२५ 
र्३्६ 
र्ष्प 
२५० 
२५६ 
२६० 
२६२ 
२६५ 
२६६ 
२७२ 
२७४७४ 
३०५६ 
३३० 
रण 


घुष्ठ 
रेप३ 
शेप 
शर८५-३२८६ 
शे८७ 
शेणप्ा-रे८६ 


रे८६ 

३६० 

३६१ 

रे६२ 

३२६२ 

३६३ 

३६३ 

२६४ 

३६४ 

३६६ 

३६७ 

श्श्८ 

४०३ 

४०५ 
'४०८२०७४०६ 
४०६-०४१० 
४११ 

४९२ 

४१३ 

४१४ 
४१४-४ ९४५, 
४९१५ 

४१५४ 
४९६-०४१७ 
४१७ 

४२३ 
४२७ 
४३६०४३७ 


१०६ हिंदी वीरकाव्य 


भूषण ने दो नवीन श्र॒लंकार 'वामान्य-विशेष” और भाविक-छुवि? माने हैं, पर ये दोनों 

ही क्रमशः विशेष निबंधना और माविक के अंतगत आ जाते हैं । 

उपयुक्त संक्षित विवेचन के पश्चात्‌ यही मानना पड़ता है कि रीतिकार के रूप में भूषण 

को आ्रशातीत सफलता प्राप्त न हो सकी। रीतिन्गंथ की दृष्टि से 'शिवराज-मृत्रश” साधारण श्रेणी 
की कृति है। सच बात तो यह है कि रीति-अंथ-लेखन-प्रणाली ने इस ग्रंथ में मूपण की कविता 
का स्वतंत्र विकास नहीं होने दिया है। संभवत: भूषण को अलकारों का अभ्यास बहुत कम था | 
यह भी संभव है कि रीति-्ग्रंथ के बंधन में न पड़कर भूषण ने शिवाजी के यशोगान करने के लिए 
रीति-अंथ-परंपरा को साधन मानकर अपने उद्देश्य की पूत्ति की हो । अ्रन्य कवियों के समान उनकी 
दृष्टि कविता की ओर अधिक टिकी थी। यही कारण है कि (शेत्राज-भपण? के अ्रधिकांश पतद्मों 
में अलंकारों के अत्यंत उत्कृष्ट प्रयोग के साथ कवित्व के सुंदर दशन होते है। जहाँ इन्हें कोई 
बंधन न था वहाँ इन्होंने स्वाभाविक रूप से अत्यंत उत्तम अलंकार-यो जना की है |* 

इनके द्वारा रचित 'शिवाबावनी”, छुत्रसाल-दशक! ओर फुटकर पद्मों में कवित्व के साथ 

अलंकारों के सफल प्रयोग हुए हैं। इन ग्रंथों में प्रयुक्त अलंकारो का ज्षेत्र अ्रत्यंत व्यापक है। पर 
निम्नलिखित अलंकारों का प्रचुर मात्रा में भूषण ने प्रयोग किया है :-- 

(क) शब्दालंकारों में से अनुप्रास ओर यमक का अधिकता से प्रयोग हुआ है। 

(ख) अर्थालंकारों में से साहश्यमूलक अ्रलंकार-उपमा, मालोपमा, प्रतिवस्तूपमा, रूपक, अप- 
ह॒ति, उद्रेज्षा, व्यतिरेक, श्रप्रस्तुत-प्रशंसा, तुल्ययोगिता आदि को कवि ने विशिष्ट 
रूप से अपनाया है । 

(ग) विरोध-मूलक अलंकारों में से विरोधाभास, विषम, विशेषोक्ति आदि का प्रयोग 
किया गया है। 

(घ) न्यायमूलक अलंकारों में से परिसंख्या, अनुमान, पर्याय और ओर काव्यलिंग प्रयुक्त 


हुए हैं-। 
(ड) लोक व्यवह्रमूलक अ्लंकारो में से लोकोक्ति तथा अत्युक्ति आदि अलंकारों का प्रयोग 


किया गया है | 

अन्य अलंकारों का भी सफल प्रयोग हुआ है । इन्होंने अधिकांश पद्यों में कई अलंकारों का 
प्रयोग बड़े कोशल से किया है, उदाहरणार्थ, छत्रसाल की तलवार की प्रशंसा करते हुए उसने एक 
ही छुंद में रूपक, उपमा, उदाहरण, काकुवक्रोक्ति, यमक और अनुप्रास का प्रयोग इतने चाठुय से 
किया है कि काव्य की सरसता बढ़ गई है।* 

“शिवाबावनी” के कुछ पद्मों में वृत्यानुप्रास के प्रयोग द्वारा शिवाजी के आतंक का सुंदर 
वर्णन हुआ है ।१ यमक के प्रयोग के लिए. 'शिवाबावनी” के ये छंद देखे जा सकते हैं | ९ 

उपयुक्त विवेचन के उपरांत हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि यह कवि रीतिकार के रूप 
"में प्रायः असफल रहा है। पर हमें यह न भूलना चाहिए कि उनका उद्देश्य शिवा जी एवं छुत्र॒साल 


) विश्वनाथ प्रसाद मिश्र; भूबण-ग्रथावजो, भूमिका, ४० ८६-४८; राजनारायण शर्मों, 
देवचंद्र विशारद : भूंषण-अंथावली, भूमिका, घूु० ६६-७४  * भूषण-प्रंथावली, छुं० ७, ० 
६३६ २ वही, शिवाबाबनी, छुं० २७; ४४, ४८ ४ वही, वही, छु० २६-८, ३७ । 


अलंकार १०७ 


की गौरव-गाथा-गान करना था। समय के प्रवाह में बहकर अलंकार-विवेचन को साधन-मात्र 
मानकर शिवा-गुश-गान को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया था और इसमें इन्हें पूर्ण सफलता मिली 
है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, इनके ग्रंथों में अलंकार-प्रयोग के निर्दोष सफल उदाहरण 
प्रचुर-मात्रा में मिलते हैं। अतएव इन्हें चाहे आचार्यत्व की पदवी न प्रदान की जाये, पर शुद्ध 
कवित्व की दृष्टि से इनका अपना निजी स्थान है। ह 
(ब) शिवराज-भूषण' के अलंकारों की सूची 

भूषण ने शिवराज-भूषण? में क्रशः (अ) श्र्थालंकार, (आ>) शब्दालंकार तथ 
(ई) उभयालंकार का विवेचन किया है | इसी क्रम से यह सूची रक्‍्खी गई है। उन्होंने कतिपय 
अलंकारों केमेदों को भी वास्तविक अलंकार के समान माना है ।६इसी क्रम से संख्या-क्रम भी रक्‍्खा 
गया है ।--- 

(अ) अथोलंकार 

१, उपमा, लुसोपमा, २. अनन्वय, रे. प्रथम प्रताप, द्वितीय प्रतीप, तृतीत प्रतीप, चतुर्थ 
प्रतीप, पंचम प्रतीप, ४. उपमेयोपमा, ५. मालोपमा, ६. ललितोपमा, ७. रूपक; रूपक॑ के श्रन्य दो 
भेद ( न्यूनाधिक ), ८. परिणाम, ६. उल्लेख, १०, रमृति, ११. भ्रम, १२, संदेह, १३. शुद्धा- 
पहन ति, १४. हेस्वापह नुति, १५. पर्य्यस्तपदनुति, १६९ आंत्यापहनुति, १७. छेकापहनुति, १८, कैतवा- 
पहनुति, १६,उस्मेज्ञा, वस्तूप्रेज्ञा, हेतूत्प्रेज्ञा, फलोप्रेन्ञा, गम्योस्प्रेज्ञा, २०.रूपकातिशयोक्ति, २१,भेदका- 
तिशयोक्ति, २२. आक्रमातिशयोक्ति, २३, चचलातिशयोक्ति, २४. अत्यंतातिशयोक्ति, २५४,सामान्य- 
विशेष, २६. प्रथम तुल्योगिता, द्वितीय तुल्योगिता, २७, दीपक, दीपकाबृत्ति, २८, प्रतिवस्तूपमा, 
२६, दृशन्त, ३०. प्रथम निदशना, द्वितीय निदश्शना, ३१, व्यतिरेक, ३२. सहोक्ति, ३३. विनोक्ति, 
३४. समासोक्ति, २५४, परिकर, ३६, परिकरांकुर, ३७, श्लेष, र८.अ्रप्रस्तुत पशंसा, ३६. पर्यायोक्ति- 
प्रथम, द्वितीय, ४०, व्याजस्तुति, ४१, आक्तेप-प्रथम, द्वितीय, ४२. विरोध, ४३, विरोधामास, 
४४, विभावना-प्रथम, द्वितीय, उतुथ, पषष्ठ, ४४. विशेषोक्ति, ४६. असम्भव/ ४७. अंसगति-प्रथम, 
द्वितीय, तृतीय, ४८, विषम, ४६, सम, ५१०, विचित्र, ४१. प्रहषैणश, ५२, विधादन, ५३२. अधिक, 
प४, अन्योन्य, १५, विशेष, प्रथम, द्विती०,३६.व्याघात, ४७, गुफ, ५४८. एकावली,५६,-मालादीपक, 
६०, सार, ६१, यथासंख्य, ६२. पर्याय, ६३, परिवृत्ति, ६४. परिसंख्या, ६४. विकल्प, १६, समाधि, 
६७.समुच्चय, प्रथम, द्वितीय, ६८. प्रत्यनीक, ६३, अर्थापक्ति, ७०, काव्यलिग, ७१. अ्र्थान्तर- 
न्यास, समान्य-सेद, विशेष-भेद, ७२. ग्रौढ़ोक्ति, ७३. संभावना, ७४, मिथ्याध्यवसिति, ७४. उल्लास, 
गुणेनदोषो, दोषेन गुणो, गुणेन गुणों, दोपेन दोषो, ७६, अवज्ञा, ७७, अनुजशा, ७८. केश, 
७६, तद्गुण, ८०, पूर्व रूप, ८१. अतदूगुण, मर. अनुगुण, झरे. मीलित, ८४. उन्मीलित, 
८४. सामान्य, ८६. विशेषक, ८७ पिहित, ८८. प्रश्नोत्त, ८३. व्याजोक्ति, ४०. लोकोक्ति, 
४१, छेकोक्ति, 8२. वक्रोक्ति, श्लेप से वक्रोक्ति, काकु से वक्रोकिति, 8३. स्वभावोक्ति, ४४भाविक, 
8४५, भाविक छवि, ४६. उदात्त, ३७, अत्युक्ति, ६८. निरुक्ति, ४६, हेतु, १००, अनुमान । 

(आ) शब्दाल्ंकार 
१०१, अनुप्रास-छेक, लाट, १०२. यमक, १०३, पुनरक्तिवदाभास, १०४, चित्र, 


। (इ) उभयालंकार 
९०४, संकर | 


श्ग्प हिंदी वीरकाब्य 


सान 


मान कवि का अन्य कवियों के समान ही अलंकार प्रयोग की दृष्टि से विशेष महत्त्व है। 
इन्होंने भी इस धारा की प्रचलित शैज्ञी का अनुकरण किया है। गिने गिनाए प्रचलित अलंकारों 


की हा ग्रंथ में भरमार हैे। इनके द्वारा प्रयुक्त प्रसिद्ध अलंकारों के कुछ उदाहरण नीचे दिये 
जा | हु 


अनुआस--शब्दालंकारों में अनुप्रास का मान ने सबसे अ्रधिक प्रयोग किया है। सेना के 
प्रस्थान करते समय अनुप्रास की सहायता से कवि ने एक चित्र उपस्थित कर दिया है $--- 
“सलसलत सेस कलमलत कच्छ, ऋूलभूलत उदधि रलरलत मच्छ । 
- परभरत चित्त पल दुल अधीर, चलचलत चक्र चहूँ डुलत नीर ” ॥" 
राजकुमारी रूपकुवरि के नखशिख-वर्णन में भी अनुप्रास की सुंदर छटा आंखों के सामने 
अंकित हो जाती है । एक उदाहरण देखिए ;-- 
ह ४ कलकंठ सुरसना कुहके, मुख स्वास कुसुम वर महके । 
चित चुभी चिब्रुक चतुराई, ससि प्रन बदन सुहाई ॥7* 
उपमा-मान द्वारा उपमा अलंकार का भी सफलतापूर्वक सुंदर प्रयोग किया गया है। 
था :--- 
है ५ ता पाछें कमघज्ज नें, बंदिय तोरन बार । 
उभयराज वर हंद्र ज्यों, बरस कंचन घार ॥” 
उत्प्रेत्चा--मान ने इस अलंकार का अन्य अ्र्थालझ्वारों की अपेक्षा श्रधिक प्रयोग किया है। 
इसके प्रयोग में इन्हें सफलता भी पूर्णरूप से मिली है| एक उदाहरण देखिए :--- 
४ सूर चंद सुर साखि सब, बर गठ जोरा बन्धि। 
बंधी मनु हित गंठि इृढ़, दुग्पति उभय संबंधि ॥”९ 
रूपक--रूपकालंकार का मान ने बढ़े चातुर्थ एवं कोशल से प्रयोग किया है | यथा : -- 
“सहिथल सुरग उपजे ममोल, अति अरुन अंग कोमल अमोल। 
बगपंति श्याम बहुल विहार, हिय मध्य पहरि मनु सुत्ति हार ॥?५ 
अतिशयोक्ति--इस अलड़ारों का प्रयोग वैमव, युद्ध आदि वर्णन के प्रसंग में हुआ है। 
राणा राजसिह की गर्वोक्ति में से एक छुंद उदाहरणस्वरूप नीचे दिया जा रहा है ;--- 
“उज्जरि करे अग्गरों ढाहिः ढिल्ली ढंढोरों। 
लाहोरिय घर लुट्टि तठकि तुरकानी तोरों' ॥ 
पति नंपो षधार बेगि खुरसान बिहंडो । 
परजारो' पेंइनहि देश भक्‍्खर सब दंडो' ॥ 
सुबिहान साहि ओरंग को गज समेत जीवत गहो' । 
हों राजराण तो दिदुपति कहा अधिक तुम सों कहों ॥/! ९ 


) भान, राजविसाल, वि० ३, छुं० ३६, ए० ६६ २ वही, वि० 8, छुं० ११, पृ० १०४ 
3 चही, वि० ३, छु० है८, छू० ७७ ४ वही, बि० कई, छु० ७३, ४६० १३२ वही, बि० 4; छुं० 
४९, ४० ६ + बही, वि० ६, छु० १६७, ए० १८१-२ 


अलेकार १०६ 


ऊपर दिये हुए कतिपय उदाहरणों से स्पष्ट है कि भान ने केवल उन्हीं अलड्डारों का प्रयोग 
किया है जो वर्स्य-विषय की सजीवता एवं भावव्यंजना को बढ़ाने में सहायक हुए हैं। अलड्ढार- 
पद-योजना में इस कवि ने अन्य कवियों की श्रपेज्ञा स्वाभाविकता का अधिक ध्यान रखने का प्रयत्न 
किया है ओर इसमें उसे पर्याप्त सफलता भी मिली है। ;ः 
गोरेलाल 
गोरेलाल ने अलंकार-प्रयोग में अधिक संयम से काम लिया है। उनके संपूर्ण अं के 
अवलोकन से विदित होता है कि श्र॒लंकारों के पीछे पड़ने,की उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। काव्य को 
स्वाभाविक प्रगति से प्रवाहित होना चाहिए, यह उनका मत था । काव्य के चरित्र-नायक के कार्य- 
कलापों का वर्णन करते समय प्रासंगिक रूप से जो कुछ अलंकार आ गए, हैं, उनसे काव्य के 
सौंदर्य का पर्याप्त मात्रा में विकास हुआ है। 
अनुप्रास--गोरेलाल कोरे शाब्दिक चमत्कार के पक्त॒पाती नहीं थे। यही कारण है कि 
शब्दालंकारों का छत्रप्रकाश? में सवंथा अ्रभाव है। केवल अ्नुप्रास के एक दो उदाहरण मिल 
जाते हैं। युद्ध में संलग्न सारवाहन के वर्णन में निम्न उक्ति विचारणीय है :--- 
“ऊुँवर सारवाहन बल बाढ़े, तमकि तीर तरकस तें काढ़े ।”?” 
ग्र्थालंकारों में से निम्नलिखित अलंकारों के विशेष प्रयोग मिलते हैं :-- 
डपमा--युद्ध के वर्णन में गोरेलाल ने सुंदर उपमाएँ दी हैं, जैसे :-- 
“तीछुन तीर बज्ज से छूठे, बखतरपोस पान से फूटे 7९ 
तथा 
“खाइ-खाईइ गोलिन की चोटें, रन-संडल लोटन से लेटे ।”?3 
छुत्नसाल के विवाह के समय के रूप का वर्णन करते हुए उपमा की यह सुंदर उक्‍्ति कवि 
ने कही है :--- 
“तहूँ बिधि सौ आगौनी कीनी, बाँध्यो मोर इन्द्र छुबि लीनी ।” ४ 
रूपंक--इस अलंकार का प्रयोग युद्ध-बर्णन के लिए हुआ है । युद्ध-बरणन में आखेट का 
रूपक बाँधघता हुआ कवि कहता है -- 
“प्ियाँ दुरद सुमिया हरिन, कानन सुलक बिसाल। 
कढ़ि. सिकार खेलन  लग्यो, समरसिह छुन्नसाल ॥”?+ 
सागर मथने के रूपक की सहायता से युद्ध-वर्णन की यह उक्ति विचारणीय है :-- 
“मथ्यौ मध्य रन पैठि कै, मच्यों चहुँ;द्सि चाल । 
अफगन सैन समुद भौ, मंदर भो छुत्नसाल ॥॥” 
उत्मेक्षा>“युद्ध-वर्णन में वर्षा की कल्पना द्वारा उद्मेज्ञा का सुंदर प्रयोग हुआ है :-- 
“जो खग्गन खेलत उत काढ़ी, बेलें जनु बिज्लञरन की बाढ़ी | 
टोपन हूटि उठे असि सच्छी, दह में मनो उछुल्ले मच्छी ॥”'* 


व छुन्नप्रकाश, अध्याय, हे छए० २० _* वही, आ० ४, ४० २६ 3 बही, आअ० २१, ४० 
१३६ ४ बही, अ० १६, पू० १०६ “ वही, अ० १७, ए० ११९५ * वही, अ० २३, ४० 
१४६ ४ वही, अ० २०, ए० १३४-४ 





११० हिंदी वीरकाब्य 


वीर छुत्रसाल के भतीजे जगतसिह का वर्णन करते हुए गोरेलाल की यह उक्ति दश- 
नीय है १--- 
“छुन्नसाल कौ सुभट भतीजो, मानहु नैन रुद्व कौ तीजी ।?९ 
छुत्रसाल के रूप का वर्शन करते हुए कवि ने अत्यंत उत्तम उद्प्रन्षाएँ में प्रयुक्त की हैं, 
यथा ३-- 
“चुँघरवारी घनी लहूरी । देती आनन को छवि पूरी ॥ 
मनो भ्रमर की पाँति सुहाई। अम्हत पियन उड्पति पें आई॥ 
ऊँच्यौ भाल विसाल विराजै। कनक पद्ट कैसी छुबि छाजे ॥ 
लसतु अप्टमी चंद किंधों है। बखत भूप को तखत मनो हे ।। 
नेन बिसाल असित सित राते | कमलदलन पर अलि जनु माते ॥ 
भुजा विसाल जानु लो आये । झुबभर मानहुँ लेत उठाये ॥* 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ के रूप-लावश्य के कथन में कवि ने एक सुंदर उत्प्रेज्ञा का प्रयोग 
किया है ।--- हे 
“सुभ्रग स्थाम तन मुकुट अति, पीतबसन छुबि देत । 
जनु घन उभयौ है मनौ, उड़गन तडित समेत ॥? 
अतिशयोक्ति-युद्ध के वर्णन में कवि ने अतिशयोवित अलबार की सहायता से कार्य लिया है। 
निम्नलिखित उवित में कल्पना की ऊद्दामक उड़ान है ४+-- 
“दौर अनोर कोश दुस आधे । धुआँ कोस चालिस लो आबे।” 
कुछ उक्तियों में “भानु का रथ रोक कर युद्ध देखना?” इस उपमान की सहायता से इस 
ग्रलंकार का प्रयोग किया गया है, यथा ४-- 
“लरे हॉक हिंदू तुरक, ररयो सार सौ सार । 
भये भानु रथ रोक के, कौतुक देखनहार ।”'* 
“नाच्यौ समर बजाह हर, मच्यों धोर घमसान । 
छुके वीर रनरंग में, थके रोपि रथ भान ।”* 
“बिडरतु कटकु भान रथ रोपे, बिडर॒यो कटकु कुचर के कोपे।?५ 
नीचे ऊद्दात्मक उड़ान से परिएर्ण अतिशयोकित का एक उदाहरण दिया जाता है +-« 
“छुनत्नसाल जिंहि दिसि पिले, काढ़ि घोप कर माँहि। 
तिधि दिस सीस गिरीस ,पै, बनत बटदोरत नाँहि।”?८ 
गूढ़ोक्ति अलंकार--इस रचना में गूढार्भमूलक अलंकारों में से गूृढ़ोक्ति श्रलंकार का एक 
उदाहरण मिलता है ३-- 
“भ्ुुजा भतीजे की बल बाढ़ी खेल्यो खेल चचा की डाढ़ी ।”* 


) छुन्रप्रकाश, अ० २१, ४० १३६ + वही, अ० ४, ४० २३ > चही, आ० २७, प० १६४८ 
5 बही, झअ० ३७) पू० ११६ * वही, अ० १४८, घू० १२६ «५ वही, अ० २०, पूृ० १३% 
+ वही, अ० दे, एू० २१ ८ वही, अ० २०, ए० १३६ * बही, झ्० २२, घृ० ६४२ 


अलंकार १११ 


उपयुक्त विवेचन के उपरान्त यह सार निकलता है कि गोरेलाल कृत “छजन्नप्रकाश” में 
अलंकारों का प्रयोग श्रधिक, संयत ओर स्वाभाविक ढंग से हुआ है। कवि अलंकारों के भार से 
कविता-का मिनी को भाराक्रान्त करने का पत्षपाती नहीं रहा है। उसने प्रायः प्रचलित उपमानों का 
ही प्रयोग किया है, पर कहीं-कहीं कुछ उत्तम एवं श्रनूठे उपमानों की मी कल्पना की है। अन्य कवियों 
के समान बेसिर पैर की कल्पना का अतिशयोक्त पूर्ण प्रथोग उसे इष्ट नहीं रहा है । 
श्रीधर “ 
अलड्डार-प्रयोग की दृष्टि से 'जंगनामा! एक साधारण कोटि का ग्रंथ है। उसमें अलझ्भार 
का समावेश नहीं के बराबर हुआ हैं। भ्रीधर ने इस रचना में साधारणतया अनुप्रास और यमक 
शब्दालड्वारों तथा रूपक ओर उत्प्रेत्ञा श्र्थालड्वारों का बार-बार प्रयोग किया है। कुछ स्थलों पर 
एक ही पत्च में उक्त अलड्ारों में से दो तक के प्रयोग मिलते हैं। 
अनुप्रास गित यसमक--नीचे की पंक्तियों में अनुप्रास और यमक का सुंदर प्रयोग हुआ है :-- 
“साढ़े तीन हाथ कद दूस हथा हाथी चढ्यो | 
दोई हाथ होत हैं हजार हाथ जंग मैं ॥” * 
उत्प्रेश्ा -इस कवि का उल्पेज्ञा श्रत्यंत प्रिय अलड्ार है। उसने अधिकांश स्थलों पर 
उप्प्रेज्ञा का प्रयोग करते समय वर्षा के उपकरणों से उपमान लिए हैं । कुछ उदाहरण ये हैं :--- 
“ तेहि बीच कुकि पर ओर ते तरवारि रूम रूम रूम परी। 
भर लगी तीरन को महा सनु लगी सावन की करोीं।” ९ 
८ हि >< 
“चहुँ ओर फोजनि फौज सो मन मौज मारु महा परी। 
हथियार भार दुधार भर मनु मघा मेघत की झूरी।!?) 
>< ढ< /< 
“गड़ादार घेर सिरी कट्टबंटा। गजें मेघ मानो बज घोर घंटा ॥??४ 
अनुप्रास गभित उद्मेक्ञा--निम्नलिखित पंक्तियों में अनुप्रास मिश्रित उत्प्रेज्ञा का सुंदर प्रयोग 


किया गया है :-- 
“अनुराग उपजत राग सुनि सुनि कबित रस के दोहरा । 
सनु ढरे साँचे नवल नाचे नटा नठ के छोहरा ॥7?+ 
रूपक--अनन्‍्य कवियों के समान युद्ध-बणन मे वर्षा का रूपक भ्रीघर द्वारा प्रयुक्त हुआ है। 
इसका एक उदाहरण नीचे दिया जा रहा है ;--- 
“बखतरपोस पेखरैत फील स्वारन कीं, 
कारी घटा भारी ज्यों पयोद्‌ गले काल को । 
श्रीधर भनत गोला बान सर कर भर, 
बरखत थॉँमें को करेरी तरवाल को ॥??९ 





) जंगनासा, ए० ६९ | वही, ए० ४ +* वही, ए० <६ ४ वही, ए० २३ "' वही, 
यू० २८ * वहीं, ए० ६०-१९ 


१६२ हिंदी वीरकाब्य 


इसी प्रकार उक्त अलड्डारों के ओर भी उदाहरण देखे जा सकते हैं। 
सदानंद्‌ 
सदानन्दकृत “रासा भगवन्तसिह” नामक छोटी रचना में अ्रल्लंकारों का प्रायः अभाव है। 
कवि ने अलंकार-योजना के प्रति विशेष अभिरुचि नहीं प्रदर्शित की है। उद्पेत्ञा, अतिशयोक्ति, 
अनुप्रस, श्रम आदि पररपरागत अलकारों के कतिपय उदाहरण यत्र-तत्र उपलब्ध हो जाते हैं। 
उक्त अलंकारों के ग्रयोग में कवि को साधारण सफलता मिली है, यह बात नीचे दिए हुए उदा- 
हरणों से स्पष्ट हो जायेगी ;-- 
उत्प्रेक्ञाः --“छुट्यौ तोपलाना भयो रोर दूनौ। 
कहाँ. लौं. कहों जो मनो भार भूनो॥ 
यही भाँति बीती निसा भो खबारा। 
तबे कूच फौजानि बाजे नगारा ॥॥”" 
अतिशयोक्ति तथा अनुआस :--“कंप्यो लोक अवलोकि सोक भय जहाँ तहेँ बज्यों । 
लखि चरित्र बिधि-हरि-हर-हिय अनुराग उपज्यों ॥ 
प्रेरित गन चलि बेगि समर अवबनी महँ आयो। 
कहि असंग कर जोरि अमियमय वचन सुनायों ॥ 
अप्सरि सुचारु चहुँ दिसि चमर वारु ढरत आनंद भयो । 
राज!धिराज भगवंत जू चढ़ि विभाव सुरपुर गयो ॥” 
अम-सैन्य-प्रस्थान से धूल उड़ने से सूर्य के छिप जाने पर भ्रमालंकार की सदानंद ने 
एक सुंदर उक्ति कही है ३-- 
“तब ही सर छॉडि मराल गये । 
ह चकई चकवा बहु सोक लये।॥ 
अति हर्ष डलूकन नेत्र खुले । 
सकुचे जलजात कुमुंद फुले ॥”3 
ऊपर के कथन से स्पष्ट है कि कवि सदानन्द श्रलंकारों के पीछे पड़ने के पत्पाती नहीं हैं। 
स्वाभाविक ढज्ञ से जो अलंकार आर गए हैं; उनका उसने स्वागत किया है। पर अलंकार प्रयोग 
की दृष्टि से उसे विशेष महत्त्व नहीं प्रदान किया जा सकता । 


सूदन 
सूदन ने अपने गंथ में परंपरागत अलड्लारों का ही प्रयोग किया है, पर उसने अपने काव्य 
चातुर्थ से उनमें सरसता का समावेश कर दिया है। अलझ्लार अपनी स्वाभाविक गति से इनके काब्य 
में आते गये हैं | नीचे कुछ उदाहरणों दारा सूदन के अलड्लारों के सौंदर्य को स्पष्ट करने की 
चेष्टा की जा रही है ;--- 


ख,.._) लागरी भचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ९, १६८१ वि०, छं० २६, ए० ११८- 
* चही, भा० वही, छुं० १०३, ए० १३१ 3 वही, भा० वही, छू५० १९, ए० ११६ 


ग्रलंकार ११३ 


अनुप्रास--शब्दालंकारों में से अनुप्रास इस कवि को अधिक प्रिय है। ग्रंथ के आरंभ में 
कवियों की नामावल्ली' तथा दिल्‍ली की लूट में विबिध सामग्री की सूची आदि के अवसर पर उसने 
अनुप्रास की कड़ी लगा दी है।* इस अलंकार की सहायता से कवि ने युद्ध का सजीव चित्र अंकित 
किया है।? अनुप्रास की सहायता से वर्णुन में कितनी सजीवता आ गई है इसका एक उदाहरण 
देखिए ;--- 
“फिर फेरि ऋटक्के पकरि पंटक्के सांग सटक्कें मारु कहें । 
इक इक्क हटक्के देत दड़क्‍कें सेल तटक्कें शन बहें | 
बिन हथ्थ भटठक्‍्कें भरत बटक्के मास गठक्‍्कें देखि रहें। 
इक जात पटक्कें खग्ग खटक्कैं सीस कटक्के दौर गहैं ॥?”४ 
इस प्रकार अंग्रेजी के थऑॉनो-मोयो-पोश्या' नामक अलंकार का उसके द्वारा सफल प्रयोग 
हो गथा हे, पर उससे कविता में कहीं-कही शिथिलता भी आ गई हैं ।* 
यमक--सूदन ने इस अलंकार का अपेक्षाकृत कम प्रयोग किया है। इसका केवल एक 
उदाहरण पर्याप्त होगा ;-- ४ 
“काटे तनत्रान निज प्रानन-पयान हेतु। 
सूरज ने भेज्यों बैठयों सूरज के पास में ॥??* 
उपसमा--श्रर्थालंकारों में से उपमा सूदन को अधिक रुचिकर लगा हें। सेना के प्रस्थान 
तथा युद्ध के वर्णन में कुछ स्थलों पर उन्होंने वर्षा के प्रचलित उपकरणों को ही उपमान रूप में 
ग्रहण किया हैं, यथा :--. 
“फरिय सार तिहि पर अपार मुख मारु मारु रर। 
ज्यों पहार पर जलद धार बरसंत सांग सर ॥””? 
भर >< ५ 
“घदरा धघदरी बहरा से गे । 
लेड रे लेउ दात्यूर के कीरटा ॥ 
मास आसाढ़ की आपशा सी बढी। 
सूर सेना धह तोरि दिल्‍ली तटा ॥7४ 
सूदन ने उपमा देने के लिए कुछ उपमान कृषि-संबंधी पदार्थों से भी लिए हैं जैसे :--- 
“प्रथम दिना पुरइन्द्र दिखायो साथ को । 
ज्यों किसान लहि सगुन करे कृषि हाथ को ।।?९ 
>् >< )< 
१ सुजान-चरित्र, जंग १, अंक १, छे० ४-१०, ए० २-३ + वही, जंग ६, अंक द्वितीय, 
छुं० ३२-७, ४१-३, ए० १७२-३, १७४ 3 वही, जंग वही, आं० &, छु० १४-३६, छ० १६६-७ 
४ बही, जंग २, छु० २, छु० १६, ए० ३५ " वही, जं० प्र०ण, अं० च०, छु० २, छ० २०-१; 
जं० पं०, ञ्रं० च०, छु० १४, ए० १३६-७; जं० घ्‌०, आं० ३, छुं० ९, ए० १८२; जं० वही, झआ्‌० 
वही, छुं० ११, ए० १८६ + वही, ज० भ्र०, अ० च०; छं० १२, पू० २६ बही, छे० १०; 
पृ० ६६ ८ वही, छ॑० १२, ए० १६४२ वही, छं० २६, ए० १६२ 
१५, 


११४ हिंदी वीरकाव्य 


“एक भर तें लूट मचाई, करत किसान खेत ज्यों लाई |” * 
कवि के द्वारा प्रयक्त उपमा के कुछ श्रन्य उत्तम उपमान ये हैं :--- 
“तिनके मद्धि सिंह मुजान, नवग्रह जूह जैसे भान ।” 


९ के 4 
“जग अंत को अधियार सौ, रितु सीत को नीहार सो 7 
४ पट हर 
रॉ ०, 


“उत्ततं राउ मलार जैपुर त॑ कूँचहि कियो | 
जैसे सलभ अपार उठे प्रजा संहार कौ ॥"४ 


ख्पक-«सूदन ने रूपक अलंकार के श्रत्यंत सुद्र एवं सजीव चित्र उपस्थित किये हैं | यद्ध 
का वर्णुन करते हुए तीर्थराज का मनोमुग्धकारी रूपक दशनीय हो :-+- 


“झनी दोऊ बनी घनी लोह कोह सनी धनी 
घर्मनन की सनी बान बीतत निपंग में । 
हाथी दृटि जात .साथी संग न थिरात श्ौन 
भारती में नहात ग्ंग कीरति तरंग में। 
भाजु की सुता सी कवि सूदन निकारी तेग 
बाहत सराहत कराहत ने अंग में। 
वीर रस रंग में यों आनन्द उमंग में सो 
पु पु प्राग होत जोधन को जंग में ॥?५ 
युद्ध-भूमि का वर्णन करते हुए काल की वादिका का कितना मनोरम उतद्पेज्ञा गभित रूपक 
उपने चित्रित किया हैं :--- 
५गंदा से गुलफू गुलमेदंदी से अंतभार 
कुणय कक्षित तास खोपरी सुभाल की। 
नासा गुल्वासा मुख सूरजमुखी से भ्रुज 
कलगी बधूक झोठ जीव दुति लाल की। 
कोकनद कर ज्यों करन गुल कोकन से 
इंदीवर नेन बाल जाल अलि-माल की | 
पानी क्विरवानी सौं हर॒यानी कर सूरज के । 
पर-सूमि फूली फुलवारी सानों काल की ॥”४ 
जिस प्रकार तुलसीदास ने कवितावली में हनुमान को होता” मानकर रूपक लिखा है उसी 
प्रकार सूदन ने सूरजमल को होता मानकर यह छंद रचा हे :--- 
“घर्म-सुत-घाम जाने जमसुना निकठ समान 
सर्व मेदजझ् कौ बनायौ बृल्योंत पूर है। 


) खुजान-चरिन्न, छु० ३, ए० १९३ * वही, छूं० ८, ४० १८९ ३ वही, छुं० ११, ४० 
3८६. वही, छूं० ४७, ए० २४७ " वही छुं० ३, झ० २३ _' वही, छुं० ११, ए० ६७-७ 


अलंकार ११५ 


पत्र फल फूल सब ओऔषध समूल रस 

घट अनतूल धात घान घन मूर है । 
अंडज जरायुज और स्वेदज उद्भिज हब्बि । 

करयो पूरनाहुति चकत्ता कुल मूर हे ॥ 
ओऔज की अगिन हइंद्रपुर सों अग्रिनकुंड । 

होता श्री सुजान जजमान मनसूर है ।[”” 


इसी प्रकार युद्ध क्षेत्र सरोवर के समान," सेना मेघ और नदी सदृश्य,* सरसेन्‍्य सूरजमान 
विरा--पुरुष के तुल्य,  दुर्ग-विजय में बसंत आदि श्रृंगारिक सामग्री का रूपक,'* युद्ध में काली- 
पूजा का रूपक,* कष्ण द्वारा महामारत-सागर से पांडवों की रक्षा के रूपक में कष्ण-स्तुति 
सूरजभान को कष्णावतार मानकर गोवद्धन उठाने की कथा के रूपक को घटित करना," बन 
में नगर बसाने का रूपक* आदि में रूपक अलंकारों के प्रयोग से सजीवता का समावेश हो 
गया है । 

उत्प्रे्षा-अर्थालंकारों में से उत्प्रेज्ञा का प्रयोग- भी इस कवि को अधिक इष्ट रहा हैं। इसके 
सफल प्रयोग को सिद्ध करने के लिए. दो उदाहरण पर्यात्र होंगे :--- 

“कहूँ सेल सन्नाह को फोरि बैठे | मनो भाचजुजा में फनी जात पैठे ॥/?१९ 
८ >८ >< 

“लूपुर वलय वलयालु रसनानु घुनि । मानहुँ प्रभात पंछी बानी मैंडरानी है ॥”* 

उपयुक्त अलंकारों के अतिरिक्त, अतिशयोक्ति,? * लोकोक्ति, * संदेह," * आदि के प्रयोग 
भी सुजान-चरित्र में मिलते हैं । 

ऊपर जो कुछ भी कहा गया है उससे स्पष्ट हो जाता है कि सूदन ने अलंकार-प्रयोग में 
पूर्ण सफलता पाई हैं। यद्यपि उनके द्वारा प्रयुक्त अलंकार इने-गिने ही हैं, पर उनका चित्रण प्रायः 
निर्दोष हुआ है। ये अलंकार उनकी कविता में स्वाभाविक ढंग से प्रयुक्त हुए हैं। वे उनकी कविता 
के भूषण हैं, दूषण नहीं । 


गुलाब कवि 


गुलाब कवि विरचित “करहिया को रायसौ” में सुंदर अलंकार-योजना की आशा करना 
आकाश-कुसुम-चयन करने के सहृश्य है। यदि यह कहा जाये कि इस कवि को अलंकार-शास्त्र 
का लेशमात्र भी ज्ञान नहीं था; तो इसमें अत्युक्ति न होगी | 


१ सुजान-चरित्र, छु० ६१, ४० १८० * वही, छूं० ६, ए० हशे६ ४ वही, छुं० १३०, 
परू० ४६ * छुं० २, पएृ० ६९ _* वही, छुं० ७, ए० ११४७, + वही, छं० १२, वही, ए० १८७ * 
वही, छुं० १, ए० २२४ ५ वही, छुं० ४७, ए० २३२ '* वही, छु० ४०, ४० २४६ ]" बही, 
छुं० १४, ए० <२ ११ बही, छुं० २१, ए० 4६८ १२ बही, छु०२८; ए० २२१ )) वही, छं० ४२, 
पुृ० ७६; छुं० ३१६, ध० १३१; छू० २०, घूृ० १६०; छुं० २६, ४० १६२ )'४ वही, छु० १६, 
छुू०छ २४० 


११६ दिदी वीरकाव्य 


गुलाब ने अनुप्रास,” उपमा,* उत्प्रेज्ञा,ः लोकोक्ति और संदेह" अलंकारों का प्रयोग किया 
है | उनके उदाहरण साधारण भ्रणी के हैं | इसमें इन्होंने परंपरा का अनुसरण मात्र किया है। 


पद्माकर 


पदुमाकर रीतिकार भौर कवि थे। अलंकार प्रयोग की दृष्टि से आलोच्य-प्रंथों में हमें उनके 
कवि-रूप के ही दशन होते हैं, अलंकार-लक्षण-निर्मात्ता के रूप में नहीं। हिम्मतबद्दादुर-विरदावली 
तथा जगदुविनोद (केवल वीर-काव्य संबंधी छद) में पद्माकर ने सुंदर अलंकार-योजना की है। 
इनके विशिष्ट प्रिय अलड्डार अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेज्ञा आदि है। 
अनुप्रास--अनुप्रास इनका अत्यधिक प्रिय अलंकार है। हिम्मतबहादुर-विरुदावली के प्राय; 
प्रत्येक छुंद में अनुप्रास प्रयुक्त हुआ है| श्रन्य अलकारो का विवेचन करते समय उनके उदाहरणों 
में अनुप्रास की भरमार मिलेगी | इस पुस्तक सें हाथी ओर घोड़ो के वर्णन* तथा राजपूत-जातियो* 
और तलवारों5 की नामावली गिनाते समय पदु्माकर ने अनुप्रास की कड़ी लगा दी है। कहने 
की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे स्थानों पर, विशेषकर तलवारों की सूची के प्रसंग में, अनुप्रास के 
अधिक ओर अनावश्यक प्रयोग के कारण कवित्व-शक्ति को भारी धक्का लगा है | यदि पद्भाकर 
को इनकी अनुय्ास-प्रियता के कारण, अनुप्रास-सम्नाद की उपाधि से विभूषित किया जाये, तो 
अत्युक्ति न होगी | 
उपमा--अनुप्रास के पश्चात्‌ उपमा पद्माकर का श्रमिक प्रिय अलंकार है। धोड़ों के 
बणन के प्रसंग में अतिशयोक्ति मिश्रित उपमा के निम्न उदाहरण में उपमान विचारणीय हैं :-- 
“बाग लेत अति लेत फलंगनि, जिमि हलुमत किय समुद्‌ उलंघनि। 
जिन पर चढ़त सिंधु ढिग लग्गहि, मंडल फिरि-फिरि उठत उमर्गहि ।” ६ 
अनुप्रास गभित उपमालकार के निम्नलिखत उदाहरण में वर्णन का सजीव चित्र उपस्थित 
हो गया है ;--- 
“तहूँ दुक्‍का ढुक्‍की सुक्का सुककी हुक्‍का डुक्‍्की होन लगी। 
रन इंक्‍्का इकक्‍की मिक्‍का मिक्‍की फिक्का फिक्की जोर लगी॥ 
काटत चिलता हैं इमि असि वाहें तिनहि सराहैं वीर बड़े । 
हट करि सिलमे रिपु रन बिलमे सोचत दिल सें खड़े-खड़े ॥?”* ९ 
रूपक--पदुमाकर ने सेना और युद्ध का वणुन करने के लिए, रूपक अलड्ढार की विशेष 
सहायता ली है। इन स्थलों पर उन्होंने उपमान के लिए वर्षा के परंपरागत प्रचलित उपकरणों को 
ही अ्रपनाया' है। यहाँ पर केवल एक उदाहरण पर्याप्त होगा +--- 





3 जञागरी मचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० १०, १६८६ वि०, छे० २-९, छु० 
२७७; छु० छू, ए० २७८; छु० २२, पूृ० र२८० हि वही, छुं० ३१, प्‌ृ० २८०१; छु० ४२, ह५ रेफर 
3 चही, छु० १६, ७० २७६, छुं० ४६, ए० २८७, बही, छुं० २८, 9० २८१, छुं० ६१, 9० 
२८७, वही, छु० ७, ए० २ण्य * हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छुं० ४७-१९, छु० ८-६, 
५ चही, छुं० २७-३७, छ० <-६ “ वही, छु० १६२-२०१, छ० ३8-४२, * वही; छुं० ४९, ए० ३, 
१० बहीं, छुं० १८३, ए० ३६ 


अलंकार ११७ 


“तह रन उतंग  मतंग माते उम्ढडि बदल से रहे। 
चहुँ ओर घुरवा से घुमढ़ि घर धूरि धारन को थहै॥ 
रूमरूम झला से बान वर चपला चमक वरछीन की। 
भननात गोलिन की भन्क जलु धनि घुकार मिलीन की ॥”?* 
उक्त छुंद में उपमा ओर अनुप्रास के एक साथ प्रयोग हो जाने से उसमें अधिक प्रभा- 
बोत्पादकता का समावेश हो गया है। रूपक के अन्य उदाहरणों के लिए ये छुंद देखे जा 
सकते हैं। * 
उद्पमेक्षा--उत्प्रेत्ा अलंकार भी इस कवि को अधिक प्रिय है। घोड़ों की चंचलता का 
वर्णन करते हुए एक अच्छी अतिशयोक्तिपूर्ण उद्पेज्ञा इनके द्वारा प्रयुक्त हुईं है :-- 
“उड़्त अमित गति करि करि ताछन, जीतन जनु कुलठान कटाछुन । 
थिरकत थिरकि चल्तत अंग अंगनि, जीतत जुमकि पौन सग संशनि ॥?? र 
युद्ध का वर्णन करते हुए अनुप्रासय॒क्त उत्प्रेत्ञा का अनुपम उदाहरण यह है «६ 
“अध अधर चब्बत नहीं दुब्बत फूलि फब्बत समर सें। 
कौंचन उमैठत हरषि पैठत लोह की भर अमर में॥ 
तहँ घालि बरछी घोर बहु अरिगन गिराये गजन तें। 
मानो गिरे कंचन कलस अज्जुन अजिर के छुजन तें ॥”४ 
अक्रमातिशयोक्ति -- पदूमाकर ने अतिशयोक्ति अलंकार के प्रयोग में भी पूर्ण सफलता 
दिखलाई है | अक्रमातिशयोक्ति का यह कितना सुंदर उदाहरण है :--- 
“चली चदरें त्यों मचे हैं घड़ाके, छुड़ाके फड़ाके खड़ाके सड़ाके। 
छुटे सेर बच्चे भजे वीर कच्चे, तजें बाल बच्चे फिरें खात दच्चे ॥!!० 
पद्माकर द्वारा प्रयुक्त अन्य अलंकार यमक,* संदेह,” अनन्वय,5 व्यतिक्रम,* 
ललितोपमा,१ * लोकोकित,१! तथा उल्लेख * * आदि हैं। पर ये अलंकार बहुत' कम माज्ना में प्रयक्त 
हुए हैं| उनकी रुचि प्राय उन्हीं अलंकारों के प्रयोग करने में श्रधिक रमी है जिनका ऊपर सवि- 
स्तर विवेचन किया गया है। 
इस प्रकार पद्माकर का अ्रलंकार-क्षेत्र विस्तीण होने पर भी कुछ विशिष्ट अलंकारों तक ही 
सीमित है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ स्थलों को छोड़ कर इन्हे अलंकार-योजना में 
पर्याप्त सफलता मिली है । पर यह स्वीकार करना पड़ेगा कि पदुमाकर रीतिकाल की बेंधी-बेघाई 
सीमित परंपरा से अपने को मुक्त करने में असफल रहे हैं । 


१ हिम्मतबहादुर विरुदावली छुं० ८०, ए० १४ *+ वही, छु० ७६, ८१, ४० वही; छु०४८- 
३, पृ० ८ छुं० १८२-३, ए० ३७ 3 वही, छुं० ९३, ४० ६, * वही, १४७, ४० २६, " वही, 
छुं० ७०, घू० १३: (अन्य उदाहरणों के लिए दे० छुं० ८७, एृ० १७, छुं० 8६१, ४० १७०२) 
९ बही, छु० १७४-६, ए० ३४९-६, > बही, छुं० ६८, पएू० १२०३; छुं० ७२, पएू० १३ ह 
वही, छुं० १३३, ए० २६-७०, * वही, छू० ११९, ४० २२-३१ *” वही, छु० वही, ४० 
वही, १ वही, छुं० ११०, ए० २१-२; छुं० ११४, घृ० २९) * वही, छू० ६-१४, ४० ई 


श्श्प् हिंदी वीरकाव्य 


जोधराज 
अलंकार-योजना की दृष्टि से इस कवि का अत्यंत साधारण स्थान है। अलंकार-प्रयोग में 
उन्होंने परंपरा का अनुकरण मात्र किया है। शब्दालंकारों और अ्र्थालंकारों में सब से अधिक 
प्रचलित अ्नुप्रास, यमक, उत्प्रेत्ञा, उपमा, रूपक तथा लोकोक्ति आदि अलंकारों का ही इन्होने 
विशेष प्रयोग किया है | 
अनुप्रास--यह इनका अधिक प्रिय अलंकार है, एक उदाहरण देखिए :-- 
“कल कुजत कोकिल ऋतु बसंत । 
सुनि मोंहत जहँ तहँ सकल जंत ॥ 
नर नारि भए कासंध अंध । 
तजि लाज काज परि काम फंद |? 
यमक--अ्रन्य शब्दालंकार यमक के भी यत्र-तत्र दशन हो जाते हैं, यथा :-- 
“बहु बारन बारन बीर कढ़े। 
गज बाजि सु सिदून जान चढे ॥?२ 
उपमा--अ्रथालंकारो में से ठपमा के प्रयोग में इस कवि ने कहीं-कहीं पर सुंदर उपमानों 
का सजन किया है, यथा ३-- 
“तिहीं काल कविराज उप्पम विचारी | 
यहें स्याम पबबे सु गेरू पनारी ॥”४ 
रूपक--रूपक अलंकार का जोधराज ने अपेज्ञाकृत कम प्रयोग किया है। उसके प्रयोग 
में वही परंपरागत वर्षा, मेघ तथा, ब्रिजली आदि से उपमान लिए गए हैं। हाथियों के वर्णन में से 
एक उदाहरण देकर इस कथन की पृष्टि की जा रही है :-- 
“बगपंति सुदंति अनन्त रजे । 
| घुरवा किर सुंड छुटे भरने ॥7४ 
उत्प्रेत्ञा--उत्पेज्ञा कवि का सब से प्रिय अलंकार है। इसका प्रयोग करने में उसे पयात्त 
सफलता प्राप्त हुई हैं। नीचे कुछ उदाहरण इस कथन की पुष्टि में दिए जा रहे हैं :--- 
“चढ़े चतुरंग कियो तन कोप। 
मसनो अरुनोदय भान सु ओप ॥?”" 
4 ५८ 2५ 
“बहें सील अंग परे पार होई। 
मनों रुंड में नाग लपदंत सोई ॥। 
कटारी लगें अंग दीसंत पारं। 
मनों नारि मुग्धा कढयो पानि वार ॥ 
छुरी बार सूरं करें जोर ऐसे। 
मनो सर्पनी पुच्छु दीखंत जैसें ॥ 


) इम्मीररासो, छुं० १०३, ए० २१ ' वही, छुं० ४४३, ए० ६० & वही, छं० ८६४६ 
पृ० १७३ 5 वहीं, छुं० मरे८झ, ए० १६६ “ बही, छुं०।११५९, एू० १०४ 


अलंकार श्शहै 


लगे जोर सों यों विषाणं जवान । 
हुवे अंग पार जुटे जोर वान॑ ॥”* 
जोधराज ने गम्योट्रेज्ञा, * उक्तविषयावस्तूत्पेत्ञा, ' अतिशयोक्ति,' लोकोक्ति तथा * 
उदाहरण आदि अलंकारों का मी प्रयोग किया है। 
अन्त में यह मानना पडता है कि इस कवि ने परंपरागत अलंकार-प्रयोग-पद्धति का 
अनुकरण किया है। कोई नवीन उपमान अथवा अलंकार संबंधी श्रन्य विशेषता उसने नहीं अपनाई 
है | पर अपने सीमित क्षेत्र में उसने अलंकारों की अधिक संख्या अपनाई है। 





) हम्मीररासो, छु० ६०३-४, ए० १७४-४ * वही, छुं० १३१, ए० २७ 3 वही, छुं० 
१३२, ए० वही * वही, छु० ३४०-६, ए० ६६-७० वही, छु० २१२-३, छू० ४३-४ 
* वही, छू० १६३, पृ० ३६-४० 


अध्याय -- ६ 
न छंद! 

अ-सामान्य-स्थिति --नीचे के ए्रष्ठो में आलोच्यकालीन कवियों द्वारा प्रयक्त छदों की 
सामान्य परिस्थिति पर विचार किया जा रहा है। उक्त कवियों ने विविध छुंदों का प्रयोग करके रुचि- 
वैचित्र्य का परिचय दिया है :--- 

केशव ने १५ प्रकार के छुंदों का प्रयोग किया है। चौपही, दोहा, छुप्पय, कवित्त, सवैया 
(मालती), उनके अधिक प्रिय छंद थे । शेष प्रकार के छंद उनके द्वारा अपेक्षाकृत कम प्रयुक्य हुए 
हैं। मात्रिक छुंद उन्हें अधिक रचिकर थे। केशव ने छुंदों में नवीनता लाने और परिवत्तन करने 
का भी प्रयत्न किया है । 

जटमल ने सात प्रकार के छुँदों का प्रयोग किया है। इसने दोहा और छुप्पय को विशेष 
रूप से अपनाया है | जग्मल ने केवल एक ही प्रकार के वरणवृत्त, मोतीदाम का' प्रयोग किया 
है। उनके द्वारा प्रयुक्त शेष छुंद मात्रिक हैं। 

मतिराम के ललितललाम में दोहा, कवित्त और मालती सबैया का विशेष ओर छुप्पय 
का सामान्य रूप से प्रयोग हुआ है। 

भूषण ने १२ प्रकार के छुंदो का प्रयोग किया है। कवित्त इनका अत्यंत प्रिय छुंद है। 
इन्होंने अलंकारों की परिभाषा तथा अन्य विषयों के लिए दोहे को अपनाया है | इस कवि ने सवैया 
के चार भेदों का प्रयोग किया है जिनमें से मालती का प्रयोग सब से अधिक मिलता है। 

मान कवि द्वारा प्रयुक्त २७ प्रकार के छंद मिलते हैं। इनमें से कवित्त (छुप्पय), उद्धोर, 
कामुकी बॉताण, ग़ीतामालती, गुणबेलि, दोहा, दंडमाली, दंडक, निसानी, पद्धरी, बिज्जूमाला, 
बृद्धिनाराच, लघुनाराच, मोतीदाम, रसाबल, विअक्ञरी, विराज, हनूफाल, हँसचार तथा त्रोगक का 
अधिक प्रयोग मिलता है। मान ने चंद वरदायी के समान छुप्पय के लिए कवित्त नाम लिखा है। 
इन्होंने राजस्थानी छुंदों को अधिक अपनाया है। छुंदों में परिवत्तन करने ओर उनके रूप बदलने 
की प्रवृत्ति इनमें पर्यात् मात्रा में वत्तमान' है। 

जायसी के पद्मावत और तुलसी के रामचरिंतमानस के समान गोरेलाल ने छत्रप्रकाश में 
केवल दोहे ओर चौपाई का प्रयोग किया है। इस प्रकार इन्होंने यह सिद्ध कर दिया है, कि उक्त 
छंद, अवधी के ही समान ब्रजमाषा में भी सफलता एवं निदोंषतापूबंक प्रयुक्त किए. जा सकते हैं | 

श्रीघर ने अ्रपनी रचना में १३ प्रकार के छुंदों को स्थान दिया है। इस ग्रंथ में कवित्त, 
गीता (गीतिका), छुप्पय, दोहा, पादांकुल, भ्रुजंगप्रयात, मघुभार, हरिगीतिका, हरिगीता, हुलास, 
अधिक प्रयुक्य हुए हैं। जंगनामा के इस कवि को मात्रिक छंद अत्यंत प्रिय रहे हैं । 


१यह प्रकरण दो भागों में विभाजित है। प्रथम भाग (आ) के अंतर्गत आलोच्य काल रे 
छुंदों की सामान्य स्थिति तथा द्वितीय खंड (ब) में इस युग में प्रयुक्त छंद सूची एवं तद्‌ विषयव 
विवरण दिया गया है । 


छुंद॑ १११ 


सदानन्द ने १५ प्रकार के छुंदों को अपनाया है जिनमें दोहा, छ॒ुप्पय, च्रोडक, भुजंगप्रयात, 
गीतिका; मत्तगयंद, सवैया, चंद्रकला, त्रिभंगी, ससिवदना, संखनारी तथा स्बंकल्यान की संख्या 
अधिक है। इन्होंने माजत्िक तथा वर्णिक दोनों प्रकार के छुंदों का प्रयोग किया है। अधिकांश स्थलों 
पर इनके छंद दोषपूरण हैं । 

छंंदों की विविधता की दृष्टि से इस धारा के कवियों में सूदन का स्थान स्वोपरि है । इन्होंने 
१०३ प्रकार के छुंदों का प्रयोग किया है। दोहा, सोरठा, हरगीत (हरिंगीत), कवित्त, दाव (दौवे), 
दुपई, पद्धरी, पवंगा, भुजंगी, संजुता, त्रिभंगी, तोमर, अरिलल, कड़खा, छुप्पय, कंडलिया' तथा मुक्ता.. 
दाम आदि छंद को सूदन ने अपने काव्य में विशेष स्थान दिना है। इन्होंने मात्रिक सम, मात्रिक 
अद्धासम, मात्रिक विषम, वणणिक सम, वर्ण मुकतक आदि सभी प्रकार के छुंदों को अपनाया है। 
सूदन ने आठ मात्रा के छंदों पे लेकर चालीस मात्रा तक के मात्रिक छुंदो और दो वर्णों' से लेकर 
बत्तीस वर्णों' तक के वरणवृत्तों का प्रयोग किया है| छुंदों के रूप-परिवत्तन करने और उनके नामों 
को बदलने की प्रवृत्ति द्वारा इन्होंने अपने पांडित्य एवं आचार्यत्व का परिचय दिया है। इस दृष्टि से 
केशव के समकक्ष ही नहीं वरन्‌ कतिपय बातो में ये उनसे बढ़कर ठहरते हैं । 

गुलाब कवि ने तेरह प्रकार के छुंरो का प्रयोग किया है, जिनमें से दोहा, सवैया (विशेष- 
कर मालती), कवित्त; सोरठा, छ॒प्पय, पद्धरी ओर चौपाई को विशेष प्रकार से अपनाया गया है । 
इनके छंद लक्षणों पर प्रायः खरे नहीं उतरते हैं । 

पद्माकर ने हिम्मतबहादुर-विरुदावली में छः प्रकार के छुंदों का प्रयोग किया है। उनका 
सर्वप्रिय छुंद हरिगीतिका है। तदुपरान्त हाकल, त्रिभंगी, डिल्ला, भ्रुजंगप्रयात तथा छुप्पय हैं। 
जगद्विनोद में कवित्त, छ॒प्पय, तथा दोहा का अधिक प्रयोग मिलता है। जिस प्रकार सदन ने 
प्रत्येक जंग के हर एक अंक के अन्त में एक हरिंगीतिका की आवृत्ति की है, वैसे ही पदुमाकर 
ने भी इस छुंद को प्रयक्त किया है । 

'जोधराज ने हम्मीररासो में सत्रह प्रकार के छुंदो को स्थान दिया है| प्रयोग की दृष्टि से 
पद्धरी, भ्रुजंगप्रयात, छुप्पय, त्रोटक, चोपाई, हइनूफाल, रसावल, मोतीदाम, लघुनाराच तथा नाराच 
विशेष उल्लेखनीय हैं | इस ग्र॑ंथ में उन्होंने वचनिका को भी स्थान दिया है। मात्रिक छुंदों के प्रति 
जोधराज ने अधिक अमभिदरुचि प्रदर्शित की है। 

चौपाई, पद्धरी, हीर (हीरा, हीरक), गीतिका, गीता, हरिगीतिका, लीलावती, त्रिभंगी, 
रसावल तथा हनूफाल आदि मात्रिक छुंद; दोहा (दोहरा) तथा सोरठा अ्रद्धभात्रिक छंद, अम्वृतध्वनि, 
कंडलिया तथा छुप्पय, विषम छुंदों का तीन अथवा अधिक कवियों ने प्रयोग किया है। तोमर 
निसानी पावकुलक (पादांकल) तथा विश्वक्षरी आदि मात्रिक छुंदों का कम से कम दो कवियों ने 
प्रयोग किया है | 

अ््धनाराच (लघुनाराच), तोटक (त्रोटक), भुजंगप्रयात, भुुजंगी, मोतीदाम (मोतियदाम), 
नाराच (बृद्धिनाराच), सवैया (विशेष कर मालती, दुमिल) वर्ण-सम; कवित्त मुक्तक का कम से कम 
तीन कवियों द्वारा तथा संखनारी (संखजारी), नगस्वरूपिनी का कम से कम दो कवियों ने प्रयोग 
किया है । 

यह कहना कि विशेष विषय के लिए कुछ विशिष्ट छुंदों का ही प्रयोग हुआ है, कठिन 


हि 


१२२ हिंदी वीरकार्व्य॑ 


है, क्योंकि प्रायः सभी छुंदों के प्रयोग का ज्षेत्र विस्तीण रहा है। तो भी कुछ विषयों एवं रसों के 
लिए कुछ छुदों का विशेष प्रकार से प्रयोग हुआ है | उनका यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है। 

स्तुति, बंदना आदि के लिए. अधिकतर दोहा, सोरठा, छप्पय, अ्रद्ध नाराच, नाराच तथा 
कवित्त का प्रयोग किया गया है। 

क्रतु-वर्णन, प्रकृति-चित्रण आदि के लिए पद्धरी, दोहा, छुप्पय, अद्धनाराच, तोटक, भुज॑ग- 
प्रयात, मोतीदाम, वचनिका; नगर, स्थल श्रादि की शोमा के चित्रण के लिए मोतीदाम, स्वागता, 
भ्रुजंगी, सवैया, दंडमाली, आ्रादि अधिक प्रयुक्त हुए है । 

नखशिख तथा रूप-वर्णन करने के लिए दौवै, दोहा, चौपाई, छप्पप, अर्द्धनाराच, गुणा- 
बेलि, अधिक प्रयुक्त हुए हैं। शइंगार, श्राभूषण आदि के लिए. पद्धरी, दोहा, छुप्पय तथा कवित्त 
अधिक प्रचलित रहे हैं । 

हाथियों तथा घोड़ों का वर्शन अधिकतर डिल्ला, त्रिभंगी, तथा कवित्त में हुआ है | 

युद्ध-सामग्री, युद्ध तथा बीर॒स्स के लिए तोमर, रोला, सोरठा, पद्धरी, निसानी, निमंगी, 
श्रमृतध्वनि, कुंडलिया, संजुता, तोटक, भुजंगप्रयात, भ्रुजंगी, मोतीदाम, लछमीघर, सारंग, कंद, 
चामर, चंचला, नील, नाराच, गंगोदक, नूफा, गींतामालती, हीरक, गगनंगन, छुप्पय, कवित्त तथा 
हनूफाल आदि अधिकतर प्रयुक्त हुए हैं और इन छुंदों में सुंदर चित्रण किए गए हैं । 

रोदर रस तथा आतंक का त्रिभंगी तथा छप्पय में अच्छा परिपाक हुआ है। बीमत्स का वर्शन 
करने के लिए. त्रिमंगी, छुप्पय, तोटक, श्ुजंगप्रयात, भुजंगी और कवित्त अधिक अपनाए गए हैं । 

चौपही, चौपाई, सोरठा, दोहा, छुप्पय, कवित्त, सवैया प्रायः सभी विषयों के लिए प्रयुक्त 
हुए हैं। 

इनके श्रतिरिक्‍त जिन छुंदों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है वे भी प्रयोग की दृष्टि 
से अपनी विशेषता रखते हैं, पर वे विशेष महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । 


इस काल में एक ही छुंद के विविध नाम प्रचलित थे । इससे स्पष्ट है कि उस समय एक 
छुंद को विभिन्न प्रकार से लिखने तथा मानने की प्रवृत्ति प्रचलित थी। कुछ ऐसे छंदों के भी प्रयोग 
मिलते हैं जिनके शास्त्र-सम्मत सभी नामों का प्रयोग हुआ है। 

कुछ प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि छुंदों के नाम परिवत्तित करने की 
प्रवृत्ति इन कवियों में वत्तमान थी, जैसे चौपाई के नाम जयकरी के लिए, करी, मंजुमालिनी के लिए, 
मालिनी रूपधनाक्षरी के लिए. रूपधना आदि नामों का प्रयोग हुआ है। अर्थ-साम्य' का श्राश्रय लेकर 
नवीन नाम देने की प्रवृत्ति भी यूदन के कुछ छुंदों में वत्तमान है, जैसे विद्युन्माला के लिए, चपला, 
दिंगपाल के लिए दुरद, ईश के लिए हरि तथा हरी । इसके श्रतिरिक्त सूदन ने मनहइंस के लिए. कलहंस, 
पदम के लिए, मानक्रीड़ा, हंस के लिए हंदू, बाला के लिए, मोहठा का प्रयोग किया है। इन नवीन 
नामों से स्पष्ट है कि छुँदों संबंधी नवीन नासावलि के सृजन में इन कवियों का अधिक हाथ था | 

ये कबि छुँदों के प्रचलित लक्षणों में भी परिवत्तन कर रहे थे। इनमें से कुछ तो दोषों के 
श्रन्तर्गत माने जा सकते हैं तथा कुछ अवश्य ही छुंदों के रूपों में नवींनता लाने के लिए और छंद- 
शास्त्र को नवीन रूप देने के उद्देश्य से किए. गए थे । 

इस युय में दो छुंदों के मेल से बने हुए. छुंंदों का भी प्रयोग होता था जैसे अमृतध्वनि, 


१२४ हिंदी वीरकाब्य 


क्रण्सं०७., छुंद कवि+- विवरण 
पर नहीं किया है। उन्होंने इस छुंदु के प्राकृत रूप को अधिक अपनाया 
है। इस छुंद में युद्ध का अच्छा वर्णन किया गया है।* 

३. श्राभीर सूदन--( ११ मात्रा अन्त में जगण )।" 

४. तोमर सूदन--( १२ मात्रा, अन्त में ड। ) ३ इस छुंद में सैनिकों की नामावली 

श्रीधर गिनाई गई है और युद्ध का सुंदर वर्णन एवं बीररस का उत्तम परि- 
पाक हुआ है। 

५,  उद्धोर मान--( ४ न 5८ १४ मात्रा | यह मात्रा गण-वद्ध छुंद है) ४ इसमें राज- 
सिंह के गुणों का व्शन किया गया है। 

६, हाकल पद्माकर--( १४ मात्रा, अंत में 5 | हाकल में तीन चौकल के पश्चात्‌ एक 
गुरु होता है। जहाँ पर चारों पदों में तीन-तीन चौकल न पड़े, वहाँ पर 
इस छुंद का नाम मानव होता है) ।* पद्माकर ने इस छुंद का प्रयोग 
करने में लक्षणों का विशेष ध्यान नहीं रक्खा है ।* कहीं-कहीं पर 
उनके छुंदो में मात्राओं की संख्या कम है, यथा :-- 

“निज खिलवतिन में हास है, भय रूप दुरजन पास ।?* 

उक्त उद्धरण में रेखांकित अ्रश में केवल १२ मात्रायें हैं 
ओर अन्त मे गुरु के स्थान में लघु है। इसी प्रकार छंद ४३ के प्रत्येक 
चरण के अंत में पद्माकर ने लघु का प्रयोग किया है |“ 

इससे विदित होता है कि पद्माकर शास्त्रीय नियमों से स्वतंत्र 
होने की प्रवृत्ति रखते थे। उक्त स्थानों के अतिरिक्त पद्माकर ने 
मात्रादि का प्राय: सभी स्थलों पर ध्यान रकक्‍्खा है। यह, छुंद उन्हें 
अत्यंत प्रिय था। इस छुंद में हिम्मतबद्यादुर की दान-वीरता, प्रशंसा, 
युद्ध-यात्रा, राजपूत जातियों की सूची आदि का वर्णन किया 


गया है।" 
७,  चोपाई, केशव--( १५४ मा० झंत में ड। श्रन्य नाम जयकरी ) १९ केशव ने इस 
चौपाही, छुंद के श्रंत में ड। तथा ।5 का प्रयोग किया है।१" वरणनात्मक 
कथा-प्रसंगों तथा अन्य विविध विषयों के लिए. इस छुँद्‌ का प्रयोग 
किया गया है। 


८... करी सूदन--( १५७ मा०, अंत में 3। अ्रथवा |5 )। १९ यह छुंद चौपई के समान 





) सुजानचरित्न, छु० १८, एू० ११३८-६४  ' छु० प्रभाकर, ए० ४४ 7! वहीं, ए० वही 
४ रघुनाथ रूपक गीताँरो, परिशिष्ट, ए० र८ ' छुंदु-पेभाकर, प्‌ू० ४६ * हिम्मतबहादुर-विरुदा- 
वली, छु० १२, पए० ३ * वही, छुं० १३, ए० वही । ८: वही, ए० ७ * चही, छ० २-७ ९९ 
छुं०-प्रभाकर, ४० ४७७ १ वीरसिहदेव चरित्र, छुं० 9, ए० १ १" सुजानचरित्र, छुं० ७, प० 
२२४ < 


4 


छ्द १२५४ 


क० स॑ं० छेद... कवि-- विवरण 
है | संभव है कि सूदन ने चोपाई के अन्य नाम जयकरी" का 
संक्षित रूप 'करी? चौपाई के स्थान पर प्रयुक्त किया हो, तो आश्चर्य 
की बात नहीं है। 

६,  चौबोला सूदन--( १५ मा०, अंत में ।5 )* | कहीं-कहीं पर सूदन ने इसके नियम 
में परिवत्तेन करके १५, १४, १६, १७ मात्रा का प्रयोग किया है।रे 
इन्होंने कतिपय स्थलों पर एक ही छुंद में वीर और <* गार-रसो का 
सफल प्रयोग कर दिया है।ं 

१०, अरिक्ष सूदन-- १६ मा०; अंत में | श्रथवा ।55 )१। भरतपुर से प्राप्त सुजान- 

चरित्र की प्रति में एक स्थल पर इस छुंद का नाम अडिल्ल दिया 
है ।$ युद्ध-बर्णन के अतिरिक्त लूट में प्राप्त आभूषणों की सूची भी 
इस छुंद में दी गई है।* सुजान-चरित्र में प्रयुक्त इस छुद का अंत 
सभी स्थलों पर ॥ से हुआ है। इस छुंद में कवि की प्रवृत्ति चौकल 
के नियम को त्याग कर अंत में पूरी मात्रा मानने की रही है। 

११, खंधा सूदन--( चतुर्मात्रा के आठ गण, पूवाद्ध तथा उत्तराद्ध में समान रूप )॥ 

यह छुँद संस्कृत स्कंघम्‌ का प्राकृत रूप है। भानु ने इसे अद्धं-सम 
( १२, २०, १२, २० ) माना है |।* 
१९,  चौपाई केशव--( १६ सा०, अंत में 5) वर्जित )।१९ केशव तथा सूदन ने इसके 
जटमल, प्रति चरण में प्रायः १५ मात्राय रखकर अन्त में 5। का प्रयोग किया 
गोरेलाल, है, यथा ;-- 
सूदुन, आसकरन को भो फरमान । वीरसिह को घालहि मान | 


गुलाब, 5।]।।5 5।।435॥ 5।5]55]]<+5। 
जोधराज १५ मा० १५ सा० > 
( वीरसिहदेवचारत्र, छुं० १५, प्ृ० १६ )। 
तथा 
८“हय गय सरोपाउ समसेर”? 
।, । । ।55 ]]5॥ 
१४ सा० 


( सुजान--चरित्र, छं० ६, ४० १०६ )। इसी प्रकार इन 
कवियों के अन्य उदाहरण भी देखे जा सकते हैं ।११ उक्त छुंद 


१ छुद्प्रभाकर, छए० ४७, वही ४० वही + सुजानचरिन्न, छु० २२ छू० १६, वही, 
छुं० ३४, ए० १४६  छुंदुम्रभाकर, ४० ४८, ' सुजानचरिन्रन, छुं० ३०, प्रू० ७६ “वही, 
छुं० ४७१, ए० १७४-५, "प्राकतपेंगल, श्लोक ७३-४७, घछू० ३१२६-३१; प्राकतर्पिगलसूतन्राणि, छ० 
३४-५४ < छुंदुप्रभाकर, पू० धै८ ९ वही, ए० ४६ १" वीरसिहदेवचरित, छुं० १६; १८ आदि, 
घू० १६; सुजानचरिन्न, छुं० ६ (पंक्ति २,३,४,७,$,१०,११,१२) ए० १०६ 


१२६ हिंदी वीरकाध्य 


क्र+ सं० छुंद कवि-- विवरण 
चौपई के नियमों पर खरे उतरते हैं । सम्भव है ककि केशव ओर सूदन 
ने चौपाई के शास्त्रीय नियमों की “४ खलाय तोड़ने का प्रयत्न किया _ 
हो। यह भी हो सकता है कि इन्होंने अपने आचायेत्व की प्रेरणा से 
प्रेरित होकर ऐसा प्रयोग किया हो | 
चौपाई का सबसे अधिक प्रयोग गोरेलाल ने किया है। 
इन्होंने इसके प्रयोग में शास्त्रीय नियमों का पूर्गरूप से पालन किया है। 


यह छुंद सभी प्रकार के वणनो के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
वर्णुनात्मक प्रसंगों में इसका सफल प्रयोग हुआ है। जोघराज तथा 
गोरेलाल ने विविध रसों और कथा-प्रसंगों में इस छुंद को सफलता- 
पूर्वक अपना कर सिद्ध कर दिया है कि इस छुंद का ब्रजभाषा में भी 
अधिकारपूवंक निर्दोष प्रयोग हो सकता है। 
१३, डिल्ला पद्माकर- . (१६ मात्रा, अंत में मगण ) |? पद्माकर ने इस छन्‍्द में 
हाथियों, अश्वों तथा अ्रन्य विषयों का वर्णन किया है। इस छंद द्वारा 
उन्होंने वीर फे साथ & गार-रस का भी सुंदर पुटठ दिया है ।* 

१४, पद्धरिय, मान, ( १६ मात्रा, अंत में जगण )।९ इन*कवियों ने इस छुंद का बहुत 
सदानंद, प्रयोग किया है। साधारणतया यह वीररस के लिए प्रयुक्त हुआ है । 
पद्धरा सूदन, पर मान कवि ने वीररस के अतिरिक्त दहेज में प्राप्त सामग्री, तथा 
गुलाब, *£गार के आभूपणों के वर्णन के लिए भी इसका प्रयोग किया है। 
जोधराज सूदन ने इस छुंद में युद्ध-सामग्री, राजपूतों के बंशों एवं बीरों की 
नामावली गिनाने के अतिरिक्त युद्ध का निर्दोष वर्णन किया है।“ 
युद्ध के सजीव चित्रण और वीररस के परिपाक के कतिपय सुंदर 

उदाहरण सुजान-चरित्र में मिलते हैं।* + 


जोधराज ने इस छुंद द्वारा अपने आश्रयदाता का परिचय, 
सृष्टिस्‍्चना, ऋतठ॒वर्णन; हम्मीर-जन्म-वर्णन, युद्ध-सामग्री, पूजा-पाठ, 
श्रृंगाररस, उपदेश आदि विषयों का सफल वर्णन किया है ।* 

ऐसी परिस्थिति में यह कहना कि इस छुंद का प्रयोग केवल 
वीररस वे प्रतिपादन में ही किया गया है, भ्रामक होगा । वास्तव में इस 


) छुंदप्रभाकर, ० ४७. हिम्मतबहादुरविरुदावली, छुं० £ऐ पु० ६ + छुंदुप्रभाकर, 
पृ० ४८ राजविल्ास, छुं० म९-१०६, ए० ११८; छुं० ६७-८७, ए० १३०-२ *' सुजानचरित्न, 
छुं० ६, ४० २४-२९; छुं० १४, ए० ३०-१; छुं० २, ए० १२०-२ ' वही, छुं० ७, ए० 2४४-६; 
छुं० २१, पू० २१७-८ » हम्मीररासो, छ॑ं० ४-३३, प्‌ूृ० २-७; छुं० १००-६, पृ० २१-२; 
छुं० १६६९-७१, ए० ३३-४; छु० १७३४-८७, पु० ३६-७;छु०३४०-६२, घूृ० ६६-७३; छूं० ६०१०२, 
पु० १९२; छु ०६३१२, ५०१२६; छूं० ६१४-७, एृ० १८३ 


छुद्‌ १२७ 


क्र० सं» छुंद कवि--- विवरण 
छुंद का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। केवल इतना ही स्वीकार किया जा 
सकता है कि इस छुंद में वीररस का सफलतापूजक निर्वाह किया जा 


सकता है। 
१५, पावकुलक भ्रीधर--( १६ मात्रा, ४ चौकल )* इन कवियों ने पादाकुलक छुंद को 
पावककुलक विविध नामों से पुकारा है। कहीं-कहीं पर इन्होंने इसके लक्षणों का 


पादकुल सूदन-पूर्णू रूप से पालन नहीं किया है ।* सुजान-चरित्र में दो छंदों के 

नाम पादाकुलक दिए हैं, पर वे वास्तव में पव॑ंगा के नियमों पर खरे 

उतरते हैं।* भरतपुर की प्रति में इनके नाम पब॑गा ही दिए हैं। 

१६, चन्द्रायन, मान--( ११, १०७5२१ | इस छुंद की ११ मात्रा जगणान्त और १० मात्रा 


चान्द्रायण रगणान्त होती हैं।" मान ने छतिपय स्थलों पर प्रत्येक चरण की 
अंतिम मात्रा' को रगणान्त नहीं रखा है ओर उनका अंत || से 
किया है ।* 


१७, पव॑ंगा, प्लवंगा सूदन--२१ (८, १३, आदि में 5 अंत में ज ग)। कोई-कोई ११, 
१० पर भी यति मानते हैं।? सूदन ने इस छुंद में ११, १० पर यति 
मानकर आदि में 5 तथा ऋंत में ज ग को विकल्प से माना है| इस 
संबंध में उन्हे जो सुविधाजनक प्रतीत हुआ है, उन्होंने उसी प्रयोग 
को अपनाया है ।८ सुजान चरित्र में, जैसा कि पावकुलक के प्रकरण 
में बताया जा चुका है, दो छंदों के नाम पावकुलक मिलते हैं, पर 
वास्तब में वे पव॑ंगा छंद ही प्रतीत होते हैं ।* 

१८, निसानी, मान--१३ ( १३-११ अंत में ग ग ) |! * खुदन के इस छुंद के अंत में ल 
नीसानी सूदन--ग भी मिलता है। सुजान-चरित्र के रचयिता ने इस छुंद में मुसलमान 
पात्रों से उदू' मिश्रित पंजाबी तथा राजस्थानी भाषा का प्रयोग कराया 

है | इस छुंद द्वारा युद्ध का सुन्दर वशन भी किया गया है |१* 

१६, हीर,  भ्रीपर--२३ मात्रायें ( $, ९, ११ आदि में ग अन्त में रगण )।"१९ केशव 

हीरा, केशव--और सदन ने इस छंद के आरंभ में ग रखने के नियम का पालन 
हीरक सूदन--नहीं किया है। सूदन के इस छुंद में वीररस का अच्छा परिषाक छुआ 


१ छुंदुप्रभाकर, ए० ४७७. * सुजानचरित्न, छु० ९, ए० ७१; जंगनामा, पक्तियाँ १६१- 
३३६, पू० ७-१४ 3 छुं० २-३, ए० २३२ _* भरतपुर की प्रति, ४० ३४७ ' दुंदप्रभाकर 
प्रू० ९६ ९ राजविलास, छु० ७० (पंक्ति १-४), छए४० ३१२; छु० ७२ (पं०क्ति १-२), छ० 
११२; छुं० ७६ (चारों पंक्ति), प० ११३  * छुन्द्प्रभाकर, ए० २-६ ५ सुजानचरित्र, छुं० 
२०, पृ० १३; छुं० १४, ए० ३६. * वही, छूं० २-३, ४० २१२ "" रघुनाथरूपक गीतारो, 
पृ० २६६; वही, परिशिष्ट, ए० १६] सुजानचरिन्न, छुं० ७, ४४-९; छुं० ३१, ए० ७७; छुं० 
है, घृ० ८७-मण )  छुन्दप्रभाकर, ४० ६० 


श्श््र हिंदी वीरकाव्य 


क्र० सं० छुद कवि-- विवरण 
है। भ्रीधर द्वारा प्रयुक्त छंद में १४, १४८- २८ मात्रा ओर अंत में 
गल ग का प्रयोग हुआ है। इरविन ने श्रीधर के इस छंद को कवित्त 
माना है।* उनका यह कथन ठीक नहीं है । 

२०. रोला. सुदनं--२४ ( ११, १३ )* इस छुंंद में घोड़ों का वर्णन हुआ है और लूट 
मे प्राम सामग्री की सूची दी गई है।? 

२१, काव्य सूदन--२४ जिस रोला छुंद के चारो पदों में ११ वीं मात्रा लघु हो उसे काव्य 
कहते हैं।* भरतपुर की प्रति में इस छुंद का नाम “कब्वि” दिया 
है। सुजान-चरित्र में इस छुँद द्वारा ब्रजअ-व्णन किया गया है | 

२२. दुरद सूदन--२४ ( १९; १२) ४ ऐसा प्रतीत होता है कि सूदन ने दिगपाल 

( दिगपाल ) नामक छुंद को दुरद ( द्विरद ) नामदे दिया है। उनके इस छुंद में 
केवल ७ पंक्तियाँ हैं।* 

२३. गगनंगन सदन--२५ (१६, ६ अंत में रगण | इस छंद के प्रत्येक पद में ५ गुरू 


(गगनांगना) गौर १५ लघु रहते है ) |“ भरतपुर की प्रति में इसकां नाम 
2528 दिया है, जो अशुद्ध है ।* इस छंद में रौद् रस का वर्णन 
हुआ है |)" 


२४. गीतिका सदानंद--२६ ( १४, १२ अंत में लग )।११ सदानन्द तथा सूदन के छुंदों 
भूषण में १४, १४७२८ मात्रायं और अंत में ल ग है |१९ इनके ये छंद 
सूदुनद्दरिगीतिका के बहुत निकट हैं। संभव है कि इन कवियों ने हरिगीतिका 

के लिए. ही गीतिका नाम प्रयुक्त किया हो। यह भी हो सकता है कि उस 
समय तक गीतिका छुंद २८ मात्रा का प्रयुक्त होने लगा हो | भूषण के 
इन छुंदों में १४, १२7२६ मात्रा और अंत में ग ल्न है। अतः उन्हें 
गीता सानना अधिक संमीचीन होगा । भूषण ने इस छंद में अलंकारों 
की नामावली का उल्लेख किया है ।* * 
२५. गीता, श्रीधर--२६ (१४, ११ अत में ग ल) ।*४ श्रीधर ने इस छंद के प्रत्येक 
सुगीतिका सूदन चरण में र८ मात्राएँ और अंत में लग का प्रयोग किया है। इस 
कारण से यह छुंद हरिगीतिका के सामान हो गया है।*१+ जंगनामा 


१ वीरसिहदेवचरित्र, छुं० ६६, ४० २३; सुजानचरित्र, छु० १६, ए० १४३; जंगनामा, 
पंक्तियाँ १०२०-१२४८, छू० ४०-१: जनरल आव दी ए० सो० आँव बं०, १६०० ईं०, एृ० २ 
3 छुंदप्रभाकार, ए० ६१, सुजानचरित्न, छुँ० ४, ए० ए-६; छुं० देर, ए० १३७२-४३ ४६ 
४ छुट्प्रभाभकार, ४० ६१  सुजानचरित्र, छ० ९६, ४० २६ ३-४ ३ छुन्दप्रभाकर, ए० ६२ 
७ सुजानचरित्र, छु० २६, छ० २४७१ " छुष्दुप्रभाकर, ४० «२३ $ भरतपुर की पति, ए० १३६० 
१० झुजञानचरित्न, छुं० १८, श० २१६ १) छुंदूभभाकर, ए० ६५ "* नागरी अरचारिणी पत्रिका, 
नवीन संस्करण, भा० ९, १४८१ वि०, छूं० ४४, ए० १२१०२; छु० ६२-३२, ४४० १२४; सुजान- 
चरि> , छुं० १७, छु० १६४ "रे भूषण-मंथावली, छुं० शे७३-८१, छू० ६७-६४ ]"* छुन्दु- 
प्रभाकर, ४० ६६ _* जंगनासा, पंक्तियाँ ६६६-८६२, ४० २७-३६ 


क्र० सं०  छुं० 


२६. दाव 
(दोवे ) 


कवि 


छुद श्र 


विवरण 

की पंक्ति ३०-६१ के लिए 'छुंदः शींपेक मिलता है। इनमें १४,१२ 
के विराम से २६ मात्रायं ओर अंत में लग ल अ्रथवा ग गल है, 
अतएव इन पंक्तियों की गणना गीता छुंद के अंतर्गत ही करनी 
चाहिए। इरविन मद्दोदय ने पंक्ति ३०-३८ को तोमर छुंद और पंक्ति 
३६-६० को दोहरा माना है।* उनका यह्द मत भ्रमपूर्ण है । 

सूदन ने इस छुंद में १४, १९७०२६ मात्रा ओर अंत में 
गल रखा है। संभवत: उन्होंने गीता का अन्य नाम सुगीता 
माना है।* 


सूदन--२८ ( १६, १२ अंत में कर्या ग ग )।* भरतपुर की प्रति में इस 


छुंद का नाम 'दोवै! दिया है।* अतएणव इस छुंद का नाम दोवे' 
ही होना चाहिए । केवल एक छुंद के दो पदों को छोड़कर शेष सभी 
छुंदों का अंतग ग में हुआ है ।* इस कवि ने इस छुंद के द्वारा 
कृष्ण के रूप, बाल-लीला तथा गोबरद्धन-कथा आदि का वर्णन 
किया है | 


२७, ललितपद सूदन--र८ यह “दोवे? छुंद का अ्रन्य नाम है।?* इस छुंद के नाम से 


सूदन की एक ही छुंद के विभिन्‍न नामों के प्रयोग करने की प्रवृत्ति 
विदित होती है । 


श्८, हरिगीतिका श्रीपर--२८ (१६, १२ अंत में लग )।< सखूदन ने प्रत्येक जंग के हर एक 


हरिगीता 
हरिंगीत 


पद्माकर, अंक के अंत में एक हरिगीत अ्रथवा हरगीत की आवृत्ति की है, 
श्रीधप, जिसके तीन चरण तो एक से ही रहे हैं पर चौथा चरण विषय के 
सदन, अनुसार बदलता गया है। पद्माकर ने हिम्मतबहंंदुर-विरुदावली में 


हरगींतिका की अनेक स्थलों पर आवृत्ति को है, जिनके प्रथम दो 
चरण बदलते गए हैं ओर अन्तिम दो समान रहे हैं।* पद्माकर को 
यह छुंद अधिक प्रिय था, यहाँ तक कि सम्पूर्ण अंथ में २११ छूंदों में 
यह छुँंद १०८ बार प्रयुक्त हुआ है। सूदन ने भी इस छंद को ३० 
बार अपनाया है | प्रकृति-चित्रण, युद्ध-बर्ण न, ईश्वर में विश्वास तथा 
उपदेश आदि के लिए. इस छुंद का प्रयोग किया गया है।** 


रे जंगनामा, पू० २-३ डे ज० आच छु० सो० आच ब० $ ध्‌ ६०१ हैं० ] पू० श्‌ श्‌ सुजानचरित्न, 
3 छुंद प्रभाकर, ए० ६६-७  * भसरतपुर की प्रति, ए० १६० "* सुजान- 


छुं० ३२९, ५० २२७ 
चरित्र, छ॑० ४०, एू० २३० 


६ चही, छुं० ३७-४७, घू० २२३६-३२ ' छुंद-प्रभाकर, 9० ६७ 


< बही, ए० वही ' सुजानचरिन्र, छु० ३०, ए० १६२; हिस्मतबद्ादुर-विरुदावती, छुं० २, ए० 
१-२” सुजानचरित्र, छु० ९, ए० ८१-८२; हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छु० ८१-३, ए०१४- 
६; छूं० ६६-१०४, पृ० १८-२० 


५२७ 


हिंदी वीरकाव्य 


१३० 
क्र० सं० छंद कवि--- विवरण 

२६, मरहठा. सूदन--१६ (१०, ८, ११ अंत में गल ) ।* 

३०. ताठक सूदन--३० ( १६, १४ अन्त में मगण )।* खूदन ने इस छुंद में १४, 
१४ और अंत में मगण का प्रयोग करके निश्चित लक्षण के विरुद्ध 
भवीन प्रयोग की प्रवृत्ति दिखलाई है ।* 

३१, रुचिरगा सूदन--३० ( १४; १६ अंत में ग )।४ सूदन ने केवल दो चरणों का 


३२. 


३३. 


२४, 


३५, 


एक छुंद प्रयुक्त किया है, जिनके दोनों चरणों में क्रशः ३१, ३२ 
मात्राये तथा अंत में ल ग॒ है ।* 
दुमला. सुदन--३२ ( १०, ८, १४सों गुरु दें )।* भरतपुर की प्रति में इसका 
नाम दुर्मिल्‍ला दिया है | सूदन ने इस छुन्द केअंत में लग का 
प्रयोग किया है ।* 
लीलावती सूदन--३२ (पद्धरिया का दूना, १६, १६ गुरु लघु का कोई नियम 
सदानन्द नहीं ) |“ 
त्रिंगी मान-हे२ ( १०, ८, ८; ६ अंत में ग)।* यह छंद पद्माकर, सदन, 
सदानन्द, जोघराज तथा मान को अधिक प्रिय था। इन कवियों द्वारा प्रयुक्त 
सूदन, इस छुंद का अंत ले ग तथा ग ग से किया गया है। हाथियों की 
पद्माकर, सजाव5, वस्तों की सूची, युद्धों का सुंदर एवं सजीव वर्णन, बीभत्स, 
जोधराज रोद्र एवं वीररसो के चित्रण में इन कवियों ने इस छंद का सफल 
प्रयोग किया है ।१९ 
सम-द्विपदी छंद 
दुपप सदन--र८ (अन्त में ग ग )।* सदन के एक दुपई छुंद"*? का भरतपुर 
की प्रति में)? मोहनी ( मात्रिक अद्ध सम, १२, ७ अंत में सगण 9 * 
नाम दिया है। सुदन के उक्त छंद में ग्रायः १९, ७ ओर अंत में 
ज अथवा त मिलता है। अ्रतएव यह छुंद मोहनी (मोहिनी ) ही 
ठीक लगता है। 
सुदन के एक दुपई छुंद का भरतपुर की प्रति में चौपइया 
( चार मात्रा के ७ गण रखकर अंत में दो शुरु" ३० सात्रा ) नाम 
) छुंद-पअभाकर, एृ० ६६ * वही, ए० ७० 3 सुजानचरित्र, छुं० २८, ए० २४२ 


अछुंद-मभाकर, घु० ७३१  सुजान-चरित्र, छुं? ३, पएू० ९०० ५ छुंद-प्रभाकर, ७० ७४; प्राकत- 
पैंगल, श्लोक १६६-८, ए० र३१५-८ ४ सुजानचरित्र, छुं० १६, ए० १४९; छुं० १८, प्रू० ७३ 
£ छुंदु-प्रभाकर; ए० ७३ * वही, ए० ७२, १" सुज़ानचरिन्न, छुं० १३, ए० १०८; छुं० ७-१ १५ 
2० १२४-९; छुं० १४-७०, ४० १६६-७; छुं० ३८-६8, ए७ १७४; हिम्मतबहादुर-पिरुदावली, छुं० 
१८६-६८; हस्मीररासो, छुं० ७८३-६, प्ू० १६९४-४९; राजविलास, छुं० ६-१३, पृ० २०६-८ 
3१) ्राकृत-पेंगलम, श्लोक ११२-३, ए० २९७-६० १२ सुज्ञानचरित्र, छुं० १, पए० ११६-२० 


१3 झततपुर की प्रति, ए० ८रे ४ छुंद-प्रभाकर, ए० ८१ 


6 


छंद १३१ 


क्र० सं० छु० कवि विवरण 
मिलता है।" उक्त छंद चोपइया के नियमों पर खरा उतरता है और 
उसमें दो पद हैं। 
सुजान-चरित्र पृष्ठ १८० के छुँद ५२ के श्रति चरण की 

अंतिम दो मात्रायं भरतपुर की प्रति के पाठ में नहीं हैं ।* यह छंद 
अपने वत्तमान रूप में चौपइ्या के नियमों के अनुकूल है। 

२६, विद्वनमाल सूदुन--१८ (मा०) भरतपुर की प्रति में इस छुंद का नाम दुपई दिया 
है जो ठीक प्रतीत होता है।* इसीलिए इस छुंद को सात्रिक अद्ध 
सम छुंदों की सूची में नहीं रक्खा गया है। "* 


३७, पत्ता सूदन--३१ (चहुर्मात्रिक सप्तग गणांतर तीन लघु, द्विपदी )।४ सूदन ने इस 
छुंद के अंत में ल ग लअथवा ग ग ल का प्रयोग किया है |९ 

रे८. घनानन्द सूदन--३१ (आरंभ में ६ मात्रा रखकर तीन चतुष्कला देकर, ५ मात्रा 
के पश्चात्‌ दो चतुष्कला रखकर घतानन्द छुंद बेनता है )।९ सूदन 
के इस छूंद के अंत में नगण का प्रयोग हुआ है। उन्होंने घतानंद के 
स्थान पर घनानंद नाम दिया है ।? 


(आ) मात्रिक अद्धं-सम 
३६. दोहा केशव, जट्मल--२४ ( विषम चरण में १३ और सम चरण में ११, विषम चरण के 
गोरेलाल, आदि में जगण वर्जित तथा अंत में लघु आवश्यक )।* यह छुंद 
श्रीधर, आलोच्यकालीन सभी कवियों को असस्‍्यंत प्रिय रहा है | उन्होंने समी 
सदानंद, सूदन, विषयों--सरस्वती, गणेश आदि की वंदना, राज्य:वर्णन, अंथ-निर्माण 
गुलाब, का उद्देश्य, कवि-परिचय, तिथि-कथन, अलंकार-लक्षण, आश्रयदाता 
पद्माकर, का गुण-गान, ऋतु-वर्णन, ंगार-चित्रण, दुर्भिक्ष, सगया, युद्ध की 
जोधराज, भूषण, तैयारी, विवाह, उपदेश, नीति, सृष्टि रचना आदि का प्रतिपादन 
सान, सतिरास, करने के लिए इंस छुंद का सफलतापूर्वक प्रयोग किया है।* कथा- 
दोहरा केशव, मान, नक को अग्नसर करने और घटना का पाठक को परिचय देने के लिए. 


) सुजानचरित्र, छुं० ३२, ० १४६; भरतपुर की प्रति, छए० १००; आक्ृत-पैंगलम , श्लोक 
६७-८६, ए० १६७-६ * भरतपुर की अति, ए० १२९ + चही, ए० १६७; सुजानचरिन्न, छुं० 
६-७, पृ० रशे८ ४ ग्राक्ृत-पेंगलम्‌, श्लोक ६६-१०१, छ० १७०-२ " सुजानचरित्र, छूं० ४, ए० 
१०६ '* आक्ृत-पेंगल,श्लोक १०२-४, घृ० १७३-६ सुजानचरित्न, छुं० ६-८, २०२ 
+ छुंदू-प्रभाकर, ए० छझर कुछ उदाहरण ये हैं :--भूषण-प्रथावली, शिवराज-भूषण , 
छु० हे, ८-६, ११-२, २९-३१-३, रे८घर आदि; राजविलास, छें० १-३, ४० १; छु० ३३-७ 
पृ० ७; छु० ११३-७, ४० १३६; हम्मीररासो; छु० ३४-७, ११०, ११९, १२२, १२४, 
११९, ३७२-४ 


१श२ हिदी वीरकाव्य 


क्र० भं० छुंद कवि-- विवरण 
जोधराज भी इस छुँद को अपनाया गया है। इस प्रकार इस छंद का त्षेत्र 
अत्यंत विस्तीण रहा है । 
इस छंद के दोहा और दोहरा दो नाम मिलते हैं। दोहरा 
राजस्थानी प्रभाव का द्योतक है | केशव के दोहों के साथ में कतिपय 
स्थलों पर कुछ ऐसे छंद मिलते हैं जो चौपही के नियमों पर खरे उतरते 
हैं। अतः उन्हे दोहा अथवा दोहरा मानने में संकोच होता है।'* 
केशव ने एक स्थान पर दोहै के प्रथम दल में आठ और सोलह पर 
यति का प्रयोग किया है ।* 
जटमल ने एक स्थान पर एक पत्च का नाम छंद लिखा 
है।* संभवतः ये दोहा छंद हैं पर इनमें बहुत से दोष हैं। 
४०, सोरठा केशव,--२४ ( विषम चरण में ११, सम में १३, दोहे का उलठा )।४ं 
जटमल, सूदन ने एक सोरदठे के प्रथम दल में १३५ १३५७-२६ सात्राओं का 
सूदन, प्रयोग किया है। * भरतपुर की अति में उक्त दल में ( तो ) शब्द 
गुलाब, नहीं दिया है, इस कारण वहाँ पर यह छुंद निर्दोष हो गया है। सूदन 
जोधराज, का यह अत्यन्त प्रिय छुंद था। इस छुंद का प्रयोग कवि-परिचय, 
गणेश-वंदना, तंबू आदि की सूची, “४ंगार आदि रसों के विवेचन तथा 
अन्य वणनों के लिए हुआ है।* सुजान-चरित्र का एक सोरठा 
भरतपुर की प्रति में अप्राप्य है ।* सुजान-चरित्र का एक सोरठा 
भरतपुर की प्रति में दोहा माना गया है, पर वास्तव में वह सोरठा 
द्दी है । 
४१, दरिपद्‌ सूदन-- २७ ( १६--११ )।" 
४२. उल्लाला सूदन--२८ ( विषम चरण में १४५, सम में १३ ) १' । सूदन ने प्रत्येक दल 
के अंत में गुरु का प्रयोग किया है ।*१ 


(इ) सात्रिक विषम-छंद ( षट्‌-पदी ) 


४३. अमृतध्वनि भूषण--( एक दोहा-- एक रोला )। इसके रोला में आठ-आरठ मात्रा पर 


) वीरसिंहदेवचरित्र, दोहा ६ के उपरान्त छुं० ७-१९, पएू० २; दोहा ८ के उपरांत छुं० 
३३-२६, ए० २३-२; दोहा २१३ के उपरांत छू ० ९१-९२, ए० ४४; दोहरा ४६ के उपरांत छुं० 
४७-६६, पृ० ४८-६४ . वही, दोहा १२, ४० ६९ 3 गोराबादुल की कथा, छुं० ११०, प० ३४ 
* छुंदमभाकर, ए० ८० '* सुनानचरित्र, छुं० ६, ए० १० ५ वही, छुं० १०, ए० ३; छुं० १, 
४० १००; छे० ३१-३७, ए० १७३-४; गोराबादल की कथा छुं० ३१२७-३३, छ० ३०, हम्मीर- 
रासों, छँ० २९२७-६४, ए० ४६“ सुजानचरित्र, छुं० इ८, घू० १४७; भरतपुर की प्रति, १०१ 
£ सुजानचरिन्न, छु० ३६, ४० २९५१" भरतपुर की प्रति, ए० १७७ १० छुंदुमम भाकर, ए० 
८६ ?) सुजानचरित्र, छु० २३, ए० १४४ 


छंद १३३ 


क्र० सं० छुंद.. कवि-- विवरण 
सूदन, यति, यमक को तीन बार समकाव के साथ सजाया जाता है। कुल 
गुलाब ६ पद तथा १४४ मात्रायें होती हैं।'* इस छुंद का प्रयोग युद्ध- 
वर्णन और वीर रस के चित्रण के लिए किया गया है।* 
४४. कु डलिया केशव,--( दोहा + रोला-:६ पद-- १४४ मात्रा )।'* केशव ने कंडलिया के 
जग्मल, दो दल के उपरांत ही छंद संख्या डाल दी है और एक स्थल पर एक 
सूदन, गुलाब, छुंद में केवल चार ही चरण दिए हैं।* विभिन्न कवियों ने इस 
कुडरिया केशव छुंद द्वारा नीति तथा युद्ध आदि विषयों का वर्णन किया है ।* 
४५. छुप्पप. केशव--( रोला के चार पद--उल्लाला के दो पद | उल्‍्लाला में कहीं पर २६ 
जटमल, और कहीं पर रथ मात्राएँ होती हैं। कुल छः पद मिलाकर १४८ 


भूषण, अथवा १४२ मात्राएँ होती हैं-* ) 

श्रीधर, केशव ने इस छुंद के लिए छुपद नाम भी दिया है। मान 
सदानंद, कवि ने चंदवरदायी के समान छुप्पय के लिए कवित्त नाम का प्रयोग 
सूदन, किया है, जो राजस्थानी प्रभाव का द्योतक है। श्रीधर द्वारा प्रयुक्त इस 
गुलाब, छुंद के कुछ स्थल छप्पय की अपेक्षा अमृतध्वनि के नियमों के अधिक 

पद्माकर, निकट पहुँचते हैं। अ्रतएव उन्हें अमृतध्वनि ही मानना चाहिए ।* 
जोधराज, छुप्पय का प्रयोग स्तुति-वंदना, श्रवतार, आखेट, अन्न आदि 
मतिराम, की सूची, प्रकृति-वर्णंन, नख-शिख, वात्सल्य, “शंगार, वीर, बीमत्स, 
छ॒प्पे केशव, रौदर, शौर्य, आतंक, ऋतु-बर्णन आदि विविध विषयों के लिए हुआ 
छुपद केशव, है।* अ्रतः यह नही कहा जा सकता कि इस छुंद का प्रयोग केवल 
कवित्त मान। वीररस के वर्णन में द्वी किया जाता है। केवल इतना ही स्वीकार 
किया जा सकता है कि इस छुंंद के द्वारा श्रन्य विषयों के अतिरिक्त 
वीर रस का निर्वाह सफलतापूवंक हो सकता है और हुआ है। सभी 

कवियों ने सभी विषयों के लिए इसे समान रूप से अपनाया है। 


१ छुंदु-प्रभाकर, ७० ६४ ' सुजानचरित्र, छु० ३०, पृ० १२६६-६४; भूषण-प्रंथावली, छे० 
३९६-8, ए० ६४, करहिया को रायसौ, ना० अ० प०, भा० १०, 4&८६ वि०, छु० ४७, ए० 
२८३६-७3 छुंदु-प्रभाकर, ए० ६€ _* वीरसिहदेव-चरित, छुं० ४३-४९, छए० ७६; छु० २३, ए० ८१ 
५ सुजानचरित्र; छु० ८, ए० ११४ « छुंदु-पअभाकर, पू० &६ ०? जंगनासा, पंक्तियाँ १४२१- 
१७, ४० £८-६ “ वीरसिंह देवचरित, छुं० ३, ए० १; छु० २४७, ४० ६८; गोराबादल की 
कथा, छुं० १७, ४१-९२, १०६, १३४-८; भूषण -प्रंथावली, शिवराजभूषण , छुं० २, २३, २३६०-१५ 
वही, शिवाबावनी, छुं० ३३, मतिराम-अंधावली, जगद्विनोद, छूं० ७०९, छ० २२१८-३६, सुजान- 
चरित्र छुं० १ पृ० २८; छुं० २, एृ० ८; छु० +, ए० २०, छु० ४६-८, छ० १७८ &, छुं० ६६, 
घृ० २९१; दस्मीररासो, छुं० २-३२, १२३, १४२-३, २२२; राजविलास छं० १०, ए० २; छुं० शेप 
पृ० ८; छू ६६, ए० १२ 


१३४ 


क्र सं ७ 


४५६ 


४७, 


है 


४6. 


मै. 


२. 


भर, 


प४, 


हिंदी वीरकाव्य 


छंद कवि विवरण 
छुप्पे सूदन--यह छुप्पय का एक भेद प्रतीत होता हे। सूदन ने इसका एक ही 


अभिराम 


बार प्रयोग किया है ।* 


कलस-- मान-- ( रोला+-उल्लाला ) मान कवि ने एक प्रकार के छप्पय को ही 


कवित्त 
दातार 


हुलास 


गाहां 
कड़खा 
कड़धषा 
उद्धत 


सदनहर 


सार 


इस नाम से पुकारा है ऐसा अनुमान होता है।* 
जोधराज--यह छुंद छुप्पय के लक्षणों पर खरा उतरता है | अतएव यह उसका 
अन्य नाम अथवा एक भेद प्रतीत होता है ।३ 
श्रीधर--( पादकुलक-त्रिभंगी ) |* श्रीधर ने इस छूुँद के प्रत्येक चरण 
में विभिन्न मात्राओं का प्रयोग किया है, उदाहरणार्थ पंक्ति ८७० 
( ई८ मात्रा ); पैक्ति८७१ ( ३४ मात्रा ); पंक्ति ८७८ ( र८ मात्रा ); 
पंक्ति ६५० ( २६ मात्रा )।+ 
इस कवि ने भुज॑गप्रयात तथा दोहे के सम्मिश्रण से भी 
हुलास छुंद की रचना की है ।६ 
(३) मात्रिक विषम ( चतुष्पदी ) छंद 
सूदन - ( १९, १८; १२, १४६८-४७ मात्रा, आार्या छुंद का अन्य नाम ।९ 
(४) सात्रिक सम अथवा विषम दंडक ( चतुष्पदी ) 
सूदन-- ( ८, १२, ८, ६७-३७ मात्रा, अंत में य ): इस छंद का प्रयोग 
सूदन अपशक्षुन तथा युद्ध-सामग्री आदि के वर्णन के लिए हुआ है ।* 
सूदन--( १०, १०, १०, १०८८४० मात्रा, अत में ग ल )|१* सूदन ने इस 
छुंद के द्वारा युद्ध का अच्छा वर्णन किया है [*१ 


सूदन--( १०, ८, १४, ८ के विश्राम से ४० मात्रा, आदि में दो लघु और 


अंत में एक गुरु )।* ५ सूदन ने इस छंद के आदि में गुरु लघु तथा 
लघु लघु दोनों क्रमों को विकल्प से अपनाया है ।*3 
(२) वर्णिक छंद 
(ऊ) सम चतुष्पदी 
सूदन--२ वण ( गल ) ।१५ भरतपुर की प्रति में इसका नाम सारू मिलता 


* झुजानचरिन्न, छु० ३०, पृ० ६६३ * राजविलास, छुं० १०३-७, घू० २६२-३ 
*ै हस्मीररासो, छु० ३१७-८, घृ० ६४ ३ छंंद-प्रभाकर, पू० ७२ " जंगनामा, पंक्ति ८६६- 
१२१६, एृ० ३६-१० ' चही, पंक्ति ६७०-९, घृू० ४७० छुंद-प्रभाकर, ए० 8८; ग्राकृत- 
पैंगलस, श्लोक ९४-६१, ध० ३१०८-१६; सुजानचरित्र, छुं० ३, घ० ६३ < छुंद-अभाकर, छू० ७६ 

सुजानचरित्र, छु० २६-३६, घृ० १७-८; हीं० ८, ४० १०३६-१० 3) छुंद-प्रभाकर, ग्रू० ७७ 
) * सुज्ञानचरित्र, छुं० ९, ए० १६० १२ छुंदु-प्रभाकर, घु० ७७ ९३ सुजानचरित्र, छूं० २६-७५ 
० ९२०७-८५ छुंदु-प्रभाकर, घृ० ११३ 


छ्दें १३५ 


क्रं० सं०. छुंद कवि विवरण 
(सारू) है। अतएव यही नाम ठीक ज्ञात होता है। सूदन ने केवल एक ही 
(सार) छुंद का प्रयोग किया है, जिसके चारों चरण एक ही पंक्ति में लिख 
दिए गए हैं।* 


धू4, नारी केशव--ह वर्ण (मं )।२ 
५६. हारी सूदन--५ ( तग ग ) [४ चारों चरणों के एक ही पंक्ति में लिखे जाने और 


( हारीत ) विराम चिह्नों के श्रमाव के कारण इसके रूप को जानने में पाठक को 
भ्रम हो सकता हैं। इसकी तीसरी पंक्ति में केवल दो ही चरण दिए 
हैं ।४ 
४७, हंद सूदन--५ ( भ ग ग ) | भरतपुर की प्रति में इसका नाम हंस मिलता है | इस 
(हंस) छुंद का यही नाम वास्तविक प्रतीत होता है ।* 
पूछ. तिलक सूदन--& वर्ण (स स)। खूदन ने इसके चारों चरण एक ही पैंक्ति में लिख 
(तिलका) दिए हैं और उसमें विराम-चिह्ों का अभाव है।* 


४६, मंथान सूदन--६ (त त) ।* 
६०. सालती सूदन--६ (ज ज॑ ) ॥ 
६१, विजोहय खूदन--६ ( २२ )।* सूदन ने इस छुंद में युद्ध की तैयारी का अच्छा वर्णन 
किया है |" 

६२. संखनारी सदानंद--६ ( यय )।१" 

(शंखनारी) 

संखजारी  सूदन-- 
६३. ससिवदना सदानंद--६ ( नय )।१*९ 

(शशिवदना) ५ 
६४. करहेची सूदन--७ ( नस ल )।*१९ सूदन ने इस छुंद में अपशकुनों का वर्णन किया 
(करहंस) है | भरतपुर की प्रति में इसका नाम करहंची दिया है | ९ 

करहंची । 

६५. समानिका सूदन--७ ( रजग ) | ४ 


१ सुजञानचरित्र, छु० ७६, ए० २५४ + छुंद-प्रभाकर, ४० ११६ » वही, ए० ३१२ 
४ सुजानचरित्र, छुं० ९३, ए० २४७६  " छुंदु-मभाकर, ए० १२२; भरतपुर की अति, ४० १३२; 
सुजानचरिन्न, छुं० ३, ए० १८३६-६० ४ छुंदु-पसाकर, पु० १२३; सुजानचरित्न, छु० ६, ४० १६२ 
७ छुंद-प्रभाकर, ए० १२४ “ बही, ए० वही, "* वही; छ० १२३ “ सुजानचरित्र, छु० 
३३, पृ० १४६ १" छुंदु-प्रभाकर, ए० १२३ ९ वही, ए० १२४ “ >बवही, ४० १२६; माकृत- 
पैंगलम, श्लोक ६२-३, ४० ३७१५-६४ सुजानचरित्र, छू० ४६, छ० २४८ " छुंदु-प्रभाकर 
पृ० ६२६ 


१३६ हिंदी वीरकाव्य 


छुं० सं०  छुंद कवि विवरण 
६६. अद्धनाराच, जोधराज--८( ज रल ग ) यह छुंद प्रमाणिका' के समान है। संभवत: 
लशुनाराच, जोधराज, इन कवियों ने प्रमाणिका छंद को ही विभिन्न नामों से पुकारा है। 
समान इस छंद द्वारा स्तुति, वसंत, नखशिख, राज्याभिषेक आदि का वर्णन 
किया गया है।* 


६७, नगस्वरूपिनी केशव--८( ज र ल्ञग )१ इन कवियों ने अपनी रुचि के अनुसार इंस छुंद 
(नगस्वरूपिणी), के दोनोंनामों में से एक का प्रयोग किया है ।यह छँद श्र्धनाराच तथा 
प्रमानिका सूदन लघुनाराच के समान है५ अत; संभव है कि ये सब एक ही छंद के 
(प्रमाणिका) विभिन्न नाम हों । 

६८. निगालिका सूदन--८ (जरलग ) यह छुंद प्रमाणिका के समान है, अतएव यह उसी 

का अन्य नाम प्रतीत होता है ।४ 

६६. मानक्रीड़ा सूदन--८( नस लग ) यह छुंद पदुम ( कमल ) के समान है ।" अतएव 

यह उसी का अन्य नाम भासित होता है | 

७०. चपला सूदन--८( मम गग )।* सम्भवतः सूदन ने विद्युन्माला छंद के लिए, 
(विद्यन्माला) नवीन नाम चपला की सृष्टि की है। 

७१, ठुग सूदन--८ (ननगग )॥।£ 

७२. मल्लिका सुदन--८(रजगल)।१ 

७३. हरि सूदन--८ वर्ण । यह छंद ईश (सजग ग)।१" के लक्षणों के समान है। 

हरी ऐसा अनुमान होता है कि सूदन ने ईश के पर्यायी नाम हरि का 
(ईश) प्रयोग किया है। यह छुंद कहीं-कहीं पर सदोष है। 
७४. महालच्छिपी सूदन--६ (२२२ )।११ सूदन के छंद की प्रथम पंक्ति इन नियमों पर पूर्ण 
के रूप से खरी नहीं उतरती है ।१९ 
७३. संजुता, सूदन--१० (सजजग )।*१ सूदन ने कहद्दी-कह्दीं पर इस नियम का पालन 
संयुता नहीं किया है ।*४ इस छंद द्वारा युद्ध की तैयारी ओर युद्ध के वर्णन 
का अच्छा चित्रण किया गया है।१५ 

७६. सारबती सूदन--१० (भभभग)।१$ भरतपुर की प्रति में इसका नाम सारवत 

मिलता है ।"* 





) छुंदु-भाकर, पए० १९८ * हस्मीररासो, छुं० ७४-७, घू० २२; छु० १३६०-४१, पृ० 
२७-८; राजविल्लास छुं० २-२०, प्रृ० ८र-३े. 3 छुंदु-प्रभाकर, पृ० ३२८ ४ सुजानचरिन्र, छुं० 
७७) ए० २१४ ) छुंदु-प्रभाकर प० १२६ ' सुजानचरित्र, छुं० ३३ : ४० २४६ ४ छुंद-प्रभाकर, 
४० ३२७ वही, ए० १२६ ' वही, ए० १२७ १० वही, पृ० ।श८ ११ वही, १३१ 
१९ खुजानचरित्र, छु० २०; पू० १६०-१ १३ छुंद-प्रभांकर, ए० ३३७. ९४ राजविलास, छुं० 
१३ (अथम दो पंक्तियाँ), ए० ३० ११ बही, छुं० ११, घू० ॥८४-७ १६ बुंद-प्रभाकर, घू० 
१३४ ” भरतपुरूकी प्रति, ए० १७३ 


छंद 4३७ 


क्र० सं० छुंद कवि विवरण 
७७, मोहठा सदन--१० ( रर र॒ग )।" सदन रचित इस छुंद की ८ वीं पंक्ति के 
(बाला) उत्तराद्ध को छोड़कर शेष सम्पूर्ण छुंद “बाला? के नियमों के अनुरूप 


है। अतएव यह बाला का ही अन्य नाम प्रतीत होता है ।२ 
७८. इन्द्रबज सूदन--११ (ततजगग )।* 
(इन्द्रबज्ा) 
७६. दोधक. सूदन--११ (भभमगग)। 
८०, सालिनी_ सूदन--११ (मततगग )।" 
(शालिनी) 
८१, सुमुखी सदन--११ ( नज ज लग ) | 
८र, सैनिका. सदन--११ ( गुरु-लघु रूप से ११ वर्ण | सुविधा के लिए इस प्रकार भी कहं 
सकते हैंर ज रलग )। 
८३, स्वागता सदन--११ ( रन म ग॒ ग) ।£ सदन ने इस छुंद द्वारा ब्रज-शोभा का वर्णन 
किया है।"* 
८४, भुजंगी मान, ११(यययगग )।१* गुलाब रचित भुजंगी छंद भ्रुजंगप्रयात के 
सदन, समान है ।"* मान ने इस छुंद में १९ अथवा अधिक वर्णों का प्रयोग 
गुलाब, किया है, इसलिए इनका यह छुंद भी भ्लुजंगप्रयात के समान है। 
सूदन कृत इस छुंद में १२ अथवा १३ अथवा १४ अक्षर मिलते हैं 
जो प्राय: भुजंगप्रयात के ही समान हैं |१* इससे सिद्ध होता है कि 
इन कवियों ने भ्रुजंगी छुंदु के रूप मे परिवर्तन करना आरंभ कर दिया 
था। यह भी संभव है कि कालान्तर में स्ुजंगप्रयात का ही नाम भ्रुजंगी 
प्रयुक्त होने लगा हो । इस छुंद द्वारा युद्ध-बर्णन, ब्रज-चित्रण, बी मत्स- 
रस आदि का वर्णन किया गया है | 
८४, तोटक सदन--१२ (स स सस )।१४ सदानन्द के त्रोटक छुंद प्रायः सदोष हैं ।"५ 
त्रोठआ सदन, इस छुंद में सेना-प्रयाण, युद्ध-वर्णन, प्रकति-चित्रण, वीर, बीभत्त 


3 छुंदु-प्रभाकर, ए० १३९ * सुजानचरित्र, छुं० ३७, घृ० २४४ + छुंदु-प्रभाकर, पृ० 
१४१ ४“ वही, ए० १४६ "* वही, ए० १३७ ' वही, ए० १४७ ४ प्राकृत-पेंगल, श्लोक ११०- 
3, ४० ४२२-३; पभाकृत-पिंगल-सूत्राणि, छु० १८; सुजानचरिन्न, छुं० १८, घृ० २२६ 
4 छुंदु-प्रभाकर, पृ०१३६ * सुजानचरित्र, छु० ४०, ए०२४६  । छुंदु-प्रभाकर, ए० १देस-& 
4१ ज्ागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० १०, १६८६ वि०, छुं० ३८, पएू० र८७ 
१२ सुजानचरित्र, छु० १९, ए० ११-२ १3 वही, छु० १३, ए० ११-२; छुं० ६, ए० ८२; छ० 
६०, पू० २३४-९, राजविलास, छुं० २३-३६, पू० ८४-७; छूं० २७-११, घूृ० १८६४-8२ 
१४ छंद-प्रभाकर, छू० १९५२ )" ना० प्र० प०, नवीन संस्करण, भा० &, १६८१ वि०, छुं० १३ 
(सीसरी और चौथी पंक्ति), ४० ११६; छुं० ६४ (अथम पंक्ति), ए० ३२४ 


श्प्प 


श इप्र हिंदी वीरकाव्य 


क्र०ण सं० छुंद कवि विवरण 
मान; आदि का सुंदर प्रतिपादन हुआ है।" जोधराज के कुछ त्रोटक केवल 
सदानंद, दिपदी हैं ।* 
जोधराज 
८६. भुज॑ंगप्रयात केशव--१२ (ययय य )।४ सदानंद ने इस छुँद में कतिपय स्थलों पर 
श्रीधर, १३ वर्णो का प्रयोग किया है। उनका यह छंद अधिकांश स्थलों 
सदानंद, पर दोषपूर्ण है ।* जोधराज के कुछ छुंद दो पदों के हैं और छुंद ४५४७ 
सदन, में छः पद हैं।* सूदन का एक भुजंगप्रयात दोहे के समान हैं।* भरतपुर 
पद्माकर, की प्रति में एक छंद का नाम भरुजंगप्रयात के स्थान पर भुजंगी माना 
जोधराज गया है ।* 
इस छुंद का प्रयोग युद्ध, ऋत, प्रकृति, बीभत्स, वीर आदि 
के वणुन के लिए हुआ है ।* 
८७, मोतीदाम - जटमल--१२ (ज जज ज )।" भरतपुर की प्रति में एक स्थल पर इसका नाम 
मान, मुतियकदाम दिया है|)" गुलाब कवि ने इस छुंद में कहीं-कहीं पर 
गुलाब, वर्णों काक्रम (संस स स) रखा है |)? इस छुंद में युद्ध, नगर, बाल- 
जोधराज, लीला, ऋतु आदि विविध विषयों का चित्रण किया गया है |** 
मुक्तादाम-जोधराज, 
- सुदन, 
मुतियादाम सूदन 
८८ सोदक सदन--१२ (भभभ भ ) ।* उसदन रचित छुंद की तृतीय पंक्ति का उत्तरा्् 
इस नियम के अनुकूल नहीं है ।१ ४ 
८६, लचब्छीधर, सूदन--१२ (रररर )।* युद्धकी प्रस्तुतियों तथा वर्णनों के लिए इस छुंद 
लछमीधर का प्रयोग किया गया है।'४ 





)। सुजानचरित्र, छु० १०, ए० ४९-९६; छुं० ९, ए० १३१२-४३; छुं० १३, ए० १८७-८; राज- 
विल्ञास, छें० १२-२६, ४० २३३-४५; हस्मीररासो, छुं० १३१६-२१, घृू० २४-९१; छुं० ७२६३-४६; पछू० 
१४९-८ । वही, छु० ४४४, ४८०, ७४७६, ८७८. छुंदु-प्रभाकर, ए० ३६४० ४ ना० प्र० प० 
भा० ९, १६८१ वि, छु० १३६, २१, २२, ए० ११६-७; छु० २८, ए० ११८० " हस्मीररासो, छुं० 
8६, २१६, ४८८, ७७८ '* सुजानचरिन्न, छुं० १६, पएृ० ४७ ? वही, छुं० १९, छ० ४७ <“ वही, 
छुं० २९, २९, प० १६६; हम्मीररासो, छु० १३१-४, १३६१-२१६, ८८म८-६२०  * छुंद-प्रभाकर, 
पृ० १९४७, '' भरतपुर की प्रति, ए० १४०) ना० प्र० पत्रिका, नवीन संस्करण भा० १०, 
4१८६ वि०, छु० ३४ (पंक्तियाँ ६, १०, ११ आदि), ए० २८२ ३ १३ सुजानचरित्र, छुं० ८, ए० 
३७-८, छ० २, ए० ८६-७, राजविलास; छुं० ८९०१४१, ए० ४६-९३; छुं० १०७२-६२, पृ० ४८-६१ 
हस्मीररासो, छुं० १२५-६, छू० २६-७ रे छुद-प्रभाकर, ए० १४९ ११ सुजानचरित्र, छू० १० 
घू०२१३-४ . * छुंद-प्रभाकर, ४० १५३ ' भसुज्ञानचरित्न, छू० १६, ए० १६; छुं० ४, एू० २१ २, 


छुंद १३६ 


क्र० स॑ंण छुंद कवि विवरण 
६०, सारंग सदन--१२ (तततत)।) इस छुंद द्वारा युद्धऔचित्रण तथा वौररस 
का पूर्ण परिपाक हुआ है ।* 
६१, कंद. सूदन--१३ (ययय य ल) ।३ इसमें युद्ध का श्रतीव सुंदर वर्णन हुआ है।ं 
६२ तारक सूदन--१३ (संस सस ग)।" 
६३. वसन्ततिलका सूदन-१४ (त म ज ज ग ग)।* 
६४. कलहंस सूदन--१५ (सज ज॑ भ २) ।* सूदन द्वारा प्रयुक्त यह छंद 'मनहंस' के 
(मनहंस) समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूदन ने मनहंँस का नाम कलहंस 
रखकर छुंदों के नाम परिवत्तित करने की प्रवृत्ति का परिचय दिया है | 
उनके इस छुंद में कहीं-कष्ठीं पर कुछ दोष भी हैं, जैसे उसकी “चोथी/ 
ओर “ाँचवीं? पंक्ति उक्त नियम पर खरी नहीं उतरती हैं। उनमें 
१६, १६ अक्षर हैं ।* 
६५४५. चामर सूदन--१५ (र ज र ज २) | युद्ध-वर्णन [१९ 
६६. निशिपालिका-सूदन--१३४(भ ज स न २) |! 
६७, मालिनी सदन--१४ वर्ण (न न मय य८,७) |१* 
(मंजुमालिनी) 
६८. चंचला सूदन--१६ (रजरजर ल>»। 
६६, नील सूदन--१६ (मे भ भे भ भ ग) ।१४ 
१००, नाराच केशव,--१६ (ज र॒ज र ज ग) |।*" जोधराज के कुछ नाराच छुंद श्रद्धनाराच 
सूदन, प्रतीत होते हैं और एक छुंद (२६३) की प्रथम पंक्ति में १७ अक्तरों 
जोधराज, का प्रयोग हुआ है |१६ 


बृद्धिनाराव मान, सुदन के नाराच छुंद ऊपर दिए हुए. लक्षणों के समान हैं, पर उनके 
सुदन बृद्धिनाराच उससे मिन्न और (ज रल ग) के अनुरूप हैं, जिनमें कहीं- 

कहीं पर कुछ दोष भी आ गए हैं ।!* मान के बृद्धिनाराच उक्त लक्षणों 

के अनुकूल होते हुए भी यत्र-तत्र सदोष हैं, यथा छुंद ४१ की प्रथम 

पंक्ति गुरु से आरम्भ हुई है ।?* केशव ने ऊपर दी हुईं नाराच छुद 


) छुंद-प्रभाकर, ए० १९२, झुजानचरित्र, छु० ७, छ० ८६-६१; छुं० ६, पूृ० १८४ 
3 छुंदु-पअभाकर, छ० १६३ सुजानचरित्र, छु० ११, पु० १०२-३; छुं० ४२, ४० ३१४६-९१; 
छुं० ३९, घएु० २०३६-११ * छुंदु-प्रभाकर, ए० १६२; +* बही, छए० १६८, वही, पृ० १७२, 
८ सुजानचरित्र, छु० १६ पएू० १४६६-६० । छुंदु-अभाकर, ए० १७२ )” सुजानचरित्न, छु० 
६, एृ० ११४९-६ ?) छुंदु-प्रभाकर, ए० १७४ १९ वही, ए० १७६४ "3 बही, ए० ३७७ 
१४ बही, ४० १७८ ?* रघुनाथरूपक गीतारो, परिशिष्ट, पु० २७, ?* हम्मीररासो, छुं० २४३, 
पघू० ६६ छुं० ४२०-६, छु० ८६०७. १* सुजानचरित्र, छुं० २८, पृ० ३१६६-७५ * राजविलास, 
पृ० ए७ 


१४० हिंदी वीरकाब्य 


क्रणसं० छंद कवि विवरण | 
की परिभाषा को स्वीकार किया है, पर उनका यह छुँंद उसके अनुरूप 


नहीं है। सर्व प्रथम तो यह कि प्रत्येक चरण का आरम्म लगसे न 
करके ग ल से किया है। दूसरे वह अपने वत्तमान रूप में विराम- 
चिह्ों के इस ढंग से प्रयुक्त होने के कारण ८ वर्ण के छुंद के समान 
प्रतीत होने लगता है |” 

सुदन, जोधराज तथा मान के नाराच छंद पंचचामर (नराच) * 
तथा प्रमाणिका ? के समान हैं। केशव के नराच की अपनी निजी 


विशेषता है । 
इस छुंद द्वारा युद्ध-चित्रण आदि का सुंदर-वणशन हुआ हे | 


१०१, च्चरी सदन-श्य (रसजज भ २5८५,१०) “४ 


१०२, सुंदरी सदन--२२ (भभमभभ भम भग)। यह छंद मदिरा (मालिनी) सवैया 
(मदिरिा के समान है ।* 


१०३, मालती सदन,--र२३ (मे भ मे भ भ भ भसग ग) ।* सदन ने सात स्थानों पर सवैया 
केशव, छुंद का प्रयोग किया है, जिनमें से पाँच मालती सवैया हैं| भूषण ने 

मतिराम शिवराजभूषण में ५० तथा फुटकर छुंदों में ५» मालती सबेयों का 

भूषण, प्रयोग किया है। उनके इस छुंद में एक स्थान पर कुछ दोष आ 

गुलाब, गए हैं |“ सदानन्द को इस छुंद का मचगयंद नाम अधिक प्रिय था। 

मत्तगयंद. सदानन्द गुलाब द्वारा प्रयुक्त मालती सवैया प्रायः सदोष हैं।' केशव द्वारा 


प्रयक्त खबैयों में से ३ मालती हैं। उनके एक स्वेया के प्रथम दो 
चरणु मालती तथा शेष दो अरसात के समान हैं।१९ 


इन सभी कवियों ने इस छुंद का प्रयोग <ंगार-रस, दान, 


प्रशंसा आदि विषयों के लिए किया है। 
१०४, अरसात सवेया भूषण-र२४ (मे मभ म भ भ मे र)।१* 


१०५, किरीट सवैया-भूषण-२४ (मसभ भभ भ भ्‌ भ) १ * सूषण के इस छुंद में यत्र-तत्र कुछ दोष 
आर गए है, पर गुर लघु का ठीक ध्यान रखकर छुंद पाठ करने से उसके 
दोषों का कुछ परिहार हो सकता है |? 3 
) लाला भगवानदीन, केशव-कौमुदी, भा० १, ए० ३४ (पादु-टिथ्पणी) छुं० के लक्षण के 
लिए, वीरसिहदेव-चरित, छु० $ ० ४१, छुद-प्रभाकर, पृ० १७७-८ + वही, छ० १९५८ 
४5 झुजानचरित्र; छुं० १४, ए० ३४; छुं० २२; पएू० २१८-२०; राजविलास, छुं० ६६-८२, पघु० 
७०-७३; हस्मीररासो, छु० ४२०-४२६, ए० ८हैं-७ + छुंद-प्रभाकर, छू० १८७ ' छुंद-प्रभाकर, ए्‌० 
१६६; सुजानचरित्र, छुं०१७, छ० १४२ * छुंद-पभाकर, ए० २०१-२ < भूषण -प्रंथावली, शिवराज- 
भूषरा, छु० ३९ (प्रथम दो पंक्तियां), ४०६ + ना०प्र०प०, नवीन संस्करश, सा० १०, १६८६ वि० 
छु० ३१, ४० २८१; छु० ४१, ४० २८९; छु० ४६-६०, पृ० २८७ छु० ६३, पृ० २८६ ।" बींर- 
सिंहदेवचरित, छुं० ७, पृ० ७-८; छु० ९८, ए० ५९; छुं० सवैया, ए०७३; छु० ३२, घृ० ८९ १* 
दुदु-प्रभाकर, ० २०१५ २ वही, ए० वही ४ भूवण-अंथावली, छुं० ३२२, छ० ४७ 


छुंद १४१ 
क्र० सं» छंद कवि विवरण 
१०६, गंगोदक सवेया सुदन-२४ (र र रर र रर २)।" यद्ध-वर्णन ।* 
१०७, दुर्मिल सवैया भूषण,-२४ (स संस संस स स॒ स) ।3 गुलाब द्वारा प्रयक्त दुर्मिल सबैया की 
गुलाब, प्रथम पंक्ति में २२ वरण तथा चतुर्थ पंक्ति में यति भंद्ध दोष है।ं 
चंद्रकला. सूदन सदूानंद को इसका चंद्रकला नाम अधिक प्रिय लगा है। 
१०८. मनहरण सदानन्द--२४ (जज जज जज ज ज) | यह छुंद मुक्तहरा का अन्य नाम 
(मुक्तहरा) सूदन  है।* 
१०६, मकुंदडामर मान--२४ (संस संस स सस स)। यह छुंद दुर्मिल सवैया के समान है |* 
११०, सवैया केशव--केशव के कुछ सवैयों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :--- 
छंद ४, ४० ३६, पति चरण में ३३, ३१, ३०, २१ वर्ण हैं। 
छंद ४१, ४० ४२, प्रति चरण में ३१, २६, ३१, ३३ वर हैं। 
छंद ४०, ४० ४७, प्रति चरण मे ३१, ३१, ३१, ३१ वह हैं। 
छंद २५, पृ० ८१-८४ प्रति चरण में ३११, ३२, ३२, ३१ वर्ण हैं। 
वीरसिंहदेव-चरित के ऊपर दिए हुए छंदो के वर्णों की गणना 
से विदित होता है कि उपयुक्त सभी छुंद कवित्त के बहुत निकट पहुँच 
जाते हैं। संभवतशः इस कवि ने इन छुंदों की रचना इसलिए, की थी कि 
वे सवैया और कवित्त दोनों को एक ही छुंद में मिश्रित कर दे | इस 
धारणा की पुष्टि इससे भी हो जाती है कि केशव ने एक स्थल पर एक 
ही छंद के सवैया ओर कवित्त दोनों नाम दिए, हैं, यथा :--- 
(छंद २५, ए० परे-८४)। 


(ओ) वण-मुक्त-वृत्त 

१११. कवित्त केशव--३१ वर्ण ( प्रत्येक चरण में ८, ८, ८, ७ अथवा १६, १५ )।* यह 
भूषण, छुंद इन सभी कवियों को बहुत प्रिय था। भूषण की अधिकांश कविता 
श्रीधर, इसी छुंद में हुई है। पद्माकर ने इसका प्रयोग जगद्विनोद में किया 
सदानंद, है।जोधराज ने केवल एक ही छंद लिखा है। सूदन ने ६४ स्थानों पर 
सूदन, इसका नाम कवित्त और एक स्थान पर धनाक्षरी दिया है। वीरसिंह- 
गुलाब, देव-चरित में (० ३७ पर) छुंद ६३ कवित्त है ओर उसके नीचे 
पद्माकर, की पंक्तियाँ चौपई हैं, जिनका अलग से नाम नहीं दिया 

जोधराज, गया है। > 


) छुंदु-प्रभाकर, पू० २०३ * सुज्ञानचरित्र;, छु० १२-४8, छु० १६२-३ * छुंदु- 
प्रभाकर, घृू० २०३ ४ ना० प्र० प०, नवीन-संस्करक्ष, भा० १०, १६८६ वि०, छुं० ९७, पृ० 
रण८ ' छुंदु-प्रभाकर, ए० ३०४; सुजानचरित्र, छु० २६, छू० २०७ ० छुंदु-प्रभाकर, पृ० 
२०३; सुजानचरित, छु० शण-३े८, पू०ण १००-३५ छुं० ७७-६१, ५० २९२६-६०, गे छुंदु-प्रभाकर 
पघुछ २१३-६ 


१४२ हिंदी वीरकाव्य 


क्र० सं०. छु० कवि-- विवरण 
मान--मान ने कवित्त नाम का प्रयोग छुप्पप के लिए किया है, जिसका 
मतिराम उल्लेख छुप्पय के अन्तगत किया जा चुका है। 
घनाक्री  सूदन । 
श्रगार, वंदना, वीरता, दान, हाथी-घोड़े, बीमत्स रस आदि 
सभी विषयो के लिए इस छुंद का प्रयोग हुआ है, जिनके उदाहरण 
उक्त सभी कवियों के ग्रंथों में मरे पड़े हैं। 
११२, सबंकल्यान-सदान॑द--३१ वर्ण (१६, १५)। यह छंद कवित के समान है, पर सदानंद 
सबकल्याण के छुंद ८० की तीसरी पंक्ति में १४, १६ तथा छुंद ६८ की प्रथम पंक्ति 
में १७, १४ पर यति है, शेष चरण कवित्त के समान हैं।' 
११३, रूपधना सदानंद--(३२ वर्ण अन्त्य लघु)।* सूदन ने बत्तीसा कवित्त नाम रूपधनाक्षरी 
बत्तीसा कवित्त सूदन के लिए प्रयुक्त किया है। उनके इन छुंंदों में से छुंद १३ रूपघनाक्षरी 


(रूपधना क्री) के समान है और छुंद १४ मनहरण के अनुकूल ।* 
११४, कवित्त-घनाक्षरी सूदन--सूदन ने एक छुंद में कवित्त तथा रूपघनाक्षरी दोनों का रूपक बाँधा 
रूपक है, जिसका विवरण इस प्रकार है :-- 


प्रथम चरण १७, १४८-३१ अन्त में लघु, 
द्वितीय » १८, १४८७-३२ अन्त में लघु, 
तृतीय +, १७, १४-३१ अन्त में लघु, 
चतुर्थ ५, १८, १४-३२ अन्त में लघु |४ 


(३) अनिश्चित छंद 
(ओऔ) मात्रिक 
११५, रसावल मान--१०» मात्रा अन्त में ल ग। 
जोधराज १० मात्रा अन्त में ग। 
रसाउलो जय्मल। प्रथम चरण में १६ मात्रा तथा द्वितीय में १०, अन्त मे ग ल। 
११६, विराज मान--१० मात्रा अन्त में ल गग । 
११७, बगहंस सूदन-प्रति चरण में १२ मात्रा | 
११८: अधमा भीधघर--१४ मात्रा । 
११६, अधक भीधर--१४ मात्रा | अ्रन्त में एक चरण (पंक्ति ३५६) को छोड़कर शेष स्थलों 
पर ल ग॒ है। इरविन ने पंक्ति ६४७-६५६ को दोहरा माना है, जो 
ठीक नहीं है ।“ 


+ ज्ञा० प्र० प०, नवीन संस्करण, भा० &, १६४८३ वि०, ए० १६२७-३० - छुंद-प्रभा- 
कर, छए० २१६-७ 3 सुजानचरित, ए० १९ वही; छुूं० २७, ४० ७९ ० ज्ंगनासा, 
पृंक्ति ६३४७-६९, एु० २७; ज० ए० सो० बं०, संख्या 7, [27९, १६०१ इं०, ४० २ 


कक 


वचनिका 


विवरण 

ग्रंथों की सहायता ली जा सकी है उनमें इनके लक्षण नहीं मिलते हैं। 
अतएव <क्त छुंदों की नामावल्नी के साथ कवि द्वारा प्रयुक्त उनके 
रूपों का विश्लेषण कर दिया गया है जिससे उनका रूप समझने में 
सहायता मिल सके | 

उपयुक्त छुंदों के अतिरिक्त आलोच्यधारा में वचनिका। (वार्ता) का 
भी प्रयोग मिलता है। इसके प्रयोग-कर्ता जोधराज हैं। उन्होंने इसके 
वार्ता, वचनिका, वात्तिक आदि नामों का प्रयोग किया है। उन्होंने 
इसमें ऋतु-वर्णन, हम्मीर-जन्म आदि का वर्णन किया है।' 


१ रघुनाथ रूपक गीताँरो, ४० २४२-९; हस्सीररासो, ए० १८, ३२०३, ३४७, १८०, ३८२, 


१८२२-९६ | 


अध्याय ७ 


प्रकृति-चित्रण 

सामान्य पेरिचय--हिंदी साहित्य में प्रकृति का आलंबन रूप अपेन्ञाकृत बहुत कम और 
उद्दीपन तथा अग्रस्तुत-स्वरूप प्राचुये से मिलता है। गिनी-गिनाई वस्तुओं के नाम लेकर अथथै-ग्रहण- 
मात्र कराना हिंदी कवियों का अधिकतर काम रहा है। उन्होंने सूच्र्म रूप-विवरण और आधार- 
आधेय की संश्लिष्ट-योजना के साथ बिब-्ग्रहण नहीं कराया है। 

इसके साथ ही राज-समाश्रों में प्रचलित समस्यापूत्ति की परिपाटी के परिणामस्वरूप 
कवि उपमा, उत्प्रेज्ञा आदि की बे-सिर पैर की श्रदूभुत उक्तियो द्वारा वाहवाही लूठते थे। जो 
कल्पना पहले भावों और रसों की सामग्री जुआया करती थी वह अब बाज़ीगर का खेलवाड़ करने 
लगी थी। रा 

केशव के पीछे रीतिकालीन परंपरा में एक प्रकार से प्रबंध काब्यों का बनना बंद सा हो 
गया था। आचार्य बनना प्रमुख समभा जाने लगा, कवि बनना नहीं । अलंकार और नायिका-मेद्‌ 
के लक्षण॒-अ्ंथ लिखकर अपने रचे हुए उदाहरण देने में ही कवियो ने अपने कार्य की समाप्ति 
मान ली थी। ऐसे फुयकर पद्य रचयिताओ की परिमित कति में प्राकृतिक दृश्य देंढना ही व्यर्थ है। 
श्रृंगार के उद्दीपन के रूप में पटऋतु का वन अवश्य मिलता है, पर उसमे बाह्म-प्रकृति के रूपों 
का प्रत्यक्षीकरण मुख्य नहीं होता, नायक-नायिका का प्रमोद या संताप ही मुख्य होता है। 
आख्यान-काव्य में दृश्य-वर्णन को बहुत कम स्थान दिया गया है। यदि कुछ वर्णन परंपरा-पालन की 
दृष्टि से है भी तो वह अलंकार प्रधान है। उपमा, उत्प्रेत्ना आदि की भरमार इस बात की स्पष्ट 
सूचना दे रही है कि कवि का मन दृश्यों के प्रत्यक्षीकरण में लगा नहीं है। वह उचट उचठ कर 
दूसरी ओर जा रहा है | भक्ति-घारा के कवियों में ठुलसी तथा सर ने जो प्रकृति-चित्रण किए वे 
भी परंपरा का अनुसरण मात्र समझे जाने चाहिए ।* 

उपजुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि हिंदी में प्रकति-चित्रण प्राय; उपेक्तित रहा है। वह 
एक बंधी हुईं परंपरा के अ्ंतगंत चलता रहा है। मध्य-युगीन वीर-काव्यधारा उसी परिपा्ी 
का अनुकरण करती रही है । आचाये केशव उस परंपरा के संचालक एवं पोषक हुए हैं। 

अतएव यह कहना अनुचित न होगा कि आलोच्य वीर-काव्य-्घारा में प्रकृति प्राय: उपे 
छ्षित रही है। उसका जो कुछ भी थोड़ा-बहुत रूप मिलता है, वह एक परंपरागत शेली का अनुकरण 
सात्र है | इन कवियों में से कुछ--केशव, भूषण, पद्माकर आदि आचाये और रीति-कवि | अत« 
एवं अलंकार, चमत्कार आदि की प्रवृत्ति से उनके प्रकृति-चित्रण आक्रांत हो गये थे | इस घारा के 
कवियो ने प्रकृति-शैली के पौराणिक रूढ़िगत ढंग को भी अपनाया है। उन्होंने उसे विचित्र विचित्र 


) चिन्तासणि, भाग २, ४० १-४६; हिन्दी-काव्य में प्रकृति, ४० २०-४४; हिस्द्री ऑव्‌ 
संस्कृत लिटरेचर, भाग १, भूमिका, ४० 0४४ ए०-८७४#& 
१६ 


१४६ हिंदी वीरकाब्य॑ 


कल्पनाओं से सजाया और सँवारा है। प्रकृति को उद्दीपन के रूप में ही उन्होंने देखा है। प्रकृति 
के सहचरणा-रूप को प्रस्ठुत करने की प्रवृत्ति को इन कबियों ने बहुत कम अपनाया है। संस्कृत- 
काब्य-परंपरा की आप्त-शैली के प्रभाव से प्रकृति का उद्दीपन-विभाव सढ़िवाद होकर मध्ययुग की 
विभिन्न परंपराश्रों में उद्दीपन की विभिन्न प्रवृत्तियों से युक्त फैला हुआ है। प्रकृति नितांत अस्वा- 
भाविक स्थिति तक पहुँची हुईं है। इसके प्रमाव से प्रस्तुत काव्य-घारा भी अछूती नहीं रह सकी 
है। ऋतु-वर्णन अपने दोनों रूपों-उत्तापक और उत्तेजक से युक्त है। तथा ऋठ के अवसर पर विलास 
एवं ऐश्वर्य संबंधी क्रिया-कलापों की योजना की गई है, जिसका प्रकृति से कोई संबंध नहीं रह जाता 
है। उदाहरणार्थ म्मीर रासो का प्रकुति-चित्रण इस संबंध में देखा जा सकता है। साथ ही आरोप 
के क्षेत्र में स्थूलता तथा वैचित्य की ओर अ्रधिक प्रवृत्ति पाई जाती हे । 

इस क्षेत्र के मुक्तक ग्रंथों में परिमित क्षेत्र रहने के कारण प्रकृति को अधिक प्रधानता नहीं 
मिली है साथ ही प्रबंध-काव्यो में राज-द्रबारों के प्रभाव के कारण प्रकृति को अधिक प्रधानता नहीं मिली 
है। दोनों ही प्रकार के ग्रंथों पर ऐश्वर्य-विल्ञास, युद्ध-बर्णन, नायक की प्रशंसा, शौर्य-चित्रण, युद्ध- 
सामग्री, वीरों तथा अन्य वस्तुओं की लंबी सूचियों के कारण भी इन ग्रंथों में प्रकृति उपेक्षित रही 
है। इन कवियों की प्रवृत्ति ठाटबाठ की ओर अधिक थी। अपभ्रश कवियों की साहित्यिक परम्परा में 
धार्मिक वातावरण और सामन्‍्ती कवियों में *४गारिक भावना अधिक है। इसका भी प्रभाव इस 
घारा पर स्पष्ट रूप से वर्तमान है । 

इन्हीं कारणों से इस धारा में प्रकृति प्रायः उपेक्षित रही है। उसका जो कुछ भी उल्लेख 
किया गया है वह केवल परम्परा का अ्नुकरण मात्र है। पर कुछ कवियों ने प्रकृति के श्रच्छे उदा- 
हरण भी अपने ग्रंथों में रक्खे हैं, जिनका यथास्थान विवेचन कर दिया गया है। ये उदाहरण 
इस बात के द्योतक हैं कि इन कवियो में प्रकृति-चित्रण संबंधी मौलिकता तथा स्वाभाविकता का 
एकदम अ्रभाव न था, पर परम्परा, राजनैतिक उथल-पुथल तथा श्रन्य परिस्थितियों ने उन्हें ऐसा 
विवश बना दिया था कि प्रकृति की ओर देखने का उन्हे अवसर ही न मिल सका। इन्हीं 
कारणों से इस धारा में प्रकृति का वह स्वरूप मिलता है जिसकी ओर ऊपर संकेत किया जा चुका है। 

नीचे प्रत्येक कवि द्वारा निश्चित प्रकृति का संक्षित परिचय दिया जा रहा है, जिससे इस 
काव्य धारा के प्रकृति-चित्रण का वास्तविक ज्ञान पाठक को हो सके । 

केशव 

केशव संस्कृत के प्रकांड पंडित तथा हिंदी के आचार्य थे । इसीलिए अपनी आचार्यत्व- 
भावना के वशीभूत होकर संस्कृत-लक्षण॒-प्रंथों के आधार पर उन्होंने कवि-प्रिया में वस्यों की एक 
तालिका उपस्थित की है । उसमें उन्होंने उन वस्वुओ्लों के नाम ग्रिना दिए हैं, जिनका वर्णन कवि 
को करना चाहिए। अपने इन्हीं लक्षणों के अनुसार परवर्ती संस्कृत-कवियों की शैली के श्रनुकरण 
पर केवश ने प्रकृति-चित्रण किए हैं। यद्यपि 'कवि-प्रियाः की रचना उनके आलोच्य ग्ंथों के पश्चात्‌ 
हुईं है, पर उसका आधार संस्कृत-लक्षण-अंथ थे; जिनके सिद्धांत आलोच्य ग्रंथ निर्मित करते समय 
केशव के मस्तिष्क में वतमान ये। इसीलिए “कवि-प्रिया” में कथित प्रकृति-वर्णन संबंधी विभिन्न उदा- 
हरणं को देते हुए आगे के प्ृष्ठों में केशव के आलोच्य अंथो के प्रकृति-चित्रण का विवेचन किया 
जा रहा है, जिससे उनके प्रकृति-वर्णन संबंधी विचार स्पष्ट रूप से पाठक के समक्ष स्पष्ट हो सके। 


प्रकृति-चित्रण १४७ 


वीरसिंहदेव-चरित्र? में सूर्योदय, वेतवा, संगम, वर्षा तथा शरू-ऋतु के वर्णन मिलते हैं। 
इन पर नीचे क्रमानुसार विचार किया जा रहा है 
सूयोद्य--केशव ने सूर्योदय का वर्णन करने के लिए अरुणता, पय-पावनता, मुनिकत 
शंख-शब्द, वेद-ध्वनि पंथ पर, यात्रियों का आना-जाना, कोक, कोकनद के संताप का दूर होना, 
कुवलय, तारा आदि के दुःख का उल्लेख करना माना है।" 
वीरसिंहदेव-चरित्र मे वर्णित सूर्योदय के कतिपय छुंद रामचन्द्रिका में ज्यों के त्यों मिलते 
हैं ।* इनका यह सूर्य-ब्णन आलंकारिक है। एक ही पद्म में कतिपय अलंकारों का मिश्रण करके 
केशव ने वर्णन को गौण बना दिया है। उद्प्रेज्ञा, उपमा, रूपक, संदेह, श्लेष आदि अलंकारों के 
फेर में पड़कर कवि कहीं पर सूर्य को “अरुण मुखवाला वानर” और कहीं गगन की अरुशिमा को 
“बड़वानल ज्वाल?” की अद्भुत चमत्कारपूर्ण कल्पना करने मे अपने कत्तव्य की इतिश्री समझ बैठता 
है ।* “इस प्रसंग में वह स्वतः सम्भावी कल्पना के आधार पर कालिदास और भारवि का अनु- 
सरण करते हुए प्रतीत होता है । इंस वणन में माघ से श्रीहष की ओर जाने की कवि की प्रवृत्ति 
है। इन समस्त शैलियों के सम्मिश्रण का कारण यही है कि केशव ने इसे सभी संस्कृत कवियों से 
लेने का प्रयास किया है ओर साथ ही अलंकारवादी भी हैं ।”* इस कथन को समसने के लिए, 
सूर्योदय-वर्णन का यह छुंद देखिए : 
“अरुन-गात अति आत पद्मिनी-प्रननाथ भय । 
-जनुु केसव छें गये कोकनद कोक प्रेममय ॥ 
किधों सक्र को छुम्र मद्यो मानिक-सयूष-पट। 
परिप्रन सिंदूर पूर केधों मंगल घट। 
सुभ सोमभित कलित कपाल के किल कापालिक काल को | 
ललित लाल कैधों लसखत दिग भामिनि के भाल को ॥!+ 
इस छुंद में सय-वण न की इतनी प्रधानता नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। कवि ने रूपक 


ःक स्‍क से पुष्ट उत्प्रेज्ञा का प्रयोग करने के लिए चमत्कारपूण उक्तियों की ओर अधिक ध्यान 
या 
नदी-वर्णन--केशव ने नदी के चित्रण के प्रसंग में ये वण्ये वस्तुयें मानी हैं :-- 


“जलचर हय गय जलज तट, यज्ञ कुंड सुनिवास | 
न्‍्हान दान पावन नदी, वरणी केसौदास ॥”* 
इसी के आधार पर इन्होंने “वीरसिहृदेव-चरित” में प्रयाग के संगम और बेतवा नदी का 


णुन किया है| 
संगम-वणन--केशव ने संगम-वर्णुन में नरनारी के स्नान, आरती, वीरसिंहदेव द्वारा किए 


गए, राजसी दान तथा दानार्थे लाए गए सुसज्जित हाथी को जल में प्रविष्ट कराने के पश्चात्‌ 
विविध उद्पेज्ञापूर्ण, उक्तियाँ कही हैं। * यथा ;-- 


१ क्रवि-प्रिया, छुं० २९-३२, ४० <२  + वीरसिहदेवचरित्र, छु० २२-०६, छ० ६८-६; 
रामचंद्रिका, पूर्वार्द, छुं० ८-१७, पु० ९७-६४ + वीरसिहदेव-चरित, छुं० २६-७, पु० ६& 
४ काव्य और प्रकृति, पु० ३६७, वीरसिहदेव-चरित, छु० २७, पु० दे८झ-३ +* कवि-प्रिया, 
छुं० १२, पृ० १० » वीरसिहदेवचरित, छूं० १२-४४ पु० ३०-२ 


श्ड्प्र हिंदी वीरकाब्य 


४सुभ कैलास सिला के माह, मानहु सजल जलद की छाँह। 
सूरज सेत सेज सन हरे, तापर जन्ु शनि क्रीड़ा करे ॥”” 
केशव ने सम्मव॒तः कालिदास का अनुकरण करते हुए संगम का वर्णन किया है | कालि- 
दास का संगम वर्णन उपसा प्रधान होने पर भी अधिक स्वाभाविक है ।* केशव का यह चित्रण 
परिपाटी का अनुसरण मात्र, नगर निकट संबंधी नदी की शोभा एवं राजसी ठाट-बाट से युक्त 
ओर अलंकार-प्रधान है । 
वेतवा-वर्शन--केशव के वेतवा नदी और रामचंद्रिका के गोदावरीएँं चित्रण में बहुत 
कुछ साम्य है। इस वर्णन में भी धार्मिक मावो एवं अलंकारों का प्राधान्य है। 
वर्षा-वर्णन--केशव ने वर्षा-वर्णगन के लिए यह आदश माना है :-- 
“वर्षा हंस पयान बक, दादुर, चातक मोर | 
केतक, कंज कदंब जल, सोदामिनि घनघोर ॥”"* 
इसी आधार पर उन्होंने वर्षा का चित्रण किया है। वीरसिंहदेव-चरित* का वर्षा-वर्णन 
रामचन्द्रिकाः” के वर्णन के समान है| दोनों में एक ही भावना को प्रधानता दी गई है। पुराणों 
में वणित वर्षा के समान, अलंकार, उद्दीपन तथा नायिका-वर्णन के आभास से वह युक्त है, जैसा 
कि नीचे के उदाहरण से सिद्ध होता है :-- 
“कुसल कालिका सी सोहियें। नीलकंठ तन मन मोहियें। 
परकोया सी अभिसारिनी | सतसारग की विध्वंसिनी ॥? ८ 
शरदू-वर्णन--केशव का शरदु-वर्ण॑न भी परंपरा के संकीण मार्ग में आबदड हे । इन्होंने इस 
ऋतु के ये वश्य विषय माने हैं :-- 
“अमल अकाश अकाश शशि, मुद्ति कमल-कुल कास। 
पंथी पितर पयान ल्ुप, शरद सुकेशवदास” ॥९ 
इसी आदर्श के आधार पर इन्होंने शरदू-आतु का वर्णन किया हैं। वीरसिंह-देवचरित" ९ 
तथा रामचंद्रिका! १ का शरद्‌-त्र्णन एक ही हैं। यह वर्णन मी अलंकारों पर आश्रित है। शरद्‌ 
के विविध रुपक़रों का प्रयोग किया गया है, जैसे सुंदरी युवती तथा नारद-मति आदि, तथा ;-- 
“चिकुर चौंर, रुचि चंदाननी | कुंद दंत दुति मदमोचनी। 
भ्कुटि कुटिल सुरधनु दुति सनी। खंजरीद चंचल ज्ोचनी ॥ 
बिबाधर शुक नासा बनी । तिलक चिलक रुचि जाति म भनी । 
अंबर लीन पयोधर धरे । जलज हार मनु हरषित करे ॥ ??१२ 





3 वीरसिहदेव-चरिश्न पु० ३१ रघुवंश, सर्ग १३, श्लोक ९४-७, पृ० ४३१६-२०, 
* वीरसिहदेव-चरित, छुं० ३०-४७, पु० ६६-७० ४ रामचन्द्रिका, पूर्वार्ड, छुं० २३-६, पुृ० १७१-३, 
? कवि-प्रिया, छुं० ३१, एू० ९४ *  वीरसिंहदेव-चरित, छुं० १-१९, पृ० ६७-८ ४? राम- 
चन्द्रिका, पूर्वार्ड छूं० ६-२२, पृ० २०४-१३ ५ वीरसिहदेव-चरित, पु० ६७ “ कवि प्रिया, 
दुं० रे; पृु० ९५३ )” चीरसिहदेव-चरित, छूं० १५-२१; पुृ० दम ११ रामचेन्द्रिका, पूर्वार्ड, 
थु० २३-७, पृ० २११-२_'* वीरसिहदेव-चरित, छुं० ६-७, पृ० ९८, 


वन 


प्रकति-चित्रण. - १४६ 


इससे प्रत्यक्ष है कि केशव के ऋतु-वर्णन भी उसी प्रकार के हैं, जिस प्रकार के अन्य वर्णन। . 
नहोंने कहीं पर भी ऋतुओं संबंधित स्वाभाविक प्राकृतिक रमणीयता का काव्योचित वर्णन नहीं 
किया है, अतएव यह स्पष्ट हो जाता है, कि उनका मन प्रस्तुत प्राकृतिक विषयों की रम्यता में मग्न 
होना नहीं जानता था। वे अ्रप्रस्तुतों की कौतृहलपूणं योजना में लगे रहते थे। विविध अलंकारों 
उद्दीपन, नीति आदि की दृष्टि से किए, गये (भागवत! और 'मानस” के समान उनके प्रकृति-चित्रण 
मिलते हैं। केशव परंपरा के पूरे अनुयायी एवं वाण आदि संस्कृत कवियों से पूर्ररूपेण प्रभावित 
थे | डा० बड़त्थ्वाल का यह मत कि "प्रकृति के बीच में वे आँखें बंद करके जाते थे?" ठीक ही है। 
वीरसिंहदेव-चरितः तथा 'रामचंद्रिका” में एक ही प्रकार के अधिकांश प्राकृतिक चित्रणों का पार- 
स्परिक साम्य ईंस बात की पुष्टि करता है; कि कवि एक ही परंपरा एवं मावना के वशीभूत था 
इसीलिए, उक्त ग्ंथों में उससे इस प्रकार की आवृत्ति बन पड़ी है। प्राकृतिक दृश्यों के सौंदर्य की 
विभिन्न दृष्टियों से प्राप्त अनुभूति का हृदय की रागात्मिका वृत्ति से सामंजस्य स्थापित करके मनो- 
रम प्राकुतिक-चित्रण उपस्थित करने की उनमें लेशम।त्र भी क्षमता न थी। 
भूत 
भूषण ने भी इस ज्षेत्र में अन्य कवियों के समान कवि-परम्परा का अनुकरण किया है। 
“शिवराजभूषण” मे विविध अलंकारों के उदाहरण देते समय उन्होंने प्रकृति का उल्लेख किया है, 
पर उसे वास्तविक प्रकति-चित्रण नहीं कहा जा सकता ।अपने नायक का यश-सौरभ-विकीण करना 
ही उनके काव्य का मुख्य उद्देश्य था। उनके प्रकति वर्णन उद्दीपन एवं अलंकार शैली के अन्त- 
गत ही माने जाने चाहिए | उनके रायगढ़ वन में राजसी ठाठ-बाट, एवं शंगारिक वर्णन ही 


प्रधान हैं, यथा ; हु 
“भूषन भनत जहँ परसि के मनि पुहुप रागन की प्रभा । 


प्रभु-पीतपंट की प्रकट पावत सिंधु, मेघन की सभा || 

मुख नागरिन के राजहीं कहुँ फटिक-सहलन संग में |_ 

विकसंत कोमल-कसल सानहूँ अमल-गंग-तरंग में ॥” * 
इसी प्रसंग में उपवन का वर्णन करते हुए भूषण ने वृक्षों, लताओं तथा पत्तियों के नाम 
गिनानेवाली परिपाटी का अनुकरण किया है। उनके नाम गिनाकर उन्होंने अपने कार्य की इतिश्री 
समझी है। वे बृत्षादि वहाँ उत्पन्न होते हैं या नहीं इससे उन्हें कोई प्रयोजन नहीं है। दाख, दाड़िम 
सेव आदि उत्तरी भारत के वृक्ष दक्षिण में लगाकर उन्होंने देश-दोष एवं अपने अज्ञान का परिचय 
दिया है | परम्परागत लकीर का पीटना ही उन्होंने प्रधान कत्तव्य माना है, जैसा कि इन पंक्तियों से 


स्पष्ट है :-- 
“कहुँ केतकी कदली करोंदा कूद अरुन करवीर हैं। 


कहुँ दाख दाड़िम सेब कटहल तूत अरु जंभीर हैं॥ 
कितहूँ कर्दंब-कदंब कहुँ हिंताल ताल तमाल हैं। 
पीयूष तें मीठे फल्ले कितहूँ. रसाल रखाल हैं ॥ 
१ जागरी प्रचारिणी पत्निका, नवीन संस्करण, भाग १०, ११८३६ विं०, पु० ३६७ * भूषण- 
म्ंथावली, छ० १८, ए० ४ 


१३० हिंदी वीरकाव्य 


लसत बिहंगस बहु लवनित बहु भाँति बाग महें। 
कोकिल कीर  कपोत केलि कल-कल करंत तहँ।॥ 
मंजुल महिर मयूर चढहुल चातक चकोर-गन । 
पियत सधुर मकरंद करत भंकार भ्ठुग घन! 
भूषन सुवास फल फूल जुत छुहूँ रितु बसत बसंत जहँ | 
इम राजदुग्ग राजत रुचिर, सुखदायक सिवराज कहँ ॥”" 
इन उदाहरणों से इस कथन की पुष्टि हो जाती है कि भूषण ने आचायों की बतलाई हुई 
आप्त वाक्य वाली परिपाटी का अ्रनुसरण किया है । 
अप्रस्तुत-पद्धति--उनके द्वारा चित्रित प्रकृति के रूप अलंकार-परम्परा के अन्तर्गत आते हैं। 
विविध अलंकारों के उदाहरणों के लिए शिवाजी के गुणों को चुनकर भूषण ने उपमान आदि 
प्रकति से लिए हैं। इंस शैली में भूषण ने प्रथम प्रतीप, चतुर्थ प्रतीप, पंचम प्रतीप, उपमेयोपमा, 
ललितोपमा, रूपक (कलियुग-रूपक, जलघधि-रूपक) परिणाम, शुद्धापह्न ति, गम्योस्पेज्ञा, भाविक, 
अत्यक्ति, अपह ति, यमक, वृत्यानुप्रास, उपमा, विरोधाभास, उदाहरण आदि अलंकारों को लिया 
है ।* इतने अलंकारों के उदाहरणों के लिए प्रकति के विभिन्न उपमानों का ग्रहण करना कवि की 
हस क्षेत्र में असाधारण प्रतिभा का परिचायक है। 
भूषण वीर रस की अनेकरूपता को परिपू््ण करने के लिए संश्लिष्ट-पोजना का सहारा ले 
सकते थे । पर उन्होंने सब स्थानों पर रफुट योजना ही का आश्रय ग्रहण किया है। प्रबंध-काव्यों में 
ही नहीं, स्फुट पद्चों में भी संश्लिष्ट-चित्रण सफलतापूवक किए. जा सकते हैं। यद्यपि यह सत्य है कि 
मुक्तक-रचना में क्षेत्र सीमित रहता है। भूषण ने रीति-कालीन »£ गाररस के प्रभाव से ऊँचे उठ- 
कर वीररस प्रधान काव्य-रचना की, पर प्रकति-चित्रश में उन्होंने केवल परंपराभुक्त-शैली का ही 
अनुकरण किया; उसमें नवीन योजना कहाँ-नहीं की । केवल इंतना ही उनके पक्त में कहा जा 
सकता है कि अपने नायक का यशगान, अलंकार का ग्राधान्य, मुक्तक-शैली तथा परम्परागत परि- 
पाी के कारण प्रकृति उनके काव्य में उपेक्षित तथा संकुचित सीमा के भीतर प्रयुक्त हुईं। पर 
परिपाणी के अनुसार प्रकृति-चित्रण ररने में वे अपनी धारा के एक प्रमुख कवि हैं । 


सांन 
अतु-विलास वर्णय--मान कवि ने अपने '(राज-विलास' में ऋतु-विलास का वन किया 


है, जो अत्यन्त प्रसिद्ध है, पर इस वर्णन में इस कवि ने नाम गिनाने की परिपाटी का ही अनुकरण 
किया है, यथा :-- 





भूषण-अथावली, शिवराज-भुषण,छु० २१-३, ए० ४-५; (अन्य उदाहरणों के लिए 
देखिए छुं०१६, २०, २२) * चही, छुं० ४२, ए० ७; छुं० ४८, ए० ८; छुं० ६४०, छ० ८- 
छ० २९४, ४० ६; छु० ९६, घृ० ३१०; छो० ६१, पृ० १०-१; छ॑ ६६, ए० १२; छुं० ८१; एछ० १६ 
छु० १०६, ४० १६; छु० ३३३-४, ए० ९६-६०; छु० ३४२ पृ० ६१; शिवा बावनी, छुं० २४, एछ्‌० 
35; छु० २६-७, पएू० ७६; छु० ३८-६९, पृ० ८३-४७; छु० ४९,।प० ८९-६ फुटकर, छु० ६, प्‌० ६४ 
राजविलास, वि० ४, छुं० १-२३; पृू० ७६-८४ 


प्रकृति-चित्रण १५१ 


“अंबर बिलगि अंब, करनी बहु कदंब । आंबिली तरु असोक, थद॒ठे सु अज्ञान थोक ॥९॥ 
ऑविली अगछि ओंन,मचंपकह दोष चेन | अखि अखरोट अति, चारु चार जीह चखि ॥॥६॥ 
केतकी रु कचनार, केवेरा प्रमोद कार | पारिक पिंड षजूर, भाषिये अंगूर भूरि ॥८॥ 
ज्योंजा तूत नालिकेर, गुलतररा गिर मेर । चंदुन सहकक चारु, दारिस सु देव दारू ॥१०॥” 
कवि ने इस वर्णन में दूरदर्शिता से काम नहीं लिया है और कदंब, अशोक, अखरोठ, 
पिंड-खजूर, अंगूर, चंदन, देवदारु आदि वृक्षों को उदयपुर के उपवन में लाकर लगा दिया है। 
इससे आगे के पत्मों में बादाम, सुपारी आदि का उल्लेख भी मान की असावधानी का परिचायक 
है| इस कोरी नामावली को परंपरानुसार न गिनाकर कवि उप्तका बिब-अहण करा सकता था, पर 
उस और से उसने अपनी आँखे एकदम बंद कर ली हैं। 
उस वाटिका के पत्तियों का वर्णन भी परिपाटी के अनुसार ही हुआ है पर चिड़ियों के 
स्वभाव संबंधी कुछ अच्छी उक्तियाँ इस कवि से बन पड़ी हैं, यथा ४-- 


“काबरि कपोत-पोत कोरि, तू ती फरू लेत तोरि। 

लावारु तीतर लख, चंसु चारु मेवा चख ॥१७॥”” 

इससे आगे चलकर महल, हाथी, घोड़ा, बंगला आदि का उल्लेख करके इस कवि ने 

राजसी ठाट-बाट को ही प्रधानता दी है । मान कृत यह संपूर्ण प्रशृति-बर्णन परंपरा का अनुकरण 

मात्र होते हुए भी अलंकार एवं चमत्कारपूर्ण शैली से सर्वथा मुक्त है | वह राजसी उपबन का 

चित्रण है। इस दृष्टि से विचार करने पर विदित होता है कि इस उपवन-चित्रण' में केवल उन्हीं 

उपकरणों का उल्लेख किया गया है, जिनके ऐसे अवसरों पर उल्लेख करने की परंपरा चली आती 

थी। इस प्रसंग में पक्षियों के कल्रव, पुष्पों के प्रफुल्लित होने, शीतल-मंद-सुगंध वाय के 

प्रसरण, ऋतु-वणन आदि के द्वारा बिंब-प्रहण कराया जा सकता था, पर मान कवि ऐसा करने में 
असफल रहे हैं । 

वर्षां-वर्णब--“राज विलास? में एक स्थल पर वर्षा-त्रणेन अत्यंत स्वाभाविक एवं मनोरम 


बन पड़ा है । आसाढ़ में आकाश' में उठते हुए मेघों का चित्र अंकित करते हुए कवि 
कहता है ;-- 


के 


ा 


“अति पावस उल्हरिय करिय कंठल घुरकाली। 

आसा बंधि असाढ़ हरष करसणि कर हाली ॥ 

बदले दल बित्थुरिय चार चपला चमकंतह । 

गज्ज घोष गम्भीर मोर गिरि सोर मचंतह ॥ 

आदीत सोम छुवि आवरिय घण आयो घमसाण घण । 

बरसंत छुन्द बड़-बड़ विसल जलधघर बह्लभ जगत जण ॥३६॥” ४६ 


कहीं-कहीं पर मान ने प्रकृति-चित्रण सृक्म-निरीक्षण एवं विस्तृत विश्लेषण की प्रतिमा का 
भी परिचय दिया है, यथा ;--- 


१ राजविलास, ए० झ० * वही, पघु० ८६ 3 वही, छुं० शे८द-५४७, छू० ८-१० 
8 बही, ४०८ 


१५२ हिंदी वीरकाव्य 


“जल बहुत जोर पलहलत खाल, पय धार पतत दुगगग गअनाल | 
पष्पीह चीह पिंउ पिडः पुकार, भ्ूररूह विहर्सि अट्ठार भार ॥४१॥ 


>८ >< » 
टपकंत बंद तरू पव्व डाल, मंडव सुकीन ह्रूम बल्लि माल। 


बग टग लगाय पावस बइटठ, दारा सु बकी पतिब्रता दिदुठ ॥१२॥ 
सारंग करत गायन सुजान, रीरंत जेह सुतरि राय राण। 
मल्हार घटत माचंत भेह, नर नारि चित्त बाघ॑ंत नेह ॥४७|॥।” 
इस संपूर्ण वर्णन द्वारा मान ने वर्षा का बिब-प्रहण कराने में पूर्ण सफलता प्रा की है और 
उसके प्राय; सभी प्रमुख श्रगों की विवेचना करके अपनी सच्षम बुद्धि का परिचय दिया है। 
पुराणों में वर्णित कष्ण द्वारा गोबद्ध न उठाने के कथानक को लेकर मान कवि ने वर्षा 
का रूपक बाँधा है। इसका परिगणन परम्परागत पौराणिक ऋतु-वर्णन के अंतर्गत ही किया जाना 
चाहिए, ।* इसी प्रकार राजसर प्रसंग में वर्षा का केवल उल्लेख भर किया गया हैं, उसका 
वित्तत एवं स्वाभाविक वर्णन नहीं ।* दे" 
देवमूत्ति-अचना में चंपक, गुलाब आदि सुरभित पुष्पों का चढ़ाया जाना और उन पर 
भौंरों का मइराना दिखलाया जाना, कुछ अस्वामाविक सा लगता है। अ्रच्छा होता यदि भौंरों का 
उल्लेख किसी वाटिका के प्रसंग में किया गया होता । देवालय प्रसंग में यह कुछ अस्वाभाविक 
तथा परिपाठी-पालन का' परिचायक है।र 
कवि मान ने चित्रकोटवणन" में सरोवरों, कुण्डों आदि; उदयपुर* के सुंदर वर्णन; 
राजसरोवर* के बनवाने के प्रसंग में नदी तथा पवत आदि का उल्लेख किया है, पर वह सभी प्रासंगिक 
एवं परंपरागत है। कवि का ध्यान प्रकृति-चित्रण की ओर अधिक नहीं गया है | ऐसा विद्त होता 
है कि उन प्रसंगों में उनकी बुद्धि अपने प्रधान विषयों-- उदयपुर, राजसरोवर की नीव, बॉघ बाँघने 
तथा महल बनवाने आदि में अधिक रमी है, क्योंकि उन्होंने इन सभी का वन सद्तम-विस्तारयुक्त 


किया है| 
मान प्रकृति के कोमल एवं मधुर रूप का वणन करने में जितने सिद्धहस्त थे, उतने ही 


चतुर उसके उग्र एवं रुक्ष स्वरूप के चित्रण से भी | मरुभूमि के निवासी इस कवि के लिए. यह 
स्वाभाविक भी था । दुर्मिक्ष* का वर्णन करते समय उन्होंने प्रकृति के इसी उम्र रूप को लिया है। 
वर्षा के न होने से मसस्थल की दशा नीचे के पद्च में देखिए :-- 

“पश्चिम पवन प्रचंड बजत-अहिनिसि सु बंध बिनु । 

अंथिर उतार आभ पप्रात-महरेक बहत पुनि ॥ 

क्र अधिक करि किरन तपत सध्यानहिं तापन। 

प्रचलित पश्चिम पहुर अनिल शीतल असुहावन ॥ 





) राजविलास, छ० ६-१०; (देखिए अध्याय *, अलंकारांतग्गंत रूपक का उदाहरण, 
पृ० १०८) +* राजबविलास, छुं० ९८, ए० १२८ 2 वही, छुं० १४६, ए० १४२ ४ वही, 
छु० ८१-२, पू० १३२ ० चहीं, छु ० २-३, पए० १६ * बही, छ॑० ६०-१४७, पृ० ४३-२४ 
7 चही, छुं० १०५१-११, पु० १३९-६ 


प्रकति-चित्रण १४३ 


निशि तार नक्तन्न निम्मंल निखरि बइल विद्युत गाज बिन । 
भय भीत चिन्ह दुरभक्ष के देखि सकल जग भौ दुमन ॥”" 
मान ने 'नख-शिख? वणन में प्रकृति से उपमान लेने की पद्धति का भी अनुकरण किया है, 
जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है :-- 
“अरबिदु पुष्प कि मीन अक्ष सु मचल पंजन पेषियं | 
सारंग शिशु दंग सरिस सुन्दर रेह अंजन रेषियं ॥ 
संभृत्त जुग जनु सुधा संपुट विश्व सकल विहारनी । 
अद्भुत अनूप मराल आसनि जयति जय जगतारनी॥२४॥?” 
सेना के प्रयाण में हाथियों की उपमा मेघों से देना, सेना को भादों की मेघ-माला मानना, 
तथा मद चूते हुए. हाथियों के पास भौरों का गुंजारना आदि परंपरागत-अप्रस्तुतों का प्रयोग भी 
मान कवि ने किया है। 
श्रप्रस्तुत में अतिशयोक्ति के प्रयोग का एक उदाहरण नीचे दिया जाता है :-- 
“सहियल जिते मंडान देखियं जिते दिगन्तह । 
सूर जिते संचरें पवन जिते, ,पसरत्तह । 
जिते दीप अरु जलधि जानि ससि तारक जहँ लग । 
जिते बृष्टि जलधार जिते नर नारि रूपे जग॥ 
इंल जितीक अष्ट कुली अचल बसुमति देखिय सम विषम। 
कवि सान कहे, दिद्ठो न कहुँ सरवर राज समुद्र सम ॥१७२॥” हें 
उपयुक्त संज्षित विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि कवि मान ने प्रकृति के विविध रूपों को 
विभिन्न दृष्टियों से देखने और सममभकने का प्रयत्न किया है। इन्होंने परम्परागत नाम गिनाने की 
परिपाटी, नखशिख-वर्णन में प्राकृतिक उपमान, अप्रस्तुत-पद-योजना, प्रकृति के उमग्र-रूप तथा 
अलंबन आदि सभी स्वरूपों को अपनाया है। पर उनके द्वारा चित्रित प्राकृतिक विवरण अधि- 
कांश परम्परागत ही है। किंतु, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, उनमें संश्लिष्ट योजना की योग्यता 
थी, जिसका इन्होंने यथाअ्वसर परिचय भी दिया है। परम्परा के अनुकरण में उन्होंने केशव 
और भूषण कौ अलंकार-प्रधान शेंली को नहीं अपनाया है | इन कवियों ने जिस अलंकत पद्धति 
का अनुकरण किया है, उसमें अलंकारों के दुवह भार से दबकर प्रकति का रूप विकत हो गया 
है। मान ने उनके विपरीत अपनी सीधी-सादी, सरल शैली में प्रकति-चित्रण किया है और 
ऊहात्मक काल्पनिक उड़ान का प्रायः कम आश्रय लिया है। इतना होते हुए भी यह कहना ढी 
पड़ेगा, कि यह कवि अपने ग्रंथ में प्रकति को अधिक स्थान दे सकता था, पर उसने ऐसा नहीं 
किया | सम्मवत; इसका कारण यह हो कि वह चरित्र-काज्य लिख रहा था, प्रकृति-चित्रण उम्तका 
प्रधान विषय नहीं था ) तो भी उसके कथानक में ऐसे अनेक अवसर आए है, जहाँ पर प्रकृति 


) राजविलास छुं० ११८, पृ० १३६ वही, पु० ५; (अन्य उदाहरणों के लिए देखिए, 
छुं० १९-३०, पु० ३-९; छुं० ६-२२, पृ० १०४-६) + वही, छुं० ८०, पू० १६१-१; छूं० ७ 
३०; पु० १८०६ वही, पृ० १४८ 
२७ 


हा 


१५४ हिंदी वीरकाव्य 


के सुन्दर चित्र चित्रित किए जां सकते थे, जिनकी ओर से कवि आय; ट्दास.न रहा है| इन 
दोषों और अ्रभावों के होते हुए भी प्रकृति-चित्रण की दृष्टि से मान अपनी धारा में एक ग्रमुख 
कवि हैं, इसके मानने में किसी को संकोच नहीं हो सकता । 


श्रीधर 
श्रीधर ने अपने छोटे से काव्य “जंगनामा' में प्रकृति की उपेक्षा की है। यत्र-तत्र सेना और 
युद्ध के वर्णन में प्रचलित वर्षा, मेघ, घट आदि के रूपक लेकर उसने अप्रस्तुत की आयोजना 
की है, यथा ४-- 
“बखतर पोस पखरेत फील स्वारन की, 
कारी घटा भारी ज्यों पयोद प्रल्ले काल को । 
श्रीधर भनत गोला बान सर रूर भर, 
बरखत थाँमै को करेरी तरबाल को ॥”१ 
श्रीधर ने हाथियों का वर्णन करते समय उत्प्रेज्ञा की सहायता से अप्रस्तुत का सुंदर आयो- 
जन नीचे दी हुईं पंक्तियों में किया है +-- 
४“गड़ादार घेरें सिरी कट्ट बंठा। गज्े मेघ मानों बज घोर घंटा ॥” 
तथा 
जनु घठा असाढ़ी फौज वाढ़ी फतह झु ठाढ़ी घुर गाजें |” 
एक स्थल पर श्रीधर ने युद्ध में खबित होते हुए रक्त को करना और नदी का रूपक देकर 
अच्छी उत्प्रेज्ञा संबंधी उक्ति कहीं है +--- 
“सदभरे अमत खरे अघाह अधघाई करिवर थरि अरे। 
सिर सरत श्ोनित धार सानहुँ पहार सों झरना करे ॥ 


बढ़ि चली लोहुन की नदी लहरें लखें कहि को तरै । 
" तेहि तीर दुलदुल मास को बल ठान काहू को परे ॥”४ 


अन्त में श्रीधर के संबंध में केवल इतना ही कहना पर्यात् होगा कि इन्होंने प्रकृति की 
अवदहैलना की है और जो कुछ प्रासंगिक रूप से उसका उल्लेख किया है वह परिपादी का 
अनुसरण-मात्र है। 

सूद्न 

सूदन ने अपने काव्य में प्रकृति-चित्रण, ऋतु-वर्णन आदि को कोई विशेष स्थान नहीं 
दिया है। इस ग्ंथ में प्राकृतिक वर्णन के अभाव का कारण कथानक की इतिबृत्तात्मकता तथा युद्ध- 
वणन की प्रमुखता है। यद्यपि सूदन ने अ्रन्य क्षेत्रों में अपनी रुचि-वैचित््य तथा बहुशता का परि- 
चय दिया है, पर प्रकृति के प्रति उन्होंने उपेक्षा-भाव ही प्रदर्शित किया है। इन्होंने प्रासंगिक ढंग 


हे पेन कब अं तथा नख-शिख-वर्णन में प्रचलित उपमानों को ही सुजान-चरित्र 





) जंगनासा, पंक्ति १४६३-३४, पु० ६०-३१ वही, पंक्ति १४१-२, पु० २३ - वही, 
पंक्ति १२९०८, पु० ४६. * वही, पंक्ति १४०१-४, पृ० ४७ 


प्रकृति-चित्रण १५५ 


सेना के प्रयाण तथा युद्ध-वर्णुन में वर्षा-मेघ आदि के प्रचलित रूपक का उद्पेज्ञा आदि 
के साथ सूदन ने बहुत प्रयोग किया है, यथा :-- 
“जब कूंच कियो इस चीर सन | तब पीत पताकन सोभ बन ॥ 
जनु चंचल दामिन सोभ घन | हय टापन सों कहूँ होत ठनं॥ 
नि हक न 
बहु सेन दरेरनु देति चली। मसु सावन की सरिता उम्ली ॥ 
अहि सेल मनोौ मुख काढ़ि रहे । अरू ढालनु कच्छुप रूप गहटे ॥ 
)८ न भ८ 
जल जोरि तुरंगम देखि रहे । मनु मीन जहाँ घुज देह लहे।। 
ब्रुम ज्यों दुम ढाहति आवत है। इन सेव नदी सु कहावत है॥?”'* 
युद्ध-बर्ण॑न में प्रयाग के रूपक का कतिपय स्थलों पर इन्होंने सुंदर प्रयोग किया है ।'* 
युद्धनक्षेत्र को काल की वाटिका मानकर कवि ने एक अत्यंत सुंदर एवं स्वाभाविक उत्प्रेत्ञा- 
युक्त रूपक बाँधकर प्रकृति-वर्णन किया है | 
युद्ध में बसंत ऋतु की कल्पना भी कवि ने उत्तम ढंग से की है, यथा ३--- 


“गोली भोर सी भननात | पिक ज्यों गाल कुहकत जात ॥। 
घूवाँ त्यों पराग उड़ात | गंधरु गंध सौरभ गात।॥। 
दुद्द। तरवरन की डार | सोई होतु है पतसार ॥ 
देखें ए उदीपंन साज । गढ़ उयों सदन है रितुराज ॥ 
तासों हें सकाम सरीर | धाए साउऊुहैं जदुबोर ॥ 
गढ़ की भूसि सो नव नारि। भूबन वस्त्र शस्त्र विचारि ॥ 
बुजें उरज ही के भाई । तिनकों गहयो चाहतु घाइ ॥” 
कहना न होगा कि युद्ध के वर्णन में प्रकृति का पुट देकर उद्दीपन की दष्टि से कवि द्वारा 
यह छुंद लिखा गया है। अन्यत्र श्लेष की सहायता से बसंत का रूपक भी अच्छा बन पड़ा है ।* 
कृष्ण-रूप-वर्णन में इस कबि ने परम्परागत प्राकृतिक उपमानों को अपनाया है, यथा :-- 
“लोंचन नील कमल से सोहें भौंहें अलि-अचली सी । 
जो बज वधू निहारति उर में सो रहि जात छुली सी ॥”* 
“वहां कूपे कासार बापी छु सूझे | सबै सानसर-की प्रभा को न बूसे ॥ 


१ सुंजानचरित्न, छु०१०, ४० ४६; (वर्षा संबंधी रूपक तथा उत्प्रेत्ा के अन्य उदाहरणों 
के लिए देखिए छुं० ६, पृ० २४; छुं० ७, ए० ३२; छु० ४, ० ७१; छुं० १३, ए० १८४७; छुं० १२, 
परृ० १६२; छूं० १३, पु० २०३; छुं० २७, ए० २०६) ' देखिए अध्याय ९, अलंकारांतर्गंत रूपक 
का अ्रथम उदाहरण, पु० ११४ + वहीं, ४० वही, उदाहरण द्वितीय; (अग्रस्तुत रूप में प्रकृति के 
प्रयोग के अन्य उदाहरण देखिए छुं० ४, पृ० ८; छुं० ३, पु० ६३; छूं० १०, पु० 8६; छुं० ७, पु० 
१००; छुं० १, पु० २२४ ०» वही, छूं००, पु० ११४ ०" वही, छं० ३९, पु०२२३ * बही, छू ० 
३७, पृ० २२६; (अन्य उदाहरणों के लिए देखिए छुं० ३६-४०, पु० २३०; छु० ८०, पृ० २९२) 


१५६ हिंदी वीरका्ंय॑ 


सूदन ने ब्रज का वर्णन भी किया है, पर उसमें भी परंपरा का ,अ्रतुकरण किया हैं । 
उन्होंने नाम गिनाने की साधारण परिपाटी ही अ्पनाई है। उत वर्णन में नगर, ढुगे आदि के 
चित्रण की ही प्रधानता है, पर उ9में कुछ पंक्तियाँ उत्तम भी बन पड़ी है, जैसे :-- 


तहाँ कृूप कासार बापी छु सूझे। सबे मानसर की प्रभा को न बूझे ॥ 
जहाँ आठहँ भाँति के कंज फूलें। मनों नीर आकाश तारे अडूलें॥ 
तहां हंस हंसी चकी चत्रक डोलें । किते अंड-जाती करे हैं कलोलें॥ 
तंटें बाग हैं राग के भौन मानो | फुत्ें फूतो देशी जिन्हें जी सुहानो।॥।”* 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि कवि का मन अ्रधिकतर युद्धवणुन में ही रमा है । उसी 
के लिएः उसने परम्परागत अप्रस्तुत की सहायता ली है | रूप-प्रणुन में भी परिषाठी अपनाई गई 
है। पर उसने केशव और भूषण की अलंकार-प्रधान शैली को नहों लिया है। उसके सभी प्राकृतिक 
वर्णन स्वाभाविक तथा परम्परागत और रस-विकास में सहायक हैं। बेँधी हुई सीमा के भीतर हीं 
उसने प्राकृतिक चित्रों को सजाया है। 
पद्माकर ह 
पदुमाकर के अन्य अंथों के देखने से विदित होता है कि उन्होंने प्रकृति-वर्णंन में *£गारी 
कवियों की शैली अपनाई है| उनके ऋतु-वर्णन में वर्षा ओर वसंत का चित्रण उत्तम हुआ है । 
पर उनके वीर रस के ग्रंथों में प्रकृति-चित्रण नगण्य है। सेना और युद्ध-वर्णन में इन्होंने वर्षा के 
सुंदर रूपक बाँघे हैं ।* निम्नलिखित उदाहरण से इस कथन की पुष्टि होती है :--- 
“दिसि दिसिन दादुर से उमगि सुनकीव ढूँदि मचावहीं । 
कलकीर कोकिल से तहाँ ढाढ़ी महाघुनि छावहों ॥ 
रन रह तंग तुरज्ञ गणा सत्वर उड्त मयूर से। 
तह जगमगानी जामगी जुगनू नहूँ के पूर से ॥८१॥” 


हिम्मतबहादुर-विरुदावर्ली? में उन्होंने अन्य स्थलों पर हाथियों, अख्न-शस्त्रों आदि य॑द्ध- 
सामग्री तथा वर्षा के विविध उपकरणों से उपमान लेकर तथा उद्प्रेत्ञा, उपमा, रूपक, संदेह तथा भ्रम 
आ्रादि की सहायता से युद्ध-वर्णन किए हैं, जिनके उदाहरणों के लिए ये छुंद देखे जा सकते हैं ।* 

प्रकति-वर्णन की दृष्टि से पद्माकर को इस धारा के कवियों मे विशेष महत्त्व नहीं दिया 
जा सकता | उन्होंने प्रचलित अग्रस्तुतों का प्रयोग करके पिष्ट-पेषए। का ही कार्य किया है। इसका 
एक कारण ग्रंथ का संज्षित आकार भी हो सकता है। पर उनके शय गार-एस-संबंधी ग्रंथों के प्रकृति- 
वर्णन से स्पष्ट है, कि वे परम्परा-भुक्त कवि थे। मानव-स्वभाव आदि के चित्रण की ओर ही उनका 
ध्यान अधिक जाता था। 


सुजान-चरित्र, छु० ६०, पृ० २३९; (अन्य उदाहरण के लिए देखिए छुं० ४६, पु०२३६३-४ 
* देखिए अध्याय ९, अलंकारांतगंत रूपक का उदाहरण, छु० ३१७,  हिंस्मतबहादुर- 
विरुदावलीं, छुं० ८१, ए० ८१ वही, छु० ४१, छ० ७; छुं० ४७-४६, ए० ८, छुं७ ६४, प० 
११; 8० ७३, पृ० १४; छु० ७६, ए० १९; छुं० ८२-३, ए० १६; छुं० ११९, ए० २२; छुं० १४७, 
पृ २६, छु० २६९०, पृ० ४४ 


प्रकृति-चित्रण १५७ 


जोधराज 
जोधराज ने €म्मीररासो? मे' ऋतु-वर्णन किया है। उन्होंने बसंत-ऋतु से आरंभ करके 
षट-ऋतु-बर्णन करके पुनः वसंत का चित्रण किया है ।* इस संपूर्श वर्णन में उबंशी द्वारा पद्म 
ऋषि को च्युत करने के प्रयत्न दिखलाए गए हैं | अत एवं हस वर्णन का मुख्य उद्देश्य उद्दीपन ही 
है | इस वर्णन को देखकर प्र॒थ्वीराजरासों के 'इकसठवं? समय' कनवज्ज-समय में वर्ित पद-ऋत॒ 
का स्मरण हो आता है।* जोधराज ने ऋतुश्रों का वही क्रम रखा है, जो चंद का है। दोनो ग्रंथों 
के वर्णन उद्दीपन प्रधान हैं। पर चंद के वर्णन अधिक विस्तृत हैं। यह विशेषता जोधराज में नहीं 
आने पाई है। ऐसा विदित होता है कि जोधराज चंद के ऋूतु-बर्णन से परिचित थे । 
वसंत-ऋतु के वर्णन मे उद्दीपन के ही उपकरण गिनाए हैं, जैसे :-- 
संगीत भाव गावें अनन्त | सुर नर सुननन्‍त बसि होत मंत ॥ 
वन उपवन फुल्लहि अति कठोर । रहे जोर भौंर सर अंब मोर ॥१०२॥४ 
इन्होंने अन्यत्र वसंत-वर्णन* के बहाने से उबशी के नख-शिख एवं “ंगारिक चेष्टाओं का 
उत्पेज्ञा आदि की सहायता से चित्रण किया है। कुछ उदाहरण ये हैं :--- 
“ऋपोल गोल आइहसं, कि भोंह भोर साइसं। 
प्रफुल्लि कंज लोचनं, स्गाक्षि गव्वे मोचर्न ॥१३७।॥ 
सुहंत स्पाम अल्लकं, श्रमत भोर वल्लक । 
अरुन्‍नन रेख बेसयं, पियूबष कोस देखय ॥१४०॥१+ 
ग्रीष्म-आझतु-वर्शन में उसकी प्रखरता आदि का विवेचन न करके एक आश्रम की कह्पना 
करते हुए उष्णता से बचने तथा उद्दीपन के उपकरणों का उल्लेख किया है, यथा : 
“इक आश्रम संदर अति अनुप | तिय गान करत सुंदर सरूप॑ ॥ 
सौरभ अपार मिलि मंद पौन | म्ंग मद कपूर मिल करत गौन ॥१०७॥। 
श्रीखंड भेद केसर डशौर | तिहि परिस ताप मिट्त सरीर ॥। 
गंधव॑य और किन्नर सबाल । मिलि अंग रंग पहर समाल ॥१००॥””६ 
वर्षा-वर्णन में भी उपयुक्त प्रवृत्ति लक्षित होती है, जैसे :-- 
“घने घोर गज्जंत वर्षत पानी, कल्लापी पपीहा रहे भूरि बानी । 
तहाँ बाल रूलंत गावंत रीनी, रही जाय आश्रम भई काम भीनी ॥११२। 
शरद-ऋतु-वर्णन भी उद्दीपन प्रधान है। प्रारम्म तो प्रकृति-चित्रण कीं दृष्टि से ठीक 
किया है, यथा ;-- 
“बहु खंजन रंजन न्ंग अमें, कल्न७हंस कशानिधि बेदु अमें। 
बसुधा सब उज्जल रूप किये, सित बासन जानि बिछाय दिये॥११७॥” ५ 


| १9 9 


१ हम्मीररासो, छुं० १००-२६, पु० २०-७ * पृथ्वीराजरासो, छंद १-७२, एघ० १९७७- 
८॑ ' हम्मीररासो प० २१, (अन्य उदाहरण के लिए देखिये अध्याय ९, अलंकार प्रकरणां- 
तर्गत अनुआास का उदाहरण, ए० ११८) ४“* वही, छुं० १३०-६३, छू० २७-३२ * वही, ए० र८ 
* वही, ए० २९२ * वही, ए० २४ “ बही, ए० २४ 


श्पूद हिंदी वीरकाढ 


पर आगे चलकर बाला के हाव-भाव वरित किए गए हैं ।" हेमनत तथा शिशिर-वर्शान में 
भी उसी एक भाव की प्रधानता है, जैसे :-- 
बहे बहु भाँति त्रिबिद्धि समीर, रहे नहिं घीरज होत अधीर । 
लता तर भेंटत संकुत्त भूरि, भए तृण गुल्म हरे जड़ मूरि ॥” 
अत[उद्दोत के आखेटर तथा राव हम्मीर के वाटठिका-वर्णानं में जोधराज ने नाम 
गिताने की परम्परागह शैली ही का अनुकरण किया है। आखेट-तर्णन में उद्दीपन भाव की भी 
प्रधानता है। उनकी इंस प्रवृत्ति के कुछ उदाहरण ये है ;--- 
“कहूँ रहे केउरा छुही जाय, संदुष्प ओर संभो सु आय । 
आचीन नगगस ओर असोक, पाठल सचमोलिय बोलि कोक ॥? 
एला लवंग अंगूर बेलि, माधुज्ज लता माधुरी मेलि ॥7 
तरु ताल तम्ताल रुताल और, ता मध्य कप्रत अरु कुमरुद भौर ॥३६०॥१५ 
यद्ध तथा सेना के वर्णन में पावत, वर्षा आदि के प्रचलित रूपकों का प्रयोग करके उत्प्रेत्ञा 
आदि के उदाहरण भी इस कवि ने दिए हैं |* 
इस प्रश्ार जोधराज ने परम्परागत प्रकृति-बर्णशन को ही अपनाया है। सम्पूर्ण धारा में 
जोवराज ही ने सभी ऋतुश्रों का वर्णन किया है, पर उनमें परिपादी-पालन तथा उद्दीपन की 
ही अधिक प्रधानता हें । उपके संपूर्ण प्रकृति-तर्णन में कोई नवीन बात नहीं, परिपाटी का अनु- 
करण-मात्र हैं । 
अन्य कवि 
प्रकति-वर्शन की दृष्टि से इस धारा के अन्य कवियों का स्थान श्र॒त्यंत साधारण है। इनमें 
से केवश गोरेलाल ही उल्लेखनीय हैं। उन्होंने स्वामी प्राणनाथ के उपदेशान्तर्गत प्रकृति-चित्रण 
की ओर कुछ ध्यान दिया है, पर यह वर्णन भी भागवत के उपदेशात्मक ढंग पर लिखा गया है । 
इस में नख-शिख, »ंगार तथा जुगलकिसोर-किसोरी के कुञ्न-विहार की ही प्रधानता है।* 
शेष कवियॉ--जटमल, मतिराम ( केवल आलोच्य छुंदों में ), सदानंद तथा गुलाब का 
इस संबंव में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इन कवियों की रचनाओं में प्रासंगिक रूप से यत्र-तत्र 
प्रकृति के उल्लेख आ गये हैं, जो उद्दीपन एवं अप्रस्तुत-पद-योजना के ही अंतर्गत माने जाने 
चाहिए. । 
सारांश यह है कि इन कवियों ने प्रकृति की ओर से एकदम आँखे बंद कर ली थीं। यही 
कारण है कि यहाँ पर इनके काव्य पर अलग से विचार नहीं किया गया है। 





* हस्मीररासो, छु० १३१८-२१, ए० ३४-४९ * वही, ए० २६ * वही, छं० १६७-२०३, पृ० 
४०-३ * वही 8० ३९५-२७६, ए० ७२-३ + वही, पए्‌० ७२-३ * वही छुं० ४८०, घृ० ६७; छुं० 
४०, यू० १०६;छु० ७३३२-४७, छ० १४०; छुए ७७०, एछ० १४०४१ छु० परुण, प० १६६ 
3 छुन्नत्रकाश, ए० १९३-१५४ । 


अध्याय ८ 
शैज्ञी ओर भाषा 


सामान्य-परिचय-- आलोच्य ग्रंथों के अवलोकन से विदित होता हे, कि इस घारशा में 
विविध प्रकार की काव्य-शैलियाँ प्रचलित थीं | विभिन्न कवि प्रबंध भर मुक्तक दोनों प्रकार की 
शैलियाँ अपनाया करते थे | 


अधिकतर कवियों ने वर्णनात्मक-शैलियों का प्रयोग किया है, पर संवादों का समावेश 
करके इन्हें सरसता प्रदान करने की भी चेष्टा की गई है । कुछ कवियों ने शीघ्रातिशीघ्र छुंदों में 
परिवर्तन करके अपने ग्रंथों को रोचक बनाया है| जिन कवियों ने ऐतिहासिक घटनावली को 
अधिक प्रधानता दी है उनकी रचनाओं में गद्यवता का भी समावेश हो गया है। 


कुछ कवियों ने सयुक्ताक्षर एवं नादात्मक शैली का वहिष्कार किया हैं। पर अधिक संख्या 
उन कवियों की है, जिन्होंने उक्त शैलियों का प्रचुरता से प्रयोग किया हैं। परिणाम यह हुआ है 
कि उनकी रचनाओं के वे अंश नीरस और अरुचिकर हो गए हैं। कतिपय कवियों ने वस्तुओं 
की लम्बी-लम्बी सूचियों तथा व्यक्तियों के नामों की आवृत्ति स्वतंत्रतापूर्षक की है, जिसके कारण 
उन अंथों में शुष्कता का समावेश हो गया है। कुछ ऐसे भी ग्रंथ मिलते हैं जिनमें आश्रयदाताओं 
की अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रशंसा की गई है। ऐसी रचनाओं में अस्वाभविकता का अधिक 
सम्प्रश्रण हो गया है। गोरेलाल जैसे कवियों ने प्रेमणागीं पद्धति का आश्रय लेकर दोहे, चौपाई 
में अपनी रचना की है। जोघराज आदि ने “पृरथ्वीराजरासों? तथा 'रामचरितमानस” आदि ग्रंथों की 
शैलियों से भी लाभ उठाया है। . 

कुछ कवि प्रलोभन के वशीभूत होकर अपने काव्य का चरित्न-नायक साधारण व्यक्ति को 
ही चुन लिया करते थे। इसका परिणाम यह होता था कि न तो रस का परिपाक ही हो पाता था 
था ओर न शैली ही प्रभावोत्पादक बन पाती थी, जैसा कि “हिम्मतबहादुर-विरुदावली” से 
सिद्ध होता है। 


भाषा की दृष्टि से प्रायः इन सभी ने ब्रज को ही अपनी रचना का साधन बनाया है। 
उसमें अधिकांश कवियों ने फ़ारसी, अरबी तथा तुर्की आदि विदेशी तथा बुंदेलखंडी, बैसवाड़ी, 
अंत्वेदी, एवं मराठी राजस्थानी आदि सभी भाषाओं के शब्दों का स्वतंत्रतापूजंक प्रयोग किया है | 
तत्सम और तद्भव दोनों ही प्रकार के शब्दों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त बोल- 
चाल के स्थानीय शब्दों को भी अपनाया गया है । 


प्राचीन अग्रचलित शब्दों के भी प्रयोग किए. गए, हैं| जिन कवियों ने संयुक्ताक्षर और 
नादात्मक शैली को अपनाया है आथवा प्रशंसात्मक पद्धति का प्रयोग किया है, उनकी भाषा में 
अस्वाभाविकता ओर शब्दों की तड़क-भड़क अधिक मिलती है। शब्दों की तोड़-मरोड़ भी इन 
कवियों द्वारा की गई है । 


१६० हिंदी वीरकाव्य 


इन रचनाओं में मुहावरों और लोकोक्तियों का भी प्रयोग किया गया है, जिसके कारण से 
भाषा की शक्ति अधिक बढ़ गई है। 

अधिकांश कवियों ने 'छुःतथा 'जु' जैसे निरथेक शब्दों का उपयोग करके श्रपनी रचनाओं 
को अधिक अरोचक बना दिया है। भूषण आदि कुछ कवियों की भाषा में खड़ी बोली के रूप मी 
मिलते हैं । 

ऊपर जो कुछ लिखा गया हैं उससे हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि इस धारा की 
शैली और माषा पर तत्कालीन प्रचलित सभी साहित्यिक शेलियों का प्रभाव है। इन कवियों में 
से अधिकतर द्रबारी एवं लोभी कवि थे, जिन्होंने अपनी बधी-बंधाई परिपाटी का ही अनुकरण किया 
है। कुछ ऐसे भी कवि थे, जो अपने पांडित्य-प्रदशन और चमत्कार के जाल में बुरी तरह से फंसे 
हुए थे । इनकी रचनाओ्रों मे शैली और भाषा संबंधी संकीणंता और नीरसता का वतम्रान रहना 
स्वाभाविक था । पर कुछ ऐसे कवि भी थे जो इन प्रलोमानों और संकीर्णताओं से ऊँचे उठ सके 
थे । उनकी कविताओं में शैली और भाषा का अ्रधिक निखरा हुआ सरस और परिमाजित रूप दृष्टि- 
गोचर होता है ! भूषण और गोरेलाल के नाम इस दृष्टि से लिये जा सकते हैं । 


“'वीरसिहदेव-चरितः तथा “रत्नबावनी/ 

केशव ने 'वीरसिहृदेव-चरित? में वर्शनात्मक शैली का अनुकरण किया है, पर उसमें संवादों 
की भी प्रधानता है। इन संवादों के कुछ स्थल व्यथे के तक ओर उपदेश से परिपूर्ण हैं।* जहाँ 
पर कवि ने उपदेशात्मकता का बहिष्कार किया है, वहाँ पर नाठकीय त्वरा का समावेश हो जाने के 
कारण ग्रंथ सरस हो गया है। 

सबसे बड़ी विशेषता केशव की शैली की यह है कि उन्होंने वीर-काव्य की परंपरागत सूची 
गिनाने की पद्धति का बहिष्कार किया है, जिसके फलस्वरूप ग्रंथ नीरस नहीं होने पाया है। पर 
इतिहास की इतिबृत्तात्मकता के कारण “वीरसिहदेव-चरित” में शुष्कता का समावेश अवश्य हो 
गया है। 

इस अंथ में केशव ने न तो संयुक्ताक्षर-शैली का अधिक अनुकरण किया है ओर न 'राम- 
चंद्रिका' के समान अलंकार, चमत्कार आदि के फेर में बुरी तरह से पड़े 'हैं। इसी कारण “वीर- 
सिंहदेव-चरित” की स्वामाविक सरसता की बड़ी सीमा तक रक्षा हो गई है। बीच-बीच में श्र गार 
ग्रादि के रूपक बाँधकर केशव ने इईंसे सरस बनाने की भी चेष्टा की है।* 

पर 'रत्नवावनी” में वीरसिहदेव-चरित' की अपेक्षा रस-परिपाक की दृष्टि से केशव अधिक 
सफल हुए हैं। उन्होंने 'रत्नवावनी” में संय॒क्ताज्षर-शैली का प्रयोग करके उसे शब्दावली की तड़क 
भड़क से युक्त करने की भी चेष्टा की है |* साथ ही यद्भधक्षेत्र मे कुमार और विप्र के लंबे वार्तालाप 
भी कुछ अस्वाभाविक हो गये हैं।* 

केशव ने अपनी रचना ब्रजभाषा में की है । हनकी काव्य-भाषा पर बुंदेलखंडी का अधिक 
प्रभाव है। भाषा की दृष्टि से “वीरसिंहदेव-चरित? को एक साधारण ग्रंथ मानना ही समीचीन होगा। 





) वीरसिहदेव-चरिन्र, ए० २-१४ - वही, छू० ७३-४ 3 केशव-पंचरत्न, रतन- 
बावनी छुं० २७; एृ० ६ वही, वही, छु० ४-२०, पृ० २-४६ 


शैली ओर भाषा १६१ 


यद्यपि इस अंथ में ऐसे स्थलों का अभाव नहीं है, जहाँ पर भाषा के साहित्यिक रूप के दर्शन! होते 
हैं, पर कवि की भाषा संबंधी नीति इस अंथ की सरलता की ओर अधिक झुकी हुई है। अश्रधिंकांश 
स्थानों पर भाषा गद्य का रूप लिए हुए है। 


“वीरसिंहदेव-चरित्र” में सरल संस्कृत-शब्दावली का भी प्रयोग किया गया है, पर लम्बे- 
लम्बे समस्त-पद वहिष्कृत किए. गये हैं। केशव ने इस ग्रंथ में लोकोक्तियों को मी यथास्थान प्रयुक्त 
किया है, जैसे :-- 

बिहना फूल्यों अंग न माई, अगिहाई जरै,१' ओली ओोड़,* गाइ न जाने नाचि माँगि 
आवे नहि मोही ।* 

इस ग्रंथ में फ़ारती-अरबी के शब्द अपेज्षाकृत कम प्रयुक्त हुए हैं। भाषा-प्रयोग की 
दृष्टि से केशव रत्न-बावनी! में अधिक सफल हुए हैं। उनकी इस रचना' में भाषा और शैली 
का अधिक निखर हुआ ओर ओजस्त्री रूप देखने में आता है। नादात्मक निरथथंक पदावली से 
रहित शैली और भाषा का स्वाभाविक दशन इनकी इस रचना में मिलता है । 

उपयुक्त विवेचन का अमिप्राय यह है कि आलोच्य वीर-काव्यों में केशव की शैली और 
भाषा क्लिष्टता और ऋत्रिमता के अस्वाभाविक दोषों से रहित है। यद्यपि वीरसिहृदेव” में कवि 
को इन दृष्टियों से उतनी सफलता प्राप्त नहीं हुई है, जितनी होनी चाहिए थी, पर “रत्न-बावनी? 
में वे पर्याप्त मात्रा में सफल हुए हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं हो सकता । 

गोराबादल की कथा 

जठमल ने “गोराबादल की कथा? में प्रचलित वीर-काव्य शैल्ञी का प्रयोग किया है, पर 
नाम गिनाने, नादात्मक और द्वित््व-वर्ण वाली पद्धति को प्रयः नहीं के बराबर अपनाया है। ऐसा 
करने से अंथ की रोचकता में वृद्धि हुई है। पर अनुप्रास के फेर में पड़ने के कारण “गोराबादल की 
कथा? कहीं-कहीं पर नीरसता और अरोचकता से युक्त हो गई है |* जहाँ पर जठ्मल ने नाम 
गिनाने* की चेष्टा की है, वहाँ पर मी काव्य-गत गुणों की न्यूनता वर्तमान"-है। कहीं-कहीं पर 
शब्दों की तड़क-भड़क ही के जाल में दृष्टि फेस जाती है, यथा ४-- 

“सुभट सुभट सूँ लड़गि, पढ़गि जहँ खड़ग भड़ाभड़ । 
जुड़गि जुड़गि तहेँ जुड़गि छुड़गि तहँ खड॒ग घड़ाधड़ ॥ 
सुड़गि मुड़गि जहँ सुडगि, सुड़गि कोठ अंगन मोड़िग । 
गहर गहर गजदुन्त, भजत भुदृपति गहतो डिग ॥ 
संग्राम राम रावण सु परिं, जुड़े जान ऐसी जुगति। 
सलसले सेस सायर सलल, धड़हड़ कंप्यो धवल हरि ॥?५ 

इस ग्रंथ में ब्रजभाषा का प्रयोग हुआ है, पर उस पर सवंत्र राजस्थानी का प्रभाव वत्तेमान॑ 

है। यदि यह कहा जाये कि गोराबादल की कथा” की भाषा कतिपय स्थलों पर राजस्थानी के भार 


१ वीरसिहदेव-चरित्र, ए० ७३-४३. * वही छु०, $ ध० दइे६ + वही, छुं० 
६३, पु० १०. * वही, छु० ९०, ए० ६० “ वही; छू० ७, ए० ७७ ० गोराबादुल की कथा, 
छुं० ४८-४६ ४“ वही, छुं० ७०२ ८ वही, छे० १३२ 
१ 


१६२ हिंदी वीरकार्थ्य 


से इतनी दब गई है कि उसके वास्तविक स्वरूप का जानना कठिन हो गया है, तो अनुचित 
न होगा । 

जटमल ने संस्कृत की शब्दावली के अपभ्र श॒ रूपों का भी प्रयोग किया है, जैसे खेत (क्षेत्र)," 
लक्खण (लक्षण),* प्रापत (प्रात), इत्यादि। इसके साथ ही फ़ारसी-अरबी आदि के अमली 
(शासक), हरम, दीदार, आदि शब्दों का भी प्रयोग किया गया है । 

इस प्रकार जय्मल की शेली और भाषा कतिपय दोषों और त्रुटियों से युक्त होते हुए मी 
काव्योचित गुणों से श्रोत-प्रोत है। उसमें ऐसे स्थलों का अभाव नहीं है, जहाँ पर कवि को अपने 
काव्य के कला-पक्क में पूर्ण सफलता मिली है । 

ललित लत्ाम 

“मतिराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषत” यह है कि उसकी सरसता अत्यंत स्वाभाविक 
है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है, न भाषा की | भाषा शब्दाडम्बर से स्वथा मुक्त है--केवल 
अनुप्रास के चमत्कार के लिए. अशक्त शब्दों की मरती कही नहीं है। जितने शब्द और वाक्य हैं 
वे सब भाव-व्यंजना में ही प्रयुक्त हैं। रीति-अंथ वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती ओर 
स्वाभाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं-कहीं वह अनुप्रास के जाल में बेतरह जकड़ी 
पाई जाती है। सारांश यह है कि मतिराम की सी रस-स्निग्ध और प्रसादपू्ण भाषा-रीति का अनु- 
सरण करनेवालो में बहुत ही कम मिलती है। 

,.-रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पत्माकर को छोड़ ओर किसी कवि में मतिराम की-सी 
चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती ।?* 

मतिराम की वीरकाब्य संबंधी रचना में उपयुक्त प्रायः सभी विशेषताएं वर्तमान हैं । 

भूषण-म्रंथावल्ी 

भूषण की रचना-शेली मुक्तक है | उसमें प्रबंध-काव्य की सी वएनशैली को आशा करना 
भूषण के साथ अन्याय करना होगा | फिर भी संपूर्ण काव्य में शिवाजी के जीवन की प्रमुख एवं 
विस्तृत घटनाओं का समावेश हो जाने के कारण फुटकर काव्य होते हुए. भी, उसमें वर्णन की 
विविधता के लिए, पर्यास अ्रवसर प्राप्त दो गया है | 

साधारणतः भूषण की शेली विवेचनात्मक तथा संश्लिष्ट है। विवरणात्मक-प्रणालीं का 
इन्होंने बहुत ही कम उपयोग किया है। रायगढ़ के वर्णन में भूषण ने ईंसी शैली का प्रयोग 
किया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दरबारी और म॒ुक्तक-रचना करनेवाले कवि द्वोने के नाते 
भूषण ने विवस्णात्मक-शैंली का बहुत कम प्रयोग किया है, पर जितना उन्होंने इस प्रणाली का 
अनुसरण किया है, उसमें इन्हें अत्यधिक सफलता प्राप्त हुई है । 

भूषण की सबसे अधिक मेँजी हुए शेली विवेचनात्मक है। इसके उदाहरण “'शिवराज- 
भूषण? में प्रचुर मात्रा में वत्तमान हैं | 


) गोराबादुल की कथा, छ॑ं० २ + वहीं, छु० ४९४ + वही, छु० ३२ * वही, 
छुं० ३ “वही, छुं० ६६ ' वही, छुं० ६ढ३शे “ रामचन्र शुक्त, हिंदी-साहित्य का 
इतिहास, नवीन संस्करण, छ० २६४२-३; मतिराम-प्रंथावली, भूमिका, ए० ७२-८६ * विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र, सुषण-प्रंथावली, शिवराज-भूषण, छुं० ११-२६ वही छुं० ६३, ७३, २८७० 


; शैली और भाषा १६३ 


इसी प्रकार भूषण को संश्लिष्ट शैली का' प्रयोग करने में भी पूर्ण सफलता मिली है।* 
इनकी इस प्रकार की शली से इनके ग्रंथ भरे पड़े हैं । 

इनकी रचनाओं में अलंकार अनायास आते गये हैं। इनके कारण भाषा और भाव के 
प्रवाह में कोई बाधा नहीं पड़ी है, वरन्‌ वे भाव अधिक स्पष्ट करने के लिए, ही आये हैं। भूषण 
ने युद्ध के बाहरी साधनों का ही वन करके संतोष नहीं कर लिया है, वरन्‌ मानव हृदय में उमंग 
भरने वाली भावनाओं कौ ओर उनका सदेव लक्ष्य रहा है| शब्दों और भावों का सामंजत्य भूषण 
की रचना का विशेष गुण है ।* 


भूषण ने अपने समथ में प्रचलित साहित्य की सामान्य काव्य-भाषा ब्रज का प्रयोग किया 
है। यह स्मरण रखना चाहिये कि भूषण ने विदेशी शब्दों का अधिक प्रयोग मुसलमानों के ही 
प्रसंग में किया है| साथ ही दरबार के प्रसंग में भाषा का खड़ा रूप भी देख पड़ता है । 
इन्होंने विदेशी शब्दों से क्रियापद अवश्य बनाये हैं, पर उनके प्रयोग प्रायः परम्परा- 
भुक्त ही हैं| क्रियाओं के नये प्रयोग उन्होंने कम रक्‍खे हैं | भूषण ने विदेशी शब्दों में भाषा के 
प्रत्यय तो लगाये हैं, पर संस्कृत के प्रत्यय बहुत कम दिखाई देते हैं | मुगलेटे, पठनेटे, आदि शब्द 
भूषण ने बनाये हैं। संस्कृत प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर “अनचैत” आदि शब्द कहीं लिखे हैं। 
विदेशी प्रत्यय देशी शब्दों में भी कहीं-कहीं देखे जाते हैं जैसे :---“दुलदार” । 
भूषण ने अरबी-फ़ारसी ओर तुर्की के शब्द अधिक प्रयुक्त किये हैं | ऐसा करने में उन्होंने 
तत्कालीन मराठी की प्रवृत्ति को ग्रहरा किया है। बेदिल, गैरमिसिल आदि शब्द भूषण की भाषा 
में मराठी से हो होते हुए आये हैं | भूषण ने बुन्देली के शब्दों का भी प्रयोग किया है यथा ;--- 
“धवीर धरबी न घरा कुठु॒ब के घुर की |? 
इन्होंने बैसवाड़ी एवं अंतवंदी शब्दों का भी कहीं-कहीं प्रयोग किया है जैसे :- 
(क) कालिह के जोगी कलौंदे को खप्पर 
(ख) 'गजन की ठेल-पेल सैल उत्तलत हैं हे 
(ग) 'िरी तरवार स्याह नागिन ते जासती ।! 
भूषण की भाषा का रूप साहित्यिक दृष्टि से बहुत परिष्कृत और गआराह्म तो नहीं है, पर 
व्यावहारिक दृष्टि से बुरा भी नहीं कहा जा सकता। ऐसा प्रतीत होता है कि महाराष्ट्र देश- 
वासियों के लिए अपनी कविता को बोधगस्य बनाने के उद्देश्य से ही भूषण ने ऐसी भाषा का 
प्रयोग किया है। 
कहीं-कहीं पर भूषण ने अपग्रचलित शब्द रख दिये हैं, जिनका अर्थ साधारण जनता नहीं 
जान सकती । साथ ही उन्होंने विदेशी शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी है, उदाहरणार्थ फ़ारसी के 
तकिया (आश्रय), तनाय (तनाबन्‍॑डोर), बगार (बलगशार--दुर्गम घाटी) आदि शब्द; अरबीं के 
सरजा (शरज:-- सिंह) तथा अबस (व्यथै) एवं तुर्की के तुरमती आदि प्रस्तुत किये जा सकते हैं। 
भूषण ने तत्सम शब्दों का प्रयोग कम किया है। उनकी रचना में तद्भमव रूप ही अ्रधिक मिलते हैं । 


अन्‍े 


3 विश्वनाथप्रसाद [मिश्र, भूषण-अंथावली, शिवराज-भूषण, छुं० श८झ, &् ' बही, 
छूं० ९१, ९६, ६९, ८३, १६१ 


१६४ हिंदी वीरकाव्य 


पर कहीं-कहीं पर ऐसे तद्भव एवं ठेठ शब्दों का प्रयोग भी मिलता है, जैसे--ओत (आश्रय); 
गारो (गर्व) आदि । कहीं-कहीं पर दो-एक क्रियाएँ संस्कृत के मूल रूप से भी ले ली गई हैं :-- 
जैसे, 'सिदति है? आदि । 

अपभ्रैश-काल से परानी हिन्दी में कुछ शब्द प्रयकत होते रहे हैं| उनका प्रयोग भूषण ने 
बहुत कम किया है। उन्होंने जो ऐसे शब्द लिये है, वे बहुत चलते हैं, जैसे बयन, पैज आदि । 
इससे स्पष्ट है कि भूषण की भाषा मिश्रित भाषा है । 

इन्होंने शब्दों को अ्रपेज्ञाकृत कम तोड़ा है, यथा ४-- 

महिमाबान' को 'महिमेवाने?, 'अंबरीष' को “अंबरीक ।! 

भूषण की कविता में ओज पर्याप्त मात्रा में है। प्रसाद का भी अभाव नहीं है। 'शिवराज- 
भषण” के आरम्भ के वर्णन में और <ंगार के छंदों में माधुय बहुत है। 

भषण ने मुहावरों का कम प्रयोग किया है। कुछ उदाहरण नीचे दिये जाते हैं :--- 

मुहावरे--(क) मौरन के अवसान गए, मिट । 

(ख) नाह दिवाल की राह न धाओ | 

लोको क्ति-- (ग) सौ सो चूहे खाय के बिलाई बै> जप के | 

उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह धारणा स्थिर हो जाती है, कि यद्यपि भूषण की भाषा 
साहित्यिक दृष्टिकोण से उखड़ी हुईं है, पर उसके इस विक्ृत रूप के अनिवार्य कारण हैं | अवसर 
के अनुरोध और समय के प्रभाव से भाषा को यह रूप जान-बूककर दिया गया है। भूषण की 
भाषा बहुत मुहावरेदार एवं परिष्कृत न होने पर भी अ्रव्यावहारिक नहीं है।'* 

सारांश यह है कि शैली तथा भाषा की दृष्टि से भूषण को जितनी सफलता मिली है, उतनी 
इस धारा के श्रन्य कवियों को अपेक्षाकृत कम प्राप्त हुईं है। 

राजविलास 

मान ने 'राज-विलास” में दरबारीं कवियों की अ्रतिशयोक्तिपूर्ण शेली का अवलम्बन किया' 
है | इसीलिये उसने कतिपय घटनाओं का बहुत बढ़ा-चढ़ा कर चित्रण किया है। मान की कविता 
में रीति-कालीन-दरबारी कवियों की सारी विशेषताएँ विद्यमान हैं | इसीलिये इनके वर्णन प्रायः 
अस्वाभाषविक दो गये हैं । 

सूची परिगणन की प्रथा में यह सूदन से पीछे नहीं रहे हैं। घोड़ों,' लूठ की सामग्री3, बाज़ार 
की वस्तुओं तथा अख्र-शस्त्रों" आदि की लम्बी-लम्बी सूचियों की अंथ में अनेक स्थलों पर 
भरमार है। 

कहीं-कहीं पर शब्द-नाद के ऋत्रिम प्रयोगों तथा अलंकारों के बलात द्रिशन से भी 'राज- 


. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र; भूषण-मंथावली, भूमिका पछू० ६०-७०,! ८३-६३; हिंदी-भवन 
लाहौर; वही, वही, ४० ८४-१०४; सिश्रबंधु; वही, वही, ए० ६०-७८; चअजरत्नदास; वही, वही, 
गृ० १२२-६; भगीरथ प्रसाद दीक्षित; भूषण-विभशे, ए० १३४-४७; उदयनारायण तिवारी, वीर- 
काव्य, ० २६७-७०; रामचन्द्र शुक्ल, हिंदी-साहित्य का इतिहस, ४० २९६-७ २? राजबिलास, 
छुं० ८-१०, ए० ६७ ) वही, छुंदु ३४७, ए० १०१ ४ बही, छुं० ६३$-१४७, घृ० ४७-९४ 
>बही, छुं० २७ घु० ६३-१०० 


हे 


शैली और भाषा १६५, 


विलास? में अस्वाभाविक्रता का समावेश हो गया है, जैसा कि नीचे की पंक्तियों से सिद्ध 
होता है :-- 

“उनकि गज घंटा सु उननन भनकि भेरि नफेरि भननन | 

पनकि परम उनरग वननन, भझनकि ज्यों रूत्लरी ऋनननं ॥?? हा 


“राजविलास? के अध्ययन से ज्ञात होता है कि कवि को शंगार तथा शांत रखात्मक स्थलों 
पर वीररसात्मक स्थानों से अधिक सफलता मिली है।* इसमें कुछ ऐसे स्थल हैं, जहाँ पर भावो- 
त्कष उत्कृष्ट कोटि का बन पड़ा है ।3 


कहने की आवश्यकता नहीं है, कि 'राजविलास” में ऐसे स्थल बहुत कम हैं, जहाँ पर कवि 
को अपनी प्रतिभा निर्दोष रूप से दिखाने का अवसर मिला है, अन्यथा यह अंथ अरुचिकर पद्यों 
से भरा पड़ा है। व्यक्तियों के नामों की सूचियों ने इप्ते और मी नीरस बना दिया है | 

(राज-विलास” की भाषा ब्रज है, जिसमें राजस्थानी के शब्दोंकी मरमार है। उसने संस्कृत 
के तत्सम शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया है ।” साथ ही स्थान-स्थान पर अपनी रचना को श्रोज- 
स्विनी बनाने के लिये कवि ने कृत्रिम डिंगल का भी प्रयोग किया है |* 

'राज-विलास” में अ्रबी-फ़ारसी के शब्दों की संख्या अत्यल्प है। मान ने सु? का प्रयोग 
अधिक किया है, यहाँ तक कि शब्द के बीच में भी कहीं-कही पर थु' लगा दिया है, यथा ;-- 

माधव सु! सिंह चौड़ा मरद्‌ । रावर सु बोलि जस करन रंग | 
मान की रचना में लोकोक्तियों का बहुत कम प्रयोग हुआ है, जैसे कि :--- 
कोटिक किए कलाप | दूध फट्दो न होय दृहि ॥ * 

राजविलास' के देखने से विद्त होता है कि मान ने कहीं-कहीं पर दूसरे कवियों के छुंदों 
से भी लाभ उठाया है, विशेष कर ठुलसी के 'रामचिरत-मानस” से जैसा कि नीचे दिए हुए छुंदों 
से स्पष्ट होता है 


सान ४- “सु मद पीबो सक्‍वड॒हि, डसि वृश्चिक लसि भूत । 
कि कि कौतुक ना करे, सो दिलल्‍लीपति सूत ॥?”*१ 
तुलसी :--- अह अहीत पुनि बातबस तेहि पुनि बीछी मार । 


तेहि पिलझाइअ बारुनी कहहु कौन उपचार ॥१*९ 
ऊपर किये गये विवेचन के पश्चात्‌ यह परिणाम निकलता है कि शैली और माषा' की 
दृष्टि से मान की कविता सदोष होते हुए भी शुद्ध कवित्व-शक्ति, भाषा-सोष्ठ व, ओज तथा स्वाभा- 
विकता से श्रोत-प्रोत है। अतएव इस दृष्टि से इस धारा के कवियो में मान का एक विशेष स्थान है | 


१ राजविलास, छुं० १०६, छु० ३० + वही, छुं० १४, ४० ३२ | बही, छुं० ८०, घ० 
१६० ४ बही, छुं० ९६-६८, प० १९६३-४९; वही, छुं० ८१-९१, एछ० १६८०६. * वही, 
छुं० ३५, ४० ७ * वही, छुं० २४, ४० २१६४-६३ + वही, छु० ४६, ए० १४३ “ बही; 
छुं० ६२, पू० १६६-७  ' वही, छुं० ११०, ए० २०२ )" डा० साताश्रसाद गुप्त; भ्री 
रामचरितमानस, दों० १८०, छ०२२६ 


१६६ हिंदी वीरकाव्य 


छन्नम्रकाश 
गोरेलाल ने “छुत्र-प्रकाश”! की रचना जायसी के 'पद्मावत” और तुलसी के 'रामचरित- 
मानस” की दोहै-चौपाई की शैली में की है। इसमें वणन की विशदता तथा प्रसाद गुण की प्रधानता 
है। उन्होंने <फार-डकारादि लोमहर्षक वर्णों को अस्वाभाविक रूप में प्रयुक्त करने का प्रयत्न नहीं 
किया है। सरल से सरल और स्वाभाविक से स्वाभाविक रचना द्वारा भावों का समुचित उत्कर्ष 
दिखलाने में गोरेलाल पूर्णरुप से सफल हुए हैं। 
इस प्रकार की सफलता कबि को चौपाइयों की अपेज्ञा दोहों में अधिक मिली है। वस्तुओं 
की यूची परिगणन के अनावश्यक वर्णुन-विस्तार में यह नहीं पड़े हैं। पर युद्ध-क्षेत्र में व्यक्तियों के 
नामों की दीर्घ सूची के कारण अवश्य अरुचि उत्पन्न होती है ।' 
लाल कवि ने निम्न कोटि के शब्द-नाद का' प्रयोग केवल वेचित्र्य लाने के लिये नहीं 
किया है। बहुत थोड़े ही ऐसे स्थल हैं जहाँ पर ऐसे प्रयोग मिलते है, किन्तु उनसे किसी प्रकार 
की कृत्रिमता नहीं प्रकट होती है, यथा ४--- 
'छूटे बान कुहु-कुहु बोला | नम गजनाइ उठे गुरू गोला ।* 


कक 


ल्‍८्‌ 

तथा कं 'मिलमिलत फौज उिल्लाठिल धावे।* 

दोहा-चौपाई में रचना करने वाले प्रायः सब कवियों ने अ्वधी को अपनाया है, परतु 
लाल कवि ने ब्रज-भाषा में रचना की है और उसमें बुंदेली का भी पर्यात्र मिश्रण मिलता है 

इसके अतिरिक्त उसमें अरबी शब्दों के हीसा (हिस्सा -भाग)," तगीरी (तगुयीरीज८* 
तबादला),* तथा फ़ारसी-अरस (श्रश --आकाश)* आदि, अपश्रंश रूप भी मिलते हैं। संस्कृत 
के अन्यत्र से अंत (दूसरे स्थल पर): जैसे प्रयोग भी वत्तमान हैं। गोरेलाल ने मुहावरों और 
कहावतों का भी प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है, यथा ३--- 

खेत खपाथे,* बल दीन्हो, हाह्य करना, * चूमन लगे सबन की दाढी,)' पानी रखना * 
तथा श्रानन मनौ मजीठन माजे? १ इत्यादि | 

इसके फलस्वरूप भाषा अधिक प्रोढ़ ओर भाव अधिक स्पष्ट हो गये हैं। कहीं-कहीं पर 
लाल ने तुलसी का भी अनुकरण किया है, यथा --- 
लाल-- 'रन रस फूल भीस छुबि लूटी । करकर करी कवच की हूटी ।१४ 
तुलसी-- 'एतना कहत नीतरस भूला । रनरस बिटपु पुलक मिस फूला ॥ * 

इस ग्रंथ में कहीं-कहीं पर खड़ी बोली के भी द्शन होते हैं, यथा :-- 

जान अवीन तुम्हे हम सेजा । तुम तौ दिया जल्लाई कल्लेजा ।१६ 
इस प्रकार शैली और भाषा के विचार से लाल कवि अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं | 


) छुन्नप्रकाश ए०३१०३-२०, १९९, १२८ १श३-४ वही, ए० ४६ > बचही, ४० £६ 
४ दीरकाध्य, छ० ३१३०-१६; हिंदी साहित्य का इतिहास, छू० ३इे३३-४ . " छुन्नप्रकाश, घुृ० & 
$ वही, ४० ४६ * वही, ए० १६ ५८ वही, छ० €*८ * वही, ए० $£ १० बही, छ० ३४६ 
3१ बही, एु० ४६ )' वही, ए० ६६४ ?३ वही, ए० १श३ “(४ बही, ए० १३४ १“ श्ञी राम- 
चरितमानस, अयोध्याकायड, घू० २७७ १5 छुन्नप्रकाश, प० १२४ 


शैली और भाषा १६७ 


रीति ओर चारण-शैली को न अपना कर उन्होंने श्रपना मार्ग अलग ही निश्चित किया है, जिसमें 
उन्हें पूणरूप से सफलता मिली है । 


जंगनामा 

श्रीधर ने “जंगनामा” की रचना के लिये वीररसात्मक काव्य-पद्धति को अपनायां है। वौर- 
रस के उपयुक्त छंदों के अ्रतिरिक्त श्रन्य प्रकार के छुंदों का भी उसने प्रयोग किया है। छुंदों की 
इस विविधता और परिवतनशीलता के कारण “जंगनामा” में किन्हीं अंशों में सरतता का समावेश 
हो गया है। कं 

श्रीघर ने युद्ध में सम्मिलित होने वाले अमीरों और नवाबों की लम्ब्ी-लम्बी सूचियाँ दी 
हैं,' जिनमें उनके नामों तथा गुणों की बार-बार आवृत्ति की गई है। इसका परिणाम यह हुआ 
है कि यह ग्रंथ उन स्थलों पर नीरस और शुष्क हो गया है। 

इसके अतिरिक्त संयक्ताज्ञर एवं नादात्मक वरण-प्रयोग* के कारण “ज॑गनामा का अधि- 
कांश भाग शैली की दृष्टि से निर्थंक, अरुचिझर तथा अत्यंत साधारण श्रेणी का हो गया है। 
सोभाग्य की बात है, क्रि श्रीघर ने इस प्रकार के शब्द-नाद का अधिक उपयोग नहीं किया है। 
इन नुटियों के रहते हुए मी श्रीधर ने कहीं-कहीं पर अच्छी शैली का प्रयोग किया है, जिसके 
फलस्वरुप काव्य सरस और सौष्ठवपूर्ण हो गया है । 

'ज॑गनामा? की भाषा परिष्कृत तथा व्याकरण-सम्मत ब्रज है, पर उसमें डिंगल और बुन्देली 
के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। इसकी भाषा में अवधी का भी पुट पाया जाता है। इनकी भाषा 
अधिकांश स्थलों पर अधिक गम्मीर और प्रभावशाली हो गई है ।* 

उपयुक्त कथन का सार यह है कि बहुत सी त्रुटियों के वत्तमान रहते हुए भी “जंगनामा” 
में ऐसे अधिकांश स्थल हैं, जिनसे यह सिद्ध हो जाता है कि श्रींघर में शैली और भाषा का सफल 
प्रयोग करके अ्रपनी कविता को उत्तम एवं निर्दोष बनाने की अनुपस प्रतिमा वत्तमान थीं। 
प्रशंसात्मक शैली को छोड़कर यदि वे स्वतंत्र-रूप से कविता करते तो उन्हें 'ज॑गर्नामा? में शैली और 
भाषा की दृष्टि से अधिक सफलता प्राप्त हुईं होती । 

रासा भगवन्तसिह 


सदानन्द को अपने काव्य 'रासा भगवन्तसिंह” में शैली और भाषा की दृष्टि से श्रपेज्षाकृत 
अधिक सफलता मिली है। उनकी यह कृति, यद्यपि आकार में छोटी है, तथापि छुंदों की अश्रधिक 
संख्या प्रयक्त होने के कारण उसमें रोचकता का सम्मिश्रण हो गया है | वीर॒रस की रचना होते हुए. 
भी उसमें संयुक्ताक्षर शेंली का नहीं के बराबर प्रयोग हुआ है। साथ ही नादात्मक शेंली का तो 
कवि ने एक दम बहिष्कार किया है | परिणाम यह हुआ है कि यह अंथ सरस और प्रभावोत्यादुक 
बना रहा है । 


१ जंगनासा, पंक्तियाँ €२-६०, ७४-८२, १७४-२१२, २३३-३४४, ४१३६-३४, ८६७-१२४६ 
२ बही, पंक्तियाँ १४२१-४०, १५६३-७४ * वही, पंक्तियाँ ६०७४-६० ४ बीरकाव्य, पृ० ३३७- 
४२; जरनल आँवबू रॉयल एशियाटिक सोसायटी ऑवू बंगाल, संख्या ॥,>[्‌, १६०० 
हूं०, ए० ३-२ 


शव हिंदी वीरकाव्य 


इसके अतिरिक्त पात्रों के संवादों के कारण उनमें नाठकीय त्वरा का समावेश हो गया 
है। कवि ने पात्रों के अनुरूप भाषा का रूप बदलने का भी प्रयास किया है। 

मुसलमान पात्रों के वार्ततालाप में इनके द्वारा उद्‌ -प्रधान भाषा का प्रयोग कराया गया है ।१ 

यद्यपि इस कवि ने वब्जभाषा का प्रयोग किया है तथापि उसमें संस्कृत तथा फ़ारसी आदि 
के प्रचलित शब्दों के प्रयोग भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, यथा :--- 

संस्कृत--बारन* आदि | 

फारसी--खत आदि | 

इसके अतिरिक्त इस रचना में फ़ारसी शब्दों के अपभ्र'श' रूप भी मिलते हैं; जैसे--बक- 
सीस ।* उसमें कहीं-कहीं पर साधारण बोलचाल के प्रयोग भी मिलते हैं, यथा ;--- 

तिसे ।४ 

ऊपर के संज्षित विवेचन का सार यह है कि शेली और भाषा दोनों के विचार से सदानंद 
का श्रपनी धारा के कवियों में एक विशिष्ट स्थान है। 

सुजान-चरित्र के 

सूदन ने 'सुजान-चरित्र” में केशव की 'रामचंद्रिका' के समान विविध ग्रकार के छुंदों का 
प्रयोग किया है। छुंदों में शी्रता से परिवर्तन करने के कारण अंथ की शैली में रोचकता का समा- 
वेश हो गया है। उसने प्रत्येक अंक के अ्रंत में इस हरिंगीतिका छुंदु की आधृत्ति की है :-- 
“सुपाल-पालक-सूमिपति बदनेस नंद सुजान हैं। जानें दिल्लीदुल दुक्खिनी कीने महाकलिकान हैं ॥ 
ताकौ चरित्र कछूक सूदन कहो छंद बनाह के । कहि देव ध्यान कवीस नुप-कुल प्रथम अंक सुनाह के | १”? 

प्रत्येक स्थान पर इस छंद के प्रथम तीन पद वही रहते हैं, पर चतुर्थ पद अध्याय की वर्णित 
कथा के अनुसार बदलता गया है । अल 

सूदन ने विविध वस्तु-सूची” और व्यक्तियों: के नामों को गिनाने की शैंली को अधिकता 
से अपनाया है; जिसके कारण 'सुजानचरित्र” के उक्त स्थल नीरस एवं शुष्क हो गए हैं । 

इसके अतिरिक्त सूदन ने संयुक्ताक्षर/ तथा नादात्मक *"शैलियों का जी खोलकर प्रयोग 
किया है, जिसके फलस्वरूप वे स्थल शब्दों की तड़क-भड़क से परिपूर्ण हो गये है। इन स्थानों पर 
कवि की शैली के प्रति पाठक को विवश होकर उदासींनता प्रदर्शित करनी पड़ती है। इन स्थलों 
पर भाव और विषय अस्पष्ट और भाषा बच्चों का खेलवाड़ हो गई है। डिंगल की इस पद्धति पर 
लिखे गये काव्य में बाहरी उमंग की ही प्रधानता है । 


* जागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ९, १६८१ वि०, छुं० २०-३२, ए० ११७ 
+ वही, वही, छं० ७, ४० ११५ ३ वही, वही, छुं० ६, ए० ३१३४ ४ चही, वही, छु० ४७, ४० 
3१२ * वही, चही, छूं० १६, ४० १३६ '* सुजान-चरिन्न, छुं० ३४७, ए० ७ * वहीं, छुं० ३१- 
डे८म, ए० १७३१-४६ ५८ चही, छुं० १३, पृ० ४६-७; छुं० ४०, ७० ४३-४; छुं० र८, ० ७६-५६; 
छु० २-९, ए० १२००४; छुं० ६, ए० १३२-३; छुं० ६-१२, ए० १३४-१; इत्यादि ' वही, छुं० 
3, ४० २१-२; छुं० ८, ए० ३२, छुं० ७, ए० ८६-३६ १" चही, छु०, २ ए० २०-१; छुं० 
१8, ए० १३२५-७; छुं० १६, एृ० १४३; छुं० ११ पू० १८६-७ 


शैली और भाषा १६६ 


सूदन ने अपने ग्रंथ में विभिन्न भाषाओं का प्रयोग किया है। इस संबंध में दिल्ली की लूट- 
वाला अंश” विशेष उल्लेखनीय है। नाना देश की स्त्रियों का विविध प्रकार की माषाश्रों में 
विलाप बड़ा मनोरंजक हो गया है। पर इस प्रकार का भाषा के साथ खिलवाड़ कहीं-कहीं सीमा 
का भी अतिक्रमण कर गया है, जिससे कत्निमता दृष्टिगोचर होने लगती है । 

इसके अतिरिक्त सूदन ने अपनी कविता में जुः और सु! का निरर्थक प्रयोग अत्यधिक किया 
है। यहाँ तक कि नामों के दो खंड' करके उनके बीच में भी सु' अ्रथवा जुः मिड़ा दिया है। यथा:- 

“फरूँक जु सेर! (फरुखसियर), 'ीराँ जु साहि?* सु पाइक ।र 

इस प्रकार के प्रयोगों के कारण ग्रंथ में शैथिल्य दोष का समावेश हो गया है। कहीं-कहीं 
पर तो इसके कारण अर्थ का अनथ्थ हो गया है | 

सूदन की भाषा,साहित्यिक ब्रज-भाष्रा है, यद्यपि उसमें अन्य भाषाश्रों का पुठ भी यत्र-तत्र 
मिलता है। इनके अधिकांश कवित्तो तथा सबैयों में ब्रजमापा का सौद्य स्वभावत: निखर आया 
है, परन्तु भुजंगप्रयात, धुजंगो और कड़खा इत्यादि छुंदा में जहाँ शब्द नाद की उद्भावना की 
चेष्टा की गई है, वहाँ डिंगल और मारवाड़ी के रूप घुस आये हैं और भाषा की स्वाभाविक मृंदुता' 
नष्ट हो गई है| इनकी मापा में ब्रजभाषा का पूर्ण प्रभाव रहते हुए भी पंजाबी, मारवाड़ी+, बैस- 
वाड़ी तथा पूर्वी% के प्रयोग प्रचुर परिमाण में आ गये हैं। साथ ही उदू -मिश्रित-भाषा* का प्रयोग 
भी सूदन ने अधिकता के साथ किया है |" 

सूदुन की भाषा की उपयुक्त विशेषताओं के अतिरिक्त एक उल्लेखनीय गुण यह भी है, 
कि उन्होंने मुद्दावरों का प्रचुरता से प्रयोग किया है, जिससे भाषा अधिक प्रोढ़ और व्यापक बने 
गई है, यथा $--- 

'डाढ़ी की लाज,”” “करत किसान खेत ज्यों लाई!" “बिस्वा बीस! ॥ * 

कहीं-कहीं पर 'सुजान-चरिजत्र! में आल्हा की शैली का भी प्रयोग किया गया है [**१ इसके 
कुछ वर्णनों को देखकर भूषण की शैली का स्मरण हो आता है ।*३ साथ ही उसमें आ्रमीण प्रयोग 
भी मिलते हैं, जैसे :--- 

त्गीच?, ४ लोग बाग?, * तिसः,१९ | 

ऊपर के विवेचन से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सूदन ने विविध शैलियों और 
विविध प्रकार की भाषाश्रों को अपनी रचना में स्थान दिया है। बहुत सी त्रुटियों के होते हुए भी 
उन्हें इस क्षेत्र में आशुतीत सफलता मिली है। इस दृष्टि से उनका स्थान बड़े महत्त्व का है। 


3 सुजानचरित्र, छुं० १६-३०, पु० १३६७-७१ ४ वही, छु० १२ पुँ० 
१३६ ३ चही छुं० ६, घू० ३७ ४ बहीं, छू० २९, छझ० १६८०  ै* वही, छु० २३, घु० 
वही + वही, छुं० २७, ए० १३६६-७० ४" वही, छुं० २६, पु० १६६ ८ वीरकाव्यं, 
पृ० ३८०४-६०; हिंदी साहित्य का इतिहास, पु० ३६६३-७४; मिश्र-बंध विनोद, द्वितीय 
भाग, एू० ७०६, ७१४-७; सुजानचरिन्र, कवि-परिचय, ए० $, ४-६ वही, छे० २६, पु० 
१६२ १" वही, छुं० ३, ए० १६३६ ' वही, छुं० ९, ए० १८९ १" बही, छुं० ११, ४० २१४ 
१३ बही, छुं० ४७७, ए० १५२; भूषण-अंथावली, शिवा-बावनी, छुं० २० १४ सुजान-चरिन्न, छुं० 
डरे, पृ० दम; छुं० १६, एु० ७३. १" वही, छुं० ३७, ए० ३६ १९६ चही, छु० १६, ए० १४० 

रे२ | 


2७० हिंदी वीरकाव्य 


“क्रहिया को रायसो? 

गुलाब कवि ने अपने 'करहिया को रायसो' नामक काव्य में वर्शनात्मक शैली का प्रयोग 
किया है। छुदों के बार-बार परिवर्तित करने के कारण इसमें रोचकता आ गई है। इस ग्रंथ में 
यत्र-तत्र नाम गिनाने की प्रवृत्ति का भी अनुकरण किया गया है ।? 

इस कवि ने अधिकांश स्थानों पर चारणों की संयुक्ताक्षर शैली का प्रयोग किया है। इस 
कारण कहीं-कहीं पर शैली और भाषा बच्चों का खेलवाड़ बन गई है, जैसा कि इन पंक्तियों से 
स्पष्ट होता है :-- 
“झुंडडूडरिंग प्रचंड ड्डिठ करि भुंड ड्डरिपिय । भुस्सुं ड्विढ करि तुंडु हुभ कि भ चमंडुड डुगरिय-॥ 
रुंडडरित अरिंद डूडुरिय अरंभम्भुज पर । रंभगगनन किय भग्गग्गति चल कद्दसिवर ॥* 

हे की बात यह है कि उक्त रचना में इस प्रकार के स्थल अपेक्षाकृत कम हैं। 

गुलाब ने अपनी कविता ब्रजभाषा में को है। मावानुकूल भाषा जुटाने में उन्हें यथेष्ट मात्रा 
में सफलता प्रास हुई है । उन्होंने फारसी आदि भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है, यथा- 
जंग, जालिम ।* 

सारांश यह है कि शैली ओर भाषा की दृष्टि से गुलाब कवि को यथेष्ट मात्रा में सफलता 
मिली है। 

“हिम्मतबहादुर-विरुदावल्ी” 

पदूमाकर की 'हिम्मतबह्माहुर-विरुदावली” की शैली वर्णनात्मक है | इस अंथ के देखने से 
ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इसे कतिपय अध्यायों में विभाजित किया है। प्रत्येक अध्याय के 
अन्त में सूदन के समान पद्माकर ने एक हरिंगीतिका छंद की आवृत्ति की है, जिसकी प्रथम दो 
पंक्तियाँ विषयानुसार परिवर्तित होती गई हैं और अन्तिम दो पंक्तियाँ प्रत्येक स्थान पर समान रही 
हैं ।* पर इस छुंद की आवृत्ति करने में इस कवि ने कथावस्तु के समुचित अनुपात से विभाजन 
का ध्यान नहीं रकखा है और न इस ग्रंथ के किसी भी संस्करण में इस प्रकार के वर्गीकरण का 
संकेत ही है। 

पद्माकर की इस कृति में नाम गिनाने की शैली” के कारण काव्य के सौंदर्य का रूप 
विकत द्वो गया है साथ ही संयुक्ताह्षर और द्वित्व वणात्मक* प्रयोग करके इन्होंने चारण-परंपरा- 
गत शैली का अनुकरण किया है, जिसके कारण शब्दों की तड़क-भड़क के दशन तो हो जाते हैं, 
पर उससे काव्य की आत्मा का हनन हो गया है | इसके अतिरिक्त इस ग्रंथ में यत्र-तत्र नादात्मक 
पंक्तियों के भी प्रयोग* मिलते हैं, जिनका प्रयोग किसी भी दृष्टि से काब्यानुकूल नहीं माना जा 
सकता | इस संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है; कि पदुमाकर ने फेवल परिपाटी मात्र 
का अनुसरण करके ही इसका उपयोग किया है। सौमाग्य की बात यह है कि इस प्रकार की शैली 
के उदाहरण अपेक्षाकृत कम ही हैं । 


१ ज्ञागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग १०, १६०८६ वि०, छुं० २१, २२, 
धृ० २७६-८० * वही, वही, वदी, छुं० ४७ छ० र८७० ? वही, वही, वही, छु० € ४० २७७ 
४ हिम्सतबहादुर-विरुदावली, छुं० २, ४६, ६२, ७७, १८१, २१२ * बही, छुं० २७-३७, 
१8६२-९१ * वही, छूं० ७, ६३ ) वहीं, छे० १३०, १८६ 


शैली और भाषा १७१ 


पदूमाकर के बीर-काव्य की भाषा ब्रज है। भाषा की दृष्टि से इन्हें अधिक सफलता मिली 
है। इनकी भाषा में विभिन्न भाषाओ्रों के अपभ्रंश शब्दों के प्रयोग मिलते है, यथा :-- 

अरबी शब्द--कस्त (क्ररद), कहर (क्ार--गहराई), हैरत, नब्जै ।* 

फारसी शब्द--खिलवतिन (खिलवती >अंतरंग सखा), महम (मुहिम्म ++ आक्रमण), 

गलीम (ग़नीम शत्रु), फ़ते (फ़तह -विजय) |* 
बुंदेलखंडी--खंडी (++ चौथ), पसर करना (55आक्रमण करना), पैरी (- पीढ़ी), कुद- 
चान (>-हाथ की कलाई) | 

अन्तर्वेदी--हरबरे, बुदटें (भाग जाते हैं) उराउ (+-उत्साह) ४ 

उपयुक्त कतियय उदाहरणों से ज्ञात होता है कि पद्माकर ने कई भाषाओं के शब्दों का 
प्रयोग करके तथा उसको अधिक व्यापकता प्रदान करने की चेश करके भाषा-प्रयोग संबंधी संकी- 
णुंता का परित्याग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'सु' जैसे व्यथें के शब्द को भी अ्रपनी 
कविता में स्थान दिया है ।* 

ऊपर किए गये विवेचन से स्पष्ट है कि कवि पद्माकर ने प्रचलित शैली* का अनुकरण 
करते हुए भी भाषा को अधिक उदारतापूवक प्रयुक्त किया है। विषय-प्रतिपादन की दृष्टि से उन्हें 
इतनी सफलता नही मिली है, जितनी माषा की दृष्टि से। व्यंग्यपूर्ण-उक्तियों और उत्साहपूर्ण संबादों 
का “विरुदावली” में सवथा अ्रभाव है | इसमें कवि ने बाह्माउम्बरों का आश्रय लिया है । यह होते 
हुए. भी भाषा प्रयोग की दृष्टि से दूमाकर अपना एक विषिष्ट स्थान रखते हैं। 

“हम्मीररासो” 

शैली और भाषा की दृष्टि से जोधराज का एक विषिष्ट स्थान है। उन्होंने अपने काव्य 
की रचना के लिये “उथ्वीराजरासो! की शैली को अपनाया है, पर एकदम उसी का अनुकरण न 
करके अपनी मौलिकता का भी परिचय दिया है। विषय और भाव के अनुरूप उन्होंने शैली ओर 
भाषा में परिवर्तन करके श्रपने काव्य को सरस और रोचक बनाने में यथेष्ट मात्र में (सफलता ग्राप्त 
की है। सबसे अधिक महत्व की यह बात है कि वीर-काव्य की संयुक्ताक्षर शैली और द्वित्व वणो- 
स्मक शैली का इन्होंने नहीं के बराबर प्रयोग किया है ।* इस प्रकार की शब्दों की भड़ामड़ और 
तड़ातड़ से युक्त शब्दावली का बहिष्कार करके अपने विषय का प्रतिपादन करने में जोधराज को 
पर्यात सफलता मिली है । 

जोधराज के ग्रंथ को देखने से विदित होता है कि वे गोस्वामी तुलसीदास की शैली से भी 
बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित हुए हैं। कतिपय स्थलों पर तो तुलसीदास की कुछ पंक्तियाँ ज्यों 
की त्यों हम्मीररासो में मिलैती हैं, यथा ३-- 


) हिम्मतबहादुर-विरुदावली, देखिये क्रमशः छुंदु ६९, 8६, १२६, १८७, 
(पादु'टिप्पणियों सहित) ' चही, देखिये क्रमशः छुंदु १९ १७, १९, २०६, (पादु-टिप्पणियों 
सहित) २ वहो, वही छुंद १९६, ६२९, १०७, ११३ (पादटिप्पणियों सहित) ४ वही, वही, 
छुंदु १६, ७१, १४४ (पाद-टिप्पणियों सहित) +' वही, छंद ८६१, १२४ * वीरकाव्य, ए० ४३६३- 
७; काव्य-साधना, छु० ६७-७३; पद्माकर-पंचामत, आमुख, ए० ६$६-१२। “ हम्मीररासो, छुंद 
३१३०-४१, ३२६८, ४८०२, 


१७२ हिंदी वीरकाज्य 


(क) जोधराज--“का नहिं पावक जरि सके, का नहिं सिंध्ठ समाय । 
का न. करे झबला प्रबल, किंहि जग काल न खाय ॥! ९ 
तुलसी--“काह न पावक जारि सक, का न सखझुद्र समाह। 
का न करइ अबला अबल, केहि जग कालु न खाह ॥” * 
(ख) जोधराज “सुन वजीर के बचन सुहाये | समीर जमालखान बुलवाये” ।3 
“सुनि गभरू के बचन सुभाये | महिमा फूल खेत में आये” | 
तुलसी “जामवंत के वचन सुहाये । सुनि हनुमंत हृदय अति भाये” ।५ 
(ग) जोधराज “चारि दरा घादी जितो। कीने घाटा रोह”? ।६ 
तुलसी “अस बिचारि गृह ज्ञाति सन कहेड सजग सब होहु। 
हथ वासहु बोरहु तरनि कीजिए घाटा रोह” ॥९ 
इसी प्रकार के अन्य उदाहरण भीं दिये जा सकते हैं| इससे स्पष्ट होता है कि हम्मीररासों 
की रचना करते समय कवि ने 'रामचरितनानस? तथा अन्य ग्रंथों की ज्यों की त्यों उक्तियों को 
स्वतंत्रतापूर्वक स्थान ही नहीं दिया है, वरन्‌ उनकी शैली का प्रभाव उसके ग्रंथ के अधिकांश अंश 


पर वत्तमान है । 
जोधराज ने बीच-बीच में गद्य की वचनिका का प्रयोग किया है, जिससे उसमें रोचकता 


आ गई है| 
हम्मीररावो' में ब्रज-भाषा के साहित्यिक रूप के दर्शन होते हैं, पर कहीं-कही पर उसने 


बोल-चाल की भाषा का रूप धारण कर लिया है। उसकी भाषा में कोमल-कांत-पदावली 'के भी 
दशन होते हैं। विशेषकर श्रृंगाररस वर्णन में | 

जोधराज ने फारसी के शब्दों का तद्भव रूप में प्रयोग किया है, जैसे--हुरम (फा० 
हरम)९ उरज्जर (वज़ीर) |" इसी प्रकार संस्कृत के स्यंदन! के लिए सिंदन,)* कुंवर के लिए 
कौर!१२ का उसने प्रयोग किया है। इंस कवि ने कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी ग्रचुर 
मात्रा में क्रिया है, जिनके कुछ उदाहरण ये हैं-- 

विश्वा बीस, 3 अ्रहि ज्यूं' गहि छुछूदरी१* | 

इस प्रकार के प्रयोगों द्वारा उसने भाषा को अधिक सबल, व्यापक्र एवं प्रौढ़ शक्ति प्रदान 
करने की चेष्टा की है। कहीं-कहीं पर सबरे (सब)१५ सुद्धाः (सहित)"* जैसे आमीण शब्दों के 
प्रयोग भी मिलते हैं | साथ ही '8”४ जैसे निरथ्थक शब्दों को भी इस रचना में स्थान दिया गया है। 

इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि जोधराज अपने समय तक की प्रचलित शैलियों से 
प्रभावित हुए हैं। भाषा पर जोधराज का पूर्ण अ्रधिकार था, इसी कारण भावानुकूल भाषा जुटाने 
में उसे पर्याप्त मात्रा में सफलता मिली है। ! 


हम्मीररासो, छुंदु १४८ + डा० माताप्रसाद गुप्त * श्री रामचरितसानस” अयोध्याकांड, 
दो० ४७, ४० १४६ +) हम्मीररासों छुदु ४३७ ४“* वही, छुंद म३ेश * शरीरामचरितमानस, 
सुंद्रकाण्ड, पृ० ३७१ + हम्मीररासो, छु० ७३१ श्रीरामचरितसानस, अयोध्याकांड, दो० 
१म६, ए० २६३ < हम्सीररासो, छुदु २४७१-२, | वही, छुंद २७६ ौ"" बही, छुंद ३१४ 
१) चही, छंद ४४३ '** वही, छंद ९३६ '* बही, छंद ६४७४ वही, छुंदु ६४७ १* 
बढ़ी, छुंद ६३३" वही, वचनिका, ए० १8२)” बही; छु० ३५१, ४२६ 


हि 


छताय-खड 


ऐतिहासिक अध्ययन 


सामान्य परिचय 


ऐतिहासिक दृष्ट से अध्ययन किये गए ग्रंथों पर विचार करने से विदित होता है कि इन 
ग्रंथकारों की विभिन्न प्रकार की ऐतिहासिक प्रवृत्तियाँ थीं। सबंप्रथम इस बात का पता चलता है 
कि घटनाओं की तिथियों के उल्लेख की ओर बहुत कम कवियों का ध्यान गया है। जिन कवियों 
ने घटनाश्रों की तिथियों का उल्लेख किया है, उनमें से अधिक्रांश तिथियाँ अशुद्ध हैं और इतिहास 
अंथों में दी हुई तिथियों से मेल नहीं खाती हैं। इनमें से कुछ ऐसे कवि भी है, जिन्होंने तिथियों 
की प्रामाणिकता और शुद्धता का समुचित ध्यान रवखा है। 

अपने आश्रयदाताओं के वंश ओर उनके पूवंजो का विवरण देंने में मी इन कवियों ने दो 
प्रकार की परंपराओं का परिचय दिया है। कुछ ऐसे कवि है जिन्होंने इस संबंध में पौराणिक दंत- 
कथाओं, चारणु-परंपराओं तथा काल्पनिक घटनाओं का निःसंकोच भाव से प्रयोग किया है | इसके 
विपरीत कुछ ऐसे भी ग्रंथकार मिलते हैं, जिन्होंने इस संबंध में शुद्ध ऐतिहासिक घथनावली का ही 
आश्रय लिया है| 

पात्रों की दृष्टि से जब इन ग्रंथों की जाँच की जाती है, तो ज्ञात होता है, कि कुछ अंथों 
में पात्रों की संख्या अत्यधिक न्यून है; तथा कुछ में उनके नामों की भरमार है। कुछ पंथों को 
छोड़कर अ्रधिकांश रचनाओं में प्रयुक्त पात्रों के नाम ऐतिहासिक एवं प्रामा,णुक हैं| यहाँ पर यह 
भी स्मरण रखना चाहिए कि इन ग्रंथों में स्नी-पात्रों का न्यूनतम उल्लेख किया गया है। 

घ्नावली का वर्णन करने में-कुछ कवियों ने ऐतिहासिक प्रामाणिकता और इतिवृत्तात्मक 
घटना-चित्रण के ऊपर अ्रधिक ध्यान दिया है। ऐसे ग्रंथों का भी अभाव नहीं है, जिनमें घट- 
नाश्रों का रूप स्वतंत्रतापूबषक विकृत किया गया है तथा मनगढ़न्त काल्पनिक घटनावली का पुट 
दिया गया हैं। 

यही बात सेनाओं की संख्या के संबंध में भी कही जा सकती है। 

यह सब होते हुए. भी ऐतिहासिक दृष्टि से इस धारा का विशेष महत्त्व है। इन अंथों में से 
कुछ ऐसे हैं जो अपने चरित्र-नायकों के जीवन से संबंधित विस्तृत एवं सूछम विवरण देने में सफल 
हुए हैं। यदि ज्ञीर-नीर-विवेक से इन ग्रंथों का अध्ययन किया जाये, तो इन ग्रंथों में से बहुत कुछ 
नवीन एवं मौलिक ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हो सकती है, जिमकी सहायता से तत्काल्लीन ऐसी घट- 
नायें, जो अभी तक अंधकार-गत में निहित है, प्रकाश में आ सकती हैं। इस दृष्टि से इस घारा 
का विशेष महत्त्व है। आगे के पृष्ठों मं,अध्ययन किये गये ग्रंथों पर अलग-अलग सविस्तर विचार 
किया जा रहा है, जिससे ऐतिहासिक इष्टि से इनका वास्तविक मूल्यांकन हो सके । 


अध्याय--- १ 
बीरसिहदेव-चरित 


नीचे के प्रष्ठों में 'वीरसिहृदेव-चरित” की ऐतिहासिकता पर विचार किया जा रहा है। सब 
प्रथम बुंदेल-वंशोत्पत्ति और पात्रों पर विचार करने के पश्चात्‌ अंथ के प्रकाशों के क्रम से अन्य 
घटनाओं का ऐतिहासिक विवेचन किया गया है। 

बुदेल-वंशोत्पत्ति 

केशव के मतानुसार सूर्यवंशावतंस भगवान्‌ राम के पुत्र कुश के वंशज एक राजकुमार ने 
आकर काशी में अ्रपने राज्य की स्थापना की ।"* 

काशी के उक्त राज्य-संस्थापन की तिथि निश्चित करना कठिन है। इसके संबंध में बाबू 
ब्रजरत्नदास का मत है कि काशी के गहरवार राज्य की स्थापना का समय ११६४ ई० में मुसल- 
मानों के हाथों कन्नोज के प्रतापी गहरवार वंश का' राज्य नष्ट हो जाने के पश्चात्‌ से मानना 
चाहिए ।* ब्रजरत्नदास के इस अ्रनुमान का क्या आधार है, यह ज्ञात नहीं। इसके अतिरिक्त 
११६४ ई० में चंदवार और इटावा के मध्य राठौरों की सेनो को पराजित करने के अनन्तर मुसल- 
मानों ने काशी पर भी विजय प्राप्त कर ली थी ।* ऐसी दशा में वहाँ पर गहरवार ज्षुत्रिय कुमार 
अपने राज्य की स्थापना कर सका होगा, इसमें संदेह हेै। उनका यह कथन कि अयोध्या से 
११६२-११६६ ई० के उपरांत भाग कर आए हुए राजकुमार को काशी के गदहरवारों ने सजातीय 
सममभकर राजा मान लिया होगा”४ कोरा अनुमान ही लगता है । प्रथम तो यह कि काशी पर उस 
समय तक मुसलमान्र अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे। दूसरे, छीना-कपटी के उस युग में 
सजातीयता के ही कारण किसी अ्रपरिचित कुमार को राजा चुन लेना साधारण समझ में आने वाली 
बात नहीं प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त केशव के कथन से यह भी स्पष्ट नहीं होता है कि 
अयोध्या के राज्य के नष्ट हो जाने से उसका अमिप्राय हिंदुओं द्वारा नष्ट कर देने से है अथवा 
मुसलमानों के हाथों से | ऐसी परिस्थितियों में केवल इतना ही कह्दा जा सकता है, कि काशी के 
गहरवार क्षत्रिय श्रपने को सूर्यवंशी मानते थे और अ्रयोध्या से आकर उन्होंने वहाँ अपना राज्य 
स्थापित किया था। 

निश्चित-पात्र 


हिंदू-पान्न--वीरभद्ध-इसका विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हैं। गहरवार शाखा के श्र्तिम 
शासक का नाम चैब-कर्ण बतलाया जाता है, जिसको कृष्ण नारायण ने वीरभद्रसिंह संज्ञा दी है । 





) वीरसिहदेव-चरिन्न, अ० २, छुं० ८४-७०, ए० १४ _ * नागरी प्राचारिणी पत्रिका, 
नवीन संस्करण, भा० ३, १६७६ वि०, एृ० ४१३४-६४ 3 डा० ईश्वरीश्साद, हिस्ट्री ऑँव मेडी- 
वल इंडिया, ए० ६३६ ४ नागरी मचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ३, १६७६ बि०, 
पृ७ ४१२ 


वीरसिंहदेव-चरित १७५ 


बंदेल-चरित्र में इसके राज्य की आय एक करोड़ रुपए बतलाई गई है। छन्नप्रकाश” में इसके 
पिता का नाम अजनदेव दिया है।* 


वीर--केशव ने वीरभद्ग के पुत्र का नाम वीर माना है। छुत्रप्रकाश तथा अन्य इतिहास 
अंथों के अनुसार वीरभद्ग के पुत्र पंचम के लड़के का नाम वीर बंदेला था । इन विद्वानों के मत में 
१२१४ ई० में पंचम की मृत्यु हो जाने पर वीर बंदेला राजा बना | उसने १२३१ ई० में कालपी 
मुहौनी और कालिजर के भोजवर्मन चंदेल को जीता | उसका राज्य रीवाँ, अवध और दो-आब 
तक फैला हुआ था। उसकी विजयों का विस्तृत विवरण बुंदेल-चरित्र में दिया है।*ें 


करन (कण)--“यह वीर बुंदेल के पश्चात्‌ गद्दी पर बैठा। इसने नीमराणा के चौहान 
राजा की पुत्री से विवाह किया और बनारस में कर्ण-तीथ मंद्रि बनवाया ।? 

अर्जुनपाल--“यह १२५६ ई० में मुहौनी में आए और गढ़-कंडार को विजय किया ओर 
और ग्वालियर के तवर (तोमर) राजा की पुत्री से विवाह किया ।”* केशव के अनुसार सब प्रथम 
इन्होंने ही मुहोनी को राजधानी बनाया, पर ऊपर बतलाया जा चुका है कि विद्वानों के मतानुसार 
वीर बु देला ने मुहोनी को जीता था । इन्होंने मऊ, कालपी आदि पर शासन किया था | 

साहनपाक्च--(सहनपाल, सोहनपाल) इन्होंने अपने पिता की आज्ञा से कटेरागढ़ विजय 
किया और अपना विवाह गनेशखेरा के धंघेरा की पुत्री से किया । इसने करहरा के जागीरदार की 
सहायता से नाग राजा को आमंत्रित करके छल से सार कर गढ़ कुंडार पर अपना अधिकार 
लिया” |* स्मिथ का अनुमान है कि गढ़ कु डार ओर महोबे पर बुदेलों का अधिकार १३४३ ई० 
(१४०० वि०) में हुआ |? ऊपर कहा जा चुका' है कि केशव के मत से गढ़ कुंडार को इसके 
पिता अजनपाल ने जीता था । 


सहजइन्द्र--(सहजेन्द्र) “१२६६ ई० में गद्दी पर बैठे । 
नौनगदेव--(नोनिकदेव) १३२६ ६० में राजा बने । 
पृध्वीराज--(प्रथीराज) १३६० ई० में इनका राज्यामिषेक हुआ |??$ 


उक्त शासक के उपरांत “कवि-प्रियाः* और “छतन्रप्रकाश”* में रामसिह और रामचंद्र दो 
शासकों के नाम मिलते हैं, पर “वीरसिंहदेव-चरित्र” में उक्त दोनों नामों का उल्लेख नहीं हैं। इस 
संबंध में त्जरत्नदास का कथन है कि “शायद एक चौपाई के दो चरण ही नहीं हैं, क्योंकि प्रत्येक 
चौपाई के चार चरण होने चाहिए सो इसमें कहीं नहीं हैं ।?* संभव है कि ऐसा ही हो, पर 


) खिलब्रेड : जरनल आव्‌ ऐशियाटिक सोंसायटी ऑँवब्‌ बंगाल, सं० ,४फा, जा७ 
3, अंक २, १६०२ ई०, ए० १०१; छुत्रप्रकाश; ए० ४; पॉगसन : हिस्ट्री ऑँव्‌ दी बुन्देलाज़, ए० <* 
वीरसिहदेव-चरित, म० २, ए० १४। _-* वीरसिंहदेव-चरित, ए० वही; छुन्नप्रकाश, छु० ७-८; 
ज० ए० सो० आँव्‌ बंगाल, सं० ॥,2४[, भा० १, १६०२ ईं० पू० १०४ 3 बही, वही, ४० 
वही. वही, सं० वही, सभा० वही, ए० १०६४-६  * वही, १८८१ ई०, ए० ४७ ०“ बही, 
सं० [,0०॥, भा० १, १६०२ ईं०, पू० १०६ *? क॒विषिया, छु० १२, ए० ३ ८“ छदन्नप्रकाश, 
पृ० १० * नागरी अचारिणी पत्रिका, भा० ३, १६७६ वि०, घू० ४२३ 


१७६ हिंदी वीरकाब्य 


जब तक “वीरसिंहदेव-चरित' कीं श्रन्य प्रति प्रात्त न हो तब तक इस मत को अनुमान ही मानना 
पड़ेगा । े 
रामसिंद--यह १३६६ वि० (१३१६ ई०) में गद्दी पर बैठा और १४३२ वि० (१३७५४ 
ई०) में इसकी मृत्यु हुईं। हे 
रामचंद्र--इसने १३७५ ई० से १४४५१ वि० (१३६४ ई०) तक राज्य किया । 
मेदिनीमर्ल (मेदुनीपाल)--१४०० ई० में गद्दी पर बैठे । 
अजुनदेव--इन्‍्होंने १४४३ ई० से १४७५ ई० तक शासन किया । 
मलखान (मल्तखान)--यह १४७५ ई० में राजा बने। इन्होंने १४८२ ६० में बहलोल 
लोदी (१४४१-१४८८ ६०) से युद्ध किया था | इनकी मृत्यु १४५०७ ईं» में हुई थी । 
प्रताप-रुद्ध (रुद्रप्रताप)--ब्रजर्त्‌ूनदास के अनुसार प्रतापरुद्र १५०१ ई० में और सिलत्रेड' 
के विचार से १४०७ ई० में गद्दी पर बैठे । इन्होंने १४३०-१५३१ ई० में ओड़छा की नींव डाली। 
१५३१ ई० में यह परलोकवासी हुए.। 
भारतीचंद--प्रतापरुद्ध के मरने के उपरान्त यह १४३१ ई० में सिहासनारूढ़ हुए। इन्होंने 
शेरशाह के पुत्र सलीमशाह से १४४४ ई० में कालिंजर-दुर्ग छीना था। २३ व राज्य करने के 
पश्चात्‌ १५५४ ई० में इनकी मृत्यु हुई ।'* 
मधुकर साहि (मधुकरशाह)--भारतीचंद के निस्संतान मरने पर उसके द्वितीय आ्राता मधु- 
करशाह राजा बने | इन्होंने मुगूलों के सरदार नियामत ख्राँ को पराजित किया। इनके पुत्र राम- 
साहि ने अलीकुलो खाँ को हृराया था। इसके पश्चात्‌ इन्होंने जामकुलो खा को चेलरा पर हराया 
और १५६८ ई० में शेखकुली खाँ को पराजित किया | सन्‌ १५७४ ई० में सेय्यद मुहम्मद बारहा ने 
आक्रमण करके मघुकरसाहिं को पराजित किया और ग्वालियर से सिरौंज तक मुग़लों का आधिपत्य 
स्थापित कर दिया | कुछ समय के उपरान्त इन्होंने अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया । 
अकबर ने पुन; श्रीसकरन, कासिम अली खाँ तथा सादिक्न अली खाँ की अध्यक्षता में सेना 
भेजी । युद्ध हुआ और राजकुमार होरिल मारे गए । मधुकरसाहि ने पुनः ओडइछा पर अधिकार कर 
लिया। इसके पश्चात्‌ सेययद राजे बारा खाँ के साथ सेना आई, पर वह हारकर भाग गया। 
१४८८४ ई० में मुराद आदि ओडइछा के निकट पहुँचे । भयंकर युद्ध के उपरांत दोनो में संधि हो 
गई | १४६२ ई० में इनकी मृत्यु हुई कुछ विद्वानों ने इनकी मरण-तिथि १५४८३ ई० मानी है। 
इनके आठ पुत्र थे [* 
रामसाहि--मधुकरसाहि के मरने के उपरान्त उनके ज्येष्ठ पुत्र रामसाहि गद्दी पर बैठे । 
१६०७ ई० में यह पकड़कर जहांगीर के दरबार में लाए. गए और इनका राज्य वीरसिंहदेव को दे 


) बुन्देलखंड का संतल्षिप्त इतिहास, ४० ३१२३-३४; नागरी ग्रचारिणी पत्रिका, 
भा० ३, १३७६ वि०, ४० ४२३-९; जरनल आँव्‌ ए० सो० आऑँव बं०, संख्या ॥,55[,१६०२ 
ईुं०, ० १०७-८; लेटर सुऱलस,, भा० २, ए० २१७-८ -* मआसिख्लू उमरा, भा० १, 
पृ७ २७९-६; अकबरनामा, भा० ३, फेसोकुलस [५, अध्याय >९,[, ए० ३२४-६; वही, वही, 
अध्याय २ ],५, ए०३७३; वही, वही, अध्याय (४५, एूृ० ८०३; ज०ए० सो० बं०, १६०२ ई०, 
पू० ३१०८-३० 


वीरसिंहदेव-चरित ६७७ 


दिया गया । इन्होंने १६०९६ ई० में अपनी पुत्री का विवाह जहाँगीर के साथ कर दिया | १६२० ई० 
में यह स्वगंवासी हुए |" 

होरिलराय--यह मधुकरसाहि के द्वितीय पुत्र थे | यह बड़े वीर थे। ऊपर मधुकरसाहि के 
विवरण में बतलाया जा चुका है कि सन्‌ १५७८ ई० में सादिक्‌ खाँ का सामना करके इन्होंने वीर- 
गति प्राप्त की थी । फ़ारसी इतिहासो में इनका नाम हौंदलराय भी लिखा मिलता है ।* 

र्नसेन--यह भी मधुकरसाहि के पुत्र थे। शश८ू२ ई० में अकबर की सेना बंगाल का 
विद्रोह शांत करने के लिए. भेजी गई थीं | सम्भवतः इसी अवसर पर रत्नसेन भी साथ गये थे 
ओर वहीं उनकी मृत्यु हुईं थी।र 

इंद्रजीत--यह रत्नसेन के भाई थे। कछोवा की जागीर इन्हें मिली थी। केशव इन्हीं के 
दरबार में रहते ये | - 

वरीसिहदेव--यह मधुकरसाहि के सब से छोटे पुत्र थे। इनसे युद्ध करते हुए अबुल्फ़ज़ल 
सारा गया। यह अ्रकबर के जीवन-पर्यन्त उसके दाँत खटठे करते रहे । जब जहॉँगीर दिल्ली का 
सम्नाट्‌ बना तो उसने वीरसिहदेव को १६०७ ३० में संपूर्ण बुंदेलखंड का शासक नियत कर 
दिया। इनकी मृत्यु १६२७ ई० में हुईं | इनके ग्यारह पुत्र थे ।+ 

जुझारसिह--यह वीरसिंहदेव के सबसे बड़े पुत्र थे। ,अपने पिता की मृत्यु पर यह राजा 
बने । शाहजहाँ के राजत्वकाल में इन्होंने विद्रोह किया | महाबत खां इन्हें पकड़कर सम्राद के 
सामने लाया। प्रार्थना किए जाने पर वे क्षमा कर दिए गए.। कुछ समय के पश्चात्‌ जुम्कारसिंह 
ने चौरागढ़ के भीमनारायण पर आक्रमण करके उसे मार डाला | इस पर शाहजहाँ ने पुन; उसके 
विरुद्ध सेनाएँ भेजीं। यह इधर-उधर जंगलों में मारे-मारे फिरते रहे। अन्त में गोंडों ने इनको 
१६३५ ई० में मार डाला | 

पहादसिह --यह वीरखिंहदेव के पुत्र थे । एक बार यह अपने भाई जुमारसिंह के विरुद्ध 
अग्रदुल्लाह खां के साथ भेजे गए थे। शाहजहाँ के शासन काल के तीसरे, वर्ष इन्हें राजा कीं 
पदवी दी गईं थी। दौलताबाद, परँदा आदि के युद्धों में इन्होंने बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। 
सम्राद (शाहजद्ाँ) के शासन के १५वें वर्ष इन्हें चंपतिराय के विरुद्ध मेजा गया | चंपतिराय इनसे 
मिलने आए | बलख़ और बदख्रां की लडाई में इन्होंने बड़ी वीरता प्रदर्शित की | २४वे' वर्ष यह 
चौरागढ़ का जागीरदार नियत हुश्रा । १६५४ ई० में इसकी मृत्यु हो गई ।९ 

अमरसिह--राणा श्रमरसिंह मेवाड के वीर महाराणा प्रतापसिंह के पुत्र थे। यह १५४६७ 
इ० में यह गद्दी पर बैठे | कुछु समय तक जहाँगीर का सामना करते रहे | अन्त में उसकी आधी- 
नता स्वीकार कर ली ॥* 


) ज्ञागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, सा० हे, १६७६ वि०, घु० ४३१ 
९ देखिये एू० १७६; मआअासखिख्ल उमरा, भः०१, ४०२७८ (पाद-टिप्पणी २) 3 चही, वही, प्‌० 
२७६ (पादु-टिप्पणी) वही, वही, छ० वही * वही, ए० ३३६६-६९ + वही, वही, ए० १८४-७; 
इलियट, हिस्ट्री ऑचू इंडिया, भा० ७, ए०६-७, ३०,४७-४२; सरकार, औरंगजेब, भा० १, ए० १६- 
२८; लेटर सुगलस्‌, भा० २, घृ० २९०-२ * सम्रासिख्ल उमरा, सा० $, पृ० २२४-८ कैम्त्रिज 
हिस्ट्री ऑव इंडिया, भाग ४, छ० १६८ 
र्दे 


श्छ्ष्य हिंदी वीरकाब्य 


जगन्नाथ--केशव ने संभवतः यह नाम राजा भारमल के पुत्र के लिए भरयक्त किया है। 
अकबर के शासन के रश्व वर्ष प्रताप के विरुद्ध इन्होंने बड़ी वीरता प्रदशित की श्रौर जयमल्र के 
पुत्र रामदास को मार डाला । र६वें वर्ष इसने राणा का कोष लूट लिया। रे६वे' में यह मुराद के 
साथ दक्षिण गया | जहाँगीर के शासन के ४ थे वर्ष इसने पाँच हजारी ३२००० सवार का मंसब 
पाया | 


टोडरमल--यह लाहौरी खन्नी थे | अकबर की कृपा से चार*हजारी मंसब और अमीरी और 
सरदारी की पदवी तक पहुँचे । १६वे' वर्ष यह बच्धाल में मुनइम खाँ की सहायता के लिए नियत 
हुए । इन्होंने बच्स्‍ञाल, गुजरात आदि के सुप्रबन्ध में बड़ी निपुणता प्रदर्शित की थी। २७वं वर्ष में 
टोडरमल प्रधान आमात्य नियत हुए थे । १४६० ई० में इनकी मृत्यु हुई २ 

तिपुर--(विक्रमाजीत रायरायाँ) फ़ारसी इतिहास ग्रंथों मे रायरायाँ पतरदास विक्रमाजीत 
का जो विवरण मिलता है, उसका वीरपिंहदेव से संबरधित अंश केशव कथित विवरण से बिल्कुल 
मिलता-जुलता है। ऐसा विदित होता है कि इसका नाम वास्तव में तिपुर ही था। फारसी लिपि से 
श्रगरेजी में अनुवाद करते समय तिपुर (दास) को पतरदास पढ़ लिया गया हो, तो कोई आश्चर्य 
की बात नहीं है; क्योंकि फारसी लिपि में दोनों तिपुर (,5) और पतर (,5) एक हीं प्रकार 
से लिखे जाते हैं| ईलियट ने इस नाम को दृरदास पढ़कर वैसा ही अनुवाद कर दिया है। इसका 
जीवन चरित्र नीचे दिया जाता है। | 

यह जाति का खत्री था। १२वं वर्ष में चित्तोड गढ़ दुग के घेरे में यह बादशाहदी मो्े का 
प्रबंधक हुआ | यह क्रमशः बज्ञाल और बिहार का दीवान रद्दा | इसने बांधव दुग॑ जीता। यह कई 
वर्ष तक बीरतिहदेव से युद्ध करता रहा । ४६वें वर्ष पाँच हज़ारी मंसब और राजा विक्रमाजीत 
की पदवी पाकर सम्मानित हुआ। जहाँगोर के समय में यह तोपखाने का मुख्य श्रध्यक्ष 
नियत हुआ ।|२ 


बलवीर--(वीरबल)--महेशदास उपनाम वीरबल अकबर के नवरत्नों में से थे | यह बड़ी 
अच्छी कविता करते थे। यह श्रपने वाकचातुर्य और हँसोड्पन के लिए प्रसिद्ध थे। यह १४८६ ई० 
में एक युद्ध में मारे गए ।ऐ 

बासकि, बासकी--(राजा बासू )--यह मऊ और पठानकोट का ज़मीदार था। आरंभ में 
यह अकबर का स्वामिभक्त सेवक था। कालांतर में इसने कई बार विद्रोह किया पर दबा दिया 
गया । फिर यह सलीम की शरण में चला गया । ४६वें वर्ष सलीम के साथ आगरे तक आया । 
शाहज़ादा के पकड़े जाने का समाचार ज्ञात होने पर यह भाग गया | बादशाह बनने पर जहाँगीर 
ने इसे साढ़े तीन हज़ारी मंसव दिया | १६१२ ई० में इसकी मृत्यु हुई ।" 

भारामल--यह प्रथ्वीराज कछवाहा के पुत्र और आमेर के शासक थे। राजपूतों में यह 
प्रथम राजा थे, जिन्होंने अकबर की आधीनता स्वीकार की थी। इन्होंने अपनी पुत्री श्रकबर को 





3 सआसिरुलू उमरा, भा० १, ए० १४३६-११ _* वही, वही, ए० १६०-६ वही, 
वही, ए० २८०-२ ४ चही, वही ए० २४७४-१०. वही, वही, ४० २२४-७ 


वीरसिंह देव-चरित १७६ 


दी । अकबर ने उसे पाँच हज़ारी मंसब प्रदान करके सम्मानित किया था| इनकी मृत्यु १५६६ ई० 
के लगभग हुई थी।" 

भगवानूदास--(भगवंत्तदास)--यह भारामल कछुवाह्य के पुत्र थे। १५४७२ ई७ में सर- 
नाल के युद्ध में इन्होंने अच्छी वीरता प्रदर्शित की थी। अकबर के राज्य काल के २३वें वर्ष यह 
पञ्नाब का सूबेदार नियुक्त हुए । २६वें वष इनकी पुत्री का विवाह सलीम के साथ हुआ। १५४८६ 
ई० में इनकी लाहौर में मृत्यु हो ग 

भारभवीर (भारतसाहि) ब॑ंदेला -यह रामसाहि बुंदेला का पीत्र था। इसके पिता का 
नाम संग्रामतादि था | जहाँगीर के शासन काल के ७वें वर्ष (१६१२ ६०) में उसे योग्य पद और 
राजा की पदवी से सम्मानित किया गया । जहाँगीर की मृत्यु हो जाने पर शाहजहाँ ने इसका मंसब 
५०० सवार बढ़ाकर तीन हज़ारी २५०० सवार का करके सोडा और धोड प्रदान किया । यह 
इटावा का फ़ौज़दार नियत हुआ था । तेलिंगाना आदि के आक्रमणों में इसने बड़ी वीरता प्रदर्शित 
की थी | १३६४ ई० में तेलिंगाना की सीमा पर इसकी सत्य हुई | 

मानसिंह--यह भगवंतदास के भाई जगतूसिंह के पुत्र थे। निस्संतान होने के कारण 
आमेरपति मगवंत ने इन्हें गोद ले लिया था। यह अकबर के राज्य के स्तम्मों और सरदारों के 
अग्रणी थे | १४७६ ई० के अन्त में यह महाराणा प्रताप को दंड देने के लिए. नियत हुए। फिर 
यह काबुल के शासक नियुक्त हुए जहाँ इन्होंने बड़ी वीरता प्रदशित की । ३४वं वर्ष में इनके पिंता 
की मृत्यु होने पर इन्हे राजा की पदवी ओर पाँच हजारीं मंसब मिला। अकबर ने इन्हें क्रमशः 
बिहार और बच्ञाल का सूबेदार नियुक्त किया था | इन्होंने उक सूबों में बडी योग्यतापूवंक शासन 
किया था। बह्ञाल से लोठने पर राजा मानसिह सात हजारी ७००० सवार का मंसब पाकर सम्मा- 
नित हुए | जहाँगीर के शासन के धवें वर्ष (१६१४ ६०) में इनकी मृत्यु हुई।* 

आसकरन --यह आपमेर के राजा भारामल के भाई थे। अकबर के राज्यकाल के २२वाँ 
वर्ष यह सादिक़ खाँ के साथ राजा मधुर (साहि) को दंड देने के लिए नियुक्त हुआ था। २४वें 
वर्ष में राजा टोडरमल के साथ बिहार में नियत हुआ | ३०वें बष इसे हजूरी मंसब मिला | ३३वें 
व में शहाबुद्दीन अहमदख्खाँ में साथ राजा मधुकर को दंड देने गया और लौटते समय इसकी 
सत्यु हो गई । 

राजा राजसिंह कछुवाहा--यह उक्त आसकरन का पुत्र था। बहुत दिनों तक दक्षिण की 
चढ़ाई में नियत रहा। ४४वें वर्ष यह ग्वालियर के दुर्गा ष्यक्ष नियुक्त किए गए।। ४७वं वध में रायान 
पतरदास (तिपुर) के साथ वीरसिंह देव बुंदेला का पीछा करने पर नियत हुए | ५०वें वर्ष में इनका 
मंसब चार हजारी ३००० सवार तक पहुँच गया और डंका भी मिला । १६१४ ई० में ईनकी 
मृत्य हो गई। 

रामदास --यह राजा राजतिंह कछुवाह्य के पुत्र थे। इनकी हजारी ४०० का मंसब मिला । 
जहाँगीर के १२वें वे में इन्हें राजा की पदवी भी प्राप्त हो गई। उत्तो वर्ष के अंत में इनका मंसब 
बढ़कर डेढ़ हजारी ७०० सवार का हो गया ।* 


) मआसिरुल उमरा, भाग १,ए० ३६४-७ * वही, वही, ए० २३९३-३६ 3 बही, वही, प० 
२६१-३ * वही, वही, ए० २६१-३०३ * वहीं, वही, ४० ३२६-७ 


१८२० हिंदी वीरकाव्य 


भोज--यह राय सुजन हाड़ा का छोटा पुत्र -था | यह बहुत समय तक मानसिह के आधीन 
रहा। शेख अबुलूफ़जल्‌ के साथ नियुक्त होकर दक्षिण के युद्धों में साहस का कार्य करता रहा । 
१६०८ ई० में इसकी मृत्यु हों गई ।* 

केसवदास, (केसौदास)--संभवतः वीरसिंहदेव-चरित के रचयिता ने इस नाम से अपनी 
श्रोर संकेत किया है ।' 

मुस्लिम पात्र -- अकबर, जलालुद्दीन--(जलालुद्दीन मुहम्मद अ्रकबर) यह सम्राट हुमायूँ का 
पुत्र था। इसका जन्म १४४२ ई० में हुआ था। इसने १४४६ ई० से १६०४ ई० तक भारतवर्ष 
पर शासन किया | यह अत्यंत प्रसिद्ध मुग़ल शासक था, जिसके कार्य-कलापों का विवरण इतिहास 
विदित है ।* 

सत्नीम, जहाँगीर--यह अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था। यह ३० अगस्त १५४६६ ६० में उत्पन्न 
हुआ था। अकबर की मृत्यु के उपरांत इसने १६०५ ई० से १६२७ ई० तक शासन किया । 

खुसरों सुलतान-सुलतान खुसरो सम्राट जहाँगीर का ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी मृत्यु जनवरी 
१६२२ ई० को हुई थी।* 


मुराद्साहि--शाहजादा मुराद सम्राद भ्रकबर का द्वितीय पुत्र था। इसका जन्म ७ जुलाई 
सन्‌ १५७० ई० को हुआ था। यह अधिक समय तक दक्षिण में,युद्ध करता रह और वहीं १२ मई 
१४६६ ई० में इसकी मृत्यु हुईं |६ 


अबुलफजलू --अल्लामी फृहामी शेख अबुलफज़ल शेखर भुबारक नागोरी का द्वितीय पुत्र 
था। इसका जन्म १४ जनवरी, १५३४१ ईं० को हुआ था । यह अकबर का प्रमुख अमीर, मित्र, 
आज्ञाकारी एवं विश्वास-पात्र सेवक था। ४र२वं इलाही वर्ष में यह दक्षिण भेजा गया। इसने 
दक्षिण में बड़ी वीरतापूवक कई युद्ध किये | सल्लीम के विद्रोह के अ्रवसर पर'अकबर ने इसे आगरे 
बुलाया। लौटते समग्न मार्ग में अगस्त १६०२ ई० को इसकी मृत्यु हुई ।* 

कुतुब॒द्दीन खा--आईन-इ-अकबरी में इस नाम के दो व्यक्तियों का उल्लेख मिलता है | 
इस नाम का एक व्यक्ति शाहजादा सलीम का श्रतालीक था। दूसरे फृूतइपुर सीकरी के शेख खूबू 
को कुतुबुद्दीन खाँ-इ-चिश्ती की उपाधि मिली थी |“ यह निर्णय करना कठिन है कि केशव ने किस 
व्यक्ति विशेष की ओर संकेत किया है। 

बैरमषां (खानखानान बैराम खाँ) यह हुमायूँ के प्रमुख सरदारों में से था। यह अकबर 
का शिक्षक ओर संग्क्षक था। पानीयत के द्वितीय युद्ध में इसने हैमू बकक्‍काल को पराजित 


) सझासिरुल उमरा, भाग १, ए० २७३०४ + विशेष विवरण के लिए देखिए प्रथम खण्ड, 
अध्याय १, ए० २१-२ + केम्ब्रिज हिस्द्री ऑव इंडिया, भा० ४, ० ३६, ६७-१५३ * चही, भा० 
वही, ४० १०२; १४७, १४९३-९३, १५४५-८२ वही, भा०्वही, ए०१६०, १६९२, ३६४६-८४, १६०- 
१3 १३६४-२९, १३६८-७० * वही, सा० वही, ए० १०२, १२७-८, १४०-४ * सआसिरुल उमरा; 
भा० २, ए० ४३-२६ * आईन-इ-अकबरी, भा० १, ए० ३३३-४ (संख्या २८); वही, भा० वही, 
घू० ४६६-७ (सं० २७२४) 


१८२ हिंदी वीरकाब्य 


प्रकाश ३ 


वीरसिंहदेव की प्रारम्भिक विजय--वीरसिहदेव ने बड़ोन की जागीर मिल जाने के उपरान्त 
कई स्थानों पर अपना श्रविकार स्थापित कर लिया | आशकरन, रामसाहि और जंगमनि की सेनाश्रों 
से भयंकर युद्ध किया | दौलत खाँ से संधि करके उसके साथ दक्षिण की श्रोर चल दिए पर वे 
मार्ग से ही लौट आए और बड़ौन पर पुन; अपना अधिकार स्थापित कर लिया ।" 


केशव द्वारा वर्णित उक्त घटनाओं का इतिहास में विस्तृत विवरण अप्राप्य है। पर यह 
निश्चित है कि महान्‌ महत्वाकांक्षी वीरसिंहदेव चुप बैठनेवाले व्यक्ति न थे | उन्होंने यह युद्ध अव- 
श्य लड़े होगे। स्थानीय घटनाय होने के कारण इतिहास में उनका लेखकों ने उल्लेख करने की 
ओर ध्यान नहीं दिया होगा। यह भी सम्भव है कि इनमें से अधिकाश युद्धों में मुसलमानों की 
पराजय होने के कारण मुसलमानों ने उनका विवरण नहीं दिया हो। 


प्रकाश ४ 


मुराद की रुत्यु और अकबर की यात्रा--केशव ने मुराद की मृत्यु और अकबर की दक्तिण 
यात्रा का चौथे प्रकाश में उल्लेख किया है ।* 


इतिदहास-अंथों से विदित होता है कि शाहजादा मुराद दक्षिण में शाही सेना का संचालन 
कर रहा था । वहीं पर २ मई १४६६ ई० को उसकी मृत्यु हुईं। इस दुःखद घटना के पश्चात्‌ 
अकबर अस्सी सहस्र अश्वारोहियों के साथ दक्षिण को रवाना हुआ। (२६ सितम्बर, १६४६६ ई०)३ 


इस ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट है कि मुराद की मृत्यु के कई मास के उपरान्त अकबर 
दुक्षिण-यात्रा प्रारम्म कर सका था। केशव ने दोनों घटनाओं का चलता हुआ वर्णन साथ-साथ 
ही कर दिया है। इसका कारण यह प्रतीत होता है कि केशव ने अपने ग्रंथ की घटनावली को अग्न- 
सर करने के लिए उक्त दोनों घटनाश्रों का एक साथ सांकेतिक वर्णन कर दिया है, क्योंकि उनका 
विस्तृत वर्णन करना केशव का लक्ष्य नहीं था । 


इन घटनाओं के पश्चात्‌ केशव ने रामसाहि की अकबर से भेंट, रामसाहि और राजसिंह के 
वीरसिंह से विविध युद्वों आदि का वर्णन किया है ।* इन घटनाओं का इतिहास में वर्णन 
अपग्राप्य है । 


अकारा २ 


सलीम का मेवाड़ से लौटना, विद्रोह, और अकबर का दक्षिण से आगरे आना--केशव ने 
सलीम और मानसिंह के मेवाड से लोटने तथा अकबर के क्षुब्ध होकर दक्षिण से आगरे आने 
की घटना का वर्णन पाँचत्रे प्रकाश में किया है ।* 

। वीरसिहदेव-चरित्र, ए० १७-२३ * वही, ए० २३ 3 इलियट एंड डाउसन, हिस्द्री ऑवू्‌ 
हूं डिया, भा० ६, पए०३७; अकबरनामा, छु० ८०३; तुज़क-इ-जहाँगीरी, भा० १, ए० ३४, केम्बिज 
ह्स्ट्री आँव्‌ इंडिया, भा० ४, ४० १४४-४९; अकबर दी ग्रेट, पृ० २७१; अहांगीर, भा० १, पु० 
३४३३४ * वीरसिददेव-चरित, पृ० २३-८ * बीरसिहदेव-चरित, पूृ० २८-३६ 


वीरसिहदेव-चरित श्द्यरे 


उक्त घटनाओं का इतिहास में यह विवरण मिलता है :-- 

सलीम और राजा सानसिंह मेवाडु के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। सलीम ने अपनी सेना युद्ध- 
भूमि में मेज दी थी और स्वयं अजमेर में पडा रह था। बच्नाल में अफुग़।नों ने विद्रोह किया । 
वहाँ शांति स्थापित करने के लिए मानसिंह को जाना पड़ा | मेवाड-युद्ध में सलीस को विशेष 
सफलता नहीं मिली । वह महाराणा को केवल पावतीय प्रदेश को भगा सका था | अंत में सलीम 
ने विद्रोह करने का निश्चय किया । वह जुलाई, १६०० ई० में आगरा होता हुआ प्रयाग जा' 
पहुँचा और एक़ स्वतंत्र दरबार की स्थापना की । इन सब समाचारों के ज्ञात होने पर अकबर दक्षिण 
से लोटकर २३, अगस्त, १६०१ ई० को आगरे पहुँचा ।'* 

केशव ने उक्त घटनाओं के वर्णन में सलीम और मानसिंह के मेवाड से एक साथ लौटने का 
उल्लेख किया है। यह उनको भूल है| इतिहास के ऊपर दिए हुए उद्दरण से स्पष्ट हे कि मानसिंह 
बद्धाल को पहले ही चले गये थे और सलीम उसके पश्चात्‌ लोठा था। 

वीरसिंहदेव की सल्लीम से भेंट--उस समय अ्रकबर की दक्षिण और मेवाड़ में लड़ाइयाँ हो 
रही थीं। अकबर और मानसिंह में वैमनस्य था और सलीम ने विद्रोह का झंडा खड़ा कर दिया 
था | अकबर को इस प्रकार विपत्ति-प्रस्त देखकर वीरसिंददेव ने प्रयाग में पहुँचकर सलीम से मित्रता 
स्थापित की ।* इनमें से वीरसिंहदेव और सलीम की भेँठ के अतिरिक्त शेष घटनाओं का ऊपर के 
ऐतिहासिक विवरण से आभास मिल जाता है। वीरसिंददेव ने सलीम से अवश्य ही मैत्री स्थापित 
की होगी इंसुझ्जें कोई संदेह नहीं होना चाहिए । 

अबुलूफ़ज़ल्‌ की हत्या--“सलीम के विद्रोह करने पर अकबर ने अबुल॒फ़्जुल को दक्षिण से 
बुलाया । सलीम ने वीरपिंहददेव को, उसे जीवित पकड़ लानें अथवा मार डालनें कीं आज्ञा देकर, 
रवाना किया । वीरसिंहदेव और सैयुयद मुजुफूफुर साथ-साथ इस कार्य को सम्पादित करने के लिए. 
गए, | पराइछे के निकट अबुलूफूजूलू की सेना से युद्ध हुआ । गोला लगनें से शेख की मृत्यु हो 
गई। उसका शिर चंपतराय बड॒गूजर के हाथ प्रयाग मेज दिया गया। प्रसन्न होकर सलीम ने 
वीरसिंहदेव को राजा घोषित कर दिया |” 

असदबेग ने, जो अबुलूफ़जूल के साथ दक्षिण से सिरौंज तक आया था और जिसने अक- 
बर की आशा से इस घटना के संबंध में जाँच की थी, “विकाया-इ-असद्बेग” में इस घटना के 
संबंध में लिखा है ४-- 

वह महान व्यक्ति सराय बरार नामक स्थान पर शुक्रवार १६ अगस्त, १६०२ ई० को मारा 
गया । जब हम (अ्रबुलफ्‌जूल, असद्वेग आदि) सिरौंज पहुँचे तब गोपालदास (नकटा) ने दक्षिण 
से साथ आई हुई सेना को आराम करने और असद्बेग के साथ सिर्रौज में इंद्रजीत बुंदेला से युद्ध 
करने के लिए छोड़ देने और उसकी सेना को अपूने साथ रक्षार्थ ले जाने के लिए उसे फुसला 
लिया | जब वह चलने के लिए प्रध्ठुत हुआ तो मैं भी सवार हुआ पर उसने मुझे ऐसा करने से 
रोका। जब वह सराय-परार में आया तो एक साधु ने कहा कि आगामी दिन उस पर नरतिंह 


धरना पाममकमसारससासक9+पफ पंप“ न पी सर्रनपव नरक 3०३+००+ कान पम्प कप अपन मग०(€म- बाप यश मजा न कक “न नल, 





१ क्षेग्बिज हिस्ट्री ऑवू इंडिया, ए० १४६-८; अरुबर दी श्रेठ, ४० ३०१-४; जहाँगीर, 
भा० १, ए० ४४-९४ * वीरसिंहदेव-चरित, ४० २६-३३ + वही; ए० शेह३े-७ 


श्ष४ हिंदी वीरकाब्य 


(वीरसिह) बेँदेला द्वारा आक्रमण किया जानेवाला था, पर उसने उसे पुरस्कार देकर विदा कर दिया। 
दूसरे दिन शुक्रवार को ज्यों ही वह चलने को उद्यत हुआ त्योंद्ी सराय के पीछे से बु देलों की सेना 
उस पर टू पड़ी । शेख के साथियों ने द्रतगति से चलने की सम्मति दी, पर उसने न माना । नर- 
छिदद (वीरसिंह) की सेना के लगमग पॉच सौ अ्रश्वारोही निकट आ पहुँचे । गदाई खाँ वीरता से 
युद्ध करता हुआ मारा गया। उसी समय एक साथी ने कहा “लुटेरे सशस्त्र हैं ओर आपके साथी 
निहत्ये हैं | - हम लोगों को पहाड़ी की ओर चल्ने जाना चाहिए, संभव है कि प्राणों की रक्षा हो 
जाय |” ऐसा क्रहकर उसने शेख के घोड़े की बाग पकड़ी और लोठ पड़ा । उसी सम्रय लुटेरे प्रत्येक 
मनुष्य को भाले से मारने लगे | एक राजपूत ने पीछे आ्रकर शेख को भाला मारा जो उसके वक्॒- 
स्थल से होकर निकला । पास ही एक नाला था । शेख ने उसे पार करना चाहा, पर वह इस प्रयत्ष 
में गिर पढ़ा । जब्बार ने, जो एक दम पीछे था, उस राजपूत को मार डाला। फिर घोड़े के नीचे 
से शेख को निकालकर सड़क से एक ओर ले गया, परंतु वह घाव घातक था। शेख प्रथ्वी पर 


गिर गया । 
उसी समय अन्य राजपूतों के साथ नरसिंह (वीरसिंह) आ्राया अतः जब्बार एक बृत्ष के पीछे 


छिप गया । जैसे ही नरसिंह (वीरसिंह) ने उसे देखा, वह घोड़े से उतरा और उसके शिर को अपने 
घुटने पर रखकर अपने वस्त्र सें उसके मुख को पोंछुने लगा । यह देखकर कि नरसिंह (वीरसिंह) 
का हृदय द्रवित हो चला था, जब्बार ने आगे आकर प्रणाम किया । उसी समय शेख ने अपने 
नेत्र खोले | नरसिंह (वीरसिंह) ने बैठे ही बैठे अभिवादन किया और अपने साथियों से फ्रमान 
(आज्ञापत्र) लाने को कहकर शेख से नम्नतापूवक कहा “सर्व-विजेता-स्वामी (सलीमौ ने आपको 
क॒पापूवक बुला मेजा है ।” शेख इससे ज्लुवृध हुआ । नरसिंह ने उसे सलीम के पास सुरक्षित स्थान 
पर तले जाने का शपथपूबंक आश्वापनन दिया। शेख ने सक्रोध उसे अपराब्द कहने आरंभ कर दिए। 
तब नरसिंह (वीरसिंह) के साथियों ने उससे कहा कि उसके (शेख के) घाव घातक थे, श्रत: उसको 
ते जाना अ्रसंभव-था | यह सुनते ही जब्बार ने अपनी तलवार खींचीं श्रौर कई राजपूतों को मार- 
कर, नरसिह (वीरसिंह) के निकट तक जा पहुँचा | उसी समय उन्होने उसको मारकर गिरा दिया | 
फिर नरसिह(वीरसिंह) शेख के शिर पर से उठा और उसके साथियों ने उसे समाप्त करके उसका 
शिर काट लिया | तदुपरांत अन्य किसी को छेड़े बिना, यहाँ तक कि बन्दियों तक को भी छोड़कर 


वे लोग चत्ने गए |" 
उक्त उद्धश्ण ओर केशव-कथन की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि.'उन दोनों में 


वहुत साम्य है। शेख के साथ वीरसिह के दूत गुप्त वेश में आ रहे थे, इसकी ओर केशव ने 
संकेत किया है और असद्बेग का नकटा प्रसंग से भी यही अभिप्राय है। केशव ने भी एक मनुष्य 
द्वारा उसके घोड़े की बाग पकड़ने का उल्लेख किया है और असदबेग का भी यहीं मत है। केशव 
के वर्णन में मी शेख को पकड़ लाने अथवा मार डालने का उल्लेख किया गया है और घायल 
शेख से वीरसिंह की बातचीत द्वारा असद्बेग ने मी यही सिद्ध किया है। इसीलिए फ़रमान लाने 
की बात लिखीं गई है। वीरसिंह के द्रवीभूत होने, अपने रूमाल से उप्तके मुख को पोंछने आदि 


) हिस्ट्ी आवब्‌ इंडिया, भा० ६, छ० ३११४-६०; अहवब॒र दी ग्रेद, ४७ ३०४-७; जहाँगीर, 
भा० १, पएू७ २-४ 


वीरसिहदेव-चरित श्ट्प 


से उनकी द्रवणशशीलतां और शेख की दयनीय दशा को देखकर दुःखी होने का आमास मिलता 
है | यदि जबूबार उस समय उतावल्षेपन और अ्द्रदर्शिता का परिचय न देता, तो सम्भव था कि 
शेख के प्राणों की रक्षा हो जाती । केशव ने शेख की मृत्यु गोला लगने से तथा अ्सदबेग ने वीरसिंह 
के साथी के भाले से घायल होने और शिर काटे जाने से मानी है। ईंस प्रकार वीरसिंह ने अन्तिम 
समय तक शेख को जीवित पकड़ने का प्रयत्न किया पर दुर्भाग्यवश उप्की मृत्यु हो गई। ऐसी परि- 
स्थितियाँ आ उपस्थित हुईं' कि और कोई उपाय रह ही नहीं गया था। इस प्रकार केशव और 
असदूबेग दोनों के वर्णनों में बहुत साम्य है। साथ ही वीरसिंह ने अपने हाथ से शेख को नहीं 
मारा | अतः उसके ऊपर उसकी हत्या का दोषारोपण नहीं किया जा सकता। ईलियट ने वीरसिंह 
के स्थान पर नरसिंह लिखा है, जो फारसी लिपि की कृपा का दुष्परिणाम है। 

अबुलफुज़लू की मृत्यु के संबंध में जहाँगीर का कथन भी विचारणीय है। वह लिखता 
है कि, 'मेरे पूज्य पिता (अकबर) के शासन के अन्तिम वर्षों' में शेख अबुलफुज्ञल ने, जो बुद्धिमता 
एवं विद्वत्ता में मारतीय शेखजादों में अद्वितीय था, स्वयं को स्वामि-भक्ति-रज्ञ के बाह्य रूप से 
देदीप्यमान कर लिया था और उस रतन को अकबर के हाथो अत्यधिक मूल्य पर बेचा था। मेरे 
प्रति दुष्कृत भावना रखने के कारण वह एकान्त तथा प्रकट में मेरी निन्‍्दा किया करता था । उसे 
दक्षिण से बुनाया गया था | इंस समय, जब कि विद्वेषाग्नि-प्रज्वलित्त-कर्त्ताओं की कृपा से मेरे 
पिता के विचार मेरे विरूद्ध हो गए ये, यह निश्चित था कि यदि वह उठसे ( अकबर ) भेँठ कर 
लेता तो इससे झगड़ा बढ़ जाता और मैं अपने पिता के दशनों से वंचित रह जाता । उसका दरबार- 
प्रवेश रोकना नितान्त आवश्यक हो गया | वीरसिंहदेव का प्रदेश उसके मार्ग में पड़ता था और वह 
उस समय एक विद्रोही था। मैंने उसके पास यह संदेशा भेजा कि यदि वह उस विद्रोही (अबुल- 
फ़ज़ल) को रोक कर मार डालेगा तो वह मेरी प्रत्येक कृपा को प्राप्त करने का अधिकारी होगा। 
ईश्वर की कृपा से, जब शेख अबुलफ़ज़ल वीरसिंहदेव के देश से होकर निकल रहा था, राजा ने 
उसका माग रोका शरीर साधारण यद्ध के पश्चात्‌ उसको मार डाला। उसने उसका शिर मेरे पास 
इलाहाबाद भेजा |” 

सलीम ने अपने कथन द्वारा सारा दोष शेख ही के मत्थे मढ़ा है। सच बात तो यह है कि 
इस अपराध के लिए सलीम भी एक बड़ी सीमा तक उत्तरदायी था। सलीम के विवरण से यह 
भी विदित होता है कि उसने शेख को मारने का संदेश वीरसिंहदेव के पास भेजा था पर केशव का 
मत है कि दोनों ने प्रयाग में मिलकर सारी योजना बनाई थी। 

तकमील-इ-अकबरनामा के लेखक तथा केम्ब्रिज हिस्ट्री आँव इंडिया के अनुसार वीरसिदददेव 
कुछ समय तक सलीम की नोकरी में रहा था ।* पर वीरसिंहदेव-चरित्र, विकाया-इ-असद्बेग तथा 
तुज्ञक-इ-जहाँगीरी से उक्त कथन की पुष्ठि नहीं होती है । 

उपयुक्त विवेचन का परिणाम यह निकलता है कि केशव का इस घटना-संबंधी विवरण 
ऐतिहासिक है। साथ ही वीरसिहंदेव को अबुलफुजलू की हत्या के लिए एकदम दोषी नहीं ठह- 


) तुज्ुक-इ-जहाँगीरी, भा० १, ए० २४-९१ अकबरनामा, अध्याय (१],, एृ० १२१७; 
केम्ब्रिज हिस्द्री आव्‌ इंडिया, भा० ४, ए० १४६; हिस्द्री आव्‌ इंडिया, भा०६, ए० १०७ 
र्ड हु 


१८६ हिंदी वीरकांब्य 


राया जा सकता। उन्होंने अकबर को हानि पहुँचाने, और भारत के भावी सम्राट जहाँगीर (सलीम) 
को प्रसन्न करने के लिए. एक सच्चे मित्र और दूरदर्शों राजनीतिक के समान इस काये में हाथ 
डाला और अंतिम समय तक इस बात के लिए, प्रयत्नशील रहे कि अबुलफुजल' के प्राणों की रक्षा 
हो जाये और उसे जीवित हीं पकड़कर सलीम के पास भेज दें; पर परिस्थितिवश उसकी 
मृत्यु हो गई । 
प्रकाश ६ 

वीरसिंह देव और अकबर में युद्ध -अबुलफूजुल की मृत्यु का समाचार सुनकर अकबर 
अत्यन्त शोक बिहवल हुआ । उसने प्रतिशोध-मावना से प्रेरित और क्रुद होकर विशाल सेना 
भेजी । इस पर सलीम के परांमश से वीरसिंहदेव दतिया चल्ले गए। शत्रुओं के वहाँ पहुँचने पर 
यह ऐरछ जा पहुँचे फिर वहाँ से भी निकल भागे और 'दूनी” होते हुए दतिया में सलीम से जा मिल्ते। 
इंद्रजीत को ऐरछ गढ़ देकर रायरायाँ आगरे चत्ते गए। अन्त में इंद्रजीत भी आगरे को रवाना 
हो गए।" 

इस घटना के विषय में इतिहास का विवरण निम्नलिखित है :-- 
अबुलफ्‌जल की मृत्यु का समाचार ज्ञात होने पर अकबर अत्यन्त शोकाकुल हुआ। 

बह तीन दिन तक दरबार में नहीं आया। उसने क्रुद्ध होकर रायरायाँ की अध्यक्षता में एक 
सेना वीरांसह को दंड देने के लिए. भे जी | उसने वीरथिंहदेव का भांडिर तक पीछा किया। वह वहाँ 
से बेतवा नदी के किनारे पर स्थित ऐरछ गढ़ में चले गए।। वह बाहर निकले पर पुनः दढुग॑ में खदेड़ 
दिए. गए। इस पर वे रात्रि के समय दीवार काटकर जंगल की ओर निकल भागे । उनका हाथी 
मार डाला गया पर वे बच गए। इन युद्धों में अ्रकतर की सेना के प्रमुख संचालक रायरायाँ (पतर- 
दास +-तिपुर), अ्रवदुरहमान तथा ग्वालियर के राजा' राजसिंह कछवाहा आदि थे |* 

ऊपर दिए गए. केशव और इतिहास के विवरणों में अत्यधिक सामय है। दोनों का मत है 
कि ऐरछ गढ़ में वीससिंहदेव घिर गए. थे, पर निकल भागे थे | इस प्रकार वे एक स्थान से दूसरे को 
भाग जाते और शन्रु के हाथ नहीं आते थे । प्रमुख सेनापतियों के नाम भी दोनों विवरणों में प्रायः 
एक ही हैं| दोनों में ही अकबर के दुःखी एवं क्रुद्ध होने का उल्लेख है। अतः केशव कथित उक्त 
विवरण ऐतिहासिक ही मानना चाहिए | 


प्रकाश ७ 
केशव ने इंस प्रकाश में सलीम के आगरे जाने, खड़गराय की मृत्यु, सज्ञीम के प्रयाग चले | 
जाने, तिपुर को विक्रमाजीत की उपाधि देकर वीरसिंह के विरुद्ध भेजने, बेगम खाँ. की मृत्यु, 
सलीम के पुन; आगरे आने, अकबर द्वारा उन्हें पीड़ा देने तथा वीरसिंह के अन्य युद्धों का वर्णन 
किया है।*ै 





) वीरसिंहदेव-चरित, पू० हे८-४४ - हिस्ट्री आव्‌ इंडिया, भा० ६, पू० १६०-२; 

वही, भौ० वही, एं०१०८-११ ३; मआसिरुलू उसरा, भा०१, ए० ३२६-७, केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑवच 
इंडिया, भा० ४, ए० १४६-४०; जहाँगीर, भा० १, ए० ४४-४१; अकबर दी ग्रेट, पू० ३०७ 
3 बीरसिहदेव-चरित पू० ४४-& 


िऋक- 


वीरसिंहदेव-चरित १८८७ 


उक्त घटनाओं के संबंध में ऐतिहासिक उल्लेखों का सार नीचे दिया जाता है :--- 

सलीम का आगरे में आगमन--सुलताना सलीमा बेगम, अकबर की सम्मति से सल्लीम को 
मनाने के लिए प्रयाग पहुँची | उसके प्रयत्न से सलीम आगरे श्राने को प्रस्तुत हो गया। उसने 
अग्रेल १६०३ ई० में आगरे पहुँच कर श्रपने पिता से क्षमा-्याचना की। इस प्रकार दोनों में 
सन्धि हो गई। 

१४ अक्टूबर, १६०३ ई० में अकबर ने सलीम को मेवाड़ के युद्ध को पूरा करने के लिए 
वहाँ जाने की आशा दी | अन्यमस्क होकर सलीम फ़तेहपुर सीकरी के आस-पास पडा रहा | उसने 
मेवाड-आक्रमण के लिए अपनी अपरिमित आवश्यकताएँ बतलाई', जिनकी पूर्ति करना अकबर 
को समझ में ब्यर्थ था। अन्त में अकबर की आशा से वह प्रयाग लौट गया। (१०नवंबर, 
१६०३ ६०)। 

मरीयम मकानी की झत्यु ओर सलीम का पुनः आगरा आगमन--फैशव 
ने बेगम खाँ किया है, उससे उनका ,अभिप्राय अ्रकबर की मृत्यु का जो उल्लेख 
कीं माता के देहावसान से है, ऐसा प्रतोत होता है। अ्रकबर की माता हमीदा बानू 
बेगम उपनाम मरीयम मकानी की मृत्यु २६ अगस्त १६०४ ई० को हुईं थी। इस दुघंटना 
से अकबर को महान्‌ शोक हुआ था ओर सारे दरबार में उदासी छा गई थी। इस समाचार 
को सुनकर सलीम अत्यन्त दुश्खी हुआ ओर अपने पिता के साथ संवेदना प्रदर्शित करने की 
इच्छा से वह ६ नवम्बर, १६०४ ई० को आगरे पहुँचा । अकबर ने दश दिन पर्यन्त उसे कारागार 
में रखने के उपरांत छोड दिया | इस अवसर पर मऊ का राजा, जो सलीम का साथी था उसके 
बन्दी होने का समाचार सुनकर, भांग गया। आगरे आते समय वह प्रयाग का काये भार शरीफु खाँ 
को सोंप आया था । 

१६०४ ६० में अकबर ने रायरायाँ को विक्रमाजीत की उपाधि से विभूषित करके वीरसिंह- 
देव के विरुद्ध भेजा पर उन्होंने युद्धों में लकीर पीटने के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया ।* 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवरण और केशव के वर्णन में एकदम समानता है। केवल एक घटना 
के संबंध में कुछ मतभेद है। केशव के मतानुसार शरीफ्‌ खाँ मांग गया था पर इतिहास से स्पष्ड 
है कि सलीम उसे प्रयाग का प्रबंध सौंप आया था। संभव है कि सलीम के बन्दी होने के समाचार 
को सुनकर वह प्रयाग से इधर-उधर चला गया हो । यह तो निविवाद ही है कि सलीम के कारा- 
गार में डाल दिए जाने के समाचार के ज्ञात होने पर उसके सभी सहायक अपनी रक्त कीं चिन्ता 
करने लगे थे । 

इस प्रकाश की अन्य घटनाओं का उल्लेख इतिहास के पृष्ठों में अग्राप्य है, पर वे सभी 
अवश्य ही घटित हुई होंगी | उनमें से अधिकांश का संबंध वीरसिहदेव और अकबर की सेना के 
विविध युद्धों से है। तभी इतिहास लेखक यह स्वीकार करते हैं कि मुगुल सेना वीरसिंहदेव को 
अन्त तक न पकड़ सकी थी । इन्हीं विस्तृत विवरणों का उल्लेख केशव ने किया है। इसी के 
आधार पर उनकी सत्यता ओर वास्तविकता का अनुमान लगाया जा सकता है। 





१ जहाँगीर, भा० १, ए० ९१-८, ६३, ६८-१६; अकबर दी भेट, ए० ३१०-२, ३१७, 
३१६; केस्त्रिज हिस्द्री ऑवच्‌ इंडिया भा० ४, ४० १४९६-२१ 


श्द्ष् हिंदी वीरकाव्य 


अकाश ८ 


वीरसिह और मुग़ल सेना का ओइछा युद्धू-- अकबर की ल्‍थ्राज्ञा से विक्रमाजीत वीरसिह 
को दबाने के लिए रवाना हो गया था यह बात ७वे प्काश में बदलाई जा चुकी है। उसकी 
सहायता के लिए ऋबदुल्‍लाह खाँ और राजसिह कछवाह्य भी उसके साथ थे । इस युद्ध में शाही 
सेना को हारना पड़ा था।" 

केशव कथित उक्त यद्ध के संबंध में फ़ारसी इतिहासों से विदित होता है कि शेख अबदुरह 
मान और ख्वाजा अबठुल्लाह ने यह समाचार भेजा कि ओडछा जीत लिया गया और वीरसिंहदेव 
को जंगल की ओर भगा दिया गया है | थोड़े समय के पाश्चात्‌ इन्हीं व्यक्तियों से फिर यह समा- 
चार आया कि शन्रुओं ने कुओ्रों में विष डलवा दिया है ओर ज्वर से पीड़ित होकर एक सहस्त्र 
मनुष्य मर चुके हैं, अतः हमें ओडछा छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा है। अंत में राजा जय- 
सिंह ने उसका पीछा करके उसके बहुत से साथियों को मारकर उसे घायल कर दिया तो भी वह 
निकल भागा।* 

तकमीला-इ-अकबरनामा के आधार पर दिये हुए. उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि इन्हीं 
घटनाओं का वशंन केशव ने अपने श्रंथ के उक्त प्रकाश में किया है। थोड़े से अंतर के साथ प्राय: 
सभी बातों में परस्पर समानता है | 


प्रकाश ९ 


अकबर की झृत्यु और जहाँगीर का राज्यामिषेक--नव प्रकाश में केशव ने लिखा है कि उक्त 
पराजय का समाचार ज्ञात होने पर अकबर ने उसके विरुद्ध और सेना भेजी। इसके कुछ समयो- 
परांत अकबर का देहांत होने पर सलीम जहाँगीर के नाम से सम्राद बना 

इतिहास से ज्ञात होता है कि वीरसिहदेव के सौमाग्य से १७/२७ अक्टूबर, १६०५, ई० को 
अकबर की मृत्यु हो गई और उसके स्थान पर सलीम जहाँगीर के नाम से सिंहासनारूढ़ हुआ । 
(२४ अक्टूबर, १६०४ ६०) ४ 

वीरसिहदेव जहाँगीर द्वारा सम्मानित--इस प्रकार अब्वुल॒फ़ज़ल की म॒त्य (अ्रगस्त १६०२ 
३०) से लेकर अकबर के मरने के समय तक मुग़ल सेना वीरसिंहदेव को दंड देने के लिए प्रयत्न 
करती रही। जहाँगीर ने सम्राट बनते ही उसे आगरे बुलाया । वीरसिंहदेव के आगरे पहुँचने 
पर जहाँगीर ने उसका बड़ा आदर-सत्कार किया। वह संपूण बुन्देलखंड का राजा घोषित कर 
दिया गया। इसके फलस्वरूप वीरसिंहदेव ओर रामसिंह में विद्ष और वैमनस्य की ज्वाला धध- 
कने लगी। 

जहाँगीर द्वारा वीरपिंहदेव के सम्मानित किये जाने के प्रसंग में इतिहास लेखकों का कथन 
है कि अकबर की मृत्यु के पश्चात्‌ बनों से निकलकर वीरविंह बुंदेला ने आगरे में उपस्थित होकर 

तीन हजारी मंसब ग्राप्त किया तथा अपने संरक्षक पर अपना पर्यात्॒ प्रभाव भी डाला। वीरसिंह- 


१ वीरसिहदेव-चरित, ध० ४६-५९ * हिस्ट्री आवू इंडिया, भां० ६, ए० ११३- 
४ 2 वीरसिहदेव-चरित, पघूृ० ४५-६४ जहाँगीर, सा० १, ए० ७४, १३०; अकबर दी ग्रेट, छु० 
३१३६  वीरसिहदेव-चरित, ० €६-६१५ 


वीरसिहदेव-चरित श्& 


देव जहाँगीर का विशेष क्ृपा-पात्र था इस कारण से उसका ज्येष्ठ भ्राता रामचंद्र बुन्देला विद्रोही 
बन गया |" 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवरण को ही केशव ने अपने ग्रंथ के इस प्रकाश में अधिक विस्तार 
से लिखा है | . 


प्रकाश १० 


शाहज़ादा .ख़ुसरो का विद्रोह--वीरसिंददेव और रामसाहि कीं पारस्परिक शत्रुता भयंकर 
रूप धारण कर रही थी कि उसी समय शाहज़ादा खुससो ने विद्रोह किया और जहाँगीर उसके पक- 
डने के लिए उसके पछे लगा।* 


उक्त घटना के विषय में इतिहास में यह उल्लेख मिलता है १-- 

.खुसरो के विद्रोह के विशेष कारण थे | अ्रकबर के शासन के अंतिम दिनों में राजा मान- 
सिह और अज़ीज़ कोका ने खुसरों को अकबर का उत्तराधिकारी बनाने के विफल प्रयत्न किये थे | 
उसी समय से जहाँगीर और खुसरो--पिता और पुत्र-में शत्रुता थी। ६ अग्रेल, १६०६६ ०को खुसरो 
सिकन्दरे में अकबर की समाधि की पूजा करने के बहाने से निकल गया और फिर न लौठा । दूसरे 
दिन जहाँ गीर स्वयं उसका पीछा करने के लिए. आगरे से चल पडा। इधर-उधर भागने के 
पश्चात्‌ ,खुसरों २७ अप्रेंल, १६०६ ई० को पकड़ा गया। जहाँगीर ने उसे निबिड॒तम बंदीशह में 
डाल दिया। 

इसी ऐतिहासिक घटना की ओर केशव ने खुसरो संबंधी विवरण भें संकेत किया है। 

प्रकाश १०-१४ 

अबदुल्लाह खाँ,का:ओड्छा पर आक्रमण--वीरसिंह ओर रामसाहि की शत्रुता उम्र रूप 
धारण करती गई। दोनों में बडी-बडी राजनीतिक चाले चली गई" | परस्पर आये दिन युद्ध भी 
होते रहते थे । जब बात बहुत बढ़ गई तो अबदुल्लाह खाँ ने वीरसिहदेव की सहायताथे ओरोडछे 
पर आक्रमण कर दिया । भयंकर युद्ध के उपरांत अबदुल्लाह ने रामसाहि को बंदी बना लिया और 
वह उन्हे जहॉगीर के पास ले गया | राज्य की उचित व्यवस्था करके वीरसिंहदेव रामसाहि को छुडाने 
के लिए आगरे को गए ओर उन्हें मुक्त कराने में वे सफल हुए |* 

केशव द्वारा लिखे गये उक्त विवरण के संबंध में जहाँगीर लिखता हैं :-- 

इस समय यह समाचार मिला कि विजया दशमी के श्रवसर पर कालपी के जामीरदार 
अबदुल्लाह खाँ ने बुदेलखंड पर आक्रमण करके बडी वीरता दिखलाई ओर मधुकर के पुत्र राम- 
चंद्र (रामताहि) को बंदी बनाकर कालपी के गया क्योंकि उसने बहुत समय से उस दुगगम प्रदेश को 
अशांति और विद्रोह का केन्द्र बना रक्खा था ।...(२७ ज़िलुकदा १०३१० हिं० 5०१५ माच, १६०७ 
ह६०) को अबदुल्लाह रामचंद्र ब॒ुदेला को हथकड़ियाँ पहनाकर मेरे पास लाया । मैंने उतकी बेडियाँ 


१ जहाँगीर, भा०१, ए० १३४ २; तुझुक-इ-जहाँगीरी, भा" १, ए० २४ * चीरसिहृदेव- 
चरित, ए०६२-३ - तुज़क-इ-जहाँगीरी, भा०१, ए०९१-७२; जहांगीर, भा १, छ०६८-७३, १ रे८- 
४३; केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑचू इंडिया; भा० ४, ४० ११२, १५६-७ * वीरसिहदेव-चरित, छ० ६३-८७ 


१६० हिंदी वीरकाव्य 


दूर करने की आशा दी ओर वस्त्रादि से सम्मानित करके उसे राजा बासुदेव को सौंप दिया कि 
वह उसे तथा उसके अन्य संबंधियों को, जो पकड़े गए थे, अपने उत्तरदायित्व पर मुक्त कर दे । 
यह मेरी अनुकम्पा और दयाछुता के कारण हुआ । जैसी कृपा दिखलाई गई उसकी उसे आशा 
नहीं थी |" 

जहाँगीर द्वारा दिए हुए, इस विवरण से रामसाहि के विद्रोह का पता चलता है। केशव ने 
रामसाहि को छुडाने के लिए वीरसिंहदेव के जाने का उल्लेख किया है, पर जहाँगीर के कथना- 
नुसार उसने अपनी दयाज्षुता से प्रेरित होकर उसे राजा बासुदेव को सौंप दिया था। हो सकता है 
कि वीरसिंहदेव के आगरे पहुँचने से पूर्व ही जहाँगीर ने रामसाहि को मुक्त कर दिया हो। यह भी 
सम्भव है कि वीरसिहदेव आगरे को जहाँगीर से मिलने के लिए गए हों और केशव ने कल्पना 
करके रामसाहि को छुड़ाने के लिए. उनके वहाँ जाने का कारण बतला दिया हो। इस प्रसंग में वर्णित 
अन्य घटनाओं--बुन्देलखंड में होने वाले स्थानीय युद्ध आदि-- का वर्णन इतिहास-दंथों में अग्राष्य 
है। पर वे अवश्य ही लड़े गए होंगे; क्योंकि उस समय वीरसिंहदेव और रामसाहि में शत्रुता और 
फूट अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी थी । 

वीरसिह का बुन्देलखंड में पुनः लौटना--वीरसिंहदेव के आगरे चले जाने पर बुन्देलखणड 
में पुन: अशान्ति और अव्यवस्था फैल गई, पर जब वे फिर लौट आए, तो सारी परिस्थितियाँ सुधर 
गई । वे श्रोडछा के राजा घोषित कर दिए गए. उन्होंने ओड्छा का नाम जहाँगीरपुर रक्‍्खा 
झोर मघुकरशाहि का सारा राज्य उन्हें दे दिया गया। उन्होंने ओडछा को अपनी राजधानी 
बनाया ।* 

केशव के इस कथन की परीक्षा करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री अ्रप्राप्य है । 

इस प्रकार केशव विरचित वीरसिहदेव-चरित की ऐतिहासिकता पर विचार करने से स्पष्ट 
हो जाता है कि उसमें वर्शित प्रायः सभी विवरण ऐतिहासिक हैं । डाक्टर बेनीप्रसाद ३ जैसे इतिहास 
विशेषज्ञ का इस ग्रंथ को ऐतिहासिक दृष्टि से एक दुम हेय एवं तुच्छ, अतः त्याज्य मानना न्‍्याय- 
संगत नहीं प्रतीत होता । सच बात तो यह है कि नीर-क्षीर-विवेक से कवित्व को इतिहास से प्रथक्‌ 
कर देने पर “वीरथिंहदेव-चरितः नवीन मौलिक एवं महत्वपूर्ण प्रचुर ऐतिहासिक सामग्री पाठकों के 
सामने रखता है जिसका दिग्द्शन अन्यत्र दुलभ प्रतीत होता है। इस दृष्टि से अध्ययन करने पर 
इस गंथ-रक्ञ का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। 


आँव्‌ जहाँगीर, भा० १, ए० <श (पादु-टिष्पणी) 


अध्याय २ 
गोरा बादल की कथा 

आगामी प्रृष्ठों में जग्मल कृत “गोराबादल की कथा? में वर्णित युद्ध-समय, रक्सेन के वंश 
का नाम, पात्र, आलाउद्दोन का सिंहल की ओर प्रस्थान, चित्तोौड़ पर आक्रमण के कारण, युद्ध- 
वर्णुन, युद्ध का अन्त, सैन्य-संख्या, सिंहल-दछीप, पद्मावती की कथा, आदि की ऐशतिहासिकता पर 
विचार किया गया है। 

युद्ध का समय --जट्मल ने युद्ध तिथि का उल्लेख नहीं किया है। उसने केवल इतना 
ही लिखा है कि अलाउद्दीन चित्तौड़ को बारह वर्ष तक घेरे पड़ा रहा ।" 

जायसी ने इस युद्ध का समय आए वर्ष बतलाया है ।* पर अमीर खुसरो, जो इस लडाई 
में सुलतान के साथ था, अपनी 'तारीख-इ-अलाई” में लिखता है कि ८ जमादि-उस्सानी हि० स० 
७०२ (विं० सं० १३५६ माघ सुदि्‌ ६७-ता० २८, जनवरी ई०सन्‌ १३०३) को सुलतान्न अलाउद्दीन 
चित्तौड लेने के लिए रवाना हुआ. , .सोमवार ता० ११ मुहरम हि० स० ७०३७-वि० सं० १३६०, 
भाद्रपद सुदि १४७०ता० २६ अगस्त, ३० सन्‌ १३०३ को किला फृतह हुआ |”! इसके अनुसार 
चित्तोड़ का युद्ध लगभग सात मास॒ तक होता रहा । फूरिश्ता लिखता है कि छः महीने के घेरे के 
उपरान्त चित्तोड़ पर अलाउद्दीन का अ्रधिकार हो गया 

श्रतएव जटठमल द्वारा दिया हुआ बारह वर्ष का समय इतिहास के प्रतिकूल ठहरता है । 

राणा रह्नसेन के वंश का नाम--जटमल ने राणा रत्नसिह को चहुँबाण (चौहान) राजपूत 
माना है | जायसी ने भी इन्हें चोहान ही लिखा है ।* 

श्री ओका जी मेवाडु राजवंश के संबंध में लिखते हैं कि फिर उस वंश में (कुश के वंश' 
में) वि० सं० ६२५ (ई० सन्‌ ५६८) के आसपास मेवाड़ में गुहिल नामक प्रतापी राजा हुआ, 
जिसके नाम से उतक्ा वंश गुहिल वंश कहलाया ... ... ...पीछे से इस वंश की एक शाखा सीसोदा 
गाँव में रही जिससे उस शाखा व।ल्ले उस गाँव के नाम पर सीसखोदिया कहलाए। इस समय इसी 
सीसोदिया शाखा के वंशधर उदयपुर के महाराणा हैं । 

उदयपुर का राजवंश वि० सं० ६२५ (ई० सन्‌ ४६८) के आस-पास से लगाकर आजतक 
समय के अनेक देर-फेर सहते हुए उसी प्रदेश पर राज्य करता चला आ रहा है ।* 

उक्त उद्धरण से स्पष्ठ है कि चित्तौड के मद्दाराणा शुहिल” श्रथवा “'सीसोदिया' कुल के 
सूर्य-वंशी राजा हैं, न कि चौहान-कुल के । . 

श्री ओमाजी मेवाड़ के शासक राव जैत्रसिद (रासन काल १२१३ १९१२ ई०) के नाडौल 
के चौहानों के साथ के युद्ध का विवण देते हुए. ऋहते हैं... ... 


) गोरा बादल की कथा, छुं० ७४, ४० १६ * जायसी-प्रंथावली, ए० २७१ ' उदंय- 
पुर का देतिद्ाल, खं० २, ए० ४८९ * वही, खंड वही, ए० ४८७“ गोराबादुल कीं कथा, छुं ० 
२९, ए० ७ जायसी-प्ंथावली, ए०३१३० ०“ राजपूताने का इतिहास, भा० १; ४० ३६३६-७१ 


१६ हिंदी वीरकब्य 


नाडौल के चौहानों के बंशज कीतू ( कीर्तिपाल ) ने मेवाड को थोड़े समय के लिए ले 
लिया था। जिसका बदला लेने के लिए जैत्रसिह ने नाडोल पर चढ़ाई की हो।* 

सम्भव है कि चौहानों के चित्तोडु पर इस अल्पकालीन अधिकार हो जाने ही के कारण यह 
प्रवाद चल पडा हो कि वहाँ के शासक चौहान वंश के हैं। पर उक जेंत्रसिंह से पहले से दी वहाँ 


पर गुहिल-राजपूतों का राज्य था। अतणव राव रत्नसिंह (१३०३ ई०) गुहिल अथवा सीसोदिया 
था, न कि चौहान । 


चारणों आदि में प्रचल्षित उक्त प्रवाद से ही प्रभावित होऋर जायसीं तथा जठ्मल ने उक्त 
भूल कर डाली है। जय्मल की यह ऐतिहासिक भूत है। उन्होंने सुनी सुनाई घठना का ही आश्रय 
लिया है । उसमें नाम-मात्र को मी तथ्य नहीं है । 
निश्चित पात्र 
हिन्दू-पात्र--रत्नसिह--यह रावल समरसिंह के पुत्र थे। यह १३०३ ई० में सिंहासनास्ढ़ 
हुए । इन्हे शासन करते हुए थोड़े ही महीने हुए थे, कि इतने ही में अलाउद्दीन ने आक्रमण करके 
इन्हें मारकर चित्तोड़ पर अधिकार कर लिया। मेवाड़ के कुछ ख्यातों, राज-प्रशर्ति महाकाब्य 
तथा टाड' के राजस्थान में र॒त्नसिंह का नाम तक नहीं दिया है। पर कुम्मलगढ़ के शिलालेख 
(१४६० ६०) ओर एकलिग महात्म्य से सिद्ध है कि वह समरसिह के पुत्र थे और उस युद्ध में मारे 
गए थे 
गोरा बादलल--जटमल ने गोरा बादल को दो विभिन्न सामन्‍्त माना है। उनके मतानुसार 
बादल गाजण-सुत था और गोरा उसका चाचा था [ 
जायसी ने बादल को गोरा का पुत्र मानकर दोनों को रलसिह का विश्वासपात्र सरदार 
बतलाया है ।९ 
टाड के मत में गोरा पद्मिनी का चाचा और बादल गोरा का भतीजा था ।* 
श्री ओमाजी ने इन वीरों के इतिहास के संबंध में नवीन प्रकाश ढालने का, जो प्रयत्न 
किया है, उसका सारांश नीचे दिया जाता है ;-- 


उदयपुर राज्य के छोटी सादड़ी गाँव से दो मील दूर एक पहाड़ी पर के 'भमरमाता? 
मन्दिर से प्राप्त एक शिलालेख से विदित होता है कि “गौर” वंशीय शासक यशगुप्त ने जनवरी, के 
४६१ ई० को पहाड पर अपने माता पिता के पुण य के निमित्त देवी का मन्दिर बनवाया। इस 
लेख से विदित है कि गौर! नामक क्षत्रिय वंश वि० संवत्‌ छठी शताबूदी के मध्य में मेवाड़ में 
विद्यमान था ओर छोटी सादड़ी के आस-यास के प्रदेश पर उसके वंश वालों का' राज्य था | महा- 
राणा रायमल के समय में (१४८८ ई० में) वत्तेमान गौर वंशीय क्षत्रिय उक्त माहाराणा की सेवा 





) शजपूताने का इतिहास, खं० २, थु० ४७६६१-२ + वही, खं० वही, ४० ४८४ 
3 गोराबादुल की कथा, छुं० ७, ए० २, छु० ६६, ए० २४७ जायसी-अंथावली, भूमिका, ४० 


२७; वही, गोरा बादल-युद्ध-खंड, पू० ३२७ ० ब्रद्दी, भूमिका ए० २६; टाड, राजस्थान, भा० १; 
ए० २०३ 


गोरा बादल कौ कथा १६६ 


में थे और वड़ी बीरता से लड़े थे । विक्रमीय संवत्‌ की १४वीं शताब्दी में गौर वंशीय राजपूत 
मेवाड़ के राजाश्ं की सेना में थे | चित्तौडु के किले पर पद्मिनी के महलों से दूर दक्षिण पूरब में 
दो गुंबजदार मकान हैं जिनको लोग गोराबादल के महल कहते हैं। 

१2 कह जायसी के पद्मावत (रचना-काल १५४० ६०) और जटमल कृत गोरा बादल की 
कथा (रचनाकाल १६२३ ई०) में गोरा और बादल को दो मिन्न व्यक्ति माना है परन्तु ये दीनों 
पुस्तकें गोरा बादल की मृत्यु से क्रशः २३७ और ३२० वर्ष पीछे बनी हैं। इतने दी्घ काल 
में नामों में श्रम होना संभव है। गोरा और बादल दो पुरुष नहीं, किंतु एक हीं पुरुष का 
नाम होना संभव है, जैसा कि राठौर दुर्गादास, सीसोदिया पत्ता आदि, जिसका पहला अंश 
(गोरा) वंश-सूचक और दूसरा अंग (बादल) व्यक्तिगत नाम है | गोरा-वादल का ,वास्तविक श्रमि- 
प्राय गौरा (गोर) वंश के बादल नासक पुरुष से हो सकता है । वंश सचक गौर नाम अज्ञात होने 
के कारण पिछले लेखकों ने भ्रम से दो नाम अलग-अलग मान लिए होंगे | * 


उपयुक्त उद्ध रण पर गंभीरतापूवक विचार करने से विदित होता है, कि ओमा जी ने गोरा- 
बादल के संबंध में हमारे सामने एक नवीन सुझाव रक्खा है। उनके उक्त निणय का आधार 
गोर-वंश” संबंधो उक्त शिलालेख है। पर उस शिलालेख में गोरा-बादल संबंधी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्ष रूप में कोई उल्लेख नहीं आया है। आदरणीय ओफमा जी का उक्त निश्चय गौर वंश 
के परिचय तथा भश्रन्य व्यक्तियों के नाम-साम्य पर ही अ्रवलम्बित है। अतएव उनका उक्त निर्णय 


नवीन और संभावित होते हुए. भी, ठोस प्रमाणों के अभाव में, सत्य तथा अन्तिम निर्णय नहीं 
माना जा सकता | 


फारसी इतिहास लेखकों तथा इतिहासों बरनी, इसा|मी, अमीर- खुसरो, इबून बतूता, (तारीख - 
इ-मुहम्मदी”, एवं 'तारीखा-इ-मुबारक “शाही”, फ्रिश्ता, हाजीउदबीर आदि में भी गोरा बादल संबंधी 
विशेष विवरण नहीं मिलता है ओर न अ्रभी तक कोई ऐसा शिलालेख ही मिला है जो उनके 
जीवन पर विशेष प्रकाश डाल सके | 

|, ऐसी परिस्थितियों में केवल इतना ही स्वीकार किया जा सकता है कि गोरा बादल चित्तौड़ 

राज्य के विश्वास-पात्र तथा स्वामि-मक्त सामंत थे, जो राणा रत्नतिंह के साथ शत्रु का सामना करते 
हुए वीरगति को प्रात हुए थे । 

पद्मिणी--(पदुमिनी) पद्मिनी का जो कुछ भी विवरण गोरा बादल की कथा तथा अन्य 
काव्य-ग्रंथों में मिलता है उसमें से अधिकांश काल्पनिक है। केवल इतना ही निश्चय के साथ 
कहा जा सकता है कि वह चित्तोड़ के राव रत्नसिंह की एक रानी थीं।* उसके संबंध में अधिक 
प्रामाणिक विवरण देना कठिन है ।* 

समुसलमान-पात्र अल्लावदी--(अ्रलाउद्दीन) 


)ज्ञागरी अचारियणी पत्रिका, नवीन-संस्करण, भा० १३, १६८६ वि०, ० ७-११ २ उदय 


पुर राज्य का इंतिहास, भा० २, ५०४६१ > पद्मिनी-कथा के बिस्तृत ऐतिहासिक विवेचन के लिए 
देखिए ए० १६६-२०२ * देखिए, अध्याय ११ के अन्तर्गत हम्मीररासो की ऐतिहासिकता में 
अलाउद्दीन का विवरण 


रभ 


१६४ हिंदी वौरकंब्य 


अनिश्चित पात्र 
दिंदू-पात्र--गाजण, वीरमाण, राघव चेतन, परभावती (प्रभावती)। 


अलाउहीन का सिंहत की ओर अस्थान--जटमल ने पशद्मिनी की प्राति के लिए अलाउद्दीन 
के सिहल की ओर प्रस्थान करने का उल्लेख किया है।” कहने की आवश्यकता नहीं है कि कवि 
का यह विवरण एक दम काल्पनिक है। 


आक्रमण का कारण--जटमल के मतानुसार पद्मेनी की प्राप्ति की इच्छा से प्रेरित होकर अला- 
उद्दीन ने चित्तोड़ पर आक्रमण किया था।* इतिहासज्ञ इस बात से मली प्रकार परिचित हैं कि अला- 
उद्दीन एक महत्वाकांक्षी; उद्दंड और दूरदर्शों सुलतान था । दिल्ली में शांतिपूवंक शासन करने के लिए, 
यह आवश्यक था कि वह राजपूताने पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य को विस्तृत एवं निष्कृंटक बनाए, 
यही कारण था कि उसने राजस्थान के विविध राज्यों पर आक्रमण किये। उसे शनैः शनेः अपने 
उद्देश्यों में सफलता भी मिलती गई । सफलता से प्रोत्साहित होना मानव स्वभाव है। रणथंभौर 
जैसे अ्रजेय दुर्ग को अधिकृत करने से उसका उत्साह अ्रधिक बढ़ गया। अतः राजस्थान में नवीन 
विजय-प्राप्ति की कामना से प्रेरित होकर अ्रलाउद्दीन ने चित्तोड़ पर अपनी सेनाय भेजी |? इससे 
स्पष्ट है कि जय्मल ने चित्तौड पर आक्रमण का जो कारण बताया है वह एकदम काल्पनिक और 
निराधार है। 

युदध-वर्यान--चित्तोड़ के युद्ध के विस्तृत विवरण का अभाव है। इस दुर्ग के घेरे के अवसर 
पर बहुत से भयंकर युद्ध लड़े गए होंगे ओर राजनीतिक चालें चली गई होंगी । पर इनका विस्तृत 
वर्णन किसी भी तत्कालीन श्रथवा उत्तरकालीन इतिहास लेखक ने नहीं किया है। घेरा अधिक समय 
तक पड़ा रहां था। इसी से यह सिद्ध दो जाता है कि राजपूतों ने एक भी प्राणी जीवित रहने के 
समय तक॑ उसकी रक्षा करने का निश्चय कर लिया होगा । 


चित्तौड॒ दुर्ग की भव्यता का वर्णन करते हुए अमीर ख़ुसरो कहता है कि “दुर्ग जो एक 
पहाड़ी को काटकर बनाया गया था; श्रदूभृुत था । अपने वीर नेता रत्नसेन के नेतृत्व में शूर राजपूत 
आठ मास पयेनत आक्रकणकारियों का सामना करते रहे। “राय? भाग गया परंतु पीछे से स्वयं 
शरण भें आया और तलंवार की बिजली से बच गया | तीस हजार हिन्दुओं को कत्ल करने की 
आज्ञा देने के पश्चात्‌ उस (सुलतान) ने चित्तौड़ का राज्य अपने पुत्र खिज़ खाँ को दिया और उस 
चित्तौदु का नाम ख्निज़ाबाद रक्खा |” जिया बरनी अपकी 'तारीख-इ-फ़ीरोजशाही' में लिखता है 
कि “सुलतान श्रलाउद्दीन ने चित्तौडु घेरा और थोड़े ही अरसे में उसे आधीन कर लिया । घेरे के 
समय चातुर्मास में सुलतान की फौज को बड़ी हानि पहुँची ।”” आस-पास के सरदारों ने इंस युद्ध में 
भाग लिया अ्रथवा नहीं इसका कोई भी उल्लेख नहीं मिलता है । परंतु तत्कालीन पारस्परिक वैम- 
नस्य एवं उदासीनता-भाव को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि चित्तौड़ के राजा 
को अकेले ही युद्ध करना पड़ा होगा | संवत्‌ १६१७ वि० (१४६० ६०) के एक शिलालेख में, 





* गोराबादल की कथा, छें० ६१-६, पृ १९-७  . वही, छुं० ६६-७०, पूृ० १७ 
3 झलाउद्दीन मुदम्मद ख़िलजी, परृ० ८१ 


गोराबादल की कथा १६ 


जो उदयपुर म्युजियम में सुरक्षित है, लिखा है कि सीसोदिया जागीर के महाराणा लक्ष्मण॒सिंह 
अपने सात पुत्रों के साथ इस युद्ध में मारे गए.। इसी से स्पष्ट है कि चित्तौड का यद्ध बहुत भयंकर 
हुआ था । सभी मुसलमान इतिहास लेखकों ने भी इसको स्वीकार किया है। ; 


गढ़ के ऊपर मुसलमानों का अधिकार होने से पूथं राजपूत रमणियों ने जौहर-जअत द्वारा 
अपने सतीत्व की रक्षा की । रत्नसिंह इस युद्ध में मारा गया और खिज़खाँ वहाँ का शासक 
नियुक्त हुआ | 


सेनाये 


राव रतसिंह की सेना--जठमल ने इनकी सेना का उल्लेख नहीं किया है; पर गोरा 
बादल की मंत्रणा” के प्रसंग में पाँच सौ डोलियों में दो-दो वीरों के बैठने ओर चार-चार शूरों के 
कन्धा लगाने का उल्लेख आया है ।* इसके अनुसार उनकी सेना की संख्या तीन सह मानी जा 
सकती हैं | इस संख्या को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। मुसलमान लेखकों ने भी राव की 
सेना की संख्या का उल्लेख नहीं किया है। पीछे बतलाया जा चुका है कि अमीर खुसरो ने तारीख 
इ-अ्लाई” में अलाउद्दीन द्वारा तीस सहख! हिंदुओं के कृल्ल करने का उल्लेख किया है ।3 हो 
सकता है कि यह संख्या संग्राम में काम आने वाले वीरों की हो। छुः मास तक लड़े गए युद्ध में सहसों 
राजपूत वीर काम आए होंगे । ज्मल द्वारा दी हुई उक्त संख्या को काल्पनिक मानना चाहिए.। यह 
भी हो सकता है कि गोरा बादल के साथ जानेवाली सेना की यह संख्या रही हो | यह भी संभव है 
कि परंपरानुगत परिपाटी के अनुसार जठमल ने अपने चरित्र-नायक के शौर्य और वींरत्व को द्रियु 
णखित करने के लिए राजपूत सेना की संख्या कम और मुसलमानों की अत्यधिक बतला 
दी हो। - 
झलाउद्दीन की सेना--अला उद्दीन की सेना का वर्णन करते हुए जट्मल ने दो स्थानों पर 
दो मिन्न-भिन्न संख्याएँ दी हैं। सिंहल की ओर प्रयाण करती हुई सेना की-संख्या उन्होंने “नौ 
लाख त्रिगुण तुरंग तथा सोलह सहख मैगल (हाथी)” बतलाई है।* उसके पश्चात्‌ हद्वी चित्तौद 
की ओर चल पड़ने पर उसकी संख्या तीन लाख अश्वारोही तथा हाथियों के पचयन इलके (कुंड) 
मानी है । 
इतिहास के साक्ष्य से सिद्ध है कि अलाउद्दीन की स्थायी सेना पौने पाँच लाख थी ।* जट- 
मल द्वारा दी हुई दो विभिन्न संख्याएँ इस बात का पर्य्याप्त प्रमाण हैं कि वह उसके संबंध में 
संदिग्ध थे । इसके अतिरिक्त उनके द्वारा दी हुई प्रथम संख्या श्रत्युक्तपूर्ण है तथा दूसरी संख्या 


१ उदयपुर राज्य का इंतिहास, खं० २, ४० ४८४-६; इलियट, हिस्ट्री ऑँव्‌ इ डिया, 
भा० ३; पृू० ७६-७, १८६; आक्योलॉजीकल स्व रिपोर्ट, १६२९-२६ ई०, ए० १४३; अलाउदीन 
मुहम्मद ख़िलजी, ए० ८१-६३ _* गोराबादुल की कथा, छं० 8८, ४०२६४ + देखिए ए० १६४; 
राजपूताने का इतिहास, भा० २, ए० ४८९. ४ गोराबदल की कथा, छुं० ६५, ४० ६१ 
५ वही, छंद ०२, ए० १७-८ देखिए अध्याय ११, हम्मीररासो की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत 
झलाउद्दीन की सेना का विवरण । 


१६६ हिंदी वीरकाब्य 


भी ठीक नहीं मानी जा सकती । सन्‌ १३०३ ई० में अलाउद्दीन को सेना का एक भाग बल्घाल की 
झ्ोर भेजना पड़ा और उसका कुछ भाग राजधानी में भी रखना पड़ा होगा । इतनी विशाल सेना 
चित्तौड मेज दैने पर उसकी सेना उक्त स्थानों के लिए, कम रही होगी | पर साथ ही यह भी स्मरण 
रखना चाहिए कि चित्तौड़ पर एक विशाल सेना लेकर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया होगा । ईस 
प्रकार कवि जटठम्ल द्वारा दी हुई दोनों संख्याश्रों को प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 

सिहल द्वीप--जटमल ने पद्मिनी को सिहल द्वीप का माना है और सिंहल की स्थिति उदधि 
के पार बतलाई है।* इस संबंध में आ्राचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है “पद्मिनी कया सचमुच 
सिदल की थी ! पद््‌मनी सिहलद्वप की नहीं हो सकती। यदि “सिंहल? नाम ठीक माने तो वह 
राजपूताना या गुजरात का कोई स्थान होगा ।? २ 

इस संबंध में श्री ओक्ा जी का मत है कि “चित्तौड़ से करीब चालीस मील पूर्व में तिंगोली 
नाम का प्राचीन स्थान है, जिसके विस्तृत खंडहर ओर प्राचीन किले के चिह्न अरब तक विद्यमान 
हैं। अतएव पद््‌मिनी का पिता सिंगोली का स्वामी होगा । घिंगोली और सिंहल (सिंहल द्वीप) नाम 
परस्पर मिलते हुए होने के कारण 'पद्मावत” ओर गोराबादल की कथा! के रचयिताओओं ने भ्रम में 
पड़कर सिंगोली को सिंहल (सिंहल द्वीप) मान लिया हो, यह संभव है। रत्नसिंह के राज्य करने का 
जो अल्प समय निश्चित है उससे यही माना जा सक्रता है कि उसका विवाह सिंहल द्वीप श्रर्थात्‌ 
लंका के राजा की पुत्री से नहीं किन्तठ॒ सिंगोली के सरदार की कन्या से हुआ हो ।”३ 

सिंहल द्वीप की स्थिति के संबंध में श्रद्धेय ओमा जी ने उक्त लेख द्वारा प्रकाश डालने का 
पर्याप्त प्रयत्न किया है। पर विचारपूवक देखने से विदित होता है कि उनके निष्कर्ष अधिकतर नाम- 
साम्य के अनुमान ही पर निर्भर हैं। जब तक ओर सामग्री न मिले तब तक उक्त सुझाव से संतोष 
करते हुए भी उसे एकदम ठीक एवं अंतिम निर्णय नहीं साना जा तकता। 


उपयुक्त संक्षित ऐतिहासिक परीक्षा के उपरंत गोरा बादल की कथा” के संबंध में यही 
कहा जा सकता है कि जटमल ने उसमें जायसी कृत पद्मावत के समान बहुत सी सुनी-सुनाई 
तथा प्रचलित बातों को स्थान दिया है, पर जायसी के पद्मावत और इसमें कई बातों में भेद है। 
कवि जटमल ने अपनी रचना में चारणों द्वारा प्रचलित की हुईं अनैतिहासिक बातों को भी स्थान 
दे दिया है । यह सब होते हुए भी यह मानना पढ़ता है कि इस कवि ने चारणों के समान अत्य- 
घिक कल्पना से कास नहीं लिया है। उसने ऐतिहासिक घटनावली में परिवर्तन किए हैं और 
कल्पना की भी पर्यास सहायता ली है। पर यह सब कुछ होने पर मी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
यह संक्षिप्त काव्य वीररस की एक ऐी कृति है जिसका कल्ेवर ऐतिहासिक एवं तथ्यपूर्ण घटनावली 
के आधार पर अवलंबित है | अतएव यह अपने ढंग की एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण रचना है। 

(अ) पदूमिनी की कथा की ऐतिहासिकता 


नीचे के प्ृष्ठों में गोरा बादल' की कथा? में उल्लिखित पद्सिनी की कहानी की वास्त- 
विऊ्रता और ऐतिहासिकता पर विचार किया जा रहा है :-- 





) शोरा बादल की कथा, छु० ६४७; ७० १६ _- जायसी-पअन्धावली, भूमिका, छ० देह 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, स्वाग १३, १&८६ वि०, घु० १४-६ 


गोरा बादल की कथा १६७ 


अब तक के अनुसंधानों के आधार पर इसका प्रथम रुप हिंदी में पद्मावत (रचना-काल' 
१४४० ३०) में मिलता है।" इसके पश्चात्‌ दूसरा साहित्यिक रूप जठमल की गोरा बांदल' की 
कथा है।* 


फरिश्ता ने अपनी पुस्तक 'तारीख-इ-फ्रिश्ता” में चित्तोड का विवरण दो स्थानों पर दिया 
है | प्रथम स्थल पर चित्तोड़ के शासक का नाम नहीं दिया है और दूसरे स्थान पर हि स० ७०४ 
(१३०४ ई०) के प्रसग में लिखता है कि 'इस समय चित्तोड़ का राजा राय रत्नसेन, जब से सुल- 
तान ने उसका क़िला छीना तब से कैद था, श्रदूश्त रीति से भाग गया। अलाउद्दीन ने उसकी 
एक लड़की के अलौकिक सौंदर्य और गुणों का हाल सुनकर उससे कहा कि भाई तू अपनी लड॒की 
मुझे सौंप दे तो तू बंधन से मुक्त हो सकता है। राजा ने, जिसके साथ कैर में सख्ती की जाती 
थी, इस कथन को स्वीकार कर अपनी राजकुमारी को सुलतान को सौंपने के लिए बुलाया । राजा 
के कट्ुम्बियों ने इस अपमानसचक प्रस्ताव को सुनते ही अपने वंश के गौरव कीं रक्षा करने के 
लिए राजकुमारी को विष देने का विचार किया, परंतु उस राजकुमारी ने ऐसी युक्ति निकाली 
जिससे वह अपने पिता को छुड़ाने तथा और अपने सतीत्व की रक्षा करने को समर्थ हो सकती 
थी। तदनुसतार उसने अपने पिता को लिखा कि आप ऐसा प्रसिद्ध करदें कि भेरी राजकुमारी अपने 
सेवकों सहित आ रही है और अ्रमुक दिन दिल्‍ली पहुँच जायेगी ।... ...उसकी युक्ति यह थी, कि 
अपने वंश के राजपूतों में से कई एक को चुनकर डोलियों में सुस॒जंजित बिठला दिया और राजवंश 
की स्त्रियों की रक्षा के योग्य सवारों तथा पैदलों के दल-बल के साथ वह चली ...उसकी सवारी 
दिल्‍ली पहुँची । उस समय रात पड़ गई थी, सुलतान की खास परवानगी से उसके साथ की 
डोलियाँ कैदखाना में पहुँची ओर वहाँ के रक्षक बाहर निकल' आए । भीतर पहुँचते ही राजपूतों 
ने डोलियों से निकलकर अपनी तलवार सम्हाली और सुलतान के सेवकों को मारने के पश्चात्‌ 
राजा सहित वे तैयार रक्खे हुए घोड़ें। पर सवार होकर भाग निकते। सुलतान की सेना आने न 
पाईं, उसके पहले ही राजा अपने साथियों सहित शहर से वाहर निकल गया और भागता 
हुआ अपने पहाड़ी प्रदेश में पहुँच गया, जहाँ उसके कुठुम्बी छिपे हुए थे। इस प्रकार अपनी चतुर 
राजकुमारी की युक्ति से एजा ने कैद से छुटकारा पाया और उसी दिन वह सुसलमानों के हाथ 
में रहे हुए अपने मुल्क को उजाडने लगा। अंत में सुलतान ने चित्तौड़ को अपने अधिकार में 
रखना निरथंक समझ खिजत्र खां को हुक्म दिया कि किले को खाली कर उसे राजा के भांजे 
(मालदेव सोनगरा) की सुपुद कर दे | 


पदुमावत की कथा से फ़रिश्ता के उक्त कथन की ठुलना करने पर स्पष्ट हो जायेगा कि इसका 
मुख्य आधार वही कथा है। फरिश्ता ने उसमें कुछ घटा बढ़ा करके ऐतिहासिक रूप में उसे रख 
दिया है और पद्मिनी को रानी न कहकर बेटी बतलाया है। 


१ इसके कथानक के लिए देखिए रामचन्द्र शुक्ल द्वारा सम्पादित, जायसी-प्रंथावली, भूमिका 
प्ृ० १६-२८ देखिए गोरा बादल की कथा, भूमिका, पु० ४-९ 3 राजपूताने का इतिहास, 
भा० २, पृ० ४६२-३ 


श्श्प हिंदी वीरकाव्य 


,»पद्मिनी के दिल्ली जाने की बात ही निमू ल है। दूसरी बात यह भी है कि अ्लाउद्दीन 
जैसे प्रबल सुलतान की राजधानी की कद से भागा हुआ रतनसिह बच जाय तथा मुल्क को उजा- 
डता रहे और सुलतान उसको सहनकर अपने पुत्र को चित्तोड़ खाली करने की आज्ञा दे दे यह 
असंभव प्रतीत होता है। हिं०ण स० ७०४ (वि० संवत्‌ ११६१--६० सन्‌ १३०४) में खिज् खाँ के 
क्लिला छोड़ने श्र मालदेव को देने की बात भी निमूल है।* 

श्री ओका जी का यह कथन कि “अलाउद्दीन जैसे प्रबल सुलतान की राजधानी की 
कैद से भागा हुआ रत्नसिंह बच जाय तथा मुल्क को उजाडता रहे और सुलतान उसको 
सहनकर अपने पुत्र को चित्तोड़ खाली करने की आश दे दे असंभव प्रतीत होता है |” कुछ 
विशेष महत््वशाली नहीं लगता | अ्रलाउद्दीन एक शक्तिशाली एवं उद्दरड सुलतान था इसमें 
किसी को रन्देह नहीं हो सकता, पर रणथंभौर, चित्तोड तथा अन्य गढ़ों के युद्धों से वह 
राजपूतों की वीरता का लोहा मानने लगा था, यह स्पष्ट है । उसके पश्चात्‌ उससे अधिक 
शक्ति-शाली सम्राट अकबर दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा। वह महाराणा प्रताप को वश में न कर 
सका और आजन्म वे उसे नाकों चने चबाते रहे। औरंगजेब जैसे शक्तिशाली एवं कूटनीतिज्ञ सम्राट 
के बंधन से आगरे से छूटकर शिवाजी सकुशल दक्षिण जा पहुँचे। ये दो प्रमाण इस बात को सिद्ध 
करने के लिए पर्याप्त हैं कि रुलतान पर राजपू्तों का आन्तक अ्रवश्य छागया होगा। अ्रतः ओमा 
जी का यह कथन अ्रधिक ठीक नहीं है। पर उन्होंने अपने कथन की प्रामाणिकता में जो अन्य 
प्रमाण दिए हैं, वे ठोस हैं । 

हाजीउदबीर ने गुजरात में रहकर अपनी पुस्तक जुफुरलवली की रचना की थी। उसमें 
उसने लिखा है कि “चित्तोड़-विजय के पश्चात्‌ वहाँ के हिन्दू-राजा को चित्तौड़ के सुरक्षित स्थान 
पर बंदी बनाकर अलाउद्दीन ने दिल्‍ली से उसके पास यह संदेश भेजा कि यदि वह छुलतान के 
पास अपनी रानी (जिसमें कुछ गुण थे) को भेज दे तो उसे मुक्ति मिल सकती है।* ऐसी स्त्री को 
पद्मिनी कहते हैं|” दूसरे स्थल पर इंस अरबी इतिहास लेखक ने लिखा है कि चित्तोड़ छोड़ने से 
पहले अलाउद्दीन ने पद्मिनी लेने और बदले में उसे छोड़ने की आशा दी | इस प्रकार यह संभव 
है कि जब सुलतान देहलीं को लौट रहा था तो राजा कदाचित्‌ उसके साथ था । 

हो सकता है कि उस समय राजा ने उससे उसको मेवाड़ देश में छोड़ दिए जाने की 
प्रार्थना की हो, जिससे वह उसके लिए अपनी पत्नी मेज सकता और वह उसे उस मनुष्य को सौंप 
देता जिसके लिए, बादशाह आजा देता, और फिर सुलतान के रक्षकों के साथ वह देहली चला 
आता। रानी पाने की कामना से सुलतान ने उसको वहाँ मुक्त कर दिया और स्वयं देहली को चला 
गया । राजा ने अपने विश्वस्त सामन्‍्तों और न करों को गोपनीय आज्ञायं भेज दीं और वे २५०० 
की संख्या में पालकियों में श्राए और उन सँनिकों से लड़े जिन्हें सुलतान ने राजा की रक्षा के लिये, 
नियुक्त किया था | वह भाग गया । यह सुनकर अलाउद्दीन ने चित्तौड-राणा की भानजी (बहिन 
की पुत्री) जिसका विवाह सुल्तान के साथ हुआ था, को दे दिया, पर वह राजा के मन्त्री के 


) राजपूताने का इतिहास भा० २, प्ू० ४७४३ * हाजीउद्वीर ने यहाँ पद्मिनी का व्यक्ति- 
वाचक के रूप में नहीं वरनू अलोकिक गुण संपन्न ख्री के विशेष्य के रूप में प्रयोग किया है (क्रब्बाजा)। 


गोरा बादल कौ कर्था १६६ 


द्वारा शीघ्र ही मारी गई | इसके बाद वह हिंदू-राजा अपने देश को लौट आया और वहाँ पर 
अपनाच्सत्ता स्थापित की । यह दशा हि० स० ६४१ में गुजरात के शासक बहादुर विन मुज़फ़्फर 
द्वारा इस प्रदेश के जीते जाने तक रही ।* 


कनल टॉड ने, प्राचीन परम्परा, भाटों ओर चारणों के कथन के आधार पर पद्मिनी का 
जो विवरण दिया है, उसका सारांश यह है :-- 

“सुं० १३३१ (ई० सन्‌ १२९७४) में लखमसी (लक्ष्मणसिह) चित्तोड़ की गद्दी पर बैठा । 
उसका चाचा भीमसी (भीमतिंह) उसका रक्षक बना। भीमसी ने सिहल द्वीप (सीलोन, लंका) के राजा 
हमीरसिंह चौहान की पुत्री पद्मिनी से विवाह किया जो बड़ी रूपवती और गुणवती थी । अला- 
उद्दीन ने उसके लिए चित्तौड़ पर चढ़ाई कर दी, परन्तु उसमें सफल न होने से उसने केवल पद्मिनी 
का मुख देख कर लोगना चाहा और अंत में दर्पण में पड़ा हुआ उसका प्रतिबिम्ब देखकर लौट 
जाना तक स्वीकार कर लिया | वह थोड़े से तिपाहियों के साथ क्लिले में चला आया और पद्मिनी 
के मुख का प्रतिबिंब देखकर वह लौट गया | लौठते समय दुग के नीचे मुतलमानों ने छलकर 
भीमसी को पकड़ लिया ओर पद्मिनी के सौंपनें पर उनको छोड़ना चाहा | यह समाचार सुनकर 
पद्मिनी के चाचा गोरा और उसके पुत्र बादल की सम्मति से ७०० डोलियाँ तैयार की गई' जिनमें 
से प्रत्येक में एक एक वीर र/जपूत सशस्त्र बैठ गया और कहारों का वेष धारण किए शख्नयुक्त छः 
छः राजपूतों ने प्रत्येक डोली कों उठाया | सुलतान के डेरों पर पहुँचने पर पद्मिनी को अपने पति 
से अंतिम भट करने के लिए आधा घंटा दिया गया। कहारों का भेष धारण किए. कई राजपूत 
भीमसिंह को डोली में बिठाकर वहाँ से चल पड़े... ... ...डोलियों में से बीर राजपूत निकल आए 
ओर युद्ध करने लगे। अलाउद्दीन ने फिर चित्तौड़ घेरा, परंठु उसे हारकर लौटना पड़ा । 
कुछ समय के अनंतर वह नई सेना के साथ चित्तोड़ के लिए दूसरी बार चढ़ आया और 
राजपूतों ने भी वीरता से उसका सामना किया | अंत में जब उन्होंने यह देखा कि क़रिला छोड़ना 
ही पड़ेगा, तब जोहर करके रानियों तथा अन्य राजपूत-स्त्रियों को अग्नि के मुख में अ्रप॑ंण कर 
दिया । फिर वे मुसलमानों पर द्ूठ पड़े और वीर-गति को प्रास हुए। अलाउद्दीन ने चित्तौड को 
आधीन कर लिया, परंतु जिस पद्मिनी के लिए. उसने इतना कष्ट उठाया था, उसकी तो चिता 
की अग्नि ही उसे दृष्टिगोचर हुई |? ! 

“कर्नल टाड ने यह कथा विशेषकर भाटों के आधार पर लिखी है और भाटों ने उसको 
विशेषकर “पद्मावत” से किया है। भाटों की पुस्तकों में समरसिह के पीछे रत्नसिह का नाम न 
दोने से टॉड ने पद्मिनी का संबंध भीमसिह से मिलाया और उसे लखमसी (लक्ष्मणशसिह) के समय' 
की घटना मान ली। ऐसे ही लखमसी का बालक ओर मेवाड़ का राजा होना भी लिख दिया, 
परंतु लखमसी न तो मेवाड़ का कभी राजा हुआ और न बालक था, किंतु सीसोदे का सामनन्‍्त 
(सरद।२) था ओर उस समय बृद्धावस्था को पहुँच चुका था; क्योंकि वह सात पुत्रों सहित अपना 
नमक अदा करने के लिए रत्नसिंह की सेना का मुखिया बनकर श्रलाउद्दीन के साथ की लड़ाई में 





) अल्लाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, पु० २५६ ' टाड, राजस्थान, जि० १, पृ० ३०७-११; 
राजपूताने का इतिहास, भाग २, पु० ४६३-४ 


7 


रह हिंदी वीरकाव्य 


मारा गया था, जैसा कि वि० स० १५१७ (ई० सन्‌ १४६०) के कुंभलगढ़ के शिलालेख में 
बताया गया है।”" “इसी प्रकार भीमसी (मीमसिह) लखमसी (लद्बमशसिह) का चाचा नहीं, क़न्तु 
दादा था, जैसा कि राणा कुंमकर्ण के समय के 'एकलिंगमहात्म्य! से पाया जाता हैं। ऐशी दशा 
में कल ठाड का कथन विश्वास योग्य नहीं हो सकता |? २ 

४फ़रिश्ता ने चित्तीड के शासक का नाम नहीं लिखा है क्योंकि उसका आधार अमीर 
खुशरो था जिसने स्वयं उसका नाम नहीं दिया है। फ़रिश्ता को यह निश्चय नहीं था कि पदूमिनी 
र्नसिह की पुत्री थी श्रथवा पत्नी” * । उसने एक स्थान पर (४० ११५ पर) लिखा है :-- 

८व समगः5् बादशाह रसानीदन्द कि दरमियाने ज़नाने राजा-इ-चित्तौर जनेस्त पद्मिनी नाम” 

जिसका लछूुण से यह भाव होता है कि वह रत्नेसेन की रानी थी | इसके पश्चात्‌ कति- 
पय स्थानों पर उसने “जन” शबद का प्रयोग किया है पर बाद को लिखता है कि राय की लड़की 
(जिसका उसने नाम नहीं दिया है) (दुख्तर राय की ब फ़ह्म व अक्ल मशहूर ,खेश व क्बील-इ- 
खुद बबूद)”ने एक अद्भुत उपाय निकाला । वह देहली को गई और अपने पिता को बचाया । 

हाजीउद्बीर का पद्मिनी का विवरण भी भ्रमात्मक है| उसने रत्नसेन के नाम का उल्लेख नहीं 
किया है । “पद्मिनी” से उसका अ्रमिप्राय विशेष-गुण-सम्पन्न स्त्री से है न कि किसी प्रमुख व्यक्ति से । 
राजा की मुक्ति का उपाय उसने राजा के चातुर्य को माना है न कि पद्मिनी को बुद्धिमतता को | उसके 
मतानुसार राय को बदी बनाकर देहली में नहीं रक्खा गया था और उसे यह भी निश्चय नहीं था कि 
चित्तौड़ पर बिजय हो जाने से पूष अ्रथवा सुलतान द्वारा र्नसिंह के बन्धन में डाले जाने के पश्चात्‌ 
पद्मिनी की माँग की गई थी। उसने खिज़खाँ का नाम नहीं दिया है, यद्यपि तत्कालीन लेखकों के 
मतानुसार चित्तौड़ पर अधिकार हो जाने के पश्चात्‌ वह बहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। 

इस प्रकार फ्रिश्ता, ह्वाजी उद्दवीर तथा अन्य फारसी इतिहास-लेखकों एवं राजपूताने के 
भादों द्वारा कथित पद्मावती की कथा में बहुत कुछ साम्य है। यत्र-तत्र केवल साधारण सा अन्तर 
है तथा जायसीं कृत पद्मावत पर आधारित है। यहाँ तक कि जायसी के “पद्मावत” में १६००, 
फ्रिश्ता में ७००, हाजीउद्दबीर में ५०० तथा जटमल में ५०० डोलियों का उल्लेख है। जायसी 
और फ्रिश्ता के अनुसार राजा देहली में बन्दी था। पर हाजीउद्दबीर एवं जठमल के मतानुसार 
वह चित्तौड़ में, उसके डेरों में ही .कैद था, जिससे वह पद्मिनी को अलाउद्दीन के पास जाने के लिए. 
फुसला सकता । जायसीं:ओर जटमल के अनुसार पद्मावती की बुद्धिमत्ता से राजा का छुटकारा 
हुआ । फ्रिश्ता के अनुसार वह रत्नसिंह की पुत्री थी और हाजीउद्ववीर के मत में शणा ने स्वर्य॑ 
ही उपाय निकाला था । अतः केवल थोड़ी से सूद्म अन्तरों के अतिरिक्त सभी मां, चारणों एवं 
फारती लेखकों की दी हुईं कथा जायसी की दी हुईं कथा से मिलती है ।” 

पद्मावत' लिखते समय जायसी का यह उद्देश्य नहीं था कि वह रत्नसेन अथवा पद्मावती 
की जीवनी लिखे | उसने “कथा की समाप्ति पर” सारी कथा को एक अन्योक्ति बतलाकर लिखा है;-- 


+ राजपूताने का इंतिहास, भाग २ पृ० ४८७ + वही, भा० २ १०४६४-५ * बाँकीपुर 
पुस्तकालय में 'बे हरूलनज' नाम के हस्तलिखित इतिहास (१८वीं शताब्दी की कृति, में भी इसका 
उल्लेख है। * अत्लाउद्दीन मुहम्मद ख़िलज़ी, पु० २६०-६२ 


गोराबादल की कथा २०१ 


“चौद॒ह भुवन जो तर उपराहीं, ते सब माचुष के घट माहीं । 
तन चितडर, मन राजा कीन्द्रा, दिय सिंघल, बुधि पश्मिन चीह्ा। 
गुरू सुआ जेह पंथ दिखावा, बिल्ु गुरु जगत को निरगुन पावा । 
नागमती यह दुनिया धंधा, बाँचा सोइ न एहि चित बंधा ! 
राघव दूत सोई सेतानू, माया अलादीन सुलतानू। 
प्रेम कथा एड्ि भाँति बिचारहु, बूक्ति लेहु जो बूझे पारहु ।”* 


उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि जायसी कृत 'पद्मावत” एक अ्रन्योक्ति है,न कि ऐतिहासिक 
ग्रंथ । “यह हो सकता है कि जायसी के समय में सन्‌ १५३४ ई० में शुजरात के शासक बहादुर 
शाह के चित्तोड़ पर करिए गए आक्रमण के अवसर की हृदय-विदारक जौहर का उन पर कुछ 
प्रमाव पड़ा हो । भारतीय मुसलमान इतिहास लेखकों ने जायसी कृत इस कहानी को बिना संकोच 
के अपनी पुस्तकों में लिख दिया जैसा कि उन्होंने अन्य फारसी इंतिहासों की प्रतिलिपि ज्यों की त्यों 
अपनी रचनाश्रों में कर ली। चित्तोड़ के आक्रमण के २३७ वर्ष और शअ्रल्लाउद्दीन की मृत्यु के २२४ 
वर्ष पश्चात्‌ जायसी के अंथ 'पद्मावत” कौ रचना हुईं। इससे पूर्व किसी भी इतिहास लेखक-- 
फारसी अथवा राजस्थानी--ने पद्मिनी के विषय में नहीं लिखा ।” 

“मेवाड़ की परम्परा के अनुसार यह कहानी बहुत प्राचीन है... ... कहा नहीं जा सकता कि 
जायसी से पूर्व यह कहानी प्रचलित थीं अथवा उसके पश्चात्‌ इसकी प्रसिद्धि हुई। हो सकता है कि 
चित्तौड़ के भयंकर युद्ध से प्रभावित होकर जायसी को पद्सावत के कथानक की उसी प्रकार चूस 
प्राप्त हो गई हो जैसी कि फ्रांस की राज्य-क्रांति के अवसर पर डिकिंसू को 'ए टेल आऑब्‌ टू सियीज' 
के कथानक की प्राप्ति हो गई थी । एक बार इस प्रकार की कथाओं का प्रचार होना आरम्म हो 
जाता है तो जनता घटा बढ़ा कर उसका' प्रचार करने लग जाती है। इसका विस्तार एवं प्रचार 
इतना बढ़ा कि न केवल फ़रिश्ता और हाजीउद्ववीर वरन्‌ 'मनूची' तक अकबर के चित्तोड़ के आक्र- 
मण के प्रसंग में उल्लेख करते हुए. कहता है कि पद्मावती राजा जयमल की रानी थी जिसको 
डोलियों के उपाय द्वारा सम्राट के कारागार से छुड़ाया गया ।”” इसके विपरीत तत्कालीन इतिहास- ' 
लेखकों, कवियों तथा यात्रियों-बरनी, इसामी,अमौर ,खुसरो, इबनबतूता तथा “तारीख-इ-मुहम्मदी” 
एवं “तारीख-इ-मुबारक शाही?” ने पद्मावती के विषय में कुछ भी उल्लेख नहीं किया है । “चित्तोड़ 
की इस घटना के विषय में जान बूककर मौन धारण करने का दोषी इन सबको नहीं ठहराया जा 
सकता ... ...पदूमावती की कथा केवल जायसी कृत पद्मावत, (गोराबादल की था), परम्परागत 
विवरणों एवं उन इतिहासों और रचनाओं में मिलती है, जो इनके ऊपर अवलम्बित हैं। पद्मिनी 
की कथा की परम्परा की प्राचीनता का वास्तविक ज्ञान हमें अभी तक नहीं हैं। केवल इसी तक के 
आधार पर कि यह बहुत प्राचीन परम्परागत कथा है इसे सत्य नहीं माना जा सकता [”?रे 


बिक. 


पद्मावत” में वर्णित कथा की अनैतिहासिकता का विवेचन करते हुए ओकछा जी 
लिखते हैं :-- 
५उसके (रत्नसिह के) समय में सिंहल द्वीप का राजा गंधवसेन नहीं, किन्तु राजा कीत्ति - 





) ज्ञायसी-अंथावली, ए० ३४७१ अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, ए० २६२-३ 
२६ 


२०२ हिंदी वीरकाव्य 


निश्श॑कु देव पराक्रमवाहु चौथा (या भरुवेकवाहु तीसरा) होना चाहिए । विंहंलद्वीप में गंधवसेन नाम 
का कोई राजा ही नहीं हुआ | उस समय तक कुंमलनेर (कुम्मलगढ़) श्राबाद ही नहीं हुआ था, तो 
देवपाल वहाँ का राजा कैसे माना जाय १”१ इस संबंध में उनका यह कथन सत्य प्रतीत होता है 
कि “पद्मावत की कथा का कलेवर इन ऐतिहासिक तथ्यों पर खड़ा किया गया है कि अलाउद्दीन ने 
चित्तोड़ पर चढ़ाई कर छः मास के घेरे के अनंतर उसे विजय किया, वहाँ का राजा रत्नसिंह इस 
लड़ाई में लद्षमण सिंह आदि कई सामन्तों सहित मारा गया, उसकी रानी पद्मिनी ने कई स्त्रियों 
सहित जोहर की अग्नि में प्राणाहुति दी, इस प्रकार चित्तौड़ पर थोड़े से समय के लिए मुसलमानों 
का अधिकार हो गया । बाक्ली की बहुधा सब बातें कल्पना से खड़ी की गई हैं |”२ 


) राजपूताने का इतिहास भा० २, ४० ४६३ * वही, भाग वही, पु० ४६२ 


अध्याय ३ 
भूषण-मंथावली की ऐतिहासिकता 


नीचे भूषण के प्रंथों में वर्णित वंश, पात्र तथा घठना-चित्रण आदि पर ऐतिहासिक दृष्टि 
से विचार किया जा रहा है ३--- 


राजवंश-वर्णन--भूषण ने शिवा जी के पूर्वजों का वणन करते हुए लिखा है कि “'दिन- 
राज-वंश में कंस-मथन-अ्रभु बार-बार अवतीर्ण हुए । उसी वंश के एक राजा ने ईश को शीश 
देकर सीसोदिया विरद प्राप्त किया [?* 

भूषण ने शिवाजी को सूर्य-वंशावतंस बतलाया है। कंसारि-श्रीकृष्ण ने यदु-कुल में जन्म 
धारण किया था। यादव चंद्र-वंशी-क्षत्रिय हैं। भूषण ने कंस-संदहारक प्रभु का बार-बार उसी कुल 
में अवतार लेना माना है। इस कथन से उनका केवल यही अभिप्राय प्रतीत होता है कि श्रीकृष्ण, 
श्रीराम आदि अवतार एक ही सता-विष्णु के रूप थे, अन्यथा उनका उक्त कथन इतिहास विपरोत 
ठहरेगा | 

शिर देने के कारण सीसोदिया नाम पड़ने का उल्लेख करके भूषण ने चारण-क्थित परंपरा 
को स्वीकार किया है, जो इतिह्मस के प्रतिकूल एवम्‌ भ्रमात्मक है। वास्तव में सीसोदिया-वंश का 
नाम सींसोदे-निवासी होने के कारण पड़ा था।* 


भॉसिले नामकरण--भूषण ने मालमकरंद के 'रन-भू-सिला' होने के कारण भौंसिला 
नाम पड़ने की कल्पना की है ।* इतिहास को ज्ञात द्योता' है कि “सज्जनसिंह “अथवा सुजानतिंह 
(मृत्यु १३४०ई०) की ५वीं पीढ़ी में उग्रसेन का जन्म हुआ जिनके कर्णंसिंह और शुम-कृष्ण नामक 
दो पुत्र थे | क्ंसिंहात्मज भीमसिंह के वंशधर “'घोरपदे” तथा शुभ-कृष्ण के वंशज “भोंसले” कह- 
लाए!। कुछ विद्वानों के मतानुसार 'भोंसले” शब्द द्वारसमुद्र के शासक होयसाल” राजन्वश का 
विक्ृत रूप है। यह होयसाल यादव क्षत्रियों की एक शाखा थे। जीजाबाई यदुवंशीय थीं और 
यादवों की उसी शाखा में पाणिग्रहण नहीं हो सकता, अ्रतः भोंसला उत्पति की यह कल्पना निरा- 
धार है ।”४ कहने की आवश्यकता नहीं है कि भूषण का कथन इस विवरण के एकदम प्रतिकूल 
पड़ता है। का 


भूषण ने मालोजी की अन्य उपाधियों-सरजा तथा खुमान का भी उल्लेख किया है।* 


१ भूषण-ग्रंथावली, शिवराज-भूषण, छुं० ४-९" देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ४, राज- 
विज्ञास की ऐतिहासिकता के अंतर्गेत वंश-नाम शीर्षक | भूषण -अंथावली, शिवराज-सुषण, 
छुं० ८ * न्यू हिस्द्ी ऑँव्‌ दी मराठाज़, भाग १, पु० ४४-७ (पु०४६ पैर दी हुईं पाद टिप्पणी २ के 
सहित) ” भूषण-ग्ंथावली, शिवराज-भुषण; छू० ८ 


२०४ हिंदी वीरकाव्य 


पात्रों की ऐतिहासिकता 
निश्चित-पात्र 


हिंदू-पात्र मालमकरंद, मालोजी--यह बाबा जी भोंसले के पुत्र थे। इनका जन्म १२४२ 
ई० में हुआ था । देवगिरि के प्राचीन राज-वंश के उत्तराधिकारी लूख जी उन दिनों अहमदनगर के 
निज्ञाम-शाह की सेवा में रहते थे। इन्होंने उन्हीं के यहाँ नौकरी कर ली । ४ फ़रवरी, १६१६ ई० को 
रोशनगाँव में मलिक अंबर की अध्यक्षता में निजाम-शाही सेना ने मुग़लों का सामना किया । मालो 
जी भी इस युद्ध में सम्मिलित हुए थे। १६१७ ई० में यह युद्ध समाप्त हुआ। इसमें मुग्ग़ल विजयी 
हुए। १६२१ ई० में पुनः शाहजहाँ चढ़ श्राया पर मार्च १६२२ ई० में संधि करके लौट गया। 

निजामशाह ने मालोजी को पूना और सूपा की जागीर प्रदान की | इनकी सृत्यु १६२० ई० 
में हुईं। " 

मे मालोजी प्रारंभ में कतिपय वर्ष तक लाखूजी की सेवा में रहे । अंत में उसके मुग़लों से मिल 
जाने पर भी वे निजामशाह के प्रति स्वामि-भक्ति प्रदर्शित करते रहे | अतः भूषण का यह कथन 
कि वे देवगिरि के आधार-स्तम्भ और निजामशाह के मित्र थेर सत्य और ऐतिहासिक है। 
साहिजी--यह मालोजी के पुत्र थे। इनका विवाह लखूजी जाधव की पुत्री जीजाबाई से 
५ नवम्बर, १६०५४ ६० को हुआ था। १६२५ ई० के लगभग शाहजी निजासशाह की नौकरी 
छोड़कर आदिलशाइ की सेवा में चले गए | नवम्बर, १६३० ई० से मार्च १६१३ ईं० तक शाहजी 
शाहजहाँ की सेवा में रहे । इसके उपरांत वे फिर बीजापुर की नौकरी में चले गए। १६३६ ई० में 
मुग़लों और बीजापुर में संधि हो जाने पर यह अकेले ही मुग़ल-शत्रू, रह गए.। अक्तूबर, १६३६ 
ईं० में इन्होंने बीजापुर की सेवा में रहना फिर स्वीकार कर लिया। शनिवार २३ जनवरी, १६६४ 
ईं० को शाहं जी का देहान्त है गया + 

शिवा, सिवराज, सिवराजसिह--यह शाहजी के पुत्र थे। जीजाबाई के छः लड़के उत्पन्न 
हुए. जिनमें से केवल'दो--शमभाजी और शिवाजी जीवित रहे। शंभाजी का जन्म १६१६ ई० में 
ओर।शिवाजी ६ अप्रैल, १६२७ ई० (अथवा १६, फ़रवरी, १६३० ई०) को हुआ था। इनको 
सत्यु ३ अग्नेल, १६८० ई० को हुई थी।४ 

संभाजी--(शंभूजी)--ये शिवाजी के पुत्र थे। उनकी म॒त्यु के पश्चात्‌ यह गद्दी पर 
बैठे | ओर गजेब के राज्य के ३०वें वर्ष शंभाजी पकड़े गए; और २ श्वें वर्ष मार डाले गए ।५ 

साहु--ये महाराज शंभाजी के पुत्र थे। इनका लालन-पालन औरंगजेब के द्रबार में 
हुआ था। श्रोर॑गजेब की मृत्यु के अनंतर यह अपने देश गए। इनके मंत्रियों ने मुग़लों के राज्य 
में लड़ाई और लूट-मांर प्रारंभ कर दी। साहू-१७४७ ई० में निस्संतान मर गए. [ै 


परताजलमनयनपजरक४<--फकक 








) लथू हिस्द्री ऑवू दी मराठाज्ञ, भाग १, ए० ४७, ४३-११, ४३ * भूपण-पंथावली, 
शिवराज-भूषण छु० ५ ' न्यू हिस्ट्टी ऑव दी मराठाज़, भाग ३, ए० १३, २९, ५६, ६९, ८२ 
४ बही, भास वही) ४० ४३; ८७, २५६, मआसिरुलू उमरा, भाग, १, एछ० ४१६-८ 
+ वही, भाग वही, ए०४१८-६ * वही, सागर वही, ए० ४१९६-२१ 


भूषण-अंथावली की ऐतिहासिकता २०५ 


बाजीराव--यह प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। पिता के मरने पर यह पेशवा 
नियुक्त हुए। इसने क्रशः १७३३ ई० और १७३४ ई& में उत्तरी भारत पर आक्रमण किए । 
मुग़लों ने इसे मालवा का प्रबंध सौंप दिया। इसके उपरांत इसने मदावर को जीता । समय पाकर 
इसने दिल्ली और आगरे पर भी आक्रमण किए थे | १७४० ई० में इसकी सत्यु हो गई ।* 

बीरबर (बीरबल), मगवंत (भगबानदास), मान (मानसिह) |" चंपति (चंपतिराय), छत्र- 
साल (छत्रस/लतिह, छत्ता), जयसिह (मिर्जा राजा जयसिंह), जसवंत (जसबंतर्सिहद); छत्रसाल हाड़ा, 
सुजानसिह,  भगवंतराय ।* ॥॒ 

भाऊ--यह राव छत्रसाल हाड़ा के पुत्रथे | इन्होंने शुजा के युद्ध तथा दक्षिण में महाराज 
जसवंतसिह, मिजा राजा जयसिंह, दिलेरखाँ आदि के साथ रहकर बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। 
१६७७ ई० में इसकी म॒त्यु हुई ।* 

राव-बुछझ--यह राव भाऊसिंह के भाई भगवंतसिह के पौत्र ओर कृष्णसिह के पुत्र अनिरुद्ध 
सिंह के आत्मज थे। औरंगज ब के मरने पर उत्तराधिकार युद्ध में इन्होने बहादुरशाह की सहायता 
की थी | इससे प्रसन्न होकर बादशाह ने इन्हे मोधीदाना और कोटा की जागीरें दीं ।* 

अमरसिंह चंद्रावत--रामपुरा के राव दुर्गा सिसोदिया के प्रपत्र, राव चंद्राभान के पौन्र 
तथा हरिसिह के पुत्र थे | यह १७०७ वि० (१६४० ६०) में शाहजहाँ की सेवा में आया । ओररंग- 
जेब के साथ कंधार गया । धर्मत के यद्ध में महाराज जसवंतसिह के साथ था, पर बिना युद्ध किए 
स्वदेश लौट गया । शुजा का पीछा करने पर नियुक्त हुआ । १७२३ वि० (१६६६ ६०) में सले- 
हरि्युद्ध में मारा गया ।* 

मोहकमसिह--यह उक्त अ्रमरसिह चंद्रावत का पुत्र था। सलेहरि-्युद्ध में बंदी हुआ। कुछ 
समय पश्चात्‌ छूठने पर राव की पद॒वी मिली | १६६० ई० के लगभग इसकी मृत्यु हुईं ।< 

किशोरसिह--कोटठा-नरेश माधोसिह के पाँच पुत्रों में यह सबसे छोटे थे | घर्मत य॒द्ध में 
जसवंतर्सिह का साथ दिया और घायल हुए। १७२६ वि० (१६६६ ६०) में गद्दी पर बैठे। यह 
दक्षिण हीं में बराबर नियुक्त रहे । १७२२ वि० (१६८५ ई०) में अरकाट दुगे के घेरे के समय 
मारे गए।* 

करज्न-- (राव करण) यह बीकानेर के राजा थे। अपने पिता राव सूरसिंह भुरणिया के मरने 
पर यह १६३१ ई० में गद्दी पर बैठे । परेदा, दौलताबाद, बीजापुर, जवारि आदि दुर्गों के जीतने 
में इन्होंने पर्यात्र वीरता प्रदशित की थीं। यह १६६५ ई में पुरंधर के घेरे में जयसिह के साथ वत्त- 
मान थे | ओरंगाबाद में इनकी मृत्यु हुईं ।१९ 


१ सआसिरुल उसमरा, भाग १, ४० ४२२२-४७ देखिए द्वितीय खंड, अध्याय १, 
वीरसिहदेव-चरित की ऐेतिहासिकता, ४० १७८-३७६ * देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ४, छुत्नप्रकाश 
की ऐतिहासिकता के अंतर्गत पात्रों का ऐतिहासिक विवरण ४ देखिए द्वितीय. खंड, अध्याय ७, 
रासा भगवंतर्सिह की ऐतिहासिकता के अंतर्गत पात्रों का विवरण " मआसिरुलू उमरा, साथ १, 
पृ० २९५७-६४ * वही, वही, ए० २६९६-६० * ब्जरत्नदास, भूपषण-प्रंथावली, परिशिष्ट (च) छू० 
१०२ “ वही, वही, परिशिष्ट वही, ४० १२१" वही, वही, ए० १०७ *" वही, वही, वी, 
पृ० १०९-६; मआसिरुलू्‌ उमरा, भा० १, पु० ८-8 


२०६ हिंदी वीरकाव्य 


रामसिंह--यह मिर्जा राजा जयतिह के पुत्र थे। १६६७ ई० में पिता की मुत्य पर राजा 
हुए । उसी वष यह आसाम में नियुक्त हुए. जहाँ से नौ वर्ष के अ्रनन्‍्तर लौटने पर १६७६ ई« में 
इनकी मुत्यु हो गई।' 

जगत्सिह --यह आमेर के राजा मानसिह कछवाहा के सबसे बड़े पुत्र और अकबर के एक 
प्रसिद्ध सेनापति थे। १५६६ ३० में यह बज्ञाल के सहकारी प्रांताध्यक्ष नियुक्त हुए, पर आगरे से 
चलने से पहले ही युवावस्था ही में मर गए।* 

महासिह--यह उक्त जगतूरसिंह के पुत्र थे | पिता की मृत्यु के अनन्तर इन्हें बच्चाल भेजा 
गया | मद्रिा पान की अधिकता के कारण युवावस्था में इनकी मृत्यु हो गई ।र 

उद्दैभान--उदयभानसिह कोंदाना (सिहगढ़) का दुर्गाध्यक्ष था। यह राठौर था। १६७० 
ई० के आरंभ में तानाजी मालुसरे से युद्ध करते हुए मारा गया ।४ 

सुसल्मान-पान्न बबबर (बाबर)--इसने १३६२६ ई० में मुगूल-साम्राज्य की नींव डाली । 
१४३० ६०» में इसका देहांत हो गया ।* 

हिमायूँ (हुमायूँ )--यह बाबर का ज्वेष्ठ पुत्र था। १४३० ई० में गद्दी पर बैठा | १५४६ 
ई० में इसकी मृत्यु हुईं ।* । 

अकब्बर (अकबर), जहांगीर*, साहजहां (शाहजहां), ओरंगजेब, दारा, मुराद, शाहशुना 
तहृवरखान (तहव्वर खान) ।* 

अफ़ज़ल ख़ा--इसका नाम अब्दुल्ला खाँ मठारी पठान था। यह बीजापुर का एक बड़ा 
सरदार था। यह १६४६ ई० में शिवाजी के हाथ से मारा गया |* 

अबूबास--शाह श्रब्बास द्वितीय फूरस का बादशाह था। औरंगजेब के सिंहासनारुढ़ 
होने पर इसने उसको बधाई दी थी। इसका राजदूत २२ मई, सन्‌ १६६१ ई० को प्रथम बार 
भुगूल दरबार में पहुँचा । इस बादशाह ने औरंगजेब को फटकार से पूर्ण एक पत्र भी लिखा था 
जो उसे सितम्बर, १६६६ ई० को सिला था ।१० 

एदिल साहि (आदिलशाह)--बीजापुर के आदिलशाही वंश की उपाधि आदिलशाह थी । 
४ नवम्बर १६४६ ई० से ४ दिसम्बर, १६७२ ई० तक अली-आदिलशाह द्वितीय राज्य करता 
रहा । दहैसके पश्चात्‌ सिकन्‍्दर आदिलशाह गद्दी पर बैठा ।१* 


) ब्जरत्नदास, भूषण-प्रंथावली, परिशिष्ट (च), ए० १२२; मआसिरुल उमरा, भा० १; 
पृ० ३४२-१ वही भाग वही, ४० १४३-४; अजरत्नदास, भूबण-पअंथाबली, परिशिष्ठ (च), ए० 
११० | सआसिरुलू उसमरा, भा० १, ए० १४४ “४ बजरत्नदासः भूषण-थावली, परिशिष्ट 
(व), पु० १०४" केम्ब्रिज हिस्द्री ऑवू इंडिया, भा० ४, पृ० १-२० + वही, भा० वही, पु० 
२१-४४ * देखिए द्वितीय खंड, अध्याय १, वीरसिहदेव-चरित की ऐतिदासिकता, छु० १८० 
< देखिए द्वितीय खंड, अध्याय &, छुन्नप्रकाश की ऐतिहासिकता के अंतर्गत पान्नों का विवरण 
* ब्रजरत्नदास, भूषण-अंथावली, परिशिष्ट (च), ए० १०१-२ _)? विश्वनाथग्रसाद मिश्र, भूषण- 
अंथावली, पु० २४७ । वही, वही, ए० २४३; केम्ब्रिज हिस्ट्री आवू इंडिया, भा० ४, पु० 
२०१, २४३०९, २७०-४९, २८६ 


भूषण-अंथावली की ऐतिहासिकता १०७ 


कुतुबसाह--यह गोंलकुंडा के शासकों की उपाधि थी। अब्दुल्लाइ कुठुबशाह के २४ 
फरवरी, १६६७ ई० को मर जाने पर अबुल्‌हसन कुठुबशाह गोलकंडा का शासक बना ।" 

ख़वासखाँ--(दोलतखाँ)--यह बीजापुर का एक सरदार था | वह बीजापुर के अल्पवयर्क 
शासक सिकन्द्र आदिलशाह का संरक्षुक बना (४ दिसम्बर, १६७२ ई०)। अन्त में यह मार 
डाला गया ।* 

ख़ान दौरा-नवसेरी ख़ान (नोशेरी ,खाँ)-नौशेरी ,खॉँ अथवा नसीरी खाँ 'खानदौराँ? 
उपाधि से विभूषित किया गया था। यह दक्तिण का मुगल सूबेदार था। १६४७ ई० में अहमद- 
नगर के पास शिवाजी से ईंसका घोर युद्ध हुआ था । 

तलबखाँ (कारतलब खाँ उजबक)--१६५७ ईं० में जुनेर के पास थानेदार नियुक्त हुआ । 
३ फरवरी, १६६१ ई० को शिवाजी ने इसे पराजित किया | १६७० ई० में इसे खिलश्रत, घोड़ा, 
जमघर, आदि मिले ।४ 

दले जख़ान, दिलेर महमद (दलेरखाँ) -इसका नाम जलाल खाँ था ओर यह दाऊदजुई 
अफुगान था। १६६४ इं० में यह जयप्तिह के साथ दक्षिण में नियत हुआ और पुरंघर तथा 
रूद्रमाल दुर्गों को विजय किया | १६६७ ३० में शाहजादा मुश्ऱ्जम के साथ नियत हुआ। 
१६८३ ई० में उसका देहान्त हुआ ।* 

बहलोल खान, बहलोलिया--(बहलोल खाँ) यह बी जापुरी पठान सेनापति था। १६७३६० 
के आरंभ में इसने प्रताप राव गूजर को परास्त किया | पर उसी वर्ष के अन्त में प्रतापराव गूजर ने 
उसे मार मगाया। इसके अनन्तर आनन्द राव ने इसे फिर पराजित किया। इसके पश्चात्‌ वह 


जा का प्रधान आमात्य हुआ (१६ नवम्बर, १६७५ ६०) । २३ दिसम्बर, १६७७ ई० को इसकी 
मंत्यु 
बहादुर ख़ाँ, बहादुर खान ( खान जहाँ बहादुर)--यह गुजरात का सूबेदार था। औरंग- 


जेब ने बहादुर खाँ को दिलेरखा के साथ दक्षिण मेजा था। शिवाजी ने इन दोनों को मार 
भगाया | (१६७२ ई०) | बगलाना से द्वार कर वह गुजरात चला' गया। कुछ समय के उपरान्त 
वह दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया गया ।* 


) क्ेम्ब्रिज हिस्ट्री ऑँचू इंडिया भाग ४, ए० १६६, २९५३, २९४-१ २६१; २६६, 
२६६, २७०, २७३, २७४, २९२७६, २७७, रे८६३े, रे८७, २६० वही, भा० वही, 
पृ० १८८, १६०, १६९, १६६, २७४, २७२; न्यू हिस्ट्री ऑँव दी मराठाज़, भाग १, पृ० १९१ 
१५२, २१६, २४७ २ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भुषण-अञ्र थावली, प० २९९; केम्ब्रिज हिस्ट्री आव 
इंडिया, भाग ७, पृ० १६४, २६६, २६७, २६ै८म * विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भूषण-गअ्र थावली 
पृ० २४३; ब्रजरत्नदास, वही, परिशिष्ट (च), ए० १०६; न्यू दिस्ट्री ऑव दी मराठाज्ञ, भा० १; ए० 
१३७-६ बजरत्नदास, भूबण अर थावल्ी; परिशिष्ट (च), ए० ३११२-३६; मआसिरुलू उमरा; भा ० 
३, पुृ० ४२९६-७० यू हिस्ट्टी ऑव्‌ दी मराठाज, भा० १, ए० १३०, $८घ२ २०२, २०३, २१४, 
२४७, २४६; विश्वनाथप्रसाद मिश्र, भूषण-म्र थावली, छ० २६८, शजरत्न-दास, वही, परिशिष्ट 
(च), प्ृ०११९-६ * यही, वही, परिशिष्ट वही, छु०११६; विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वही, पु०२६६; 
केम्म्रिज हिस्द्री ऑवू इंडिया, भा० ४, पृु० २२३, २२७, २९३, २५५९, २५६, २७४-८ 


श्०्थ हिंदी वीरकांव्य 


बाद्रखान--भूषण ने यह नाम संभवतः उक्त बहादुर खाँ के लिए ही प्रयुक्त किया है। 

फत्त खान(फ्तेह खाँ)--यह्द जं जीरा के सीदियों का एक सरदार था। शिवा जी से कई 
बार परास्त होने पर उनसे संधि को बातचीत कर रहा था, कि उसके सहकारियों ने उसे मार डाला 
और वे औरंगज ब से संधि करके उसके अधीनस्थ सरदार बन गए (१६७४ ई०) |" 

फ्तेह खा--इस नाम का एक बीजापुरी सेनापति भी था जिसे शिवाजी ने १६४६ ई० में 
पराजित किया था। संभव है भूषण ने इसी व्यक्ति की ओर सकेत किया हो ।* 

रुस्तमे जमा--इसका वाश्तविक नाम “रनदोला” था। बीजापुर की ओर से उस राज्य के 
दक्षिण-पश्चिम भाग का सूबेदार था। इसकी राजधानी मिराज थी। अ्रफ़्जुल खाँ के मारे जाने 
पर इसने शिवाजी पर चढ़ाई की। परनाला (पन्हाला) के स्थान पर वह पराजित हुआ्रा (रं८ दिसम्बर, 
१६५६ ई०) ।* 

निज्ञाम साहि बहरी--(निजाम शाह)--यह अरहमदनगर के सुल्तानों की पदवी थीं। इनकी 
बहरी अर्थात्‌ समुद्री मी उपाधि थी । कुछ विद्वानों का कथन है कि निजामुल्मुल्क बहमनी राज्य 
के बहरी (शिकारी बाज्ञो) कीं देख-रेख किया करता था, इसी से उसे “बहरी” उपाधि मिली थीं। 
१६३३ ई० में इस राज्य का अंत हो गया और अंतिम निजाम शाह हुसेन कायगार में मरा (ं 

साइतखान, साइत खाँ, खासतखाँ, सइस्तखान-- (शाइस्ता स्ाँ)--इसका वास्तविक नाम 
अबूतालिब मिर्ज़ा मुराद था। यह शाहजहाँ के प्रधान मंत्री आसफ़ खाँ का पुत्र तथा मुमताज 
महल बेगम का भाई था| १६४१ ई० में यह म'त्री नियत हुआ । १६५६ ई० में यह दक्षिण का 
सूबेदार नियुक्त हुआ । १६६३ ई० में शिवाजी पूना में इसके महल में घुस गए. । यह भयभीत होकर 
भाग गया । इसके अनंतर यद्द बंगाल की सूबेदारी पर भेज दिया गया | ३१ मई, १६६४ ई० को 
६३ वर्ष की अवस्था में इसका देहांत हुआ ।" 

अनवरखाँ--यह मग़ल दरबार में एक सरदार था, जो छन्नसाल के विरुद्ध भेजा गया था । 
वह युद्ध में हरकर भाग गया । बहादुरशाह तथा फ़रूखुसियर के समय में यह बुरहानपुर का फ़ौज- 
दार था। यह उसी नगर का एक शेखजादा था ।* 

अमी खाँ--(अमीन खाँ मुहम्भर)--और ॑गज़ेंब के समय तथा उसके पश्चात्‌ के दो प्रसिद्ध 
अमीन खाँ ज्ञात हैं :-- 

(१) मुहम्मद सैय्यद मीर जुमला का पुत्र जो पाँच हजारी मंसबदार था। गुजरात के 
अहमदाबाद में १६८२ ई० में इसको मृत्यु हुई । 
(२) निज़ामुल्मुल्क आसफ़जाह के भाई बहाउद्दीन का पुत्र था, जो औरंगजेब के समय 








१ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र , भूषण-मंथावली, ए० २६६-७; ब्रजरत्नदास, वही परिशिष्ट 

(च), ५० ११४ * न्यू हिस्ट्री ऑचू दी मराठाज़, भा० १, ए० ३०३ २ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, 

भूषण-अंधावली, ए० २७७; ब्जरत्नदास, वही, परिशिष्ट (च), ए० १२२-३; न्यू हिस्ट्री ऑवदी 

मराठज़, भा० १, ए० १२१, १३१, १३८ * बजरत्नदास, भूषण-अन््थावली, परिशिष्ट (च), 

घु० ११४: विश्वनाथ असाद मिश्र, वही, ए० २६४ " वही, वही, ए० २७८-६; अजरत्नदास, वही, 
प्रिशिष्ट (च), पु० १२४ ' वही; वही, ए० १०१ (विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, वही, ० २४६ 


भूंपण-अंथावली कौ ऐतिहासिकता १०६ 


में दरबार आया। सैय्यद भ्राताओं के मारे जाने पर यह मुहम्मदशाह का प्रधान-मंत्री हुआ, पर कई 
मद्दीने के पश्चात्‌ इसकी मुत्यु हो गई ।* 

अबदुल्ल समद, समद, अब्दुस्समद (सेफ़ुद्दोला नवाब अबदुस्समद्‌ खाँ बहादुर दिंलेर ज॑ग)--- 
इसने सिक्‍खों के विरुद्ध बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। कयूर के एक विद्रोही अ्रफुग़ान हुसेन खाँ 
को परास्त करके मार डाला था। इसने बुदेलखंड पर चढ़ाई की थी, पर वहाँ सफल-प्रयत्न 
नहीं हो सका था।* 

महमह बंगस (सुहस्मद्‌ खाँ बंगश)--यह अफ़गान था। फ़रु खुसियर के समय में फ़रु खा- 
बाद को अश्रपनी राजधानी बनाया। १७२५ ई० में इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त हुआ। १७२७ 
ई० में बंंदेलों के विरुद्ध उसे कई सफलताये मिलीं; पर १७२६ ई० में छत्रसाल ने बाजीराव की 
सहायता से उसे पराजित किया | इसी प्रकार उसे मालवा से भी मेँहकी खानी पड़ी । वह इलाहा- 
बाद का पुनः सूबेदार नियुक्त किया गया। यह अपने समय का एक प्रसिद्ध सेनापति एवम्‌ राज- 
नीतिज्ञ था [* 

सहादत--(बुर्हानुलुमुल्क सआदत खाँ) । 

दाऊद खाँ--यह १६६४ ई० में दक्षिण में नियत हुआ । पुरंधर के घेरे में यह उपस्थित 
था | १६७० ई० में यह बानी डिंडोरी युद्ध में मराठों से परास्त हुआ । १६७२ ई० में राजधानी 
चला गया “५ 

महाबत खाँ--इसका पिता जमानाबेग बिन गोरबेग काबुली था, जिसे महाबत खाँ की 
पदवी मिली थी। इसी ने जहाँगीर को बंदी बनाया था। इसकी मृत्यु के आठ वर्ष के अनन्तर 
इसके द्वितीय पुत्र लहरास्प को सन्‌ १६३४ ई० में महाबत' खाँ की पदवी मिली। यह दो बार 
काबुल का सूबेदार हुआ | १६७० ई० के अंत में यह दक्षिण का प्रधान-सेतापति नियुक्त हुआ। 
सन्‌ १६७२ ई० के मध्य में यह उत्तर लौटा | १६७४ ई० में इसकी मृत्यु हुईं ।९ 

सेर खाँ लोदी (शेर खाँ लोदी)--बीजापुरी करनाटक का दक्षिणी आधा भाग शेर खाँ 
लोदी के अधिकार में था। यह एक पठान था | इसकी राजधानी वालीगंडपुरम (वत्तमान पांडुचेरी 
ज़िले में) थी। तीरूवाडी के पास शिवाजी ने इसे पराजित किया । ५ जुलाई १६७२ ई० को इसने 

शिवाजी से संधि कर ली ।* 


विश्वनाथ असाद सिश्र, भूषण-म्र थावली पु० २४७-८; बजरत्नदास, वही, परिशिष्ट (चे) 
पु०१०२-३, मआसिरुलू उमरा, भ ० ,एृ० २३४-४ “वही, सा० वहीं, पृू० २१०; ब्जरत्नदास; 
भूषरा-स्न्थावल्ती, परिशिष्ठ (च), ए०१२४; विश्वनाथप्रसाद सिश्र; बही, पु० २८० उकेम्ब्रिज हिस्ट्री 
झाँव्‌ इंडिया, भा० ४, ए०३५२-३, ३५४; ३५९, ३५३, ३८९, ४०२, ४२१; बुन्देलखंड का संक्षिप्त 
इंतिहास, पु० २०६, २१०, २११, २१२, २१३, २१४, २१५, २१६, २१७, २१८, २३७, २४०-२४१; 
जरनल आँब्‌ एशियाटिक सोसायटी आवू्‌ बंगाल, भा० >7,ए]], १८७८ ई०, एू० २८४-३०२ 
४ देखिए द्वितौय खंड, अध्याय ७, रासा भगवन्त सिह के पात्रों की ऐतिहासिकता * बजरत्न- 
दास $ भूषण-प्रन्थावली, परिशिष्ट (च), पृ० ११२; विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ; वही, छ० २४४, 
२६२; मआसिरुलू उमरा, भा० हे, ए० ४०३६-१० ' ब्जन्नर्नदास; भूषण-मंथावली, परिशिष्ट 
(च), ए०११६९; विश्वनाथ प्रसाद सिश्र : वही, ए० २७४  * वही, वही, ए०२७३-८० 

२७ 


२१० हृदी वीरकांब्य 


सिरजे खाँ (शरजा खाँ)--यह बीजापुर का एक प्रसिद्ध सरदार था। २४ दिसंबर १६६५ 
६० को इसका शिवाजी के साथ युद्ध हुआ था ।* 


अनिश्चित पात्र 

हिन्दू-पान्न--अमरेस, अनिरुद्ध, रु ड़ी-खुंडी (१), हृदयराम-सुत-रुद्र, अवधूतसिह । 

मुसलल्ान पात्र--अआंकुस (अंकुश खाँ), अल्लि फूते, आकुत' (याकूत खाँ एक बीजापुरी 
सरदार), सफूजंग (संभवतः किसी की उपाधि),* सैद अफगन, सेर अफगन, बहलोत (निश्चित 
पात्रों में जिस बहलोत खाँ का उल्लेख किया गया है, उप्से यह भिन्न है), सुतरुदीन, निजाम बेग, 
तुराब खान ।* 

जावली-विजय (१६५९ ईं०) --भूषण ने शिवाजी द्वारा जावली पर अधिकार करने का 
उल्लेख कतिपय छैंदों में किया है। इतिहास-प्रंथों से विदित है कि जावली सतारा प्रान्त के उत्तर 
पश्चिस कोने में स्थित है। १६वीं शताब्दी में मोर नामक मराठा परिवार ने बीजापुर के शासक 
से यह राज्य प्राप्त किया था। यहाँ के शासक की परंपरागत उपाधि चंद्रराव थी। संस्थापक से 
आपठवी पीढ़ीं में कृष्णजी बाजी हुए, जो १६५२ ई०» में गद्दी पर बैठे । 

शिवाजी ने रघुनाथ बलल्‍लाल कोरडे को चंद्रराव के पास उसकी लड़की का अपने साथ 
विवाह करने के प्रस्ताव को लेकर भेजा । एकांत में कोरड़े ने चंद्रराव को मार डाला । यह समा- 
चार पाकर शिवाजी ने आक्रमण कर दिया । चंद्रराव के परिवार के सदस्य बंदी कर लिए. गए | 
सम्पूर्ण जावली पर शिवाजी का अधिकार हो गया (अक्टूबर, १६४५ ६०)। जावली से दो मील 
पश्चिम में शिवाजी ने प्रतापगढ़ दुर्ग को बनवाकर वहाँ पर भवानी की मूर्ति स्थापित की |* 

अहमदनगर एवं जुन्नार की लूट तथा खाँ दौरा नोसेरी, (नौशेर खाँ)पराजय--इसके अन॑- 
तर शिवाजी ने अहमदनगर को लूटा तथा खाँ दौरा नौशेरी खाँ. को पराजित किया ।* इन घट- 
नाश्रों के संबंध में इतिहास का कथन है कि अवसर पाकर शिवाजी ने मुग़ल-दक्षिण में लूट मार 
आ्ररंभ कर दी। उनके सेनापति मिनाजी मॉंसले और काशी ने अहमदनगर तक के भागों को 
लूटा (मार्च, १६४७ ई०) | इसी समय एक रात्रि को शिवाजी रस्सों की सीढ़ी से जुन्नार में प्रविष्ट 
हुए, पहरेदारों को काट डाला और बहुत सी लूठ की सामग्री अपने साथ ले गए । 

फिर वह अ्रहमदनगर को लूटने लगे । मई, १६४७ ई० के अन्त तक नसीर खाँ आ 
पहुँचा । उसने शिवाजी की सेना को घेर लिया । बहुत से मराठे मारे गए, बहुत से घायल हो गए 
आर शेष भाग खड़े हुए । मुगुल सेना ने थके होने के कारण उनका पीछा' नहीं किया । शिवाजी 
लूट मार का अवसर ताकते रद्दे और सुगुल भी सतक रहे। अन्त में जनवरी, १६४८ इं० में शिवा- 
जी और नसीर खाँ में संधि हो गई ।* 

१ विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भूषण-अञ्रथावल्ती, श० र८पर वही, वहीं, ए० र८०; 
पजरत्नदास : वही, परिशिष्ट (च), १२४ “द्वितीय खंड, अध्याय ७, रासा भगवंतसिह के पाजन्नों की 
ऐतिहासिकतां वर्गत “अनिश्चित पान्न-सूची भूषण-अन्थावली, शिवराज-भूषण, छु० ६३, 8८, २०७» 
वही, शिवा बावनी, छु० ३४७, ३७ * सरकार, शिवाजी, पु० ९०-७; ऑरंज्ेब, सा० ४, पृ० २६-३०; 
न्यू हिस्ट्री आँचू दी मराठाज़, भा० १, ए० १३१३-७४ ' भूषण-गन्थावली, शिवराज-भूषण, छुं० 
१०२, ३०८; शिवा-बावनी, छू० ३७ * शिवजी, एूृ० ४६-६७ 


भूषण-ग्रंथावली की ऐतिहासिकता २११ 


उपयुक्त ऐतिहासिक विवरण में शिवाजी के भागने की बात का उल्लेख किया गया है | 
ऐसा प्रतीत होता है कि ऐतिहासिकों ने अतिशयोक्ति से काम लिया' है। शिवाजी खुले में आकर 
युद्ध नहीं करते थे। छिपकर शत्रु को मारना और उसके आने पर अपनी रक्षा के लिए स्थान 
खोजना यही उनकी नीति थी। इस बात को ध्यान में रखने से भूषण का वर्णन इतिह्वासानुकूल 
सिद्ध हो जाता है। 


शिवाजी और अफ़्ज़ल ख़ाँ-बध--इस घटना का वर्णन भूषण ने इस प्रकार किया है :-- 

“आदिलशाह ने जावली में अफ़्ज़ल खां को भेजा। जावली के पार प्रतापगढ़ के नीचे 
दोनों में मिलना निश्चित हुआ । शिवाजी उससे भेंट करने के लिए वहाँ पर जा पहुँचे। शिवाजी 
उससे वैर करना चाहते ही ये कि उसने कटार से उन पर चोट की। वे क्र्‌द्ध होकर उस पर टूट 
पड़े | शिवाजी के द्वारा चलाए गए. बिछुआ के घाव से क्षत-विक्षत होकर अफ़ूजलूखां गिर 
पड़ा । शिवाजी उसकी छाती पर जा बैठे ओर उसको मार डाला । यह देखकर उसके साथी आकुत 
(याकूत ,खाँ) और अ्रंकुश (आँकुश खाँ) वहाँ से माग गए । उनके इस कार्य का यश दूर-दूर 
तक फेल गया | 

उक्त घटनाओं के संबंध में इतिहास-वेत्ताओं का जो मत है, वह नीचे दिया जाता है ;--- 

“ग्बदललाह मटारी उपनाम अफ़्जल खाँ बीजापुर के शासक मुहम्मदशाह का अनीरस 
पुत्र एवं प्रथम श्रेणी का सरदार था | उसका स्वभाव अत्यन्त दुष्टतापूर् था। बीजापुर के अल्प- 
वयस्क शासक आदिशाह की माता; बडी साहिबा, ने उसे कृन्रिम-मैत्री-प्रदशन द्वारा शिवाजी के 
पकड़ लाने अथवा मार डालने की आज्ञा दी । 

उचितानुचित सभी उपायों द्वारा शिवाजी को अधीनस्थ करने का हृढ़ निश्चय करके 
अफ़ जल खाँ सितम्बर, १६५६ ई० में बीजापुर से चल पड़ा और प्रतापगढ़ से १६ मील पर 
वाई? नामक स्थान पर पहुँचकर अपना डेरा डाल दिया। 

उधर शिवाजी उसकी गति-बिघि से अपने को भली प्रकार अवगत करते रहे | गगन-सचुम्बी- 
पव॑त-मालाओं और अगम्य उपत्यकाओं से परिपूण वाई और जावली के निकववर्ती प्रदेशों में 
अफ़जलखाँ का सामना करने का निश्चय करके वे महावल्ेश्वर के पश्चिम में पारधाट नामक 
पवतीय सांग के ऊपर अवस्थित प्रतापगढ़ ढुगे में निवास करने लगे। 


अफ जल खाँ ने कृष्णजी भास्कर को शिवाजी के पास एकान्त में भेंट करने के लिए, 
आमंत्रित करने के उद्देश्य से भेजा । उसकी बातो से वे श्रफू जल खाँ के गुप्त पडयंत्र को ताड़ गए। 
अंत में प्रतापगढ़ दुग के नीचे बाह्य प्राचीर के निकट दोनों में मेंट होने का निश्चय किया 
गया । वाई से प्रतायगढ़ तक सघन बन में एक मांग निमित हुआ । स्थल-स्थन्न पर अ्रफ़ जल खाँ 
की सेना के लिए. पेय एवं खाद्य सामग्री का आयोजन किया गया। महाबलेश्वर पठार के बंबई- 
बिंदु के नीचे रत्तोंदी दरे से चलकर अ्रफ़्जल खाँ प्रतापगढ़ के नीचे दक्षिण ओर अवस्थित “पार 


8. > 





$ भूषण-ग्न्थावली, शिवराज-भृषण, छुं०४७२, १३ &्य, १४६, १६१, १७४७, २०७, २४१; 
२९३, ३१३, ३३४६; वही, शिवा-बावती, छूं० ३४७, ३७; वही, फुटकर, छ॑० ३६; वही, फुटकर, 
सदेहात्मक, छू० ४, ९, ७, ६ 


२१२ हिंदी वीरकाब्य 


ग्राम में पहुँचा और कोइना नदी के उद्गम के निकट गंभीर घाटी में यत्रन्तन्न उसकी सेना ने 
डेरा डाला | ह 

गुरुवार १० नवंबर, १६५६ ई० दोनों की मिलन-तिथि निश्चित हुईं। शिवाजी ने अपने 
वस्नों के भीतर लौह कवच और पगड़ी के नीचे शिरत्राण धारण किए। उन्होंने बाम कर में 
वघधनखा और दक्षिण हस्त में बिछुआ लेकर ऊपर से दीघ॑ बाहों वाला ढीला-ढाला श्वेत अंगरखा 
पहिना, जिससे गुप्त अखस्नर-शस्त्र दिखलाई न पड़े । अपनी माता से श्राशीर्वांद लेकर और जीवमहल एवं 
शंभू जी काबजी नामक अंगरक्षुकों के साथ वे चल पड़े । 

उधर अफ़ज़लूखाँ एक सहस्त्र से अधिक सैनिकों को कुछ ब्यवधान पर छोड़कर, दो 
सैनिक तथा गोपीनाथ और कृष्ण जी को साथ में लेकर मिलन स्थान पर पहले से ही शिवाजी की 
प्रतीक्षा कर रहा था। 

थोड़ी देर में शिवाजी निःशत्र विद्रोही के समान अफू जुल खाँ के सामने जा पहुँचे | खान 
की कटि पर उस समय भी एक तलवार लटक रही थी। आगे बढ़कर शिवाजी ने उसे अमिवादन 
किया । वह अपने स्थान से उठा*और आगे बढ़कर शिवाजी से भँटने के लिए अपनी प्रलंब भुजाये 
प्रसारित कीं। बात की बात में उसने शिवाजी को कस लिया, काम हस्त से उनकी ग्रीवा को हृढ़ता- 
बूतंक पकड़ा और सीधी धारवाली कठार से उन पर प्रहार किया, पर शिवाजी के गुप्त कबच ने 
उनकी रक्षा की । दम घुटने के कारण उन्हे पीड़ा का अनुभव होने लगा। परंतु, तुरंत ही समल- 
कर उन्होंने अपना बायाँ हाथ श्रफ्जल, खाँ की कमर में डालकर वघ-नखा से उसकी आँते बाहर 
निकाल दीं | फिर दाये हाथ से उसके बिछुआ मोंक दिया | घायल अफ़ जल ने उन्हें छोड़ दिया। 
वे चबूतरे से कूदकर अपने साथियों की ओर भाग गए। खान के अंगरक्षक शिवाजी की श्रोर 
मपटे पर वे मार डाले गए । अफू जल खाँ के सेवक उसको पालकी में रखकर ले जाने को प्रस्तुत 
हुए पर उनका काम तमाम कर दिया गया। शिवाजी के साथियों ने अफूजलू खाँ के शिर को काट 
लिया और उसको लें जाकर दुर्ग में गुम्बज के ऊपर बाँस पर लटका दिया । 

प्रतापगढ़ में पहुँचकर शिवाजी ने तोप दागी | उसको सुनते ही काड़ियों में छिपे हुए 
शिवाजी के सेंनिक शत्रु-सेन्य पर टूट पड़े | ,खान के लगभग तींन सहस्त्र व्यक्ति काठ डाले गए । 
अफ़ूजल्‌ का पुत्र फूजुल अपने साथियों के साथ भाग गया । रुस्तम-इ-जुमा आदि पकड़ कर छोड़ 
दिए, गए. ।" 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट हे कि अफ़ूजल खाँ क्र, धूत्त, विश्वास-धातक एवं 
शक्तिशाली सैनिक था । शिवाजी को जीवित पकड़ना अथवा मार डालना ही उसका एक मात्र 
लक्ष्य था। इसी उद्देश्य की सफलता के लिए कपर-मैत्री-प्रदशन द्वारा एकान्त में मेंटने का उसमे 
जाल फैलाया था । 

शिवाजी एक चतुर एवं दूरदशी राजनीतिश्ञ वीर थे | वे अफ़्जुल खाँ की घूत्तता से भली 
प्रकार परिचित थे | इसी कारण से अपनी रक्ता के लिए उन्होंने कवच, शस्त्र आदि धारण किए थे | 





* शिवाजी, पृ० ६म-८२; औरंज्ञेब, भा० ४, पु० ३३-४०; न्यू हिस्ट्री ऑँव दी मराठाज्ञ्‌ 
ज्ताफ 49१० १२४६-४३ ०५० 


'भूषण-ग्रंथावली की ऐतिहासिकता २१३ 


आत्म-रद्या करते समय उन्हें अफ़ूजुल पर प्रहार करने पड़े जिसके फलस्वरूप उसके प्राण-पखेरू 
उड़ गए।। 

भूषण के कथन का भी यही अमभिप्राय है। उन्होंने भी अफ़ूजल के दुष्ट स्वभाव की ओर 
संकेत किया है। उनके मत में भी शिवाजी ने अपनी रक्षा के उद्देश्य से ही शत्रु पर चोठ की थी। 
उनके कथन से यह भी विदित होता है कि शिवाजी और अफ़्जल खाँ दोनों ही अपनी-अपनी 
घात में थे, पर शिवाजी के समक्ष आत्मरक्षा का प्रश्न प्रमुख था | इस प्रकार भूषण का उक्त कथन 
ऐतिहासिक तथ्य की मित्ति पर ही अवलम्बित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 

कछ विद्वानों के विचार में अफ़्जल खाँ निदोंष था ओर वह शिवाजी को मार डालने के 
उद्देश्य से नहीं आया था । ऐसे बुद्धि-मा्तंडों के विचारार्थ मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा औरंगजेब 
के प्रधान-मंत्री ज़फरखाँ को, १६६६ ई० में शिवाजी के आगरे से निकल भागने के पश्चात्‌ लिखे 
गए, पत्र का संक्तिप्त विवरण दिया जा रहा है। यद्यपि इस पत्र का प्रस्तुत घटना से प्रत्यक्ष संबंध 
नहीं है, पर अप्रत्यक्षरूप से इसको पुष्ठ करने में सहायक होगा । पत्र लिखते समय राजा जयसिंह 
कहते हैं :-- 

“मैँ एक ऐसा आयोजन करने वाला हूँ जिससे शिवाजी मुकसे मिलने आयेगा। उसके 
आ्राते अथवा जाते समय मार्ग में, सुअबसर पाकर, मेरे साथी उसकी हत्या कर दंगे। यदि सम्राद्‌ 
स्वीक्ृषति दें तो में प्रशंसा अथवा निंदा की चिता न करके शाहंशाह के प्रति अपनी अ्रगाध स्वासि- 
भक्ति प्रदर्शनार्थ, अपने पुत्र का विवाह शिवाजी की पुत्री से करने का प्रस्ताव रक्खूँगा। शिवाजी 
नीच जाति का है। हम उसका स्पश किया हुआ भी नहीं खा सकते (विवाह संबंध तो दूर की बात 
है) वह इस प्रस्ताव को अवश्य स्वीकार कर लेगा |? 

इस पत्र से १७वीं शताब्दी के राजनैतिक आचार-विचार पर परयात्त प्रकाश पड़ता है | स्वयं 
को पवित्र और उच्च कुलींन समझने वाले राजा जयसिंद एक सजातीय बंघु को जाल में फंसाने 
और विधर्मी औरंगज ब के प्रति स्वामि-भक्ति प्रदर्शित करने के लिए श्रपने प॑रिवार की परंपरागत 
प्रतिष्ठा नष्ठ करने के लिए प्रस्तुत थे,! तो मला, श्रफ़्ज़ल खाँ जो बीजापुर के शासक का निकट 
संबंधी भी था, अपने स्वामी के कल्याणा् एक शक्तिशाली हिंदू-शत्रु को नष्ठ करने की कामना से 
प्रेरित होकर नहीं आया था, यह बात साधारण समझ से बाहर की प्रतीत होती है । 

इस प्रसंग में भूषण ने आ्राकुत (याक्रत खॉँ) का जो उल्लेख किया है उसे कुछ विद्वान्‌ 
अनैतिहासिक बतलाते हैं। उनके ऐसा मानने का कारण यह है कि “जूजीरा के सिद्दियों को याकूत 
खाँ की उपाधि १६७० ई० के पश्चात्‌ मिली थी। परंतु 'शिवा-चरित्र-निबन्धावली' तथा 'शिवा- 
जी निबन्धावली' आदि ग्रंथों से सिद्ध होता है कि उक्त घठना के अवसर पर प्रतापगढ़ से याकूत 
खाँ, आंकुश खाँ आदि योडा भागे ये | वे पुनः रूस्तम-इ-जुमाँ के साथ कोल्हापुर के पास परास्त 
हुए थे ।?२ इसके अतिरिक्त एक बात और भी विचारणीय है। 'शिवराज-भूषण? की रचना २६ 
अप्रैल, सन्‌ १६७३ ई० को हुई थी ।१ उस समय तक ज़ुंजीरा के सिद्धियों को याकूत खाँ की 





९ शिवाजी, प० १३६७-८२ विश्वनाथे प्रसाद मिश्र; भूषण-अंधावली, भूमिका, 
प० २७६ ' देखिए प्रथम खंड, अध्याय १, शिवराज-भुषण की रचना-तिथि, ए० २९-६ 


२१४ हिंदी वीरकाव्य 


उपाधि मिल चुकी थी | इतिहास से सिद्ध होता है कि ज॑जीरा का शासक फ़तेह खाँ १६४६ ई० 
मराठों के विरुद्ध गया था, पर अफ़ूजल की दु्दशा का समाचार ज्ञात होने पर वह लोट गया था।"* 
संभव है. कि भूषण ने इसी घटना की ओर संकेत करते समय फ्तेह खाँ के वास्तविक नाम का 
उल्लेख न करते हुए, 'शिवराज-भूषण'-रचना के समय तक प्रचलित जंजीरा के शासकों की उपाधि 
याकूत खाँ, जो उन्हें १६७० ई० के पश्चात्‌ मिल चुकी थी, से ही पुकारा हो। यह भी संभव है 
कि भूषण का अ्रमिप्राय जंजीरा के सिद्दियों से न हो | हो सकता है, कि अफ़्जल्‌ खाँ की सेना में 
याकृत खाँ नाम का कोई अन्य सैनिक रहा हो। 


भूषण ने इस घटना का स्थान जावली और प्रतापगढ़ को बतलाया है। इसकी पुष्टि उप- 
युक्त ऐतिहासिक उल्लेख से हो जाती है। “जावली? बम्बई प्रांतान्तगत सतारा जिले में उत्तरी 
ताल्लुका है और १७१ ३२ तथा १७१ ६६ उ? एवं ७३९ ३६" और ७३" ५६' पूव के मध्य में 
श्रवस्थित है। प्रतापगढ़ दुर्ग जावली ताहलछुके में १७” ५५" 3” और ७३ ३५” पूर्व में महाबत्ते 
श्वर के दक्षिण-पश्चिम में आठ मील पर स्थित है। जावली नगर से प्रतापगढ़ दो मील पश्चिम 
में है।* 

उपयुक्त विवेचन के अनन्तर यह निष्कष निकलता है कि भूषण ने इस घटना का जो 
विवरण दिया है वह संत्ञित्त किन्तु इतिहासानुकूल, सजीव एवं तथ्यपूर्ण है। 


रुस्तमें ज़माँ पराजय--(उक्त घटना के कुछ समय के पश्चात्‌) रुस्तमे-जुमाँ शिवाजी से 
पराजित होकर भागा |* अफ्‌जुलूखाँ की मृत्यु के उपरांत उसका पुत्र फ़जूलखाँ और रुस्तम-इ-जुमाँ 
(रनदौला) शिवाजी का सामना करने के लिए आये। उन्होंने इन दोनों को पन्द्याले के स्थान पर 
र८् दिसम्बर, १६४६ ई० को पराजित करके बीजापुर के फाटक तक खदेड़ा। 

इस युद्ध से पू्व ही (२८ नवंबर, ६४६ इ०) शिवाजी के भेजे हुए श्रॉना जी दत्तो 
पन्‍हाला पर अपना अधिकार स्थापित कर चुके थे। रुस्तम-इ जमाँ की पराजय के उपरांत आदिल- 
शाह ने सिदूदी जोहर (सलावत खाँ), रुस्तम-ई-जूमाँ, आदि के साथ सेना मेजी (मई, १६६० 
इ०) | लगभग चार मास तक घेरा पड़ा रहा। शिवाजी और सलावत खाँ के मध्य गुप्त संधि हो 
जाने के समाचार को सुनकर आदिलशाह स्वयं पन्‍्हाला की ओर चला । यह समाचार श्ञात होने 
पर दुग के पिछले फाटक से निकलकर शिवाजी बीसलगढ़ की ओर चले गए और पन्हाले पर आदिल- 
शाह का अधिकार हो गया (२५ अगस्त, १६६० ई०) | 


इस समय से पन्‍्हाला बीजापुर के अधिकार में ही बना रहा | कालांतार में आनाजी दत्तो 
० धक छः कक. (5 4०० 
के प्रयत्न से ६ साच, १६७३ ६० में शिवाजी का पन्‍्हाला पर पुन। अधिकार हो गया ।* 

इस प्रकार परनाला (पन्हाला) पर शिवाजी ने दो बार विजय प्राप्त की। प्रथम विजय के 


5 देखिए इंसी अध्याय में आगे वणित फ़तेह खाँ- पराजय * इस्पीरियल गज़ेटियर, भा० 

१४, पू० ८९; वही, भा० २०, ए० २१६-७; शिवाजी, एपू० €€ _ + सूषण-ग्रथावली, शिवराज- 

भूषण छु० २४१ * वही, छ॑० १०६, १७६, २०५, २०८; ३३९६; शिवा-बावनी, छु० २१, ३७ 
शिवाजी, ४० ८६-६०, २२७; न्यू हिस्ट्री ऑवू दी मराठाजू, भा० १, घु० १३००३, २०१०२ 


भूंषण-ग्रंथावली की ऐतिहासिकता २१४ 


उपरांत पन्‍्हाला उनके अधिकार में लगभग छु सात मास तक रहा । भूषण ने शिवाजी के इन्हीं 
परनाले (पन्‍हाले) के युद्धों की ओर संकेत किया है। यह कहना कठिन है कि भूषण ने उक्त दोनों 
विजयों में से किसका उल्लेंख किया है, पर संभावना यही प्रतीत होती है कि उनका अभिग्राय 
प्रथम युद्ध से ही है। कुछ भी हो, घटना ऐतिहासिक है। 

तलब खाँ (कारतलब खाँ) को लूटना--शिवाजी ने कारतलब खाँ को युद्ध में मार भगाया 
था।" शाइस्ता खाँ के आदेश से कारतलब खाँ पूना से जनवरी,१६६१६ई० में शिवाजी के विरुद्ध चला। 
उसने लोहागढ़ निकदस्थ उंबर-खंड में तंग मार्ग से पश्चिमी घाट को पार किया । जब भुग़ल सेना 
इस माग को पार कर रही थी तब शिवाजी की सेना ने इसके दोनों द्वारों को घेर लिया । कारतलब 
खाँ के सैनिक दम घुटने और प्यास के कारण मरने लगे । बचने का कोई उपाय न पाकर उसने 
शिवाजी से रक्षा करने की प्रार्थना की। मराठों ने उससे बहुत सा धन लेकर मार्ग छोड़ दिया । 
मुग़ल मरणासन्न अवस्था में पूना पहुँचे | * 

सिंगारपुर ('ंगारपुर)-विजय--उत्त घटना के कुछ समयोपरांत शिवाजी ने <ंगारपुर के 
सूर्यराव सूरवे पर आक्रमण किया । यह समाचार जात होते ही बह अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए 
भाग गया | शिवाजी ने श्गारपुर पर अपना अधिकार कर लिया (२६ अग्रैल, १६६१ ३०)। 

रायगढ़-वर्णन--भूषण ने रायगढ़ का वर्णन करते हुए. लिखा है कि “शिवाजी ने रायगढ़ को 
राजधानी बनाया । यहाँ पर उनके मणि-खचित गगनलुंबी राजप्रासाद शोमित होते हैं।। मणि- 
मालाओं, मुक्ताओं, हीरा, पुष्पराग आदि मणियों की छठा से वह नगर देदीप्यमान हो रहा है। 
विविध प्रकार के सर, कूप, वृक्ष तथा पुष्प आदि उसकी शोभा को दिगुणित कर रहे हैं” 

उक्त दुर्ग के संबंध में अन्य अंथों से यह विवरण उपलब्ध होता है :-- 

“गयगढ़ का प्राचीन नाम रायरी है। यह कोलाबा जिले के मद्दाद ताल्‍्लुके में, पूना से ३२ 
मील दक्षिण-पश्चिम में स्थित है। इसकी ऊँचाई सागर की सतह से २,८४१ फ़ीट है। १६४८ ई० 
में इस पर शिवाजी का अधिकार हो गया था। १६६२ ई० में इसका नाम रायंगढ़ रखकर शिवा- 
जी ने इसे अपनी राजघानी बनाया। इसमें विविध प्रकार के लगभग तीन सौ पाषाण-निर्मित भवन 
ये। १६६४ ई० में सूरत की लूट के घन से यह नगर और मी घन-धान्यपू्ण हो गया था। इसी 
दुर्ग में १६३७४ ई० में शिवाजी का राज्यामिषेक हुआ था ।* 

इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि भूषण ने रायगढ़ के ऐश्वर्य एवं बैमव का जो उल्लेख 
किया है वह यथातथ्य है | इस वर्णन में इन्होंने कल्पना से अधिक काम नहीं लिया है। 

शिवाजी और शाइस्ता खाँ--(५ अप्रैल, १६६३ ६०) भूषण लिखते हैं कि “शाइस्ता खाँ 
दक्षिण को दबाकर पूना में जा बैठा | शिवाजी ने दो सौ साथियों को लेकर सो सहर्र के मनसब- 
दार के महलों में महाभारत मचा दिया । इस घटना के अवसर पर शाइस्ता खाँ ने अपना एक 





१ भूषण -अ'थावली, शिवराज-भूषण, छु० १०२ ' न्यू हिस्ट्री ऑव्‌ दी सराठाज्ञ, भा० $, 
पघृ० १३७-८ 3 बहों, ए० १३६८-६३; भूषण-म्र थावली, शिवराज-भूषण, छु० २०७; वही, शिवा - 
बावनी, छुं० ३७ * भूबण-प्रंथावली, शिवराज-भूषण, छुं० १९-२४, २४८६ ५ इंपीरियल 
गज़ेटियर आँवू इंडिया, भा० २१, ४० ४७-८; न्यू हिस्ट्री ऑव्‌ दी मराठाज़्, भा० १, ४० परे 


११६ हिंदी वीरकाव्य 


पुत्र और एक हाथ गँवा दिया । वह अपने प्राण बचा कर भाग गया और पूना पर शिवाजी का 
अधिकार हो गया |” 

“जुलाई, १६४६ ३० में शाइस्ता खाँ दक्षिण का सूबेदार नियुक्त हुआ । २४ फरवरी, 
१६६० ई० में वह अहमदनगर से चला और पूना आदि पर अधिकार कर लिया (मई, १६६० 
३०) । वहाँ से चाकन पर आक्रमण करके पुनः वह पूना को लौद गया और शिवाजी के राज- 
प्रासाद में डेरा डाला (अ्रगस्त, १६६० ३०) | 

सिंहगढ़ से चलकर शिवाजी रात्रि में पूना पहुँच गए. और वे मुगल शिविर में प्रविष्ट 
हुए | नवाब की पाकशाला की ओर से दीवार में द्वार बनाकर शाइंस्ता खाँ के शयनागार में जा 
पहुँचे | शाइस्ता खाँ जाग गया । शिवाजी ने अपनी तलवार से उसका अगूठा काट डाला । उसी 
समय' किसी ज्ली ने दीपक बुका दिया। इस अंधकार में शाइस्ता खॉ की दापियाँ उसे सुरक्षित 
स्थान में ले गई, पर मराठे वहाँ पर बड़ी देर तक मार काट करते रहे। उधर अन्‍्तभ्पुर के बाहर 
बाबाजी बापूजी ने शेष दो सो सैनिकों के साथ पहरेदारों को बड़ी संख्या में मार डाला । शाइस्ता 
खाँ का एक पुत्र, श्रबुलफ्तेह, अपने पिता की सहायता के लिए, आया पर मारा गया। सारी सेना 
के जग जाने ओर सजग हो जाने के कारण अपने साथियों को एकत्रित करके के शिवाजी 
वहाँ से चल दिए। 

इस आक्रमण में मराठों के केवल छः वीर मारे गए.। शिवाजी ने शाइस्ता खाँ के एक 
पुत्र, एक सेनापति, चालिस सेवक, छः पत्नियाँ एवं दासियाँ जान से मार डालीं तथा उसके दो 
पुत्रों, आठ अन्य स्रियो और स्वयं शाइस्ता खाँ को घायल कर दिया। 

शाइस्ता खाँ खिन्‍न-मनः और लज्जित होकर औरंगाबाद को चला गया। ओऔरज्ोब ने 
अप्रसन्न होकर उसको बंगाल के लिए स्थानान्तरित कर दिया ।”* 

ऊपर दिए हुए भूषण एवं इतिहास के विवरणों में परस्पर बहुत समता है। उस समय 
शाइस्ता खाँ पूना-में था| शिवाजी उसके अन्तःपुर में प्रविष्ट हुए; शाइस्ता ,खाँ की उँगली कट 
गई, उसका एक पुत्र मारा गया और वह पूना को अरक्षित स्थान समककर ओऔर्ंबाद को चला 
गया आदि सभी बातें समान हैं अ्रतः ऐतिहासिक हैं। शाइस्ता खाँ अ्रमीर-उलू-उमरा था, इसी- 
लिए भूषण ने अत्युक्ति के साथ उसे सो सहरत्र का मनसबदार माना है | 

शिवाजी और जसवंतसिह--भूषण कहते हैं कि “शेवाजी ने जतवंतर्तिह को दुःशासन के 
के समान समझकर पराजित किया ।”* 

“जिस समय शिवाजी शाइस्ता खाँ पर आक्रमण करने के लिए पूना गए. उस समय पूना 
से कुछ दूर दक्षिण में सिंहगढ़ की ओर जानेवाली सड़क के उस पार महाराज जसवंतसिह पड़े 
हुए थे | शिवाजी उस सड़क से निकले पर जसवन्तर्तिह में उधर कुछ ध्यान नहीं दिया | शाइस्ता 


) भूबण-अंथावली, शिवराज-सूषण, छुं० ३९, ७७, १०२, १७७, १६०, ३२२५, ३३६; 
३४०, शेर शिवाजी, पृ०८६, ६०, १०४; औरंज़ ब, भा० ४, ४०४३-२१; न्यू हिस्ट्टी आँव दी 


मराठजु, भा० १, ४० ,१४२-४ ) भूषण-ञ् थावली, शिवराज-भुषण, छुं० ३२९, ७७, ३६६; 
शिवा-बावनी, छुं० ४० 


भूषण-ग्रंथावली की ऐतिहासिकता . ११७ 


खाँ के लोठ जाने पर ये राजकुमार मुश्रज्ज्म के साथ दक्षिण में नियुक्त हुए। इन्होंने नवम्बर, 
१६६३ ई० में सिंहगढ़ घेर लिया | यह छः मास तक घेरा डालते पड़े रहे | इस युद्ध में इनके बहुत 
से सिपाही मारे गए परन्तु दुग हाथ नहीं आया । अ्रन्त में जून, १६६४ ई० में घेरा उठा लिया गया 
और वह ओरंगाबाद को लौट गये ।””* 

ऊपर दिए हुए ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट है कि जसवन्तसिह ने शाइस्ता खाँ प्रसंग में 
तट्स्थता की नीति का श्रनुसरण किया था | अतः भूषण का उस घटना से श्रमिप्राय नहीं प्रतीत 
होता वरन्‌ उनका कथन जसवंतसिंह के सिंहगढ़ के घेरे में असफल होने की और संकेत करता है, 
ऐसा जान पड़ता है। 


शिवाज्ञी और भाऊसिंह हाड़ा-पराजय--“'शिवाजी ने भाऊ को द्रोण के समान समझकर 
पराजित किया |” इतिहास से ज्ञात होता है कि भाऊ सिंह हाड़ा शिवाजी से लड़ने के लिए दक्षिण 
भेजे गए थे । सिहगढ के उपयुक्त घेरे में (नवम्बर, १६६३ ई०-जून, १६६४ ई०) अ्रसफलता मिलने 
के कारण जसवबंतसिह और भाऊ सिंह में पराजय के उत्तरदायित्व पर अ्रनबन हो गई थी। अंत में 
वे महाराजा जसवंतसिंह के साथ औरंगाबाद चले गए ।* भूषण ने अपने वर्णन में संभवत: उच्त 
घटना की ही ओर संकेत कियां है । 
शिवाजी भौर सूरत की लूट--भूषण लिखते मैं “शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण करके 
दिल्‍ली की सेना को मार भगाया। इन्होंने सूरत को लूटकर जलाया और नष्ट-अ्रष्ट कर दिया। 
उस नगर की सारी शोभा जाती रही । लाखों की मूल्य के हीरा और मणि-माणिक्य मकानों की 
मूल को खोदकर वे ले गए.। होली के समान जलाकर सारे नगर को बिगाड़ दिया, और मिलाये को 
मिट्टी में मिला दिया। नगरवासी भड़ीच को भाग गए। इस पराजय के कारण औरंगजेब का मुख 
कलंक-कालिमा से कलंकित हो गया और वह रात-दिन उस नगर को शिवा-सेन्य से घिरा हुआ सम- 
भने लगा 
शिवाजों ने सूरत को दो बार लूटा था। उनका प्रथम आक्रमण & जनवरी से १० जनवरी, 
१६६४ ई० तक रहा था। उन दिनों सूरत एक सक-संपन्न बंदरगाह था। ५ जनवरी १३६६४ 
हई० को शिबाजी के आगमन की सूचना पाकर वहाँ के निवासी ताप्ती नदी को पार करके भागने 
लगे | वहाँ का मुग़ल सूबेदार इनायत खाँ तथा अन्य घनाढ' य व्यक्ति दुग में जा छिपे । बुधवार 
६ जनवरी, १६६४ ई० को प्रातःकाल ११ बजे शिवा जी सूरत जा पहुँचे । नगर में प्रविष्ट होते 
ही मराठों ने लूटना ओर आग लगाना आरंभ कर दिया | चार दिन तक सबनाश का यह कार्य 
होता रहा | परिणामस्वरूप सहस्त्रों घर जलकर भस्म हो गए. और दो-तिहाई नगर नष्ट हो गया । 
एक अंगरेज्ञ चेप्तेन (४०0०१7) के शब्दों में “गुरुवार और शुक्रवार की रात्रियाँ अग्रि-दाह की 
दृष्टि से अत्यंत भयंकर थीं | अ्रम्ि ने रात्रि को उसी प्रकार दिन में परिवर्तित कर दिया था, जिस 





१ शिवाजी, ए० ८८-६३, १०२-३; न्यू हिस्ट्री ऑवू दी मराठाजू, सा० १, पृ० ३४४, 
११०. भूशण-अंथावली, शिवराज-भूषण, छू० ३९, ७७, शे४८ 3 न्यू हिस्ट्री आव दी सरा- 
ठाज, भा० १, एू० १४४ ४ भूषणप्रथावली; शिवराज-भूषण, छुं० २०१, ३३६, ३५६; वहीं, 
फुटकर, छु० ११, ३३, ३४, ३५, फुटकर संदेहात्मक, छुं० २ 
श्ब्य 


श्श्ध हिंदी वीरकाब्यँ 


प्रकार पहले दिन के समय धूम ने घने मेघ-खंड का रूप धारण कर सूर्य को आच्छादित करके दिवस 
को रात्रि में परिणत कर दिया था ।” 
इस लूट में शिवाजी को एक करोड़ रूपए के मूल्य का सोना, चाँदी, मोती, हीरे आदि 
प्राप्त हुए। उनके इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य लूट मार करना, ओरंगज़ेब से प्रतिशोध लेना 
तथा विदेशी व्यापारियों को किसी प्रकार की हानि न पहुँचाना था | रविवार, ११ जनवरी, १६६४ 
ई० को शिवा जी कोंकण की ओर चले गए । 
सूरत की दूसरी लूट--(अ्रक्टूबर, १६७० ६०) शिवाजी की प्रथम लूढ तथा उसके पश्चात्‌ 
की अन्य स्थानों की विंजयों का सूरत पर बहुत आतंक छा गया था | ता० हे अक्टूबर, १६७० 
ई० को शिवाजी ने सूरत पर दूसरी बार आक्रमण किया | नगर के भारतीय व्यापारी और सरकारी 
कर्मचारी पहले ही भाग चुके थे । अ्रंगरेज़ी, डच, और फ्रांसीसी फेक्ट्रियों आदि को छोड़कर सारे 
नगर पर मराठों का अधिकार हो गया | 
मराठों ने बड़े-बड़े घरों को लूटा ओर सत्र आग लगाई | फलस्वरूप लगभग आधा नगर 
जलकर मिट्टी में मिल गया। ५ अक्टूबर को शिवाजी सूरत से लोट पड़े, यद्यपि मुगल सेना के आग- 
मन की कोई भी संभावना न थी। 
इस बार की लूट में शिवाजी लगभग ६६ लाख रुपए, का माल अपने साथ लेते गए.। इस 
लूट के परिणामस्वरूप सूरत का व्यापार प्राय; नष्ट हो गया । शिवाजी के चले जाने के पश्चातू 
एक सास तक वहाँ न कोई शासक था और न कोई सरकार | कतिपय वर्षों तक शिवाजी के आग- 
मन की आशंका से सूरत काँप उठता, व्यापारी अपना सामान जलयानों पर भेज देते और नगर- 
वासी आमों को भाग जाते थे ।! 
भूषण ने सूरत की लूट का जो सजीव चित्र अ्रकित किया है, वह सूरत की दोनों लूटों के 
ऐतिहासिक विवरण से बहुत कुछ साम्य रखता है। नगर का लूटना, आग लगाना, मकानों की 
जड़ें तक खोद डालना, नगर-निवासियों का तासी के उस पार भड़ोच आदि को भागना, विदेशी 
व्यापारियों का भवमीत रहना, शिवाजी के पुनः आक्रमण की आशंका एवं भय आदि के वन में 
अत्यधिक साम्य है । अतएव भूषण का सूरत की लूट का वर्णन ऐतिहांसिक ही नहीं श्रपितु सजीव 
एवं वास्तविक भी है । 
भूषण ने दोनों लूटों में से किसका वर्णन किया है, इध प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। 
भूषण कृत प्रथम लूठ का वन और उक्त अँगरेज़ी चैप्लेन का विवरण परस्पर अत्यधिक साम्य 
रखते हैं | वैसे तो उक्त दोनों लूटों के अवसरों पर सूरत की भारी दुदशा हुई थी, पर प्रथम लूट के 
समय उस नगर को अधिक हानि उठानी पड़ी थी। भूषण का वर्णन दोनों बार की घटनाओं के 
सामूहिक रूप का चित्रण करता हुआ सा प्रतीत होता है। संभव है उन्होंने दोनों ही घटनाओं को एक 
ही मानकर उनका वर्णन किया हो | यद्यपि उनका वर्णन प्रथम लूट से अधिक समता रखता है, पर 
निश्ययात्मक रूप से यह कहना, कि उन्होंने उसी का वर्णन किया है, कठिन है। संभवतः भूषण 





१ शिवाजी, ४० ३१०४-१८, २१६३-२८; न्यू हिस्ट्री ऑवू दी चराठाज, भा०१, ए० १४४- 
|, १६२-४ हि 


जद, 


२२० हिंदी वीरकाव्य 


उपयुक्त भूषण कथित और ऐतिहासिक विवरण में परस्पर बहुत वेषम्य है। इतिहास के 
अनुसार उक्त संधि के अवसर पर शिवाजी के पास कुल पैँतीव दुग थे, जिनमें से उन्होंने २३ दुग' 
मुगलों को देकर शेष अपने पास रख लिए थे । भूषण ने संभवतः पेतीस ढुग से शिवाजी के कुल 
दुर्गा की संख्या की ओर संकेत किया है। यदि उनका अ्रमिप्राय उन दुर्गों' की संख्या से है, जो 
शिवाजी ने जयसिंह को दिए थे, तो उनका कथन इतिहास के प्रतिकूल पड़ता है । 


इसके अतिरिक्त जयसिंह को समर्पित किए गए जिन हुर्गो' के नामों का भूषण ने उल्लेख 
किया है, वे इतिहास में दिए हुए नामों से मेल नहीं खाते | भूषण कथिक उत्त नामधघारी दुर्ग उस 
समय शिवा जी के अ्रधिकार में थे, यह निणंय करने वाली सामग्री का भी श्रभाव है। केवल 
इतना ही ज्ञात है, कि शिवाजी ने कल्याण को २६ जनवरी, १६४६ ई० (अथवा २४ अक्तूबर, 
१६५७ ई० ) को लूटा था। रामगिरि ओरंगज़ेब को गोलकुंडा से १६६५ ई० में प्राप्त हुआ था 
(न कि शिवाजी से) । बेदर (बीदर) पर मुग़ल-सम्राट्‌ १६४७ ई० में अपना अधिकार स्थापित कर 
बुका था । परेका नाम से भूषण का क्या अ्रमिप्राय है, यह निर्णय करना दुष्कर है | भागनगरी 
(हैदराबाद) भी उस समय शिवाजी के अधिकार में नहीं था ।* 


भूषण का यह कहना कि शिवाजी ने यश प्राप्त करने के लिए प्रसन्नतापूवंक, उक्त दुर्ग 
जयसिह को दिए, असंगत है। उस समय दक्षिण में शिवाजी के जितने शत्रु थे वे सब मुग़लों कौ 
सहायता कर रहे थे | उनकीं सम्मिलित सेना का सामना करना अ्रसम्भव समझ्त कर, पुरंघर में घिरे 
हुए मराठा परिवारों और बचे हुए राज्य की रक्षा करने की कामना से प्रेरित होकर ही उन्होंने 
आत्म-समर्पण किया था । हाँ, यह संधि दोनों ओर से सम्मानपूवक की गई थी। इस संधि को 
स्वीकर करने में शिवाजी ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था। भूषण के संबंध में केवल 
इतना ही कहना पर्याप्त है कि वे पुरंधर की संधि से कुछ परिचित अवश्य थे। अपने नायक की 
उक्त पराजयों को अतिशयोक्तिपूर्ण ढंग से प्रशंसा के रूप में उन्होंने वर्णित किया है, पर उनके कथन 
का श्रधिकांश अंश इंतिहास के विवरण के विपरीत पड़ता है। 


शिवाजी और कण'--भूषण एक स्थल पर लिखते हैं कि “शिवाजी ने कर्ण को कर्ण सहृश्य 
समझकर पराजित किया ।”*९ उनके इंस कथन से यह स्प्: नहीं होता कि उन्होंने अपने वरणन में 
किस घटना की ओर संकेत किया है। इतिहास बतलाता है कि १६६५ ई० के पुरंधर के घेरे में राव 
कर्ण जयसिंह की सेना के दक्षिण भाग में युद्ध कर रहे थे | यदि भूषण ने इसी घटना की ओर 
संकेत किया है तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका उक्त कथन इतिहास के विपरीत पड़ता है; 
क्योंकि, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, पुरंधर के घेरे के अवसर पर शिवाजी ने आत्म-समपेण 
कर दिया था। 


शिवाजी और सरजे ख़ाँ--भूषण के काव्य से विदित होता है कि शिवाजी ने सरजे खाँ 


) केम्बिज हिस्ट्री ऑँवू इंडिया, भा० ४७, ए० २६२; विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, भूषण- 
अंथावल्ी, शिवसाज-भुषण, छुं० २४५२, २६१, २७१, २७२, २७६ " भूषण-पंथावली; शिवराज- 
भूषण, छु० ३९, ७७ * शिवाजी, ए० ३११६ 


भूषण-्गंथावली की ऐतिहासिकता २२१ 


नामक एक वीर को युद्ध में पराजित किया था ।* शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह में पुरंधर 
की संधि हो जाने के उपरांत मुगल सेना ने बीजापुर पर आक्रमण किया था। बीजापुर की सेना 
खुवास खाँ एवं शरजा खाँ के सेनापतित्व में मुगुलों का सामना करने के लिए आई । दिलेर खाँ 
ओर शिवाजी ने बीजापुरी सेना को पराजित करके पीछे लौटा दिया (२४ दिसम्बर, १६६४ ई०)।* 
भूषण ने शिवाजी ओर शरजे खाँ के इसी युद्ध की ओर संकेत किया है, ऐसा ज्ञात होता है। 

शिवाजी और औरंगज़ेब में भेंट--भूषण शिवाजी और ओरंजेब की मेंठ का वर्णन करते 
हुए लिखते हैं कि पशिवाजी को लाकर औरंगज़ेब के दरबार में पाँच हजारी मंसबदारों के बीच 
खड़ा किया गया था | इस अपमान से क्रुद्ध होकर उन्होंने ओरंगज्ेब को न तो अ्मिवादन किया 
ओर न उसकी कोई आशा ही स्वीकार की । उन्होंने रामसिंह के समझाने पर भी कुछ ध्यान नहीं 
दिया । उस समय उनके पास अख्र-शस्त्र नहीं थे। इसीलिए ओरंगज़ ब के प्राणों की रक्षा हो गई। 
अन्त में सरदारगण समका बुकाकर उन्हें दरबार से बाहर ले गए ।”3 

इस भेंट के प्रसंग में उनके कुछ पत्षों में ऊपर दिए हुए विवरण के बिपरीत उल्लेख भी 
मिलते हैं, जिनका सार यह है ३ -- 


“शवाजी से भेंट करते समय औरंगजेब ने राजा जसवंतसिंह आदि को अपनी रक्षार्थ अपने 
पास खड़ा कर लिया था । शिवाजी को छुः हज़ारी मंसबदारों के मध्य खड़ा किया गया था| इससे 
_कुद्ध होकर शिवाजी ने (तलवार की) मूंठ पर हाथ रक्खा, जिससे औरंगजेब का मुख श्याम ओर 
सेना का पीला पड़ गया। ४ दिल्‍ली-दरगाह में जाकर शिवाजी ने ओऔरंगज़ेब से शत्रुता कर ली ।+ 

इतिहास से ज्ञात होता है कि औरंगजेब से मिलने के लिए. शिवाजी ने १६६६ ई० की 
मसाच के तृतीय सप्ताह में उत्तर भारत की यात्रा आरंभ की थी और वे ६ मई को आगरे के 
निकट पहुँचे थे । 

१२ मई, १६६६ ई० को औरंगजेब की ५४०व्रीं वर्षगांठ थी। आगरा दुर्ग का दीवान-इ- 
आम सर्वोत्तम ढक्गञ से सुसज्जित किया गया था। सहसों कीं संख्या में अमीर एवं अन्य पदाधि« 
कारी अपने-श्रपने पद के अनुकूल भ्रेणी-बद्ध खड़े थे । 

दीवान-इ-आम में कुंवर रामसिंह ने शिवाजी, उनके पुत्र शंभूजी, तथा दस पदाधिकारियों 
को साथ लाकर उपस्थित किया | उनकी ओर से १४०० मोहर भेंट और छुः सहस््र रुपए न्योछावर 
में दिए गए। औरंगज़ ब ने सौजन्यतापूवक कहा 'शिवाजी राजा आओ? सिंहासन के निकट पहुँच 
कर उन्होंने तीन बार अभिवादन किया। फिर सम्राट के संकेत पर वे तृतीय श्रेणी के सरदारों की 
पैक्ति में ले जाए गए, दरबार का कार्य आरंभ हो गया और वे भुला दिए गए । 

शिवाजी इस प्रकार के उपेक्ञापूर्ण रक्ष व्यवहार के लिए प्रस्तुत नहीं थे | सर्व प्रथम नगर 
के बाहर २५०० के मंसबदार रामसिंह तथा मुखलिस खाँ जेंसे साधारण पदाधिकारियों ने उनका 


१ भूबण प्रंथावली, फुटकर, छू० ३१ + शिवाजी, ए० १५१८-६९; न्‍यू हिस्द्री आँव्‌ 
दी मराठाज़ , भा० १, ए० १६१-२ * भूषण-अंथावली, शिवराज-भूषण, छं० ३४, हे८ ७६, 
१८७, १६६, २०३९, २१०, २६६, ३१०, ३११ *£ वही, शिवा-बावनी, छुं० ४०, ४१३ ४९२ 
वही, फुडकर, छुं० २०२ 


१२२ हिंदी वीरकान्य 


स्वागत किया । सिंहासन के सामने नतमस्तक होने के उपरांत न पुरुकार अथवा उपाधि दी गईं 
और न मृदु शब्द ही बोले गए । उन्हें अमीरों की कई पंक्तियों के प॑छे खड़ा किया गया । रामसिंह 
से शिवाजी को ज्ञात हुआ कि वे पाँच दजारी मंसबदारों में खड़े किए गए हैं। यह सुनते ही वे 
चिल्लाने लगे कि मेरा पुत्र और नेता जी दोनों पाँच दजारी मंसबदार हैं। क्या में इतनी दूर 
इतने छोटे पद्‌ की प्राप्ति के लिए आया हूँ ! अपने सामने राजा जयसिंह के अधीनस्थ रायसिंह 
सीसोदिया $ को खड़ा जानकर भी वे क्रोध में आ कर बड़बड़ाने लगे) और आत्म-हत्या करने की 
सोचने लगे# । उनको शांत करने के लिए रामसिंह के सारे उपाय असफल हुए। क्रोध और दुःख 
की अधिकता के कारण वे मू््छित होकर गिर पड़े । दरबार में खलबली मच गई | सम्राट के पूछने 
पर यमसिंह ने चातुर्यपूर्ण उत्तर दिया कि चीता जंगली पशु है। तपन की श्रधिकता के कारण बीमार 
दो गया है। उन्हें दरबार के शिष्टाचार से अपरिचित बतलाकर सम्राद्‌ से क्षमा-प्रदान करने की भी 
प्राथेना की गई | औरंगज़ेब की आजा से वे पास के एक कमरे में ले जाए गए। वहाँ गुलाब जल 
छिड़क कर उनकी मूर््छा मंग की गई। तब दरबार बंद होने से पूर्व ही वे अपने निवास-स्थान 
को भेज दिए गए ।” 

भूषण और इतिहास के उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि शिवाजी और ओरंगज़ेब की भेंट 
विशेष सजधज के साथ हुई थी | उस समय बादशाह ने विशाल दरबार किया था। रामसिह 
शिवाजी के साथ थे | भूषण का यह कहना कि उन्होंने सम्राट को अभिवादन नहीं किया, अत्युक्ति- _ 
पूर्ण लगता है। शिवराज-भूषण का यह मत कि वि पाँच हजारी मंसबदारों की पंक्ति में खड़े 
किए. गए थे ठीक जान पड़ता है ।! इंस संबंध में शिवा-बावनी को छः हजारी मंसबदारों की पंक्ति 
में उन्हें खड़े किए. जाने की उक्ति इतिहास विरुद्ध लगती है। दरबार में औरंगजेब के , अपमान- 
जनक व्यवहार से क्रद्व होकर कट वचन कहने लगना शिवाजी जैसे वीर-पुंगव के लिए. अत्यन्त 
स्वाभाविक रहा होगा | शिवा-बावनी का मूंठ पर हाथ रखने वाला उल्लेख इतिहास के विपरीत 
ज्ञात होता है। संभंवतः उस समय शिवाजी के पास हथियार नहीं थे, अ्रन्यथा उनके लिए यह कार्य 
भी दुष्कर न होता । 


जयपुर के तत्कालीन पत्रों के आधार पर इस घटना के विषय में सर देसाई लिखते हैं :--- 
“झ्रौरंगजेब और शिवाजी कीं भेंट दीवान-इ-खास में हुईं थी । शिवाजी को राजा रायसिंह 
के सामने ताहिर खाँ के स्थान पर खड़ा किया गया था | सम्राद्‌ की वर्ष-गाँठ के उपलक्ष्य में बैंटे हुए 
पानों में से एक शिवाजी को भी सिला । शाहज्ञादों, वज़ीर ज़फ़र खाँ तथा जसवंतसिंह को खिलअरत 
दी गई । इस पर क्रूद्ध होने के कारण शिवाजी के नेत्र रक्त-वर्ण हो गए | कुंवर रामसिंह को भला 
बुरा कहकर सिंहासन की और पीट फेर कर चले गए। कूँवर ने उनका हाथ पकड़।, पर उन्होंने 


8मराठों के मतानुसार वे जसवंतर्सिह थे, पर वे सप्त हज़ारी मंसबदार होने के कारण दो 
पक्ति आगे खड़े किएं गए होंगे | अन्य स्थान पर वह राठौर कहे गए हैं । 

#सभासद्‌ (४३) के अनुसार उन्होंने जसवबंतर्सिह को मारने के लिए रामसिंद 
से कटार माँगी । 

) शिवाजी, ए० ३६६०-७७ 


भूंपण-अंथावली की ऐतिहासिकता २२३ 


मकंटक कर छिना लिया और एक ओर आकर बैठ गए। कवर ने आकर उन्हें समम्माना चाहा पर 
उन्होंने एक न सुनी और जसवंतसिंह से नीचे खड़े किए जाने आदि अपमानों की ओर संकेत करते 
हुए कट शब्दों द्वारा चिल्लाने लगे ।??* 

इस कथन में शिवाजी के मूच्छित होने का उल्लेख नहीं किया गया है। सम्भव है कि 
उन्होंने दरबार से बाहर जाने के विचार से मूच्छित बनकर राजनीतिक चाल चली हो । मूर्च्छा 
प्रसंग के संबंध में भूषण भी सोन हैं | सरकार ने दोनों की भेंट का स्थान दरबार-इ-आम और सर 
देसाई ने द्रबार-इ-खास माना है। भूषण ने गुसलखाना (ग़ोसलखाना) शब्द का प्रयोग किया 
है, जो दरबार-इ-खास का पर्यायवाची प्रतीत होता है। 


शिवराज भूषण के एक छुंद से यह विदित होता है कि उक्त भेंट दिल्‍ली में हुई थी।* 
इस प्रकार का भ्रमात्मक कथन प्राचीन मौलिक 'सभासद” का आश्रय केकर रानाडे तथा आँड डफ्‌ 
ने भी अपनी पुस्तकों में मान लिया था। आधुनिक अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया है कि यह 
ऐतिहासिक मिलन आगरे में हुआ था, न कि दिल्‍ली में | उस समय आगरा ओर दिल्ली दोनों ही 
मारत की राजधानी माने जाते थे। २९ जनवरी, १६६६ ई० को शाहजहाँ की मृत्यु हो जाने के 
उपरान्त औरंज़ेब स्व प्रथम १२ मई, १६६६ ई० को आगरे के किले में सिहासनारूढ़ हुआ था । 
उससे पूव वह दिल्ली से ही राज्य-कार्य-संचालन करता रहा था | ऐसी परिस्थितियों में राजधानी- 
वार्ता चलाते समय व्यक्तियों को दिल्‍ली का नाम अ्रनायास ही स्मरण हो श्राता होगा | सम्भवत: 
भूषण ने इसी प्रकार की उक्ति का श्राश्रय लेकर दिल्ली-दर॒गाह? शब्द का प्रयोग कर दिया है । 
कुछ भी हो, उनका उक्त कथन इतिहास के विपरीत है। 

उपयुक्त विवेचन के उपरांत यह सार निकलता है कि भूषण के ये कथन--शिवाजी और 
ओरज्ञज़ेब का आगरे के दरबार-इ-खास में मिलना, पाँच हज़ारी मंसबदारों के मध्य शिवाजी का 
खड़ा किया जाना, अ्रपमानित होने के कारण क्रोधोन्मत्त होकर उनका मनमानी बातें कहने लगना, 
ओऔरंगज्ञेब का अपनी रक्षा के लिए विशेष प्रबंध कर रखना आदि इतिहासानुकूल हैं ओर शेष- 
दिल्ली में भेंट होना, छः हज़ारी मंसबदारों की श्रेणी में खड़ा किया जाना आदि बात इतिहास के 
प्रतिकूल हैं । 

शिवाजी का आगरे से लौटना --आगे चलकर भूषण लिखते हैं कि “शिवाजी आगरे के 
दरबार में रंग में भंग डालकर, पहरेदारों से घिरे हुए नगर और चौकियों को पार करके अपने घर 
लौट आये और नमंदा नदी को अपने राज्य की सीमा बनाया ॥”३ 

इस घटना के संबंध भें इतिहास बतलाता है कि “शिवाजी को आपगरे के जयपुर-भवन में 
बंदी बनाकर रक्खा गया था। अवसर पाकर उन्होंने बीमारी का बहाना कर दिया। प्रत्येक दिन 
संध्या समय वे टोकरियों में मिठाई भेजने लगे, जो साधुओ्ों और ब्राह्मणों को बाँठी जाती थी। १६ 
अगस्त, १६६६ ६० (सर देसाई के मतानुसार १६ अगस्त, १६६६ ६०) को वह स्वयं ओर उनका 
पुत्र दो टोकरियों में बैठकर मिठाई की अन्य टोकरियों के साथ चले गये। आगरे से बाहर ठोक- 


3 सरकमक्ला»उ०3७ माफ काम पतन कसम» ॑मन« 2५ ऑन. अप क भमभक ७०“ ॥४५न आए नस - पक -क्‍ावामम बुना ५५ कक, 


) ल्‍यू हिस्ट्री ऑवू दी मराठाज़ भा० १, ४० ३१७०-३१ * भूषण-अंथावली, शिवराज- 
छुं० २०१५ वही, वही, छे० ७६ 


२२४ हि दी वीर॑काव्य 


रियों से निकलकर भस्मघारी साधुओं के वेश में मथुरा की ओर चल पढ़े । दूसरे दिन तीन बजे के 
लगभग पहरेदारों को वास्तविकता का पता चला। औरंगजेब ने शिवाजी को पकड़ने के लिए, चारों 
और सेना दौड़ाईं। वे मथुरा, प्रयाग, काशी, गया, पुरी, गोलकुंडा आदि स्थानों पर होते हुए 
१६६६ ई० के दिसंबर के अंत में (सर देसाई के मत से १२ सितंबर, अथवा २० नवस्बर) राय- 
गढ़ पहुँचे |”?! 

भूषण ने इसी घटना का वर्णन किया है, जो संज्षित्त होते हुए भी इतिहासानुकूल है। 

सिंहगढ़-विजम--आगरे से लौटने के कुछ वर्षों के उपरांत शिवाजी ने सिंहगढ़ विजय 
किया था। भूषण ने इंसी का उल्जेख इन शब्दों द्वारा किया है :-- 

“राठैर वीर उद्यमानविंद सिहगढ़ के स्वामी थे। शिवाजी रात्रि के अंधकार में ढुग पर 
चढ़ गए.। घोर युद्ध हुआ | उदयभानसिंह अपने साथियों के सहित मारे गये श्रोर दुगे पर शिवाजी 
का अधिकार हो गया ।”९ 

इतिहास कहता है कि “सिंहगढ़ (कोनदन) सर्व प्रसिद्ध दुगे था। जून १६६४ ई० में शिवा 
जी से मिलने के पश्चात्‌ जयसिह ने यह दुर्ग कीत्तितिंह को सौंप दिया था। १६७० ई० में उद्य- 
भानसिह् राठौर इस दुर्ग की रक्षा कर रहे थे | 


कुछ कोली पथ-प्रदशको को साथ लेकर तानाजी माछुसरे अपने तीन सौ मावज्ञी साथियों के 
साथ जनवरी के अंतिम दिनों में (सरदसाई के मतानुसार चार फ्रवरी), १६७० ई० को रात में 
कल्याण फाटक के निहूठ से रस्सियों की सहायता से चढ़ गए. और प्रदरियों को मारकर दुर्ग में 
प्रविष्ट हुए. | घोर युद्ध हुआ । तानाजी मालुपरे और उदयभानसिंह दोनों मारे गए। पर तानाजी 
के भाई सूर्याजी मालुसरे ने फाठक खोल दिया जिससे सेना ने प्रवेश करके दुर्ग पर अधिकार कर 
लिया । विजेताओं ने अश्वारोहियों के छुप्परों में आग लगा दी । उसकी लपटों से वहाँ से नो मील 
दक्षिण में स्थित राजगढ़ दुर्ग में शिवाजी को इस विजय की सूचना मिल गई। सिंह सहृश्य वीर 
तानाजी के नाम पर इस दुर्ग का नाम सिंहगढ़ रक्खा' गया ।”ह 


भूषण के कथन से यह ध्वनि निकलती है कि शिवाजी ने स्वयं सिंहगढ़ पर सैन्य-संचालन 

किया था, पर इतिहास में तानाजी माल्तुपरे सेना-नाथक माने गए हैं। भूषण ने ऐसा संभवत: इस 

कारण से लिखा है कि शिवाजी के आदेशानुसार ही उनके सेना-नायक माछुसरे ने सिंहगढ़ पर 

आक्रमण किया था| अ्रतएव भूषण के कथन का हमें यही अर्थ लेना चाहिए। ऐसा मान लेने पर 
उनका इस घटना विषयक कथन इतिहासानुकूल सिद्ध हो जाता है। 

. लोहगढ़-विजय --सिंहगढ़ पर अधिकार स्थापित हो जाने पश्चात्‌ “शिवाजी ने लोहगढ 
भामक दुर्ग को राठोरों से छीनकर अपने आधिपत्य में कर लिया ।”# 

सलेहरि-युद्ड--उक्त विजय के कुछ समयोपरांत “शिवाजी को म॒ग़लों से एक भयद्ूर युद्ध 


3 शिवाजी, ए० १७७-६, ८३-६४, १६१-२; न्यू हिस्ट्री ऑव्‌ दी मराठाज़्‌,- भा० $, पु० 
१३६२, १७२, १७४१-८०  भूषण-मंथावली, शिवराज-मूषण, छु० ६४६, १९५, २६०, २८३६ 
३ शिवाजी, घु० २०४, २०६३-६४; व्यू हिस्द्री ऑव्‌ दी मराठाज़ू, भा० ३, ए० १३६०-१४ भूवण- 
- अंथावली, शिवराज-सूषण, छुं० २६० 


भूंषण-अंथावली की ऐतिहासिकता २५५ 


करना पड़ा । यह युद्ध सल्तेहरि नामक स्थान पर हुआ था। मुग़लों की एक विशाल सेना किशोर- 
सिंह, मोहकमसिंह, इखूलास खाँ आदि के नेतृत्व में शिवाजी का सामना करने को आई थी। शिवा 
जी ने मुग़ल-दल की भयह्छुर मार काट की और उक्त सभी सेना-नायकों को पकड़ लिया | इर्स 
युद्ध में अमरसिंह चन्दावत खेत रहे ओर विजय-श्री शिवाजी के हाथ लगी ।”* 

भूषण कथित सत्तेहरि-युद्ध के उक्त विवरण के संबंध में इतिहास से विद्त होता है कि 
“प्रतापराव की अध्यक्षता में मराठों की एक सेना बरार में करिंजा को लूटती हुई सलेहरि के निकट 
पहुँची और दूसरी मोरो ज्यिंबक पिगले के साथ खान्देश' ओर बगलाना को रौंदती हुई सलेहरि 
पहुँची | इन दोनों पेनाओं ने सलेहरि में डेरा डाल दिया। दाऊद खाँ मुलेहरि तक आकर रुक 
गया, क्योंकि उसके बहुत से साथी अभी तक नहीं आने पाये थे | दूसरे दिन वह सलेहरि की श्रोर 
चल दिया, पर उसके वहाँ पहुँचने से पूत ही मराठों ने सलेहरि पर भ्रधिकार कर लिया। वह 
निराश होकर वहाँ से लौट गया। इस दुर्ग में शिवाजी रस्सी की सीढी से दीवारों पर चढ़े ये । 
फ़तेहुल्ला खाँ के मारे जाने पर यह दुर्ग उन्हें सॉप दिया गया था (५ जनवरी, १६७१ ६०) । 

औरंगज़ेब ने महावत ,खाँ की विफलता और अकगण्यता से असंतुष्ट होकर १६७१ ई० 
शीतकाल में बहादुर खाँ ओर दिलिर खाँ को दक्षिण भेजा । उन्होंने बगलाना में प्रविष्ठ होकर 
सलेहरि का घेरा डाला, जो उस समय मराठों के अधिकार में था । वहाँ पर इखलास खाँ मियाना, 
राव अ्मरसिंदह चंदावत और कुछ अन्य सेना पक्तियों को छोड़कर वह अहमदनगर की श्रोर 
चला गया। 

शिवाजी ने एक भारी सेना के साथ शत्रु पर आक्रमण कर दिया । भयंकर युद्ध के उपरान्त 
इखलास खाँ और मोहकमसिंह घायल होकर प्रमुख तींस व्यक्तियों के साथ पकड़े गए.।। राव अमर- 
सिह, अन्य सेना नायक एवं सहस्रों सैनिक मारे गए । शत्रुओं के डेरों पर शिवाजी का अधिकार हो 
गया | कुछ समयोपरांत शिवाजी ने बंदियों को छोड़ दिया (जनवरी अथवा फ़रवरी, १६७२६३०) ”* 

भूषण और इतिहास दोनों के विवरणों में परस्पर बहुत साम्य है। मोहकससिद तथा इख- 
लास खाँ का घायल होकर पकड़ा जाना और मुक्त होना, दिलेर खाँ का पराजित होना, अमर- 
सिंह आदि कौ मृत्यु तथा मुग़लों की भयंकर मारकाठट आदि सभी ऐतिहासिक घटनाय हैं। 

फत्ते (फ़तेह) ख़ाँ-पराजय--भूषण के उल्लेख से शञात होता है कि शिवाजी ने बीजापुर के 
वज़ीर फ़तेह खाँ को युद्ध में पराजित किया था । अ्रन्त में उसने शिवाजी से संधि कर ली थी ।* 
इस घटना के संबंध में इतिहास का जो विवरण उपलब्ध है, उसका सार नीचे दिया जा रहा है ;-- 

“बम्बई से ४४ मील दक्षिण में ज़न्ज़ीरा द्वी१ में १६वीं शताब्दी में अबीसीनियनों का राज्य 
स्थापित हो चुका था । १६३६ ६० में बीजापुर ने पश्चिमी घाट में इन्हें अपना प्रतिनिधि एवं मन्‍्त्री 
मान लिया था। 


१ भूवरण अन्थावली, शिवराज-भूषण, छुं० ६६, १०२, १०६, १६१, र२े२७, २३९६, रे३३, 
३३९७, ३५८; शिवा बावनी, छु० १०, १३, रे३े, ३४ * शिवाजी, ए० २३४-१, २४१-४; न्य्‌ हिस्ट्री 
आँव्‌ दी मराठाज़ू, भा० ३, ए० १६५-७._* भूषण-पअंथावली, शिवाराज-भूषणा, छू० १३६, २४१; 
शिवा-बावनी, छुं० २०, ३१, ३२, ३४: फुटकर, छु० १२, २४, ४० घ, ४० क 
श्द्‌ 


२२६ हिंदी वीरकव्य 


१६४८ ई० में शिवाजी ने सिद्दियों से रायरी (रायगढ़) आदि कई दुग छीन लिए ये | 

१६५५ ६० में फतेह खाँ जुन्जीरा का शासक हुआ। १६५६ ईं० में अफ़्जलू खाँ के 
शिवाजी पर अ्रक्रमण के समय यह भी मराठों के विरुद्ध चला, पर बीजापुर की सेना के सवनाश 
का समाचार सुनकर वह शीघरतापूषक लोग पड़ा | आगामी वर्ष, जब अली आदिलशाह द्वितीय ने 
शिवाजी को पन्‍्हाला में घेर कर उनके विरुद्ध युद्ध आरम्म किया तब फ़तेह खाँ ने कोणकण पर 
आक्रमण कर दिया | घोर संग्राम के पश्चात शिवाजी के सेनापति बाजीराव पसालकर मारे गए और 
मराठों को पीछे हटना पड़ा | ईंसके अनन्तर शिवाजी ने पुनः रघुनाथ बल्‍लाल श्रत्रेय की अध्यक्षता 
में सेना मेैजी जिसने डंडा-राजपुरी फे दुर्ग पर १६६१ ई० की जुलाई अथवा अगस्त में अधिकार 
करके जुन्जीरा की ओर अपनी तोपों का मुँह फेर दिया। निराश होकर सिद्दी ने डंडा-राजपुरी 
दुग समर्पित करके सन्धि करती । 

१६६६ ई० में शिवाजी ने जज्जीरा पर पुनः आक्रमण किया | लगातार युद्ध होता रहा । 
१६७० ई० में शिवाजी ने इस युद्ध में अपनी सारी शक्ति लगा दी। अविराम युद्ध होने, प्रजा 
की दुदंशा और बीजापुर से अ्रपर्यात सहायता मिलने के कारण फ़तेह ख़ाँ ने शिवाजी के 
उत्कोच और जागीर के बदले में जंज़ीरे के समपण के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। पर उसके 
साथियों ने उसे बंदी बनाकर आदिलशाह तथा मुग़लों से सहायता मांगी । उन्होंने उनकीं प्राथना 
स्वीकार की | मुग़ल जंजीरा की नाविक-सेना के स्वामी माने जाने लगे। इस ससय से नाविक 
प्रधान-सैनिक को याक्न त खाँ की उपाधि दे दी गई। यह घटना १६७१ ई० की जनवरी अथवा 
फ़रवरी में घटित हुईं थी। इंस युद्ध में शिवाजी की नो सेना को भारी ज्ञति उठानी पड़ी थी। ?”* 


इस ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट हैँ कि शित्राजी और फ़तेह खाँ में कई युद्ध हुए थे जिनमें 
दोनों पक्त कई बार हारे श्र श्रन्य अवसरों पर पीछे हटे | १६५६ ६० में फ़तेह खाँ पराजित हुआ; 
१६६० ई० में मराठ हारे; १६६१ ई० में फतेह खाँ ने संधि कर ली और १६६६-१६७१ ई० 
अँजीरावालों ने मराठों से संधि करने के पक्षपाती फतेह खाँ को बंदी-गह में डाल दिया श्रौर मराठे 
पराजित-प्राय रहे । भूषण का वर्णन मराठों की किसी एक विजय से संबंधित हो सकता है, संभवतः 
१६६१ ई० वाले युद्ध से उनका अ्रमिप्राय हो, तो कोई आश्चये नहीं है । 

बहादुर खाँ-पराजय --सत्तेहरि के युद्ध के प्रसंग में उल्लेख किया जा चुका है कि औरंग- 
ज्ञेब ने बहादुर खाँ को दक्षिण में सेनापति बनाकर भेजा था। वह भी शिवाजी का कुछ नहीं 
बिगाड़ सका था, वरन्‌ उसे लेंने के देने पड़ गए थे। कालांतर में उत्तको महावत खाँ तथा मुअज्जुम 
के स्थान पर दक्षिण का सूबेदार एवं प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया (जनवरी, १६७२ ई०)। 
फिर वह स्थायी सबेदार के पद्‌ पर जनवरी, १६७३ ई० से १६७७ ई० तक रहा था। भूषण ने 
इसी बहादुर खाँ के शिवा नी द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख कतिपय पदों में किया है, जो 
इतिहासानुकूल ही है ।* 

जंबारि (जवाहर) तथा रामनगर-विजय--इस प्रकार शिवाजी एक के अन॑तर दूसरी विजय 


) शिवाजी, ए० ३०-३४. भृषण-अंथावली, शिवराज-भूषण, छुं० ७७, ३२२, ३४०, ६९७; 
फुटकर, छुं० २६; शिवाजी, ए० २४४ 


भूषण-ग्ंथावली की ऐतिहासिकता २२७ 


प्राप्त करते रहे। उन्होंने ५ जून, १६७२ ई० को मोरो ब्र्यिंबक की अध्यक्षता में जवाहर पर एक 
सेना मेजी | मराठों की इस सेना ने वहाँ के कोली राजा बिक्रमशाह को पराजित करके जवाहर 
पर अधिकार कर लिया । 

इस जीत के अनंतर मराठों ने रामनगर पर आक्रमण किया। शत्रुओं के आगमन की 
सूचना पाते ही वहाँ का कोली राजा सपरिवार चिकली नामक स्थान को भाग गया (१३ जून, 
१६७२ ६०) | यह समाचार पाते ही, कि दिलेर खाँ आक्रमण करने के लिए एक बड़ी सेना एक- 
त्रित कर रहा था, मराठे रामबगर से लौट गए । कुछ समय पश्चात्‌ मोरोप॑त आक्रमण करने के 
लिए पुनः लौट आया और जुलाई के प्रथम सप्ताह में रामनगर को जीत लिया । भूषण ने शिवाजी 
को इन्हीं विजयों का कई छुंदों में उल्लेख किया है (१ 


तिलंगाना-विजय--रामनगर की जीत के पश्चात्‌ शिवाजी ने तिलंगाना पर आक्रमण 
किया । * जुलाई, १६७२ ई० में शिवाजी की सेना, ने नासिक और अक्टूबर, १६७२ ई० में बरार 
और तिलंगाना में प्रवेश किया। रामगिरि आदि स्थानों को लूटते हुए मराठे आगे बढ़ते चले 
गए ।? उक्त लूटमार के अवसर पर शिवाजी की सेना को कतिपय स्थानों पर पीछे भी हटना पड़ा 
था, पर तिलंगाना में वे अपने उद्देश्य में सफल हुए थे । 

बदलोल खाँ-पराजय--भूषण लिखते हैं कि एक बार बहलोल खाँ शिवाजी के सामने श्र। 
डटठा, पर शिवाजी ने उसे युद्ध में मार भगाया 

इस घटना के विषय में इतिहास से शात होता हैं कि १६७३ ई० नवंबर-दिसंबर में शिवा- 
जी कनारा में युद्ध कर रहे थे। इसी अवसर पर बीजापुर से बहलोल खाँ १२,०००सेना लेकर मिराज- 
कोल्हापुर की रक्षार्थ निकल पड़ा। मराठा सेनापति प्रतापराव गूजर उसका सामना करने के लिए 
भेजे गये।। उन्होंने उमरानी के निकट बहलोल की सेना को घेरने का प्रयत्न किया | दिन भर 
भयंकर युद्ध होता रहा । दोनों ओर के बहुत से वीर मारे गए.। संध्या समय बहलोल ने प्रतापराव 
को अस्थायी संघि करने के लिए उद्यत कर लिया और स्वयं शिवाजी के विरुछ कोई भी शज्ञुता-कार्य 
के करने का वचन दिया । परिणामस्वरूप मराठा सेना वहाँ से लौट गई । 

फ्रवरी, १६७३ ई० में बीजापुरी सेना पुनः पन्‍्हाला प्रांत में आ उपस्थित हुई । प्रतापराव 
उक्त युद्ध के पश्चात्‌ गोलकुंडा, विलंगाना और बरार प्रांतों को लूटता हुआ लौटकर आया तो उसे 
बहलोल के इस आक्रमण की सूचना मिली । 

उसने बहलोल खाँ को दो पव॑तों के मध्य तंग मार्ग में जसारी पर जा घेरा। प्रतापराव 
अपनी सेना को पीछे छोड़कर और केवल छ; साथियों के साथ बहलोल पर जा टूटा | वे सबके सब 
वीरतापूबंक युद्ध करते हुए मारे गए। 

तदनन्तर शिवाजी ने आनंदराव को हम्मीरराव की उपाधि से विभूषित करके प्रतापराव के 


* भूषण-अ्र थावली, शिवा राज-भूषण, छुं० १७३, २०७; शिवाजी ४० २४४-५; न्यू हिस्ट्री 
आँवू दी मराठाज़ू, सा० १, ए० २०० * भूषण-अंथावली, शिवाराज-भूषण , छु० ३५६; शिवा- 
बावनी, छ॑ं० ३०; फुटकर, छु० ६ * शिवाजी, छए० २४८-१२ ४ भूषण-गअंधावली, शिवराज-भूषणा, 
छुं० ११६, १६१, १७४, २४१, ३५८, ३६०, ३६१५ 


श्श्ष हिंदी वीरकाव्य 


स्थान में सेनापतिं बनाया । वह बहलोल की खोज में गया। इस समाचार को सुनते ही दिलेर खाँ 
अपने अफ़गान भांई बहलोल खाँ की सहायतार्थ आगे बढ़ा। इतनी बड़ी दो सेनाओं का सामना 
करना उचित न समझकर हम्मीर वहाँ से लौट पड़ा। इस पर बहलोल खाँ कोल्हापुर को ओर 
दिलेर खाँ फन्‍द्ाले को चले गए। 

इसके कुछ समयोपरांत हम्मीरराव ने बंकापुर से चौबीस मील पर स्थित पँच स्थान से 
१५०,००० हुन की संपत्ति लूट ली। बहलोल और खिज्र खाँ ने बंकाथुर के पास उसका माग - 
अवरोध किया, पर खिज़ खाँ के भाई के भारे जाने पर वे भाग खड़े हुए । हम्भीरराव ने बीजा- 
पुरी सेना को लू कर बहुत सा सामान प्रास किया । 

पर बहलोल ने पुनःश्राक्रमण करके मराठों को पराजित कर दिया। वे हार कर भाग गए | 
हम्मीर राव लूट का माल शिवाजी के साम्राज्य में रखकर पुनः अग्रेल मास में बालाघाट में 
प्रविष्ट हुआ | इसी वर्ष शिवाजी ने सतारा पर भी अपना अधिकार जमा लिया। (सितम्बर, 
१६७३ ई०)।* ु 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट है कि मराठों और बहलोल खाँ में पन्हाला, जसारी, 
गढ़चाँदा आदि स्थानों पर कई बार मुठभेद हुई थी। इन युद्धों में कमी मराठे जीतते तो कभी 
बहलोल खाँ | भूषण ने शिवाजी की केवल विजयों और लूटों का उल्लेख किया है और उनकी 
पराजयों के संबंध में वे मोन रहे हैं । 

इसी प्रकार शिवाजी ने बेदनूर में लूट मार १६६४ ई० से ही आरंभ कर दी थी पर उस 
पर उनकी वास्तविक विजय १६७५ ३० में हो सकी थी ।3 

शिवाजी और करनाटक-विजय--शिवाजी द्वार करनाटक की बिजय के संबंध में भूषण 
लिखते हैं कि “उन्होंने करनाटक में कतिपय दुर्ग विजय किए. और शेर खाँ को पकड़ लिया। 
शिवाजी ने करनाटक तक का सब देश धर दबाया। करनाट्कवासी शिवा के नाम से सदेव भय- 
भीत एवं आतंकपूर्ण रहने लगे ।४ इसी श्रवसर पर उन्होंने चिंजी (जिंजी), मधुरा (मदूरा) तथा 
विजाउर (तंजौर) आदि में भी युद्ध किए ये ।१?५ 

शिवाजी के करनाटक पर किए गए आक्रमण के संबंध में इतिहास से विदित होता है कि 
“राज्यामिषेक (१६७४ ३०), तत्पश्चात्‌ के युद्धों (१६७४-१६७५ ६०) और १६७६ इ० की शिवा- 
जी की बीमारी के कारण उसका कोष रिक्त हो चला था। अत: शिवाजी धन-प्राप्त करने फे लिए 
उपाय सोचने लगे | सूरत, कोली-प्रदेश, कनारा, बीजापुर अ।दि के गत-युद्धों और लूडों के पश्चात्‌ 
उनसे अधिक घन आ्रप्ति की आशा करना दुराशा मात्र थी। अ्रतएव उनका ध्यान करनाटक 
की ओर गया | 


3 शिवाजी, ए० २२९६-६२; न्यू हिस्ट्री आँव्‌ दी मराठाज़, सभा० $, ए० २०२-ह 
२ भूषण-पग्रथावली, शिवा-बावनी, छुं० १४; शिवाजी, हिंतीय संस्करण, परू० २८४-* 
3 भूषण-अ्रथावली, शिवा-बावनी, छु> ३३६; शिवाजी, द्वितीय-संस्करण, ए० २३१६ ४ भूषण- 
अधावली, शिवराज-भूषण, छूं० ११६, २०८, २६२; वही, शिवा-बावनी, छुं० २१, ३०; वही, 
फुटकर, छू० ६, २९, ३७, ४० रू, वही, शिवा-बावनी, छुं० ३३ 


भूषण-ग्रथावली की ऐतिहासिकता' श्श६ 


उक्त प्रदेश पर विजय-प्रासि की अमिलाषा से शिवाजी जनवरी, १६७७ इं० में रायगढ़ 
से चले और फ़रवरी में हैद्राबाद पहुँचे | वहाँ पर एक मास तक रहकर कुतुबशाह से करनाटक- 
युद्ध-विषयक संधि की। तदुपरांत मार्च में, वहाँ से प्रस्थान करके वे श्रप्रेंल' में करनाठक में 
प्रविष्ठ हुए । 

करनाटक में वे एक के पश्चात्‌ दूसरी विजय आप करते गए । उन्होंने जिंजी के स्वामी 
रऊफ़ खाँ और नासिर मुहम्मद खाँ को रुपए एवं अन्यत्र जागीर देकर उस दुर्ग पर अपना अधि- 
कार कर लिया | 

तत्पश्चात्‌ शिवाजी ने वेलोर पर आक्रमण किया। वहाँ का शासक अबदुल्लाह खाँ था | 
इस दुर्ग के घेरे का भार अपने सैनिकों पर छोड़कर शिवाजी शेर खाँ लोदी के विरुद्च“बढ़े | वेलोर 
का युद्ध २२ जुलाई, १६७८ इ० तक चलता रहा, तब उस पर मैराठों का अधिकार हुआ। 

शेर खाँ ने तिर्आ्राबादी नामक स्थान पर शिवाजी का सामना किया । अन्त में शेर खाँ 
लोदी ने पराजय स्वीकार की और शिवाजी से मिलने वह स्वयं आया (५, जुलाई, १६७७ ई०) | 
शिवाजी ने उसके राज्य को अपने अधिकार में करके उसे छोड़ दिया। साथ ही बीस सहख हुन (एक 
प्रकार का सिक्का) सैनिक व्यय के लिए उससे लिए । इस प्रकार शिवाजी ने बड़ी सरलता से तुंग- 
भद्रा से कावेरी नदी तक के करनाठक के भूभाग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया । 


शेर खाँ लोदीं को पराजित करने के पश्चात्‌ शिवाजी ने मदुरा के नायक से छः लाख हुन 
दंड-स्वरूप प्राप्त किए (१६ जुलाई, १६७७ ई०) | तंजोर से १० मील उत्तर में स्थित तिरुमलवादी 
नामक-स्थान पर शिवाजी के सौतेले भाई व्यानकोंजी इनसे मिलने आए (जुलाई के तृतीय सप्ताह 
में)। यहाँ से व्याॉनकोजी शिवाजी की आज्ञा लिए बिना हीं भाग गये। इस पर अपसंतुष्ट -होकर 
शिवाजी ने जग देव गढ़, चिदम्बरम्‌ और बृद्धाचलम्‌ पर अधिकार करके कोलर का घेरा डाल दिया । 

अन्त में शिवाजी ने कोलन नदी के दक्षिण में तंजौर की सीमा व्यानकों जी के लिए छोड़ 
दी और उक्त नदी के ऊपर में सम्पूण करनाटक पर अपना आ्रधिपत्य स्थापित कर लिया। उनके 
अधिकृत करनाटक की वाषिक आय बीस लाख हुन थी और उसमें लगभग सो दुर्ग थे । 


कतिपय स्थानों पर होते हुए शिवाजी मार्च के श्रन्त (अथवा अप्रैल के आरंभ), १६७८ 
ई० में अपने राज्य में पुन। लोट आए |” 

भूषण तथा इतिहास के ऊपर दिये गये विवरणों पर ध्यानपूर्वक विचार करने से स्पष्ट हो 
जाता है कि उक्त कवि ने जिन युद्धों का उल्लेख किया है वे ऐतिहासिक हैं। इस संबंध में एक 
बात और विचारणीय है। भूषण ने शिवराज-भूषण के जिन छुंदों में करनाटक का उल्लेख किया 
है उनसे उस प्रदेश के शिवाजी द्वारा विजय किये जाने का आभास नहीं मिलता है। उनसे केवल 
यही ध्वनि निकलती है, कि वहां पर शिवाजी का आतंक छाया हुआ्ला था। ऐसा होना स्वाभाविक 
भी था, क्योंकि करनाटक की सीमा तक शिवाजी कतिपय शअ्रन्य प्रदेशों पर कई बार आक्रमण कर 
चुके थे। अतः उनकी घाक दूर-दूर तक फेल चुकीं थी | इस प्रकार शिवराज-भूषण की रचना-तिथि 


3 शिवाजी, ए० ३६३-९, ३७२-३, ३८१, ३२े८४३-३०, ३६२, ३३१४-४०३; न्‍्य्‌ हिस्ट्री 
आँव्‌ दी सराठाज़, भा० १, ए० २२९५-४४ 


२३० हिंदी वीरकाव्य 


आर करनाटक-विजय की विषमता का परिहार हो जाता है। फुठकर आदि अन्य जिन छुंदों में 
करनाठक का उल्लेख हुआ' है, उनसे अवश्य उस भू-भाग की शिवा द्वारा विजय का स्पष्टत: 
आभास मिलता है। 


बीजापुर-रक्षण--करनाटक से लौटने के कुछ मासोपरान्त शिवाजी को मुग़ल सेनापति 
दिलेर खां से लोहा तेना पड़ा । दिल्लेर खाँ ने १८ अगस्त, १६७६ ई० को मीमा नदी पार 
करके बीजापुर पर आक्रमण किया। बीजापुर के संरक्षक मसऊद की प्रार्थवा पर शिवाजी 
ने दश सहस्त अश्वारोही बीजापुर की रक्षार्थे भमेजे। साथ ही दो सहरख बैलों पर लादकर 
खाद-सामग्री वहाँ विक्रयार्थ भेजी जिससे सेना को कष्ट न हो | शिवाजी स्वयँ भी ससैन्य बीजापुर 
गए । बीजापुर से दिल्तेर खाँ का ध्यान हटाने के लिए उन्होंने मुग़ल-सीमा में लूट-मार प्रारंभ कर 
दी। उन्होंने कई स्थलों पर दिलेर की सेना का सामना किया । अंत में, दिसम्बर, १६१६ ई० 
पराजित और हतोत्साहित होकर दिलेर बीजापुर का घेरा छोड़कर लौट पड़ा और शिवाजी पन्‍हाला 
चले गए ।* 


भूषण ने शिवा जी द्वारा बीजापुर-सरक्षण सम्बन्धी पद्म में इसी घटना का उल्लेख किया 
हे । जो ऐतिहासिक है | 


शिवाजी का आतंक--भूषण ने कतिपय छुन्दों में शिवाजी की धाक, श्रातंक आदि 

का वर्णन करते हुए कुछ विदेशी एवं भारतीय प्रदेशों और स्थलों का उल्लेख किया है। उनमें से 
काबुल”, क़्न्धार, खुरासान,” बलख*, बुखारा,” तूरान,” रूम,' अरब," मक्का," 
चीन, * साम, ) ? सिंहल,* * आदि स्थानों में से अधिकांश के वीर सेनिक मुग़ल सेना में रहा करते 
थे। वे मराठों से कई बार पराजित हुए थे। भूषण ने अधिकांश स्थलों पर उक्त नामों का उल्लेख 
करके मुग़ल सेना के उन वीरों की ही ओर संकेत किया है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रदेशों से मारत- 
बर्ष का व्यापार हुआ करता था और मक्का आदि की तीर्थ-यात्रा के लिए. भारतीय मुसलमान 
बाहर जाया करते थे। इन्हीं व्यापारियों एघ॑ यात्रियों द्वारा शिवाजी की वीरतापूर्ण गाथायें उक्त देशों 
में पहुँचा करती थीं। उनको सुनकर वहाँ के निवासियों का आश्चर्य, आतंक, धाक एवं विस्मय- 
परिपूण होना स्वाभाविक रहा होगा। भूषण ने अपने उक्त पद्यों में इन्ही भावनाओं की ओर संकेत 


१ शिवाजी, ४० ४११-८, ७४२१-१५; औरंज़ेब, भा० ४, ए० १५८ ६३, १६५-७; न्‍्य्‌ हिस्ट्री 
आँव्‌ दी मराठाज़ू, भा० ३, ४०२९१-२ * भूषण-ग्रथावली, फुटकर, छुं०३७ * वही, शिवा-बावनी, 
छुं० १९; वही; फुटकर, छूं०६ * वही, शिवा-बावनी छु० १९ “ वही, वही, छु० १२; वहीं, फुटकर; 
छुं०४० घ * वहीं, शिवराज-भूषण, छुं० ११९६, २६४; वही, शिवा-बावनी, छुं०२०, ३१, ३९; वही, 
फुटकर, छूं० ९, १२ * वही, शिवा-बावनी, छुं० ३१, ३९५ ५ बही, फुटकर, छु० ४०घ _<* वही, 
शिवराज-भूषण, छुं० ११६९; वही, शिवा-बावनी, छुं० ३१, ३५; चही, फुटकर, छुं० ६, ४० घ 
१०वबही, शिवा-बावनी, छुं० १९५ _'' चही, शिवराज-भूषण, छु० १७४ "* वही, शिवा-बावनी, 
छूं० १५; वही, फुटकर, छुं० ३० घ॒ ) वही, वही, छुं० ३१, ३९ ४ वही, फुटकर, छुं० 
३. १५ 


भूष॑ण-प्रंथावली की ऐतिहासिकता १३११ 


किया है। साथ ही यह भी स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने कहीं-कहीं पर अ्रतिशयोक्ति से भी काम 
लिया है, उदाहरणार्थ ईरान-पति का शिवाजी को भेंट मेजना आदि |" 


जब विदेशों तक में शिवाजी का आतंत' छाया हुआ था, तो भारतीय-प्रदेशों काश्मीर,* 
दिल्ली, आगरा, मालवा, उज्जैन," मेला, गोंडवाना,* रुहेलखंड,* सिरौंज,* कलिग, ९ 
बंग, '  कलकत्ता,१२ कालिजर, कन्नौज, मिनार, मांडव, कौसिलापुरी, * 3 ग्वालियर," १ गुजरात, * 
भख्खर, ६ आदि स्थानों का इनका नाम धुनते ही भयभीत रहना अत्यन्त स्वाभाविक था। शिवाजी 
के विरुद्ध युद्ध में पराजित होने पर म॒ुग़ल सूबेदार एवं सेनापति दक्षिण से स्थानांतरित करके अन्य 
सूबों में मेज दिए जाते थे और उनके स्थान पर नवीन पदाधिकारी मराठों का सामना करने के लिए. 
नियुक्त होते थे | इस कारण से भी शिवाजी की ख्याति भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल 
गई थी। ऐसी दशा में भूषण का उक्त स्थानों के निवासियों का भयपूर्ण बणन, किन्ही अंशों 
में अत्युक्तिपूर्ण होने पर भी, वास्तविकता पर अबलम्बित है। वह सजीव एवं बीसतापूर्ण 
वणुन है। 


जब विदेशों तथा उत्तरी भारत के प्रदेशों में शिवाजी का इतना अ्रधिक आतंक व्याप्त था 
तो दक्षिण भारत के बीजापुर", चालुऋंड"** (१६६६ ई० में पराजित) द्रविड़", भागनेरर ९ 
गढ़नेर* ' बेदर* ९, मल्लीर (मालाबार)* ३ गोलकुंडा* *, देवगिरि* १, आदि राज्यों एवं प्रदेशों 
का इनकी धाक से भयभीत रहना अत्यन्त स्वाभाविक था| शिवाजी ने इनमें से अधिकांश के राज्यों 
के बड़े भागों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। उनकी सेनाये प्राय: प्रत्येक वर्ष नियमित 
रूप से यथावसर दक्तिण के राज्पों के प्रदेशों में लूट मार किया करती थीं । ऐसी परिस्थितियां में 
उन प्रदेशों के शासक और प्रजा का भयाक्रान्त होना निश्चित था| भूषण ने उनकी इसी मयभीत 
दशा का वर्णन अ्रधिकांश छंदो में किया है; जो किचित्‌ अतिरंजित होने पर भी तथ्यपूर्ण और 
वास्तविक है । 

शिवाजी तथा पाश्चात्य जातियाँ --भूषण ने कतिपय छुंदों में शिवाजी, अंगरेजों, पुर्त- 


$ भुषण-ग्रंथावली, शिवराज भुवश छुं० २२८, ३६२" वही, शिवा-बावनी, छु० ३१; 
फुटकर, छुं० ६ ' वही, शिवाबावनी, छु० १९, २०, २१, २२, २३; ३०, ३१, ३२३ ४ बही, 
वही, छूं० २२, ३० * वही, चही, छु० ३० * वहीं, वही, छुँ० ३० * वही, चही, 
छुं० ७३ + वही, वही, छं० वही + वही, वही, छं० वही “" वही, शिवाराज-भूषण, छुं० 
३९६, फुटकर, छुं०६ ' वही, फुटकर, छं०वही !' वही, वही, छुं० वही *+ बही, वदी, छुं० ११ 
१४ चही, वही, छु० १०. *” वही, फुल्कर, संदेहात्मक, छुं० २ ** वही, वद्दी, छं०३४ ** बढ़ी, 
शिवा-बावनी, छुं० २०, २१, ३०, ३१, २२ -* वही, वही, छु० ३३ "१" वही, वही, छं०चही 
चही, फुदकर, छ्ु ०६ +* वही, शिवराज-भूषण, छ्धु ० ११६, २१४१ शिवा-बावनी, छ्ु ० हेश १ 
चदी, शिवराज-सूषण छुं० ११६ चही, फुटकर, छू० १०, ५८ वही, शिवा-बावनी, छु० 
इ३. १ वही, शिवराज-भुवण, छुं० १३, ६३, ६६, ७२, २१८ वही शिवा-बावनी, छं० २०, २१, 
३०, ३३, ३४, वही, फुटकर, छुं० १२, ३७ ** वही, वहीं, छुं० १० 


१३२ हिंदी वीरकाव्य 


गालियों, फ़रासीसियों तथा डचों के पारस्परिक संबंधों का उल्लेख किया है। नीचे क्रमानुसार इन्हीं 
की ऐ/तिहासिक्ता पर विचार किया जा रहा है। 

भूषण के कथनानुसार शिवाजी ने जलयानों को उलटकर अंगरेजों, फ्रिंगियों, फ्रांसी- 
सियों को मार डाला | उनकी धाक से भयभीत होकर पुत्तगाल उन्हें भेंट मेजता था | शिवाजी की 
घाक से उक्त देशों में सदैव, भय छाया रहता था |" 

इतिहास से ज्ञात होता है कि “शिवाजी के समय में अंगरेज़ों, पुत्तगालियों तथा फ्रांसीसियों 
की दक्षिण के प्रायः सभी प्रमुख नगरों में कोठियाँ थीं। व्यापार के अतिरिक्त वे भारत की तत्का- 
लीन राजनीति में भी माग लिया करते थे | फलस्वरूप शिवाजी को अनेक बार अँगरेजों और 
पुत्तगालवासियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी पड़ी थी। उदाहरणाथे “अफ़जूलू खाँ की सेना को 
पराजित करने के उपरान्त शिवाजी ने रत्नगिरि प्रान्त में प्रवेश किया । वहाँ के भागे हुए बीजापुरी 
सूबेदारों ने राजापुर में शरण ली । इन्हीं को अधिकार में रखने के ऊपर शिवाजी तथा अंगरेजों 
में तनातनी हो गई। इसके अतिरिक्त पन्‍्हाला के घेरे के अवसर पर अंगरेजों ने बीजापुरियों की 
सहायता की । परिणामस्वरूप दिसम्बर, १६६० ई० में शिवाजी ने राजापुर पर आक्रमण किया और 
वहाँ के चार अंगरेज फेकट्री के श्रधिकारियों को पकड़कर रामगढ़ ले गए | 

इसी प्रकार अ्रक्‍्टूबर १६६८ ई० में शिवाजी ने गोश्रा के विभिन्न नगरों में छुदम वेशघारी 
मराठा सैनिकों को भेजा, पर पुत्तंगाल में सूबेदार ने उन्हें अपने राज्य की सीमा के बाहर निकाल 
दिया। शिवाजी ने दिप्तम्बर, १६६८ ई० में भी गोआा पर आक्रमण करने की चेष्टा की थी। डामन 
के निकट से जाते समय शिवाजी के नौ सेना-नायक ने पुत्तेगाल के एक जहाज को पकड़ लिया 
था। इस पर पुत्तंगालियों ने इनके बारह जहाज पकड़कर बसीन पर छोड़ दिए और शेष 
मराठा बेड़े का पीछा किया, पर वह बेड़ा दाभोज्ञ पर सुरक्षित पहुँच गया (नवम्बर-द्सिम्बर, 
१६७० ६०)। 

इसके अतिरिक्त सूरत की प्रथम लूट में शिवाजी तथा अंग्रेजों में कुछ तनातनी हो गई थी। 
सरत की दोनों लूटों के अवसर पर अंगरेजों, फ्रांतीसियों और डचों ने अपनी श्रपनी फेक्ट्रियों की 
रक्षा का प्रबन्ध कर लिया था। फ्रांसीसियों ने शिवाजी को बहुमूल्य भेंट देकर अपनी ओर मिला 
लिया था। अ्रंगरेजों ने भी तलवार, चाकू आदि भेठ देकर इनसे संधि कर लीं थीं। सूरत से १० 
मील पश्चिम में ताप्ती नदी पर स्थित स्वाली बन्द्रगाह पर उन दिनों अधिक भय छाया था। अंग्र- 
रेजों के जहाज़ उन्हे ले भागने के लिए प्रस्तुत खड़े थे ।? 3 

भूषण तथा इतिहास कथित उक्त विवरणों के तुलनात्मक अ्रध्ययन से प्रकट हो जाता है कि 
शिवाजी और उक्त विदेशी व्यापारियों में परस्पर कई बार संघर्ष हुए ये । ये व्यापारी शिवाजी को 
भेंट भी भेजा करते थे। भूषण ने अपने वर्ण॑न में इन्हीं घटनाओं की और संकेत किया है। कहीं- 
कहीं पर उनके ये वर्णन अ्रतिशयोक्तिपूर्ण अवश्य हो गए हैं, पर उनमें ऐतिहासिक सत्य का अभाव 


१ भूषण-प्रंथावली, शिवराज-भूषण, छुं० ११६, १८१, २६२; वही, शिवा-ब[वनी, छुं० 
२०, रे०, ३१, रे२, ३४; वही, फुडइकर; छुं० १२; ४० घ ' शिवाजी; ए० २६३-३०१, ३१४, 
३३६, #४४ > चदही, पू० ६१०४-१८ २१६४-२४ 


रे 


भृंष॑ण॒-अंथावली की ऐतिहासिकता २३२ 


नहीं है। इंस सम्बन्ध में यह न भूलना चाहिए. कि उनके ये वर्णन भारत-स्थित उन जातियों से ही 
सम्बन्धित हैं, न कि यूरोप स्थित से । साथ ही यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि उक्त जातियों पर 
छाए हुए शिवाजी के आंतक का भूषण ने सजीव चित्रण किया है | 

ओऔरंगगज्ेंब सम्बन्धी घटनायं--भूषण ने अपने ग्रन्थों में कुछ ऐसी घटनाओं का उल्लेख 
किया है, जिनसे शिवाजी का सीधा कोई सम्बन्ध नहीं है। ये घटनायें ओरंगज़ेब से सम्बन्धित हैं। 
उनका शिवाजी से अप्रत्यक्ष रूप से केवल इतना ही सम्बन्ध है, कि कवि ने उनका वर्णन शिवाजी 
के यश, गोरव एवं प्रताप आदि की महत्ता प्रदर्शित करने के लिए, किया है, कि ऐसे शक्तिशाली 
झरंगज ब को शिवाजी ने अनेकों बार पराजित किया । नीचे इन्हीं पर विचार किया जा रहा है । 

औरंगजेब १६४४ से १६४७ ई० तक गुजरात का सूबेदार रह्य ।* यहाँ से वह काबुल होता 
हुआ बलख्‌ को गया जिसका वह २१ जनवरी से १ अक्टूबर, १६४७ ई० तक घेरा डाले पड़ा 
रहा |* सम्भवतः इसी अवसर पर उसने खुरासान पर भी आक्रमण किया था।* और ंज़ेगब ने 
कन्घार पर दो बार (जनवरी से दिसम्बर, १६४६ ३०) और (मार्च से जुलाई, १६५४२ ई०) आक्रमण 
किए थे ।४ इन दोनों बार मुगलों को मुँह की खानी पड़ी थी। कन्वार-विजय सम्बन्धी भूषण का 
कथन निराधार है। सम्भवतः इसी अ्रवतर पर उसने ग़ोर (अफगानिस्तान का एक नगर) को 
जीता था ।५ 

दक्षिण की सूबेदारी के अवसर पर औरंगजेब ने बेदर (बीदर) २६ मार्च, १६५७ ई० को 
और कल्यान (कल्याण) २७ अग्रेल, १६४७ को अधिकृत कर लिए ये ।६ 

ओरंगज़ेब का उत्तराधिकार-युद--भूषण ने श्रोरंगज्ेब के उत्तराधिकार युद्ध की प्रमुख 
घटनाओ्रों--छत्रसाल हाड़ा का दारा को ओर से युद्ध, मुराद के साथ औरंगज्ञेब का विश्वासधात, 
खजुआ के स्थान पर शुजा की पराजय, दारा का हार कर भागना और अस्त में आगरे के चौक 
में उसका चुनवा दिया जाना एवं शाहजहाँ का बन्दीणह में डाल दिया जाना आदि का उल्लेख 
किया है ।* ४ 

उक्त घटनाओं में से अधिकांश की ऐतिहातिकता पर अन्यत्र विचार क्रियो जा चुंका है ।* 
ओरंगज़ ब ने शाहजहाँ को, जून, १६५४८ ई० में आगरे के क्लित्ते में बन्दी बनाया था ।" दारा के 

सम्बन्ध में भूषण की यह उक्ति कि वह आगरे की दीवार में चुनवाया गया था, असत्य है। 


१ भूषण-मंथावली, शिवराज-भूवण, छुं० १५६; औरंगज़ेब (१६२९ ई० का संस्करण), 
भा० 4, ४० ६६-७२ * भूषण-ग्रंथाचली, फुटकर, छु० ६, २४७, ओरंगज़ेब (१६२४५ ईं० का संस्करण 
भा० १, ए० ७३-१०० 3 भूंवण-ग्र थावली, शिवा-ब।वनो, छु० ४७; वही, फुंटकर, छुं० ६; २४ 
४ वही, शिंवा-बावनी, छुं० ४७; औरंगज़ेब (१३२५ का संस्करण) भां० १, पृ० १३१-१४६० 
५ सूशण-प्रंधावली, शिवराज-भूंबण , छुं० १९५६ वही, फुटकर, छुं० २४; औरंगज़ेब (१६२४ ईं० 
का संस्करण) भा० $ ए० २३६४-४२, २४४-१० * भूवण-प्रंथावली, शिवराज-भूषण , छुं० २१८; 
वही, शिवा-बाबनी, छु० ३९, ४६; वही, फुडकर, छु० &€८, ९६, ६० ८ देखिए द्वितीय खड, 
अध्याय ४, छुत्रमकाश की ऐतिहासिकता के अंतर्गत अध्याय ६-७ का ऐतिहासिक बिवरण 
< औरंगज़ेब सा० २, पु० ७१-८६ 

द्रै० 


श्३ेड ह्िदी वीरकाव्य 


वस्तुतः वह देहली में मरवाया गया था। शेष घटनाओं के सम्बन्ध में उक्त कवि का विवरण 


इतिद्ासानुकूल है। हे ५ 
के लगराट होने के पश्चात्‌ औरंगज्ञेब ने पलाऊँ (पालामऊ) को जीता (१३ दिसम्बर, १६६१ 


ह०) | इसके अनन्तर उसने मोरंग पर दो बार १६६४ ई० तथा १६७६ ई० में आक्रमण किए ।" 
इसके पश्चात्‌ उसने १६६५ ई० में कुमार पर अपनी सेनाये भेजीं । इस युद्ध में श्रीनगर (गढ़वाल) 
ने म॒ग़लों की सहायता की थी। औरंगजेब ने १६७३ ई० में कुमारऊँ के शासक को क्षुमा-प्रदान कर 
दी।* जैसा कि अन्यत्र कहा जा चुका है, उसके सैनिकों ने १६३७१ ६० में हवसान (ज़ंज़ीरा के 
शासकों)३ से सन्धि करके उन्हें याकूत की उपाधि दी थी । 

ओऔरंगज़ ब की धामिक संकीर्णता एवं कट्टरता के कारण देश के एक कोने से दूसरे कोने 
तक मन्दिर तोड़े गए और उनके स्थान पर मस्जिद बनीं। उसकी इस नीति के कारण काशी और 
मथुरा को सबसे अधिक हानि उठानी पड़ी। औरंगज़ब की आशा से काशी का विश्वनाथ-मन्दिर 
(२ सितम्बर, १६६६ ई०) तथा मथुरा का केशवराय का देहरा (जनवरी, १६७० ६०) को नष्ट 
कर दिए गए | यही नहीं इन नगरों की सारी कल्ला और शोभा नष्ट हो गई ।* 

बाँधव, बावनी, बवंजा," स्लारखंड, खंडहर,' निजामशाही,* ढुंढह्र (जयपुर), नव- 
कोटि, मारवाड़ू, मेवाड* आदि में से कुछ सुगल राज्य के सूबे थे तथा अन्य करद एवं स्वामि- 
भक्त अधीनस्थ राज्य थे। राजस्थान के मारवाड़ आदि से जतवन्तसिह की मृत्यु (१६७८ ६०) के 
पश्चात्‌ औरंगजेब के युद्ध प्रारम्भ हो गए थे। बुन्देलखंड में श्रोरंगजेब शाहजहाँ के शासन-काल 
में बुन्देलों को पराजित कर चुका था ।* उसके शासन-काल में ओइछा के शासक उसके श्रधीन 


रहे, पर चम्पतिराय' तथा छत्रसाल आजन्म मुगलों को कष्ठ ही देते रहे। नैपाल"" एक स्व॒तन्त्र 
मित्र-राज्य था। कल 
छुत्नसाल संबंधी घटनाय --भूषण ने महाराज छत्रसाल बुंदेला के अनेक युद्धों का उल्लेख 


किया है। इनके कथनानुसार छुत्रसाल ने तहवर खाँ *,अनवर खाँ"ससुतरदीन" रे ,अब्दुसमद ४, 
बहलोल खाँ, सैद अफगृन (शेर श्रफुगून)१*६ आदि को विविधि युद्धों में पराजित किया था। 
इन युद्धों के ऐतिहासिक विवरण अन्यत्र दिए गए हैं ।** 


) भूषण-ग्रंथावल्ी, शिवा-बावनी, छुं० ४७; ओरंगजेब भा० हे, छू० ३०-४६, 
४१ भुषण-अंथावली, शिवराज-सूवण, छु० १११; वही, शिवा-बावनी, छु० ४७; औरंगजेब, 
सा० ३, एृू० ४१-२ 3 सूवण-प्रंथाचलो, फुडकर; छुं० २७; देखिए फ्त्तेह खाँ-पराजय, 
पूृ० २२६९-२६ भूवण-प्र थावली, शिवा-बावनी, छुं० ३६, ४८, ४६, ४०; ओरंगज़ ब, भा० रे, 
पृ० २६६०७, २८०१-३२ * भूवण-अ्र थायली, शिवराज-भुूषण, छुं० १११, वही, शिवा बावनी, 
छुं० ४७७ * वही, शिवराज-भुषण, छुं० १५६ “ बही फुटकर, छुं० २४ “ वही, शिवराज- 
भूषण छू० १११; वही, शिवा-बावनी छुं०४०० .* बही, शिवराज-भूबण, छुं०१११, चही, फुटकर, 
छुं० २४ '* वही, शिवराज-भूबण छुं०१११ ० बही, छुत्रसात-द्शक, छुं०६; फुडऋर, छुं०४२ 
)* बढ़ी, छुनत्रसाल-दुशक, छुं० £ * ३ बही; वही, वही, 7 वही; वही, छुं० ३, ९, ६, ** बही, 
वंदी, छु० ६ '* वही, वी, छुं० ८, १ १ देखिए हद्वितोय खंड, अध्याय ४, छुतन्रप्रकाश की 


५ लि झंतर्गंत छुत्रपकाश के अध्याय १६ का अंतिम भाग तथा अध्याय १७-२३ का 
वरण । 





भषणनग्रंथावली की ऐतिहासिकता २३१५ 


मुहम्मद अमी खाँ विषयक घटना का वन करते हुए भूषण लिखते हैं कि छत्रसाल ने 
जंगल में उस उददण्ड की सेना और कोष को लूट लिया |" छुत्र-प्रकाश के १६वँ अध्याय में दिल्‍ली 
को जाते हुए, मुगृलों के १०० गाड़ी कोष को छत्रसाल द्वारा लूटने का वर्णन आया है।* लाल 
कवि ने उक्त असंग में कोष के साथ जाते हुए सेनापति का नाम नहीं दिया है। सम्भवतः भूषण 
का अपने वरणुन से इसी घटना की ओर सकेत है। 

आगे चलकर भूषण ने छत्रसाल और मुहम्मद खाँ के युद्ध का वशन किया है ।* बंदेले 
मुगूलों के साम्राज्य में सदा लूटमार करते रहते थे | सन्‌ १३७३१६-१७२० ई० में उन्होंने कालपी को 
लूटा । इस पर मुहम्मद ,खाँ बंगश के आदेशानुसार देलर खाँ ने बंदेलों को दंड देने का निश्चय 
किया । १३ मई, १७२१ ई० को छुत्रसाल ने उसका सामना किया । इस यद्ध में दिल्लेर मारा गया। 
उसकी मृत्यु के उपरान्त बुंदेलखंड में मुहम्मद खाँ बंगश विजय-प्रास्ति की विफल आशा करता 
रहा । श्रन्त में बाजीराव पेशवा की सहायता से छुत्रसाल ने मुहम्मद खाँ बंगश को पराजित करके, 
इस दीघंकालीन युद्ध का अन्त किया और इस प्रकार अपने प्रदेश की रक्ता की ( अगस्त, 
१७२६ ई० )।४ 

इसके अनन्तर भषण द्वारा कथित छत्रसाल विषयक दछ्षिण के नाह ( सम्मवतः बीजापुर 
का कोई सरदार )5, तथा रूंडी-खूंडी* के युद्टों का विवरण सहायक ऐतिहासिक ग्रंथों में अग्राप्य 
है | इस कवि ने कतिपय छुंदों में छु्रसाल की युद्ध-कुशलता और आतंक का भी उल्लेख किया 
हे ।* भूषण ने एक छंद में छत्न साल द्वारा साहू को एक हाथी भेंट करने का भी वर्णन किया है | 

भूषण और बाजीराव--भूषण ने बाजीराव (प्रथम) का विवरण देते हुए उसके द्वारा छत्र- 
साल बुन्देला की जो सहायता की गई थी, उसका उल्लेख किया है ।* 

बाजीराव और छत्रसाल की उक्त घटना का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, अतः उसके 
ऐतिहासिक वणन के यहाँ दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। | 

भूषण और साहु--भूषण ने कुछ छुंदों में साहू के आतंक, वैमव और वीरता का वर्णन 
करते हुए उनके एक आध यद्ध का भी उल्लेख किया है।** इतिहास से शात होता है कि साहू ने 
कई यद्धों में भाग लिया था। जिनमें से कुछ में वह विजयी हुआ और कुछ में उसे पराजित होना' 
पड़ा था ।। 

भूषण का साहू संबंधी वर्णन अ्रतिशयोक्तिपूर्ण है। उसमें ऐतिहासिक तथ्य का इस कवि ने 
कम आश्रय लिया है। 


3 भूषण-प्रंथाचली, छुन्नसाल-दुशक, छुं० ३ “छुन्नप्रकाश,ए० १०३६ * भूषण-ग्रंथाचली, छत्र- 
साल-दुशक, छुं० ६; फूटकर, छुं० ४७२ * जरनल आव्‌ एशियाटिक सोसायटी आँव्‌ बंगाल, संख्या 
झा,एा, १८०८ ई०, छझ०२८४४-३०२; न्यू हिस्द्री ऑँव दी मराठाज़, भा०२; एघ०१०४-८" भूषण- 
अंथावली, छुत्रसाल-दुशक , छु० 8४ + वही, वहीं, फुटकर, छुं०४२  भूषण-ग्रंथावली, फुटकर 
संदेहात्मक छुं०४, ९, ६, ८ ५ वही, फुटकर, छुँ० ४१ ५“ वही, वही, छूं० ४७, ४८ ।* सूषण« 
अथावली, वही, छुं०४३-६ '? न्यू हिस्ट्री ऑव्‌ दी मराठाज्ू, भा०२, ए०१४, ४१, ७३, ७८; ८, 
१००, १०८, १४३, १४९, ३७७ | 


२३६ हिंदी वीरकाव्य 


भूषण तथा अन्य राजा गण- भूषण ने कतिपय छुन्दों में चित्र-कूट-पति दृदय-राम-सुत- 
रुद्व, सुलंकी युद्ध-प्रयाण *, अवधूतसिदद की युद्ध-यात्राट जयपुराधीश भगवंत सुत-मानसिंह, 
जगतूसिंद, मद्ासिंह, जयसिंह तथा रामसिंद की दानशीलता एवं वीरता, महाराज अनिरुद्ध“, राव- 
बुद्ध के आतंक*, गढ़वाल नरेश की कीति * तथा कुमाऊँ नरेश के हाथियों * का बर्णन किया 
है। उक्त वरणनों में से अधिकांश के विवरण प्राप्त सहायक ऐतिहासिक ग्रंथों में अ्रप्राप्य हैं। साथ 
ही ये विवरण किसी विशेष घटनावली की श्रोर संकेत भी नहीं करते हैं, अपरंच वे साधारण ढंग 
पर प्रशस्ति के रूप में कहे गए हैं। 

भूषण सम्बन्धी सन्देहात्मक छुन्दों में भगवंतराय तथा तुराब खाँ के युद्ध, भगवंतराय की 
दानशीलता और मृत्यु का उल्लेख मिलता है ।* इन धटनाओं के ऐतिहासिक विवरण का उल्लेख 
अन्यत्र किया गया है।" ? का 

सेनायें 

(आ) शाइस्ता ज़ाँ के विरुद्श शिवाजी की सेना--भूषण के कथनानुसार शिवाजी २०० 
आदमियों को साथ लेकर सौ हजार के असवार (शाइस्ता खाँ) को पराजित करने में सफल हुए. ।१ १ 

इस सम्बन्ध में इतिहात ग्रन्थों से शञात होता है कि शिवाजी शाइस्ता खाँ के विरुद्ध एक सहख 
सेनिकों के साथ सिंहगढ़ से चलते थे। पूना में पहुँचने पर शेष सेना को पीछे छोड़कर और केवल 
चार सो साथियों को लेकर वे मुगुल-शिविर में प्रविष्ठ हुए । उनमें से २०० सैनिकों को लेकर वे 
शाइस्ता ख्राँ के शयनागार में घुस गए और अन्य २०० सैनिकों को लेकर बाबाजी बापू ने अन्त: 
पुर के बाहर पहरेदारों को बड़ी संख्या में काट डाला ।१* 

उक्त ऐतिहासिक विवरण से शिवाजी के सैनिकों की पुष्टि हो जाती है | साथ ही यद्द कह 
देना भी श्रसंगत न होगा, कि शाइस्ता खाँ मुग़ल साम्राज्य का अमीशलू-उमरा था इसीलिए भूषण 
ने उसे सौ सहख का असवार कहने में श्रत्युक्ति की सहायता ली है। 

(आ) अफ़्ज़ल खाँ की सेवा--भूषण के अनुसार बीजापुर का यह सरदार बारह हजार 
असवार साथ में लेकर शिवाजी के विरुद्ध आया था ।१३ 

सरकार ४ के मतानुसार अफ़्ज़लू खाँ की सेना १० सहल और सर देसाई** की सम्मति 
में उसके साथ पदाति के अतिरिक्त १९ सहख अश्वारोही थे । 

(६) बीजापुर के विरुद्ध मुग़ल-सेना-भूषण ने लिखा है कि पठान सरदार (दिलेर खाँ) 
चालीस इज्ञार सेनिक लेकर बीजापुर के विरुद्ध आया था ।१६ 


१ भूषण-ग्रंथाचली, शिवराज-भुषण, छुं० २८ + वही, फुटकर, छुं० ४३ “ वही, 
वही, वही, छु० <० “वही, वही, छ॑ं० ११, ४५९२ + वही, वही, छुं० ९३ + वही, वही, 
छुं० ९४७, ९९ * वही, वही, छुं० <७ " वही, वही, छं० ९६ * वही, वही, संदेहात्मक 
पद्य छुं०१०, ११ १ 'देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ७, रासा भगवंतसिंद की ऐतिहासिकता के अंतर्गत 
युदु-चर्णण ११ भूषण-अंथावलो, शिवराज-भूषण, छुं० १६० "१* शिवाजी, ४० ६०-१०४; 
ओऔरब्ज़ेब, भा० ४, ए० ४३-१३; न्यू हिस्द्री ऑवू दी मराठाज़ू भा० १, ए० ३१४२-४२ भूषण- 
प्रंथावल्ी, फुटकर, छू + ३६ शिवाजी, ए० ६८ "यू हिस्द्री ऑवू दी मराठाज़,, भाग १, 
परूं० १९४ *' भूषण-प्रथावली, फुटकर, छु० ३७ 


भूषण-अंथावली कीं ऐतिहासिकता २३७ 


इतिहास से मालूम होता है कि जब दिल्लेर बीजापुर ढुग का घेरा डाले हुए पड़ा था उस 
समय उसके साथ २० सहस्त सेना थी।” अतएव भूषण द्वारा कथित उक्त सैन्य-संख्या अतिश- 
योक्तिपूर्ण है। 

इस प्रकार भूषण कृत रचनाओं पर ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने के पश्चात्‌ यह परि+ 
णाम निकलता है कि उन्होंने अपने काव्य के लिए ऐतिहासक घटनावली का ही आभ्रय लिया है। 
उन्होंने मुक्तक रचना की है इसलिए घटनाओं के क्रम में व्यतिक्रम आ गया है। साथ ही एक ही 
छुंद में कई घटनाओं का एक ही साथ उल्लेख कर दिया गया है। इंसके अतिरिक्त घटनाओं की 
बार-बार आवृत्ति भी हो गईं है, पर ऐसा होने पर भी कविता की सरसता एवं रोचकता की सर्वत्र 
रक्षा हुई है | भूषण ने घटनाओं की तिथियों का उल्लेख नहीं किया है, पर इतिहास की सहायता से 
उन घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन करने से ऐतिहासिक शान के क्रमिक विकास की जानकारी हो 
जाती है। यद्यपि कवि ने कुछ चुनी हुईं विशेष घटनाओं को ही अपना काव्य-विषय बनाया है, पर 
उससे हमारे ऐतिहासिक ज्ञान की पर्याप्त मात्रा में अमिवृद्धि होती है। साथ ही उससे नवीन सामग्री 
भी प्रचुस-मात्रा में प्रात होती है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर भूषण की कविता की धटनावली श्रपेज्ञाकृत अत्यधिक 
समय में फैली हुई मिलती है । इसका कारण यह प्रतीत होता है कि उनकी कविता में कुछ कवियों 
ने प्रज्षित अंश मिला दिए हैं। यदि इनके पाठ का समुचित रूप से संशोधन हो जाये तो इनकी 
कविता प्रमुखरूप से शिवाजी और महाराज छुत्रसाल विषयक होने के नाते उन्हें शिवाजी का सम- 
कालीन सिद्ध करने में सफल होगी । 

इस प्रकार भूषण की रचनायें ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण, रोचक तथा नवीन 
सामग्री से परिपूर्ण होने के साथ ही उनके जीवन संबंधी समस्यात्रों पर भी पर्याप्त प्रकाश 
डालती हैं। 


१ औरंगज्ञ ब, भा० ९, ए० १६३ 


अध्याय ७ 


राजविलास की ऐतिहासिकता 


तिथियाँ-नीचे मान द्वारा ग्रयुक्त प्रमुख तिथियों की प्रामाणिकता पर विचार किया जा 
रहा है ;--- 

(अ) बापा द्वारा नागठ्हा की स्त्रियों की रक्षा की तिथि--सम्वत्‌ ४१६ विक्रमी चैत्र सुदी 
(!)१ >-३२६५४ ६०। 

कहने की आवश्यकता नहीं है कि उक्त तिथि अशुद्ध है, क्योंकि इतिहास में बापा का वर्तमा- 
नत्व ७५३ ई० में पाया जाता है ।* 

(आ) रतनसेन (रत्नसिह) का समय--सम्वत्‌ १०३० विक्रमी२ --६७३ ई० । 

मान कवि द्वारा दी हुईं उक्त तिथि अशुद्ध है, क्योंकि रावल रस्नसिंद की मृत्यु १३०३ ई० 
में हुई थी ।* अतएव उनका १०३० विक्रमीं में बतमान होना असंभव है। 

(इ) राहप का समय- सम्बत्‌ १३१४ विक्र्मी"-- १२५८ इ०। 

यह तिथि अशुद्ध है। 

(ई) कुंभमा राणा की तिथि--सम्वत्‌ १३६०४ विक्रमी (!)९ -- १४४८ ३० | 

इतिहास में कुम्मा राणा का शासन-काल १४३३ ई० से १४६८ ई० तक माना गया है,* 
अतः कवि मान द्वारा दी हुई उक्त तिथि संदिग्ध है । 

(ड) राजसिह की जन्म-तिथि--सम्वतू १६८६ कात्तिक कृप्ण २, बुधवार ।* 

कार्तिक अमाचन्द्र का 


मध्यन्य समासति काल २ वितम्बर कक 

१ तिथि का समस्त व्याप्ति 

काल १६--१ १६. ७३ 
५६ २४, श्८ 


--बृहस्पतिवार, २४ सितम्बर, १६२६ ई०। 
असंभव नहीं है कि कृष्ण पक्ष की द्वितीया की तिथि की पूर्णूूप से गणना करने पर ,१८ 
दिवस की काल शुद्धि निकल आये और फल बुधवार आ जावे | 


अतएव कवि द्वारा दी हुईं उक्त तिथि को ठीक माना जा सकता है अर्थात्‌ महाराणा राज- 
सिंद का जन्म बुधवार, २४ सितम्बर, १६२६ ई० को हुआ होगा । 





3) राजविलास, छुं० ९८, ए० २७ * राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, ए० ४१००४ 
* राजविल्ा, छूं० १९, ए० ३७ ४ राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, पृ० ४८३ राज- 
विज्ञास, छुं० २३, प० इेे ६ वही, छुं० ३२, धृ० ३६-४० * राजपूताने का इतिहास, दूसरा 
खंड, पु० ४६१, ६३४ < राजविलास, छुं० १४८, ए्‌० ४४ 


आय 


राज-विलास की ऐतिहासिकता २३६ 


श्री ओमा जी ने भी इनके जन्म की तिथि विक्रमी संवत्‌ १६८६, कातिक वदिं (ई० स० 
१६२६, तारीख २४ सितम्बर) राज-प्रशस्ति-महाकाव्य के आधार पर स्वीकार की है ।" 

(ऊ) मालपुरा की लूठ की तिथि--संबत्‌ १७१५, ज्येष्ठ मास" -5१६५४८ ६०, मई । 

आओमा जी ने महाराणा के द्वारा शाही मुल्क को लूटने की तिथि विक्रमी संवत्‌ १७१५ ई० 
वेशाख सुदि १० (ई०स० १६५८, ता० २ मई) मानी है ।? अतः मान द्वारा दी हुई उक्त तिथि 
को निकठ्तम ठीक मान लेने में कोई हानि नहीं है । 

(ए) दुभिक्ष-तिथि --संवत्‌ १७१७, भाद्रपद्‌र -+ईरवी सन्‌ १६६०, अगस्त । 

(ऐ) राजसम्ुद्-निर्माण -तिथि--संवत्‌ १७१७ पौष ८ मंगलवार" -+ई०स ० १६६०, फ्रवरी । 

श्री ओम्ता जी के मतानुसार राजसमुद्र की नीव की खुदाई वि० सं० १७१८ माघ वदि ७ 
(इं० स० १६६२, ता० १ जनवरी) को प्रारंभ हुई थी।* 

(ओ) राजससुद्र की भतिष्ठा-तिथि--संवत्‌ १७३२ माघ दशमी४ <- ६० सन्‌ १६७५६ 
जनवरी | 

इतिहात में राजसमुद्र की प्रतिष्ठा की तिथि विक्रमी संवत्‌ १७३२ माघ सुदि ६ (३० सन्‌ 
१६७६, ता० १४ जनवरी) मानी गईं है | 

(ओ) औरंगज़ेब के राजपूताने पर आक्रमण की तिथि--संवत्‌ १७३६, भाद्रपद छझुक्ल 
द्वितीया" -+३० सन्‌ १६७३8, अगस्त ४ । 

_ इतिहास से विदित होता है कि “बादशाह (औरंगजेब) ने हि० स० १०६० ता० ७ शाबान 

(वि० ० १७३६, भाद्रपद सुदि ८--इ० स० १६७६ ता० ३ सितम्बर) को महाराणा से लड़ने के 
लिए एक बड़ी सेना के साथ दिल्‍ली से श्रजमेर की ओर प्रस्थान क्रिया था ।??** 

(अं) महाराजकुमार जयसिह के युद्ध की तिथि--संवत्‌ १७३७, आषाढ़। १-० ३० स० 
१६८०, जून-जुलाई | 

तिथियों संबंधी उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि मान द्वार दी हुई अधिकांश 
तिथियाँ ऐतिहासिक तिथियों से मेल नहीं खाती हैं । 

बंश-नाम--मान ने मेवाड़ के शासकों रवि-वंशी "* रघु-वंशी,१३ सीसोदिया, ** आदि 
नामों से पुकारा है, जो ऐतिद्ासिक दृष्टि से उचित ही है| * 


१ राजपूताने का इंतिहास, तीसरा खंड, ए० ८४३-२ (पाद टिप्पणी $ सहित) + राज- 
विलास, छं० २, पृ० ६६ _+ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पु० ८४६ राजविलास, 
छु० ११३-४, ए० १३६ ) वही, छे० १४०, घृू० १३६ + राजपूताने का इतिहास. तीसरा 
खंड, ए० ८८१३ (पाद टिप्पणी २ सहित) * राजविलास, छुं० १४४-७; पु० १४३-४ + राज- 
पूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पु० ८८२(पादु टिप्पणी * सहित) राजविलास, छे १३६६-७०, 
पृ० १७४ ०” राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८६५ ') राजविल्लास, छु० १-२; 
पृ० २४३ ' वही, छु० ७, ४० १; छु० १६८, ४० १४७; छु० 3८५, पु०५ ३७६ 
)उबड़ी; छुं० १5, पु० १७; छु> २१, ए०१८; छू० २४, पु० १८-६४, छुं० २६, पू० १६ वही 
छुं० १७, पृ० १७; छुं० ४९, ए० ७६; छू० ६६, पु० ७+$ * देखिये द्वितीय खंड, अध्याय २, 
गोरा बादुल की कथा की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत राणा रत्नसेव के वंश का नाम, १०१६१-&२ 


२४० हिंदी बवीरकाव्य॑ 


इस स्थल पर यह निर्णय भी कर लेना समीचीन प्रतीत होता है कि मान का यह कथन 
कि “बापा रावल के समय से ही गुहिल वंशीय मेवाडाधिपति सीसोदिया कहलाए”" कहाँ तक 
इतिहास-सम्मत है| कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस कवि का उक्त कथन नितान्त अ्रामक 
है। वास्तव में इस वंश का सीसोदिया नाम बापा के बहुत पीछे पड़ा। “बापा की वंश-परम्परा में-कई 
पीढ़ी के उपरान्त-रणसिंह (कर्णसिह, कर्ण) हुए। उससे दो शाखायें--एक रावल नाम की और 
दूसरी राणा नाम की--फर्टी । रावल शाखा वाले मेवाडु के स्वामी और राणा-शाखा वाले सीसोदे 
के जागीरदार रहे ओर सीसोदे में रहने के कारण सीसोदिए कहलाए | रावल शाखा की समाप्ति ई० 
स० १३०७३ में हुई। इससे कुछ वर्ष बाद सीसोदे के राणा हम्मीर ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार 
जमा कर मेवाड़ में सीसोदिया (राणा) शाखा का राज्य स्थापित किया २ 

इससे स्पष्ट है कि इस वंश को सीसोदिया नाम वहुत बाद को दिया गया था, न कि बापा 
के समय में, जैसा कि मान ने माना है। 

निश्चित -पात्र 

हिन्दू-पान्र--गुद्ादित्य (गुहिल, गुहदत्त)--यह मेवाड़ राज-वंश के प्रवत्तंक माने जाते हैं । 
इनका इतिहास अन्धकार के गत्त में निहित है। ओमा जी इनका वत्तमानत्व विक्रमी सम्बत्‌ ६२३ 
(ई० स० ४६६) के लगभग मानते हैं ।३ 

बापा रावर--(बापा रावल) मान कवि ने बापा को गशहादित्य का पुत्र माना है, पर ओसका 
जी बापा को गुहादित्य से आठवीं पीढ़ी में हुआ मानते हैं। के 

विद्वान्‌ गए इस बात पर एक मत हैं कि बापा वास्तविक नाम नही था, वरन्‌ यह सम्मान 
सूचक शब्द था। श्रोका जी का मत है कि कालभोज द्वितीय का नाम बापा था। उसका शासन 
काल वि० स० ७६१ से ८१० (६० स० ७३४-४३) तक रहा होगा ।४ 

अढलू रावर (अलूसट)--यह मत मठ द्वितीय का पुत्र था। यह वि० स० १००८ (६० स० 
६४६१) में वतमान था ।* 

ओऔनर--इंस नाम से मान कवि का अनुमानतः नरवाहन से अ्मिप्राय है। नरवाहन 
अल्लट का पुत्र था। यह बड़ा शक्तिशाली एवं योग्य शासक था ।* 

सारिबाहन--कवि ने इस नाम से शालिवाहन की ओर संकेत किया है । मान ने इसको 
श्रीनर (नरवाहन)का पूवज माना है, पर ओमा जी उसे नरवाहन का उत्तराधिकारी मानते हैं। इसने 
बहुत थोड़े वर्ष राज्य किया था| यह शालिवाहन शक सम्बत्‌ के प्रवत्तंक, पैठण के प्रसिद्ध आंध्र- 
वंशी शालिवाहन से भिन्न ब्यक्ति था ।* 

मान ने इसे 'शक बंधिय” शाका चलानेवाला माना है, जो उसकी भूल है। 

संकुतकुमार--मान कवि ने सम्मवत: इस नाम से शक्तिकुमार की ओर संकेत किया है। 
यदि उसका अभिप्राय उक्त शक्तिकुमार से है तो उसका इसे श्रीनर (नरवाहन) का पूवज मानना 





) राजबिलाख छु० ८०, परे, ए० २६३ * राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, ए० 
४४६-७ वही, पहला भाग पु० ४००; वही, दूसरा खंड ए० ४०१-२_* वही, पहला सा० 
पाद-टिप्पणी १, ४० ३६२; वही दूसरा खंड,पृ० ४०४-२० _ * बही, भाग वहीं; ए० ४२६-८ 
* वही, सा० वही, ४० ४२८-३० १ वही, वही, ४० ४३०-ह३३ 


राजविलास की ऐतिहासिकता २४१ 


भूंल है । शक्तिकुमार शालवाइन का पुत्र था। यह वि० स॑० १०३४ (६० स० ६७७) में 
वत्तेमान था ।* 

अंब पसाउ (अंब पसाव)->यह नाम अनुमानतः अंबाप्रसाद के लिए प्रयुक्त हुआ है। 
शक्तिकुमार के पीछे उसका पुत्र अंबाप्रसाद मेवाड़ का स्वामी हुआ है। कहीं-कहीं पर उसका नाम 
आम्रप्रसाद' भी लिखा है।* 


रावक्ष हंस--मान ने हंसपाल नामक राजा के लिए यह नाम प्रय॒क्त किया है। वैरट के पीछे 
हंसपाल राज्य का स्वामी हुआ । भेशाघाट से मिलते हुए ११५४ ई० के एक शिलालेख में इसका 
वर्णन मिलता है। कहीं-कहीं पर इसका नाम वंशपाल भी दिया है | 


वैरखिघ (वैरिसिह)--“यह हंसपाल का पुत्र था। यह बडा शक्तिशाली राजा था। इसने 
आहाड़ नगर का नया कोट बनवाया था ।”४ 

करन (कर्ण, कर्णसिह, रणसिह)--“यह विक्रमसिंह का पुत्र था। इसको कर्णंसिंह, करण- 
सिंह, कर्ण अथवा रणसिंह नाम से भी पुकारा जाता था। इससे दो शाखायं--एक 'रावल” नाम 
की दूसरी “राणा” नाम की-फर्टी। रावल शाखावाल्े मेबाड़ के स्वामी ओर “राणा? शाखावाल्ते सींसोदे 
के ज़मीदार रहे | 'रावल” शाखा की समासि रत्नसिंह के साथ १३०३ ई० में हुई। इसके कुछ 
समय बाद सीसोदे के राणा हम्मीर ने चित्तौड़ पर राणा? शाखा का राज्य स्थापित किया ५ 
रावत महणसोह --यह नाम सथनसिंह का पर्य्यायवाची प्रतीत होता है। “कुंभल गद के शिला 
लेख में महण॒सिंद नाम लिखा है। यह कुमारसिह का पुत्र था। अपने पिता के पश्चात्‌ राजा 
बना ।??६ 

पद्मसीह (पदूमसिह)--“/मथनसिंह ( महणसिह ) का उत्तराधिकारी उसका पुत्र पदमसीह 
हुआ । 

जैतस्रीइ--(जैत्रसिंह) पद्मसिह के पीछे उसका पुत्र जैन्नसिंह मेवाड़ का राजा हुआ | 
उसने गुजरात के राजा त्रिभुवनपाल को पराजित किब्रा (१२४२-३ ६०), नाडौल के चौदानों 
तथा मालवे के परमारों से युद्ध किया । वह १२१३ से १२५३ ई० तक मेवाड़ का राजा था। 
जैत्रतिंह की मृत्मु १२५३ और १२६१ ई० के बीच किसी वर्ष हुईं होगी । 


तेजखिंह--यह जैत्रसिंह का पुत्र था। अपने पिता के मरने पर मेवाड़ का स्वामी हुआ । 
इसका देहान्त १२६७ और १२७३ ई० के बीच किसी वर्ष हुआ होगा । 


समरखौह (समरफिंह)--तेजसिंह के पीछे उसका पुत्र समरतिंह राजा हुआ । उसके शिला- 
लेखों से इतना स्पष्ट है कि वि० सं० १३३० (इं० स० १२७३) से १३५८ (ई० स० १३०२) 
माघ सुदि १० तक तो रावल समरसिंह जीवित था और इसके पीछे कुछ समय और भी जीवित 
रहा हो तो कोइ आश्चये नही | उसके पीछे उसका पुत्र रत्नसिंह राजा हुआ, जो अलाउद्दीन खिलजी 


) राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, एू० ४३३-८ * चही, वही, एू० ४३८-& 
> वही, वही, एू० ४४३. वही, वही, ए० ४४४ * वही, वही, पृू० ४४६-७ _* वही, वही, 
प्ृू० ४४८-६ 

डे१ 


जब 


१४२ हिंदी वीरकांब्यं 
के साथ की चित्तोड़ की लड़ाई में वि० सं० १३६० (६० स० १३०३) में मारा गंया, इसलिए 
समरसिंह का देहान्त वि० सं० १३४६ (ई० स० १३०२) होना चाहिए ।”' 

रतनसेन (रत्नसिंह) ।* 

साहब (माहप)--“माहप और राहप दोनों भाई थे, और कर्ण से निकली हुईं सीसोदे की 

और _ राहप --राणा-शाखा का पहला सरदार माहप हुआ। साहप को बागड़ (डंगरपुर) 
के राज्य का संस्थापक मानना भूल है। ये दोनों भाई एक दूसरे के बाद सीसोदे के सामन्त रहे। 
मोकल से 'राणा' का खिताब (उपाधि) छीन कर (रावल) राहप को देने की बात भी निमल ही है ।”३ 
मान कवि ने इन दोनों के नामों को मेवाड़ के शासकों की सूची में रखकर भयंकर भूल की है । 

भाणसी (भुवनर्सिह)--मान ने अनुमानतः इस नाम का प्रयोग शुवनसिह के लिए किया 
है | “परथ्वीमलल के पीछे उसके पुत्र श्रुवनसिंह ने सीसोदे की जागीर पाई। 

भीम (सी)--भ्रुवनसिह का उत्तराधिकारी भीमसिंह हुआ, जिसकी ज्जी पद्मिनी होना कर्नल 
ठाड ने लिखा है, जो श्रम ही है । 


लषन सीह (लक्ष्मणसिंद)--यह जयसिंह के पीछे सीसोदे का राणा हुआ । रत्नसिंह और 
अलाउद्दीन के चित्तोड के युद्ध में ( १३०३ ई० ) में यह अपने सात पुत्रों के सहित लड़कर 
मारा गया | 

अरसी (अश्ररिसिंह)--यह लक्ष्मणसिंह का ज्येष्ठ पुत्र था। अपने पिता के साथ उस युद्ध 
में इसने भी वीरगति प्राप्त की थी | 


अजयसी (अ्रजयसिंह)--यह लक्ष्मणसिंह का कनिष्ठ पुत्र था। उक्त युद्ध में घायल होकर 
जीता घर गया और अपने पिता की जगह सीसोदे का राणा हुआ ।”” * 

माहप से लेकर अ्रजयसी तक के शासक सीसोदे के स्वामी रहे | वे कभी भी मेवाड़ की गह्ी 
पर नहीं बैठे । उनके नामों को मेवाड़ के शासकों की सूची में रखकर मान कवि ने अपनी अ्रन- 
भिशता का परिचय दिया है। रत्नसिंह की मृत्यु के साथ रावल शाखा का अन्त हो गया। तब 
सीसोदे के शासक हम्मीर ने पुनः चित्तोौड़ में अपने वंश का शासन स्थापिन किया था । 


हम्मीर--“यह अरसी (अरिसिंह)-«का पुत्र था। अपने चाचा अजयसिंद की मृत्य के 
पश्चात्‌ यह सीसोदे की जागीर का स्वामी बना | इसने १३२६ ई० के आसपास गुहिल वंशियों की 
राजघानो चित्तोड़ को अपने हस्तगत कर लिया। इसने मुहम्मद तुगलक की सेना को पराजित 
किया । इम्मीर का देह्दान्द ई० स० १३६४ में होना माना जाता है ।”* 

लषण सी (लक्ष्मणसिंह; लाखा)--महाराणा ज्षेत्रसिंह के पीछे उसका पुत्र लक्ष्मणसिंह 
(लाखा) ३० स० १३८२ में चित्तौड़ के राज्यसिंहसन पर बैठा | इसका स्वगंवांस वि० स० १४७६ 
और १४७८ (ई० स० १४१६ और १४२१) के बीच किसी वर्ष हुआ होगा |”? 





१ राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, ए० ४५४६-८३ देखिए द्वितीय खण्ड, अध्याय 
२, गो बादल को कथा की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत पात्रों का विवरण, पु« १६२ '* राजपूताने 
का इतिहास, दूसरा खंड, एूृ० ५४०८-१० ० वहीं, वही, ४० ११०-२ " बही, वही, पु० 
रै१३-९१, ४९-४४ + वही, वही, पृ० ९७१-८२ 


राजविलास कीं ऐतिहासिकता २४३ 


मोकल--“महाराणा लाखा का स्वरगंवास होने पर उसका पुत्र मोकल सिंहासनारूढ़ हुआ । 
१४३३ ई० में यह चाचा ओर मेरा के हाथ से मारा गया ।”* 

कुंभ (कुंभकर्ण, कुंसा) -“मद्दाराणा मोकल के पीछे उसका ' ज्येष्ठ पुत्र कुम्मकर्ण १४३३ 
ई० में चित्तौड़ के राजसिंहासन पर बैठा । १४६८ ई० में उसके पुत्र ऊदा (उदयसिंह) ने उसे 
कटार से मार डाला ।?*९ 

रायमल--- यह अपने भाई उदयसिंह (ऊदा) से राज्य छीनकर १४७३ ई७ में मेवाड़ की 
गद्दी पर बैठा । २४ मई, १५०६ ई० को अनुमानत: २६ वर्ष राज्य करने के पश्चात्‌ यह स्वर्ग 
सिधारा ।??३ 

संग्राम (संत्रामलिंह, सांगा)--“यह रायमल का पुत्र था। इसका जन्म १२ अग्नेल, १४८२ 
ई० को हुआ था। सांगा का राज्यामिषेक २४ मई, १५०६ ई० को हुआ। मेवाड़ के महाराणाओं 
में यह सबसे अधिक प्रतापी और प्रसिद्ध हुआ । यह उस सम्रय का सबसे प्रबल हिन्दू राजा था। 
उसने गुजरात के सुलतान तथा दिल्‍ली के शासक इंब्राह्दीम लोदी से कई लड़ाइयाँ लड़ी थीं। उसने 
खानवा के स्थान पर बाबर का सामना किया था, पर वह हार गया। ३० जनवरी, १५२८ ई० 
को उसका स्वर्गवास हो गया [४ 

उदय सिंघ (उदय सिंह)-- “यह सांगा का पुत्र था। १५३७ ई« में सरदारों ने उद्यसिंह 
को मेवाड़ का स्वामी मान कर राजगद्दी पर बैठाया। जब अ्रकबर ने चित्तौड़ पर चढ़ाई की तो 
यह जयमल को वहाँ की रक्षा का भार सौंप कर अन्यत्र चला गया और अकबर का चित्तौड़ पर 
अधिकार हो गया | २८ फ़रवरी, १३५७२ ई० को इसकी मृत्यु हुई ।?५ 

प्रताप (पतापसिह)--“यह उक्त उदयसिंह के पुत्र थे | इनका जन्म ६ मई, १५४०ई६० को 
हुआ था । पिता के मरने पर यह गद्दी पर बैठे । यह आजन्म अकबर से लोहा लेते रहे। इनका 
स्वर्गवास वि० सं० १६५३ माघ सुदि ११ (ई० स० १५६६७, ता० १६ जनवरी) को हुआ था ।”६ 

अमर (अमरसिह) -यह महाराणा प्रतापसिंह के पुत्र थे। इसका जन्म वि० स० १६१६ 
चैत्र सुदि ७ (६० स० १५५६, ता० १६ माच) को और राज्यामिषेक वि० सं० १६५३ माघ सुदि 
११ (६० स० १५६७, ता० १६ जनवरी को हुआ था | वि० सं० १६७६ साध सुदि २ बुधवार 
(६० स० १६२० ता० २६ जनवरी) को महाराणा अमरसिह का उदयपुर में देहांत हुआ ।”* 

करण (कर्रासिह)--महाराणा कर्णतिह का जन्म वि० सं० १६४० साध सुदि ४ (६० स० 
१४८४ ता० ७ जनवरी) को और राज्यामिषेक वि० सं०१६७६ माघ छुदि २ (ई०स० १२२० ता०७ 
२६ जनवरी) को हुआ । उनका देहांत ई० स० १६२८, मा में हुआ (५ 

जगतसिघ (जगत्‌लिह)-महाराणा जगतूसिंह का जन्म ई० स० १६०७ ता० १४ अगस्त, 
और राज्यामिषेक ई० स० श६२८ मा में हुआ था। इनका राज्यामिषेक्र उत्सव रष्ट श्रप्रेल, 
१६२८ ई० को मनाया गया था। इनकी सत्यु १० अप्रेंल, १६४२ ई० को हुई थी ।* 


) राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, ए० ८२-६१ २ वही, वही, ए० ४३१-६३६ 
३ बही, वही, ए०५३६-६५८ ४ वही, वही ए० ६५४८-६४ “ वही, वही, ए० ७१४-३९४ * वही, 
वही, ए० ७३९-६; वही तीसरा खंड, ध० ७३७ ८७ + वही, चही, पृ० ७८७-४२१ “ वही, वही? 
पएू० बररनरेप बी, वही, पू० ८5३०-४१ 


२४४ हिंदी वीरकाब्य 


राजसिंघ (राजसिंह)--महाराणा जगत्रसिह के पुत्र महाराणा राजसिंह का चन्‍्म वि० सं« 
१६८६ कार्तिक वदिं २ (६० स० १६२६ ता० २४ सितंबर) को और राज्यामिषेक १० अक्टूबर, 
१६५२ ई० को हुआ । इनकी मृत्यु २२ अक्टूबर, १६८० ई० को हुई ।* 

झरिसिह--यह महाराणा जगत्रिह के पुत्र तथा राजसिह के भाई थे। अरिसिंह के वंश में 
तीरोली का ठिकाना है ।* 

जय सीह (महाराणा जयसिंह) -यह महाराणा राजसिंह का पूत्र था। इसका जन्म ५४ 
दिसंबर, १६४३ ६० को हुआ था। अपने पिता के मरने पर यह राणा बना। इसका देह्ान्त २३ 
सितंबर, १६६८ दई० को हुआ । २ 

भीमसिह--यह महाराणा राजसिंह का पुत्र था। यह बड़ा वीर था। राजसिंह और औरंग- 
जेब की लड़ाइयों में यह बहुत लड़ा था। औरंगजेब से जयसिंह की सन्धि हो जाने घर वह बादु- 
शाह के पास अ्रजमेर चला गया । ८ श्रक्टूबर, १६६४ ई० को इसका देहान्त हो गया।४ें 

जखस (यश कर्य, जसवन्तसिह, जसराज)--यह डृद्नरपुर का स्वाभी था ।* 

भावसिध (भावसिह)--संभवतः यह महाराणा अमरसिंह के तीसरे पुत्र सूरजमल का तीसरा 
पुत्र था ६ 


मनोहरसिह (महाराज सनोहरसिंह)--यह महाराणा कर्णंसिह के कुँवर ग़रीबदास का 
पुत्र था । 


दुलसिह--यह महाराणा कर्णंसिंह के छोटे कुँवर छत्रसिंह का पुत्र था 


भगवंतसिद, 

सुभागसिंद, ये चारों माई महाराणा राजसिंह के कनिष्ठ श्राता अरिसिंह के 
फतहसिह, पुत्र थे |* 

गुमानसिह 


राव सबलसिंह चौहान--यह बेदले (एक ठिकाना) बालों का पूवज था ।*९ 
भालाचंद्र सैन--यह बड़ी सादड़ी (मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का एक ठिकाना) वालों का 
पूवंज था ।११ 
रावत केसरीसिह सगतावत (शक्ताबत); | यह बानसी (मेवाड़ का एक ठिकाना) वालों 
रीसिद शक्तावत का पूवज था। 
गज्ादास --यह उक्त रावत केसरीसिंह का पुत्र था |) 


१ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पू० ८४११-६१ * वही, खंड वही, ए० ८६ 
(पाद टिप्पणी २ सहित) * वही, खंड वही, ए० ८३३-६०५ * वही, खंड वही, पु० ८्८ (पाद 
टिप्पणी ३ सहित) “ वही, खंड वही, ४०८६६ (पाद्‌ टिप्पंणी २ सहित) “वही, खंड वद्दी, ४०वही 
( पाद्‌ टिप्पणी ३ सहित) * वही, खंड वही, ए० वही, ( पाद टिप्पणी ४ सहित) " वहीं, खंड 
वही, ४० वही ( पाद टिप्पणी ४ सहित) " वही खंड वही, ए० वही "" वही, खंड वही, ० 
वही ( पाद दिष्पणी ६ सहित); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिहद, पू० ८७४-७ढ* 
राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पए० ८६६ ८ पाद टिप्पणी ७ सहित ); उदयपुर राज्य का 
इतिहास, दूसरी जिरद, ए० ८७१, ८७३ १२ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८5६६ 
( पाद टिप्पणी ८ सदित ); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी ज़िहद, पू० ६१७ 


राजविलास की ऐतिहासिकता २४५, 


झाला जैत (सिह)--यह देलवाड़े का स्वामी था ।" 

पँचार बैरिसल्ल (मार बैरिसाल)--यह बीजोलियाँ का निवासी था।* 

महासिह - रावत महासिह बेगूँवाले काशीमेघ का पौत्र तथा राजसिह का पुत्र थार 

रावत रतनसेन (रलसिंह) चौडांवत--यह सलूंवर के रावत रघुनोथ सिंह चूड़ावत का 
पुत्र था ।* 

सांवलदास कमध्वजूज--यह प्रसिद्ध राव जयमल का वंशधर और बदनोर के मनमनदास 
का पुत्र तथा मेड़तिया राठौर था।* 

रावत मानसिंघ (रावत सानसिंह)--यह कानोड़ वालों का पूर्वज था ।* 

रावत केसरीसिंह चौहान (केहरी सिंह चौहान)--यह पारसोली का स्वामी था ।$ 

महुकम्सिह (सहकमसिह)--यह महाराणा प्रताप के भाई शक्तिसिह के वंशज पूर्णमल्ल 
का पोता तथा सबलसिंह का पुत्र और भींडर का स्वामी था ।* 

सोनिगदेव राठौड़--“मारवाड़ के रिड़मल (रणमल) के पुत्र चांपा से राठौड़ों की चांपावत 
शाखा चली। चांपा का ग्रपोत्र, मांडल का पौत्र, और गोपालदास का पुत्र विदठलदास था। महा- 
राजा जसवन्तसिंह के समय उसकी जागीर में ३३,००० रुपयों की सालाना आय के पाली आदि ३३ 
गाँव थे। उसके कर पुत्रों में से एक सोनिग था| महाराज जसवन्तसिह की मृत्यु के पीछे ढुर्गा- 
दास के साथ महाराजा अ्रजीतसिंह को लेकर महाराणा राजसिंह के पास आया। सम्वत्‌ १७३८ 
वि० (१६८१ ६०) में इसकी मृत्यु हुईं ।”* 

विक्रम (विक्रमादित्य)/--यह सोलंकी सरदार रूपनगर वालों का पूवज था ।१० 

रुपमांगद्‌ (रुक्‍्मांगद)--“यह रणथम्मोर के हम्मीर का वंशज तथा कोठारिया का 
स्वामी था । 


) राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पु०८६६ (पाद-टिप्पणी £ सहित); उद्यपुर राज्य 
का इतिहास, दूसरी जिल्द, ए०८६७, मश८ * राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, छ० ८६६ 
(पादु-टिप्पणी १० सहित); उद्यपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, पृ०८८७-८ 3 राजपूताने का 
इतिहास, तीसरा खंड, ए०८६६(पादु-टिप्पणी ११सहित); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, 
पृ० ८६२, ८६४ ० राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८६६ (पादु-टिप्पणी १२ सहित); 
उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्दू, पू० ८७३, ८परे “ राजपूताने का इतिहास, तीसरा 
खंड, पु० ८६६ (पाद-टिप्पणी १३ सहित); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, पृ० 8१३, 
8१२९-६  ' राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, पु० ८६६ (पाद टिप्पणी १४ सहित); उदयघुर 
राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, पु० ६०४,६०९,६०७ ० राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, 
घू० ८४६६ (पादु-टिप्पणी १९ सहित); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, छू० &१६-२१ 
५ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, घ० ८६६ (पादु-टिप्पणी १६ सहित); उदयपुर राज्य का 
इतिहास, दूसरी जिल्द, पृ० ६१०, ६११ ._+ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, छ० ८६६ 
(पादु-टिष्पणी १८ सहित) '" बही, खंड वही, ४० ८६६, ८६७ (पादु-टिप्पणी $ सहित); 
उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्दू, 9० ६७७, ६७२५ 


२४६ हिंदी वीरकाब्य 


उद्यभानसिंह (डउद्यकरण)--यह उक्त रक्मांगद का पुत्र था।" 

जसवन्तसिघ राला (जसवन्तर्सिह् काला)--यह गोगूंदे के कान्हसिंह का पुत्र था * 

राठौर गोपीनाथ--यह घाणेराव का स्वामी था | 

ग़रीबदास --यह महाराणा राजसिंह का राज-पुरोहित था ।* 

महेजा असरसिंह (महेचा अमरखिह)-- यह नीमड़ी का शासक था |" 

ओमा जी ने श्रन्य स्थल पर अमरसिंह के पुत्र भीमसिदह्द का महाराणा राजसिंह की माल- 
पुरे की लूट में तथा उसके उत्तराधिकारी मेघराज का और॑गज़ेब्र के विरुद्ध के युद्ध में वर्तमान 
होना लिखा है |* 

दुयाल साह (दयाल दास)--महाराजा राजसिह का मन्त्री दयालदास आोसवाल जाति के 
संघदी (संघपति) तेजा का प्रपोत्र, गजू का पौत्र और राजा का चतुर्थ पुत्र था ।५ 

साधवसिह चोड़ा (चूडावत)--यह सुप्रसिद्ध रावत पत्ता का चौथा वशधर (छोटी शाखा 
में) था | 

नहा सगताउत (कान्हा शक्तावत)--शायद यह महाराणा प्रतापतिंह के भाई शक्तिसिंद के 
प्रपौत्रों में से हो । इसके वशजों के अधिकार में चीताखेड़े की जागीर थी | 

खीची राव रतनसेन--अ्रकबर के समय खीची (चोहान) बड़े शक्तिशाली थे । बादशाह 
अकबर और जहाँगीर के विरुद्ध युद्धों में हार कर खीची निर्बल होगए और वे उदयपुर चले गए, 
जिन को वहाँ जगीर मिलीं | यह इन्हीं के वशधर ये हे 

गजसिह--यह राजा सूरजरिंह राठौर के पुत्र थे। अपने पिता की मृत्यु पर जहाँगीर के 
१४वें वर्ष में राजा की पदवी पाई | गद्दी पर बैठते समय (१६७६ वि० कुआर सुदी ६) में इनकी 


अवस्था २४ वर्ष थी। स॑० १६६५ ज्येष्ठ शुक्ल हे को इनका स्वर्गवास हुआ | यह महाराजा जस- 
वंतसिह के पिता थे ।११ 


जसवंतसिह--छन्नसाल हाड़ा,' * भावधप्िंह हाड़ा, ' ? मानसिंह । ४ 


” राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ० 5६७ (पाद-टिप्पणी २ खहित'; उद्य- 
घर राज्य का इतिहास, दूसरी जिलदू, एू० ८७ ७, ८झ७८ण ' राजपूताने का इतिहास, तीसरा 
खंड, पृ० ८६७ (पादु-टिप्पणी ३ सहित); उदयपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, पुृ० ३४०२, 
९०३ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड ! १० ८६७ (पाद-टिप्पणी ७ सहित) ४ राज 
पूताने का इतिहास, तीसरा खंड पूृ० ८९७ "वही, खंड वही, पृ० वही (पाद टिप्पणी २ सहित) 

+ डद्यपुर राज्य का इतिहास, दूसरी जिल्द, पृ० &८४४, 8८५ ४ राजपूताने का इतिहाहस, 
तीसराखंड, पृ० ८६७ (पाद-टिव्पणी ६ सहित); उद्यधुर राज्य का इतिद्दास, दूसरी जिल्द, पु० 
१४-३१; राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८७८ (पाद्‌ टिप्पणी € सहित) * बही, 
खंड वही, घ० ८७६ (पाद-टिप्पणी १ सहित) "* वही खंड वही, प० ८७८ (पाद टिप्पणी ४ 
सहित) १) सआसिरुत्ू उमरा, भाग ३, पू० १००८-३१ १२ देखिए द्वितीय खण्ड, अध्याय *, 
देत्रमकाश की ऐतिहाखिकता के अन्तर्गंत पात्रों का ऐतिहासिक विचरण "3 बही अध्याय ३, 
: दया अन्थावली की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत पाज्नों का विवरण, पृ० २०५ १४ वही, अध्याय १ ; 

्ः 
त्रीरसिहदेव-चरित की ऐतिहासिकता, पृ० १७६ 


राजविलास की ऐतिहासिकतां २४७ 


जसवंतसिह-सुनन्‍्दन (अजीतर्सिह) --यह महाराजा जसवंतसिंह का पुत्र था। लाहौर में 
वि० स० १७३५, चेत्र वदी ४ को इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु आषाढ़ सुदी १३ सं० 
१७८०१ वि० को हुई थी |" 

दुर्गादास राठौर--यह महाराजा जसवंतर्सिह के मंत्री तथा द्ुनेरा के स्वामी आसकरण के 
पुत्रों में से एक था। यह महाराजा अ्रजीतरिंह के अधिकारों की रक्षा के लिए २५ वर्ष तक अ्रवि- 
रल युद्ध करता रहा । इसने शाहज़ादा अकबर को दक्षिण में सुरक्षित रूप से पहुँचाया था।* 

रूपसिंह राठौर--यह राजपूताने के किशनगढ़ के संस्थापक किशनसिद्द राठौर (ऋष्णुसिंह 
राठौर) के पुत्र भारमल्ल का पुत्र था। अपने चाचा इरिसिंह के निस्सन्‍्तान मरने पर यह गद्दी पर 
बैठा (१६४४ ३०) । सामूगढ़ के युद्ध में यह दारा के हरावल में था। उसी युद्ध में लड़ते हुए यह 
मारा गया (१६५४८ ६०) | इसने बवेरा स्थान पर रूपनगर बसाया था। 

सानसिंह राठौर--यह उक्त रूपसिंद राठौर का पुत्र था। औरंगजेब के राजत्व-काल में तीन 
हज़ारी मंसब तक पहुँकर २५व वर्ष जुलूफ़िक्रार खाँ के साथ दुर्ग जिजी की विजय को गया। इसकी 
मृत्यु १७०६ ई० में हुईं । 

अन्य-पात्र -कवि मान ने प्रसंगवशत्‌ सोम चहुश्र।न, प्रथ्वीराज (धथ्वीराज) चौहान, विक्रमा- 
दित्य,* जयचन्द पंग, कालिदास आदि ख्याति-लब्ध नामों का भी उल्लेख किया है । 

खी-पान्न -पदसनि (पद्मिनी) ।* 

रानि जनादे--यह मेड़तिया राठौर राजसिह कीं पुत्री तथा मेवाड़ाधिपति महाराणा राज- 
सिंह सींसोदिया की माता थी ।* 

रूप-पुत्ति रट्ठवरि--(रूप-पुत्री राठौर) यह कृष्णगढ़ के शासक्र तथा रूपनगर के संस्थापक 
रूपसिंह राठोर की पुत्री एवं मानसिद्द राठौर की बहिन थी । चारुमती इसका नाम था | 

प्रथा-बाई--इसे पृथ्वीराज तृतीय की बहिन बतलाना मान का भ्रम है। यदि प्रथा-बाई की 
कथा किसी वास्तविक घटना से संबंध रखती है, तो यही माना जा सकता है कि- अजमेर के चौहान 
राजा पृथ्वीराज दूधरे (पृथ्वीमट) की बहिन प्थाबाइ का विवाह मेवाड़ के रावल समर सी (समर- 


सिंह) से हुआ होगा ।* 
सुसलमान-पात्र--अलावदी (अलाउद्दीन), ९ अ्रबदुल्ला नवाब (,ख्वाजा अ्रबूदुल्लाह खां 


फ़ीरोज जंग), अकबर (सम्र/ट); जहाँगीर,** औरंगज़ेंब, दारा, मुरादि साहि (मुराद शाह), साहि 
सूजा (शाह शुजा), साहिजादा (शाहजादा) अ्रकबर | * 

५ समआसिखरूल उमरा, भाग १, ए० ९४-६२ औरंगज़ेब (१६२१ का संस्करण), भाग 
३, ए० ३३१-२  मआसिररूल उमरा, भाग १, छू० देदें८-७० ४ वही, भाग, चही, ए०३७० 
(पाद-टिप्पखी २ सहित) “ देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ११, हम्मीररासो के पात्रों की ऐतिहा- 
सिकता + वही, अध्याय २, गोरा बादल की कथा के पात्रों की ऐतिहासिकता, पू० १४३ 
७ राजपूताने का इंतिहास, तीसरा भाग, ए०८४१-२ (पादु-टिप्पणी २ सहित) * वही, वही, छ० 
८१५१-०२ वहो, दूसरा खंड, ए० ४२७-८ १ देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ११, हम्मीररासों 
के पात्रों की ऐतिहासिकता  ' वही, अध्याय १, वीरखिहदेव-चरित के पात्रों की ऐतिहसिकता, 
पृ० १८०.) बही, अध्याय ९, छुत्रप्रकाश के पात्रों की ऐतिहासिकता 


५4 0 हिंदी वीर॑कांब्यं 


झल्लि हुसेन--(हसन अली खाँ)--राजपूताने की लड़ाइयों में यह औरंगजेब का एक 
प्रमुख सेनाध्यक्ष था। शाइजादा अकबर को सेना के दरावल में रहकर इसने राजपएूतों से मेवाड़ में 
युद्ध किया था ।* 
े अनिश्चित पात्र 
हिन्दू-पात्र--(क) नीचे उन पात्रों के नाम दिए जाते हैं जो निश्चित रूप “से मेवाड़ के 
शासक हुए, पर उनका ऐतिहासिक विवरण अप्राप्य हे :-- 
माहेन्द्र --(महेन्द्र)--इस नाम के दो राजा मेवाड़ के शासक हुए पर किसी का भी विवरण 
उपलब्ध नहीं है ।* सान ने केवल एक द्वी नाम का उल्लेख किया है। 
घुसाण --(खुम्माण)--इस नाम के तीन राजा हुए, पर उनका इतिहास अप्राप्य है।र* 
मान ने केवल एक हीं नाम दिया है :-- 
जोगराज (योगराज), चोंड' (चोडसिंह [४ «६ - 
(ख)--निम्नलिखित पात्रों को मान ने मेवाड़ का शासक माना है, पर ये कभी भी वहाँ 
की गद्दी पर नहीं बैठे । ये सब सीसोदे के राजा थे। इनका ऐतिहासिक विषरण अ्रप्राष्य है :--- 
नरपति, दिनकर, जसकरन, पुन्यपाल, पीथड (पेथड़, प्रथ्वीपाल)--* 
(ग)--नींचे दिए हुए पात्रों को मान ने मेवाड़ के गुह्दिल वंश का शासक माना है, पर 
ओमा जी के इतिहास से इन नामों के मेवाड़ के राजा होने की पुष्टि नहीं होती है :--- 
कुवर, त्रिपुर सीह, गोविन्द, घवल कीरति, धारमसिंध (धर्मसिंह), रावल गात्र, भटद्दु रावल, 
भटेवरा उप, करम सीह, चूड रावर, सजन सेन, ड्रगर सी, रावल पुंजा, नर पुंज, प्रताप सीह&, 
राणा खेतल । 
अन्य-पात्र--्रोह्ित गिरिवर (पुरोहित ग़रीबदास १), बषत सीह (बख्तसिंद), डोड (डोडिया) 
महासिंह, चित्रांगद मोरी, दप चित्रंगि (चित्रंगी), संग्राम सीं सोलंषी, मानधाता, अजगैब, छन्नसाहि 
(गौड़ देश का सासक) । 
स्री-पात्र--धनवती । 
सुसलमान-पात्र--अबूमलिक अजेज (अ्बूमलिक अज्ञीजु), रूहिल्‍ला खान, सैद हासा 
नवाब । 
विज्ञास १ 
चित्तौड़-दुर्ग-निर्माण--मान कवि ने मेदपाट भू-खंड में मौर्य शासक चिन्नांग द्वारा चित्र- 
कोट (चित्रकूट, चित्तोड़) दुर्ग की स्थापना तथा उक्त राजा के द्वारा १८ प्रान्तों पर शासन करने 
का उल्लेख किया है ।* 


कनिश्चित पात्रों में दिए हुए महाराणा प्रताप से यह भिन्न व्यक्ति था । 

) राजपूताने का इतिह।स, तीसरा खंड, पए० ८७०, ८७१, ८७२, ८७३, ८७६; औरंगज़ेब, 
भाग ३, ए० ३३६, ३४०, ३४१, रे४३, ३४४, ३४९४ » राजपूताने का इतिहास, दूसरा 
भाग; पू० ४०२, ४०४ + वहीं, वही, ए० ४२०, ४२२-४ ४ राजपूताने का हतिहास, दूसरा 


आम, ,घु० ४३३२, ४४६ ' वही, वही, ए० ४१० * राजविलास, छुं० १६, ए० १८, छुं० २१, 
रेरे, पू० १८ 


रॉजविलास की ऐतिहासिकता २४६ 


इस सम्बन्ध में श्री ओमा जी का मत है कि “प्राचीन समय में उदयपुर राज्यअदेश' बर 
भेद (मेव अ्रथवा मेर) जाति का अधिकार रहने के कारण इसका मेद्‌-पाठ नाम पड़ा । उसी से 
यह मेवाड़ कहलाया। मौंय्य राजा चित्रांग के नाम पर ही उनका बनवाया हुत्रा गढ़ चित्रकोट 
(चित्रकूट, चित्तौड़) पुकारा गया ।”* चित्रांग तथा उसके वंशजों का शासन-विवरण सहद्दायक अंथों 
में अप्राप्य है। इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि उक्त राजा अवश्य ही अत्यन्त 
शक्ति-शाली एवं प्रभावशाली रहा होगा क्‍योंकि उसने एक ऐसे अजेय ढुर्ग की संस्थापना की जो 
अपने ढंग का एक विचित्र एवं अनुपन गढ़ है। 

गृहादित्य और बलभी-राज्य--मान के मत में बाप्या के पिता झह्ादित्य सोरठ-प्रदेश के 
बल्लिका-नगर (बलभी) के निवासी थे ।* 

ओमा जी का कहना है कि यह कथन निराधार है, क्योंकि “मेत्राड़ की क्रिसी ख्याति, 
शिलालेख और दानपत्र से इसका समर्थन नहीं होता है तथा वि० सं० १७३२ (ई० स० १६७४ 
६०) के बने हुए “राजप्रशस्ति” महाकाव्य के समय तक भी मेवाड़ के राजाओं का बलभी पुर से 
आना कोई जानता ही नहीं था ।” अबुलफज़ल के विचार में शत्रु द्वारा परनाला विजय कर लेने पर 
बापा नामक छोटे लड़के को लेकर उसकी माता मेवाड़ में चली आई थी । इसके अ्रतिरिक्त मुंहणोत 
नैशसी ने अपनी ख्यात (स्वना काल १६४६ ६०) में मेवाड़ के राजाओं का दक्षिण में नासिक- 
त्रुयंबक की ओर राज्य करना लिखा है। सारांश यह कि उस समय (१६४६ ई०) तक भी इनका 
बलभी से आना कोई नहीं जानता था।* 


ऐसा प्रतीत होता है कि जैन विद्वानों द्वारा उपर्युक्त आमक धारणा प्रचारित की गई। जैनों 
को बज्ञमी का परिचय था क्योंकि उनमें यह बात प्रसिद्ध थी कि वीर संवत्‌ू ६८० (वि० से ० ४१०८८ 
६० स० ४५३) में बलभी में जैन संब्र एकत्र हुआ जहाँ के देवविंगणि क्षमाश्रमण ने जैन-सूत्रों 
(सिद्धांतों) का नया संस्कार किया । 

जैन ग्रन्थ “प्रबन्ध-चिन्तामणि! (रचना-काल वि० सं० १३६१८-ई० स० १३०४) तथा 
धनेश्वर सूरिक्॒त 'शत्रुंजय-माहात्म्य” में राजा शीलादित्व के विषय की कथा मिलती है। पर उससे 
बलभी के शीलादित्य से अभिप्राय है न कि मेवाड़ के शासक से | मेवाड़ के शीलादित्य' वि० सं० 
७०३ (ई० स० ६४३) में हुए थे (सामोली के लेख के अनुसार)। गुहिल (ग्रह्मद्त्य) उसका 
पाँचवाँ पूर्ब पुरुष था अतः उसका समय वि० सं० ६२५ (ई० स० ५६८) के आस-पास स्थिर होता 
है । बलमी का नाश वि० सं० ८घ२६ (ई०स० ७६६) में सिन्ध के श्ररबों ने किया श्रौर ऊपर 
दिए; हुए “शन्नंं जय! अंथ में मेवाडु के राजाओं के मूल पुरुष का बलभीपुर से मेवाड़ जाना नहीं 
लिखा है। 

ऐसी दशा में गुहिल को बलभी के अन्तिम शौलादित्य का पुत्र मानना असंभव है। वास्तव 
में मेवाड़ के राजाओं का बलभी से कोई सम्बन्ध नहीं ।ई 


१ राजपूताने का इतिहास, पहली जिल्द, ए० ३९, ३०५ (पाद-टिप्पणी १) राज- 
विलास, छुं० २७-२६, ए० १८-४६ 3 राजपूताने का इतिहास, पहली जिल्द, ए० शे८शे * वही, 
जिल्द्‌ वही, पूृ०७ इ ४४२० & 

देर 


२५७० हि दी वीरकाव्य 


प्रसंग वशात्‌ यहाँ पर एक बात और कह देना उचित प्रतीत होता है। मान के राज- 
विज्ञास का आश्रय लेकर ठाँड महीदय ने लिखा है “राणा राजसिंह (प्रथम) के राज्य की यादगार 
में बनी हुई एक पुस्तक के प्रारम्भ में लिखा है कि पश्चिम में सोरठ (सोराष्ट्र) देश प्रसिद्ध है। 
जंगली लोगों ने उस पर चढ़ाई करके 'बाल-को-नाथ' को परास्त किया और परमार राजा की पुत्री 
के सिवा, सब बलभी के पतन में मारे गए. |”) इससे संबन्धित मान कवि की निम्न पंक्तियाँ हैं :-.. 


“पच्छिस दिशा असिद्ध देश सोरठ धर दीपत । 


नगर वल्लिका नाथ जंगर करि आसुर जीपत ॥”* 


ऊपर दी हुई पंक्तियों पर विचार करने पर स्पष्ट हो जाता है कि बल्लिका-नाथ ने राक्षसों को 
परास्त किया, न कि वे स्वयं पराजित हुए (जैसा कि टॉड' महोदय मान बैठे हैं)। साथ ही परमार 
राजा की पुत्री के सिवा सब के मारे जाने की बात का राज-विलास में कही भी उल्लेख नहीं है। 
इसी प्रसंग में ओमका जी लिखते हैं कि “राजविलास में आगे यह भी लिखा है कि वहाँ के राजा का 
रघुवंशी पुत्र गुहादित्य (गुदृदत्त, गुहिल) मेवाड़ में आया और नागद्वाह (नागदा) नगर में उसने 
सोलंकी संग्रामसी की पुत्री घनवती के साथ विवाह किया। यह भी जैनों की पिछले समय की कपोल- 
कल्पना है। बल्लिका अर्थात्‌ बलभीपुर का नाश होने के बाद वहाँ के राजवंश का यहाँ आना 
सम्मव नहीं हैं |? 


उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह निष्कर्ष निकलता है कि राजविलास में मेवाड़ और बलभी 
संबंधी उल्लेख अप्रामाणिक है। उस पर जैन-धर्म में प्रचलित तत्संबंधी विचार-धारा का प्रभाव है। 
मान कवि स्वयं जैन यति थे, अतएव वे अवश्य ही इन परम्परागत दन्तकथाश्रों से परिचित रहे 
होंगे। उन्होंने उन्हीं का उल्लेख अपने ग्रंथ में कर दिया है। 

बापा रावल का विवरण--मान कवि ने बापा के पिता का नाम शुहादित्य ( गुहिल ) माना 
है, पर श्रोका जी, शिलालेखों के आधार पर बापा को गुहादित्य से आठवीं पीढ़ी में हुआ मानते 
हैं ।* जब बापा ११ वर्ष के हुए तो उनकी मेँठ हारीत मुनि से हुई । इन भुनि ने बापा को वरदान 
दिया ।" इन कथाओ्रों से मिलती जुलती दो कथायें मुहणोत नैणसी ने अ्रपनी ख्याति में लिखी हैं॥६ 
सम्भवत+ राज-विलास के रचयिता ने उक्त ख्यात से हीं अपनीं कथा ली है। 

“इस कथा में कुछ ऐतिहासिक तत्व नहीं दिखलाई पड़ता । इस के विषय में केवल 
इतना ही कहा जा सकता है कि बापा की राजधानी नागदा के निकट उनके इष्टदेव एकलिंग जी 
का मंदिर था ओर वहाँ के मठाधिपति तपस्वी हारीत पर बापा की विशेष श्रद्धा रही होगी | इसी के 
आधार पर यह कथा गढ़ी गई है, ऐसा प्रतीत होता है ।”* 


) राजपूताने का इंतिहास, पहली जिर्द, पए० रे८८ 'राजविलास, छुं० २४, ए० १८ 3राज- 
पूताने का इतिहास, पहली जिलद, ए० शे८८; राजविलास, छं० २८-३०, एृ० १६-२० ४ बही, छंं० 
३4-४३, एृ०२०-१; राजपूताने का इतिहास, पहली जिलद, ए० ३६५ (पाद-टिप्पणी) * राजविल्ञास, 
छुं५ ४४-१५, ए० २२-४ “ मुँहणोत नेखतो की ख्यात्त, पत्र १, ण॒० २; पत्र ३, घू० १ राज- 
पूताने का इतिहास, दूसरा खंड, पू० ४१६-४& 


राजविल्ञास की ऐतिहासिकता २५१ 


“सान द्वारा वणित नागद्गभाह में होने वाले बापा के विवाह की कथा मी ऐतिहासिक नहीं 
प्रतीत होती है।" नागदा में भीमसी सोलंकी के राज्य होने की कथा अप्रामाणिक है। बापा या 
गुहिल के समय में मेवाड़ पर सोलंकियों के राज्य होने का कोई प्राचीन प्रमाण अब तक नहीं मिला 
है। बापा से आठवीं पीढ़ीं पूव पुरुष गुहिल के समय से ही मेवाड़ आदि पर इनका राज्य चला आा 
रहा था और नागद्राह (नागदा) इनकी राजधानी थी, जहाँ का राजा सोलंकी नहीं था।* 

इसी प्रकार बापा द्वारा चित्रकोट के शासक चित्रांगद की सातवीं पीढ़ी में उत्पन्न चित्रंग 
मोरी से चित्तौड़ छीनने की बात मान की मन-गढ़ंत कल्पना है । उस दुर्ग पर बापा ने अपना 
अधिकार अवश्य कर लिया था, पर उसने उसे 'मनुराज” (मान) नामक राजा से लिया था। जैसा 
कि राजप्रशस्ति' महाकाव्य के इस कथन से स्पष्ट हे ;--- 


“पतः स निजित्य नृपं तु मोरी-जातीय भूपं॑ मनुराजसंज्षम्‌ | 
यृहीतवांश्चिन्नित चित्रकूट, चक्रेन्न राज्य तुप चक्रवर्ती ॥ सर्ग ३, छोक १८४” 

उक्त कथन का मिनुराज” राजा मान का ही सूचक है ।”४* “इसके अतिरिक्त चित्तौड़ के 
दुर्ग के निकट पूछोली गाँव के पास के मानसरोवर, जिसको मान मोरी (मौर्य) ने बनवाया था, 
से वि० सं० ७७० (ई०स० ७१३) का राजा मान का शिलालेख, उस समय तक मोरी के अधिकार 
में चित्तोड़ का रहना, सिद्ध करता है ।?”?+ 

इस संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ कहना कठिन है, पर उपयुक्त प्रमाणों से ऐसा अनुमान 
होता है कि बापा ने चित्तौड़ मान ही से छीना था, चित्रंग से नहीं, जैसा कि मान ने माना है। 

आगे चलकर मान ने अपने ग्रंथ मे लिखा है कि जब बापा चित्तौड़ के स्वामी हो गए तब 
सात दिवसोपरान्त हारीत मुनि ने उन्हे स्वप्न में आकर रावल को पदवी प्रदान की ।* 

गुहिलों के शिलालेख आदि से पाया जाता है कि गुहिल से करण (कर्णंसिह, रणसिंह) तक 
मेवाड़ के राजाओं की उपाधि राजा होनी चाहिए। कर्सिंह के पुत्र क्षेमसिह (या उसके किसी 
उत्तराधिकारी) ने राजकुल या महाराजकुल (रावल या महारावल) उपाधि -घारण की।* आरम्भ 
से ही इन्हें रावल कहना भ्रम है। 

यद्यपि बापा के समय का इतिहास अन्धकार के गत में निहित है, तथापि सीमित प्रात 
सामग्री के आधार पर ऊपर जो कुछ विवेचन किया गया है, उससे सिद्ध हो जाता है कि मान के 
उक्त विषयक विवरण प्राय: काल्पनिक एवं अनैतिहासिक हैं। इसीं प्रकार इस विल्ास कीं अन्य 
घटनाओं को भी समकना चाहिए । 

विलास २ 
द्वितीय विलास में बापा के वंशजों का उल्लेख करते हुए मान कवि ने रावल समरसीह 


१ राजविलास, छु० ९८-७६, पृ० २४-६; छु० ८२-८, पए० २७ “*राजपूताने का इंतिहास, 
दूसरा खंड, छू० ४१६ (पादु-टिप्पणी २ सहित) + राजविलास, छु० ८३-१३१, ४० २७-३३ 
४ शजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड पु० ४३२ (पाद्‌ टिप्पणी १) * वही, खंड वही, ए० ४१३ 
६ राजविलास, छु० १३४-८, ए० ३४ ४“ राजपूताने का इंतिहास, दूसरा खंड, छू० ४०४ (पादु- 
टिप्पणी २) 


२५२ हिंदी वीरकाब्य 


(रावल समरसिंह) के सम्बन्ध में लिखा है कि “उन्होंने साँभर के सोम चहुआन की पुत्री प्रथा से 
अपना विवाह किया और जयचन्द पंग की सेना का संहार करके पृथ्वीराज को दिल्ली का राज 
दिलाया ।”' कहने की आवश्यकता नहीं है कि मान ने उक्त विवरण के लिए प्रथ्वीराजरासो का 
ग्राभय लिया है। इतिहास से विदित है कि “पृथ्वीराज की मृत्यु ११६२ ६० में तथा समरसिंह का 
देहान्त १३०२ ई० में हुआ था। अतएव मान कवि का उक्त कथन एकदम अनैतिहासिक है |”*२ 

आगे इसी प्रकार मान ने रत्नसेन द्वारा अ्रलाउद्दीन को पराजित किये जाने का उल्लेख करके 
अपनी असावधानी का परिचय दिया है।* 

रलतिंह के बाद के राजाओं का वर्णन करते हुए यथास्थान मान कवि ने कुंभा के द्वारा 
कुंभलमेर आदि के बसाने का उल्लेख किया है ।* इतिहास से ज्ञात होता है कि “राणा कुम्मकरण 
ने कुम्मलगढ़ की प्रतिष्ठा कराई | उसने उस किले के चार दरवाजे बनवाये। इसी प्रकार उसने 
अन्य किले, मन्दिर आदि बनवाये थे ।”" अतएव मान का उक्त कथन पर्य्यास्त मात्रा में इतिहास» 
सम्मत है । 

मान कवि ने राजा संग्रामसिंह का विवरण देते हुए लिखा हे कि उन्होंने नरवर हुगे 
जीता |* उसके इस कथन से संभवतः राणा सांगा के उन युद्धों से श्रमिप्राय है, जो उन्होंने मालवा 
के मुसलमान शासकों से लड़कर उन पर विजय प्राप्त की थी।* आगे चलकर कवि मान ने उदय- 
सिंह द्वारा उदयपुर की स्थापना करने का उल्लेख किया है ।* महाराणा ने इस नगर की नीब 
१५५६ ई० के लगभग डाली थी ।* 

समान के इस कथन की कि “प्रताप ने अ्बदुल्लाइ को मारा! १९ इतिहास से साकय नहीं 
मिलती । वास्तव में अब्दुल्लाह को जहाँगीर ने जून, १६०६ ई० में फ़ीरोज्ञ जंग की उपाबि देकर 
मेवाड़ पर भेजा था। उस समय मेवाड़ के सिंहासन पर मद्गराणा प्रताप के पुत्र महाराणा अमरसिंह 
विराजमान थे। उसने १६११ ई० में राणपुर की घाटी के पास राजपूतों पर आक्रमण किया जिसमें 
वह पराजित हुआ | अतएव मान कथित तद्विषयक उक्त कथन निराधार है । 

आगे चलकर यथास्थान मान ने महाराणा जगतूरसिंह के गुणों की प्रशंता की है ।“यह महा- 
राणा प्रजा-पालक, साइसी, वीर था ओर हेम आदि का तुलादान किया करता था [??१९ इस संबंध 
में श्रोका जी द्वारा दिये गये विवरण का साराश निम्नलिखित है :-- 

“महाराणा जगतूसिंह बड़ा दानी था। विहासनारूढ होने के समय से ही प्रतिवर्ष एक चाँदी 





) राजविलास, छुं० ११-१३, ए० ३६ _* राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, एछ० ४८३ 
(पादु-टिप्पणी १) +* विशेष विवरण के लिए देखिए द्वितीय खंड, अध्य|य २, गोराबादुल की कथा 
की ऐतिहासिकता, पु० ३१६४-६९ _* राजविलास, छु० ३२, ३३, ए० ३६-४० " राजपूताने का 
इतिहास, दूसरा खंड, ए० ६२०-९५ _* राजविलास, छुं० ३४, ए०४० * राजपूताने का इतिहास, 
दूसरा खंड, ए० ६६४-८; हरबिलास सारडा; मद्याराणा सांगा, ए० £८-७० 5 राजविलास, छु० 
३५, ० ४० राजपूताने का इतिहास, दूसरा खंड, ए० ७२०-३ १" राजविलास, छुं० ३५, 
३६, ४० ४० १ राजपूताने का इंतिहास, तीसरा खंड, ए० ७६४-७ ।) राजविलास, छुं० 
शे८-६०, घु० ४-३ 


राजविलास की ऐतिहासिकता २५३ 


की तुला किया करता था श्रौर १६४८ ई० से प्रतिवर्ष, सुब्ण की तुला करने लगा | वह अपनी 
जन्म-गाँठ के दिन बड़े-बड़े दान दिया करता था। उसने वि० सं० १७०४ (ई० स० १६४७) 
में महाकाल और ओंकारनाथ की यात्रा की और वहाँ (श्रोंकारनाथ में) ज्येष्ठवादि श्रमावस्या को 
सूर्य ग्रहण के समय फिर सुवरण-तुला दान किया ।”* 

ऊपर दिये हुए; ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट है कि मान कवि ने महाराणा जगतूरसिह की 
दानशीलता का जो उल्लेख किया है, वह यथातथ्य है। 

आ्रागे चलकर राजविलास के रचयिता ने उदयपुर नगर की शोभा, राज-सभा' आदि का 
वर्णन किया है, जो वास्तविकता एवं सुन्दरता से ओतग्रोत है ।* 

राज सिंहजन्म--“महाराणा जगत्सिह की महारानी जनादे के गर्भ से राणा-राजसिह का 
जन्म हुआ था | बाल्यावस्था में महाराज कुमार का लालन-पालन बड़ी सावधानी के किया गया 
था। यह बड़े कुशाग्र-बुद्धि थे। ११ वर्ष की आयु प्रास करते समय तक वे अ्रख्र-शस्त्र-संचालन 
आदि विद्याश्रों में विशेष कुशल एवं चतुर हो गए थे ।?3 महाराणा राजसिह के बाल्यकाल का 
जितना विस्तृत विवरण मान ने दिया है, उतना अन्यत्र अप्राप्य है। 

बिलास-३ 

महाराणा-राजसिंह का बूँदी में विवाइ--“महाराणा राजसिंह का प्रथम विवाह बू दी-नरेश 
राव छत्रसाल हाड़ा की ज्येष्ठ राजकुमारी के साथ हुआ था। उनकी छोटी राजकुमारी का विवाह 
जोधपुराधीश जपवन्तसिंह के साथ निश्चित किया गया था| प्रथम विवाह संस्कार राजसिह का 
हुआ, तदनन्तर जसवन्तर्सिह का ।” श 

श्री ओका जी ने राजसिंह के इस विवाह के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया है; पर 
जसवन्तसिंह के जोधपुर-सिंहासनारुढ़ होने के सम्बन्ध में वे लिखते है :-- 

#पिता की मृत्यु के समय वह(जसवन्तसिंह) बूँ दी में विवाह करने के लिए गया हुआ था, 
जहाँ दुःखंद समाचार (महाराजा गजसिंह की मृत्यु ) पहुँचने और बादशाह की आजा ग्रास्त॒ होने 
पर वह तत्काल सीधा शाही दरबार में उपस्थित हो गया । महाराज गजसिंह की मृत्यु ६ मई, 
१६३६८ ई० को आगरे में हुईं ओर उसके पश्चात्‌ महाराज जसवन्तर्सिह् का राज्यामिषेक हुआ ?* 
अतएव जसवन्तर्सिह का विवाह १६१८ ई० में हुआ था । 

यदि मान के उक्त कथन को सत्य माना जाये तो महाराणा राजसिंह का यहं विवाह भी 
१६३८ ई० में हुआ होगा । ऐसी दशा में विवाह के अवसर पर राजसिंह की आयु ६ और जसवन्त 
सिंह की ११ वे डी रही होगी । 

इस स्थल पर एक प्रश्न विचारणीय है कि जसवन्तसिंह आयु में राजसिंह से २ वर्ष बड़े 
थे तब बू'दी की बड़ी राजकुमारी का विवाह जोधपुर में न होकर मेवाड़ में क्‍यों हुआ १ सम्भवतः 


) शाजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए०८३२-७ * राजविलास, छुं> ६१-१४९, छू० 
४३-१४ 3 वही, छे० १४६-२६२, ए० ४-६१ * बही, छुं० १-७६; पु० ६१-७६  राज- 
पूताने का इतिहास, चौथी जिल्द, पहला भाग, पूृ० ४०७, ४१३, ४६८; पं० विश्वेश्वर नाथ रेड, 
मारवाड़ का इतिहास, प्रथम भाग, ४० २१० (पादू-टिप्पणी १ सद्दित) 


२ ५४४ हिंदी वीरकाज्य 


मेवाड़ की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा की निष्कलंकता ही के कारण ऐसा किया गया था। इसके 
अतिरिक्त महाराणा जगतसिंह की एक कुमारी (राजसिंह की बह्नि) का पाणिग्रहण बू'दी के राव 
छत्रताल हाड़ा के पुत्र भावसिंह के साथ हुआ था । संभव है कि इस संबंध का भी उक्त विवाह- 
सम्बन्ध पर कुछ प्रभाव पड़ा हो | 

अन्त में इस विषय में केवल इतना कहना ही पर्यात्र होगा कि मान का उक्त कथन ऐति- 
हासिक ही प्रतीत होता है। 

विजल्ञास--४ 

महाराणा राजसिंह ने अपने कुंवरपदे के समय सब ऋतु-विलाधत” नामक महल और 

बावड़ी बनवा कर एक बाग लगवाया था ।* मान ने इंसका विस्तृत वर्णन किया है । 


विज्ञास--५--७ 

महाराणा राजसिंह का राज्यासिषेक--महाराणा जगत्‌सिंह की मृत्यु के उपरान्त २३ वर्ष 
की अवस्था में १० अक्टूबर, १६४५२ ई० को महाराणा राजसिंह सिहासनारुढ हुए और राज्या- 
मिप्रेकोत्सव १६५३ ६० ४ फ़रवरी को मनाया गया | उस अवसर पर उनके भाई, पुत्र आदि वत्तं- 
मान थे | कवि ने उन सभी के गुणों का उल्लेख किया है ५2 उस समय महाराणा के केवर भींम- 
सिंह का वत्तमानत्व दिखलाकर मान ने अपनी श्रनभिज्ञता का परिचय दिया है। वास्तव में कंवर 
भीमसिंह का जन्म्र वि० सं० १७११, श्रावण वदी अमावस्या मंगलवार (१६५४ ई०) को हुआ था। 
ऐसी परिस्थिति में उनका उक्त उत्तव के समय वत्तमान रहना अविश्वसनीय है | 

४राज्याभिषेक के उपरान्त टीकादारी की प्रथा के अनुसार महाराणा राजसिंह दिग्विजय के 
लिए निकलते । उन्होंने ७ दिन तक मुगल राज्यान्तगंत मालपुरे को लूटा । मुगल सेना पराजित 
होकर भाग गई ओर इनका यश अधिक विस्तृत हो गया ॥?५ 

इतिहास लेखकों ने मालपुरे की लूट के कुछ और ही कारण बतलाए हैं। उनके मत में 
“मुगल सम्राट द्वारा चित्तोड़ दुर्ग की मरम्मत बन्द करवा कर बुज और केँगूरे गिरवा देने (१६४४ ई०) 
तथा मंडलगढ़, जहाजुपुर आदि परगनों को शाही सीमा में मिला लिए जाने के कारण महाराणा 
बदला लेने का अवसर हू ढ़ रहा था | शाहजहाँ की बीमारी के अवसर पर उत्तराधिकार-युद्ध में 
मुग़ल-साम्राजय की शक्ति को संलग्न देखकर महाराणा ई० स० १६४८,२ मई को चित्तौड़ से चल- 
कर मालपुरे पर पहुँचा और वहाँ ६ दिन तक रहकर उसे ल्ूटा। यहाँ बड़ी समृद्धि उसके हाथ 
लगी। तदनन्तर अन्य स्थानों को लूटता हुआ्रा चातुर्मास के पूव ही वह उदयपुर लोट आया ।”*$ 

महाराणा का राज्यामिषेक १६५२ ई० में हुआ था ओर उन्होंने छः वर्षों के उपरान्त माल- 
पुरा को लूटा | ऐसी दशा में मान कवि कथित टीकादारी की प्रथानुसार उस स्थान को लूठना 
इतिहास के विरुद्ध ठहरता है । 





? राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८३९६ (पाद टिप्पणी ७ सहित) + वही, खंड 
वही, ए० ८८१; राजबिलास, छुं० १-२३, एू० ७६-८२ ३ वही, छुं० १-४३, ए० ८२-३२; 
राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए्ृ० ८४२ ४ वही, चही, छ०झप८ (पाद-टिप्पेणी २) 
+ राजविलास; छुं० १-३४ ? ८० ६६-१०३ “ राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ० ८४३३-४३ 


राजविलास की ऐतिहासिकता श्प्प 


महाराणा राजसिंह और रूपकुमारी का विवाह --“मारवाड़ मंडलातन्गत रूपनगर नामक 
स्थान में रूपसिंह राठौर के पुत्र मानसिह राज्य करते थे। औरंगजेब ने उसकी बहिन रूपकुमारी 
से विवाह करना चाहा। पर राजकुमारी ने एक विप्र द्वारा महाराणा राजसिंह के पास पत्र भेजा | 
इस पत्र को पाकर महाराणा ने रूपनगर में पहुँच कर रूपकुमारी से विवाह किया ।?? इस घटना 
का वर्णन करते हुए ओमा जी ने मानतिंह की राजधानी का नाम कृष्णगढ़ और उसकी बहिन का 
नाम चारुमती माना है [* रूपसिंह राठौर ने रूपनगर नामक नगर की स्थापना की थी, अतः मान 
द्वारा उसे वहां का शासक बतलाना ठाक है। शेष घटनाएं मान तथा श्रोका जी के अंथों में समान 
हैं अतएव मान का उक्त कथन ऐतिहासिक मान लेने में कोई हानि नहीं है। यह घटना १६६० 
ईं० की है। 


विलास ८ 


राजसमुद्र-निर्माण--/एक बार महाराणा राजसिंह चतुभुज नामक तीर्थ-स्थान कीं यात्रा 
करने के लिए गए | वहाँ से लौथते समय उन्होंने गोमती नामक नदी को देखा। वहीं पर उसका 
बाँध बैँधवाने का निश्चय करके वे उदयपुर लोट आए | 


१७१७ वि० (१६६० ६०) में राजस्थान में भयड्भर दुभिक्ष पड़ा | प्रजा की असहयावस्था 
चरम सीमा को पहुँच गई। महाराणा राजसिह ने प्रजा-कष्ट निवारणार्थ गोमती नदी का 
बाँध बंधवाना प्रारम्भ कर दिया। सात वर्षोपरांत वर्षा होने पर नदी जलघि सहृश्य प्रतीत होने 
लगी । महाराणा ने वहाँ पर एक महल तथा एक विष्णु-मंदिर भी निमत कराए। उन्होंने १७३२ 
वि० (१६७५ ६०) माघ मास में मूर्ति की प्रतिष्ठा कराई । इस अवसर पर महाराणा ने तुलादान 
तथा अन्य प्रकार के दानादि धार्मिक कृत्य किए.। उस सरोवर का नाम राजसमुद्र रक्खा गया।” 

राज-सरोवर के संबंध में श्री ओमका जी ने, 'रणछोड़रायः कृत 'प्रशस्ति-महाकाब्य” के 
आधार पर, जो विवरण दिया है, उसका सारांश इस प्रकार है 


“राज्य पाने के पश्चात्‌ (१६६१ ई०, नवम्बर में) रूपनारायण के दशन को जाते समय 
महाराणा ने राजनगर के पास की पहाड़ियों के मध्य बहती हुईं गोमती नदी को देखा और वहाँ 
पर एक तालाब बनवाने का निश्चय किया । 


इस तालाब के बनवाने के कई कारण प्रचलित हैं। कुछ लोगों के मतानुसार (कुँवरपदे में) 

विवाह के लिए जयसलमेर जाते समय नदी के वेग के कारण राजसिंह को वहाँ दो तीन दिन तक 
झुक जाना पड़ा । इसीलिए उन्होंने नदी को रोक कर उस तालाब को बनवाने का विचार किया। 
कुछ व्यक्तियों का कथन है कि महाराणा ने एक पुरोहित, एक रानी, एक कुँवर और एक चारण 
को मारा, जिनकी हत्या से मुक्त होने के लिए यह तालाब बनवाया। कुछ विद्वानों का कहना है 
कि दुर्भिक्ष के कारण प्रजा की सहायता करने के लिए. यह तालाब बनवाया । संभव है कि श्रकाल 
पीड़ितों को सहायता देने और तालाब के जल से पैदावार बढाने के लिए ही यह बनवाया गया हो | 


) राजविलास, छुं०१-१०७, पु० १०३-१८ - राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंढ, ए० 
८४५१-२ + राजविल्यांस; छुं०१-१७२ ए०११ ८-४८ 


२५६ हिंदी वीरकाथ्ये 


रामनगर के अलग-अलग बाँघों की खुदाई प्रारम्म हुई (१ जनवरी, १६६२ ई०)| १७ 
अप्रेल, १६६५४ ई० को आधार-शिला रखवाकर चुनाई का काम प्रारम्भ हुआ्रा। १४ जनवरी, १६७६ 
ई० को प्रतिष्ठा का कार्य प्रारम्म हुआ । महाराणा ने नवमी (वि० सं० १७३१ श्रावण सुदी) के 
दिन सपरिवार मंडप में प्रवेश करके पूजन, हृवनादि का काये किया। उसी दिन उन्होंने राजि-जाग- 
रण किया। पाँच दिन में १४ कोस की नंगे पैर परिक्रमा समास्त करके पूर्णिमा के दिन महाराणा 
ने प्रतिष्ठा की पू्याहुति दी। उत्त दिन राजसिंह ने तुलादान करते समय अपने पौत्र अमरतिह को 
भी अपने साथ बिठा लिया। उसी दिन सप्त सागर श्रादि अने # दान दिये गये । इस तालाब के 
बनवाने में एक करोड़ पाँच लाख सात हज़ार छः सो आठ (१०५,०७६०८: रुपये) व्यय हुए । 

यह सील उदयपुर नगर से ४० मील उत्तर में है। गोमती नदी इसमें गिरती है ओर जल 
के निकास के लिए तीन स्थान रक्खे गये हैं। वहाँ पर महाराणा राजसिंद के बनभाये हुए; महल हैं 
जो इस समय टूटी-फूटी अवस्था में हैं ।”* 

राजसरोवर सम्बन्धी मान ओर श्री ओम जी द्वारा कथित ऊपर जो विवरण दिये गये हैं 
उनके तुलनात्मक अध्ययन से यह सार निकलता है $--- 

मान ने महाराणा की तीर्थ-यात्रा में चार भुजा (वत॒भु ज) श्रौर श्रोका जीं ने रूपनारायण 
का उल्लेख किया है। यहाँ पर यह बतला देना आवश्यक है कि “कांकडोली से अनुमान -१० मील 
पश्चिम के गड़बोर गाँव में चारभुजा का प्रसिद्ध विष्णु-मन्दिर है। चारभुजा से ३२ मील के लगभग 
सेवंत्री गाँव में रूपनारायण का प्रसिद्ध विष्णु-मन्दिर है ।!?* ऐसी दशा में महाराणा राजतिंह एक 
तीर्थ-स्थान को जाते समय दूसरे को भी अवश्य ही गये होंगे, क्योंकि दोनों स्थानों में केवल तीन 
मील का व्यवधान है। अतएव मान का चारभुजा का उल्लेख करना ठीक प्रतीत होता है। ऊपर 
कहा जा चुका है कि इस तालाब के बनवाने के अनेक कारणों में से दुभिक्ष से पीड़ित प्रजा का 
कष्ट-निवारण करना ही श्रधिक संभावित कारण लगता है। 

मान कवि के अनुपार बाँध के बनने में सात वर्ष और राजप्रशस्ति-महाकाव्य के सत में 
चौदह वर्ष के उपरान्त पूर्णाहुति एवं प्रतिष्ठा संस्कार हुआ था 

राजविलासकार ने बाँध के पानी को सुखाये जाने और महल बनने में होने वाले व्यय की 
संख्या क्रश; एक लाख दीनार तथा नो लाख रुपये मानी है। प्रशरित-महाकाव्यकार ने इसके 
बनवाने में एक करोड़ पाँच लाख, सात हजार छश सौ आठ रुपये व्यय होना लिखा है। 

शेष विवरण में कोई विशेष अन्तर नहीं है। इतने विशाल कार्य के लिए भृत्य, शकठ, बैल 
श्रादि की मान द्वारा उल्लिखित संख्या अत्युक्ति पूर्ण होने पर भी वास्तविक के बहुत निकट पहुँच 
जाती है, ऐसा अनुमान लगाना अनुचित नहीं है। प्रत्येक विभाग का व्यौरेवार विस्तत विवरण 
मान कवि की प्रतिभा का विशेष परिचय देता है । 

बिलास-५९ 
अरेरंगज़ेब का उत्तराधिकार-युदू--इस विलास के आरकम्म में मान कवि ने, शाहजहाँ 





,.. ” शाजपूतने का इतिहास, पहली जिल्द, ए० ३१०-१; वही, तीसरा खंड, एू० ८७३६-८४ 
हे वही, पहली जिरद, यू० ३४००१ 





रेप हिंदी वौरकांव्य 


प्रदशनाथ पूना, बीजापुर, दक्षिण, आसाम, काश्मीर, पंजाब आदि पर उसके अधिकार एवं आतंक 
का उल्लेख किया दै।' इतिद्दास से विदित होता है कि ओर॑ंगज़ेब के समय में उक्त सभी स्थानों 
पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से मुग़ल सम्राद का आधिपत्य अ्रथवा आतंक वत्तमान था, चाहे 
वह थोड़े ही समय के लिए क्‍यों न रहा हो । 

औरंगंज़ेब और जसवतसिह--मान के कथन से विदित होता है कि औरंगजेब ज॑तवंत- 
पिंह से अ्रश्नसन्न था क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकार-युद्ध में उसका विरोध किया था। वह उसके दर- 
बार में कभी नहीं गए। ओरंगज ब ने प्रतिशोध-मावना से प्रेरित होकर उन्हें मरवा डालने के 
पड़यन्त्र रखे थे | 

इतिहास से ज्ञात होता है कि औरंगज़ेब ने जसवंतरसिंह को मार्च, १६५६ ई० में गुजरात 
का सूबेदार नियुक्त किया, जहाँ वह १६६२-६३ ई० तक रहा। फिर वह शाइस्ता खाँ के साथ 
शिवाजी के विरुद्ध दक्षिण भेजा गया । वहाँ वह १६६४ ६० तक मराठों से युद्ध करता रहा । तदु- 
परान्‍न्त औरंगजेब ने उसे आगरा बुला लिया | १६६६ ई०में वह ईरान के विरुद्ध भेजा गया | इसी 
बीच शाह ईरान की मृत्यु हो जाने पर वे मार्ग में लाहौर से ही वापस बुला लिए गए | वे १० माच, 
१६६७ ई० को आगरे पहुँचे | इसके पश्चात्‌ इसे दक्षिण भेज दिया गया । वहाँ १६७० ई० तक 
रहकर वह मराठों से संधि-विग्रह करता रहा | यह १६७० ई० से १६७३ ई० के आरंभ तक पुनः 
गुजरात का सूबेदार रहा । सितम्बर-पक्‍षटूपर, १६३७३ ६० में शाही आशा से वह काबुल की श्रोर 
चला । वहीं २८ नवम्बर, १३६७८ ई० में उतध्का देहांत हो गया ।३ 

ऊपर दी हुईं महाराजा जसवंतर्सिंह की संक्षित जीवनी से विदित होता है कि उनका सारा 
जीवन मुग़ल-सम्राद की सेवा में व्यतीत हुआ । वे जोधपुर में प्रायः नहीं के बराबर रहे | समय- 
समय पर जागीर पुरस्कार आदि देकर औरंगज ब उन्हें सम्मानित करता रहा। ऐसी दशा में मान 
कवि का यह कथन कि वे कभी भी औरंगजु ब के द्रबार में नहीं गए, एकदभ निराधार है। 
श्रौरज्ञजु ब उनकी सेवाओं के उपलक््य में उन्हें पुरस्क्षत किया करता था, न कि अपने जाल में 
फैसाने के लिए । 

हाँ, एक बात अवश्य थी। और॑गज़ेब महाराजा जसवंतसिह से अश्रसंतुष्ट था। वह उनको 
सदेव संदेह की दृष्टि से देखा करता था कि वे शिवाजी से मैत्री-भाव रखते थे। वह उनसे प्रति- 
शोध लेना चाहता था और सदैव अवसर की प्रतीज्षा में रहता था। वह उनकी शक्ति से भी परि- 
चित था। इसी कारण से उन्हें वह दूरस्थ सूबों--दक्तिण, गुजरात, काबुल आदि--में रखता था 
जिससे वे राजधानी के निकट रहकर उसके विरुद्ध कोई षड़्यन्त्र न कर बैठ। इस संबंध में खफ़ी 
खा का कथन विचारणीय है | वह लिखता है कि “वह (ओरंगज्ेब) धर्मत युद्ध, खजुब्रा का 
विश्वासघात और देवराई पर जसवंतसिंह की डाँवॉडोल नीति को भूला न था, वरन अवसर पाकर 
उसके उत्तराधिकारी से बदला लेने की सोचता रहा ।”* और उसने ऐसा किया भी, जैसा कि आगे- 


) राजब्रिलास, छु० ३८-३०, ए० ३५०-२ + वही, छुं० ३१-३५, घछू०१३२-७ 
3 राजपूताने का इतिहास, चौथी जिल्दू, पहला भाग, पू० ४४८०-४६, ४४९८-६१, ४६४, ४६६-७ 
४ औरंगज़ेब, भाग ३, पू० शे६८ 


राजविलाम की ऐतिहासिकता २५६ 


चलकर लिखा जायेगा। अतएव मान कवि का प्रतिशोष आदि संबंधी कथन तथ्यपूर्ण एवं मनो- 


वैज्ञानिक है । 
जसवन्तसिंह और बंदी-नरेश अन्तिम समय तक औरंगज ब के प्रति स्वामि-भक्त रहे | वह 


उन्हें कूट-नीति से अपनी भ्रोर मिलाए रह्य जिससे जोधपुर, मेवाड़, ओर बेंदी ऐक्य स्थापित करके 
उसकी सत्ता को भारी धक्का न पहुँचाव | अतएव उक्त तीनों राज्यों की संगठित शक्ति से औरंग- 
ज्ेंब के आशंकित रहने की मान कथित बात को कोरी कल्पना नहीं कहा जा सकता । 

औरंगज़ेब का जोधपुर पर अधिकार--मान के कथनानुसार जसवंतसिंह के मरने पर मुगृल- 
सम्राट ने उसके एक वर्षीय युगल पुत्रों से बदला लेना चाहा। औरंगज ब ने शाहजादा (अकबर) 
को जोधपुर भेजा । राजपूतों ने सत्रि में छापा मार कर शाहजादे को मार भगाया। तब औरंगजेब 
ने राठौरों के पास सन्धि-प्रस्ताव भेजा । वे एक वर्षीय पुत्र को लेकर उससे अजमेर में मिले। 
सम्राद उसको लेकर दिल्‍ली चला आया । अन्त में रागौरों ने दिल्ली में भयंकर मार काठ मचा दी। 
वे राजकुमार को लेकर जोधपुर सकुशल जा पहुँचे | इस पर ओरंगज्ञेंब ने स्वयं जोधपुर की ओर 


प्रध्यान किया ४ हे ध 
उक्त घटनाओं से संबन्धित ऐतिहासिक विवरण का उल्लेख अन्यत्र दिया जा चुका है |* 


यहाँ पर उसके आधार पर तुलनात्मक अध्ययन संबंधी निष्कर्षों का उल्लेख करना पर्याप्त होगा ६-- 
मान कवि ने उक्त घटनाओं के वर्णन में क्रम एवं वास्तविकता का ध्यान नहीं रक्खा है| 
उसका यह कहना कि जसवन्तसिह के दोनों पुत्र एक वर्ष के थे, अनगल है | इन दोनों राज- 
कुमारों का जन्म १६ फ़रवरी, १६७६ ई० को हुआ था। उस समय औरंगज ब अजमेर में था | 
उन कुमारों में से एक की मृत्यु हो चुकी थी। कवि का यह कथन कि राठौर सरदार अजीतसिह 
को लेकर ओऔरंगज ब से अजमेर में मिले, इतिहास-विरुद्ध है। अ्रजमेर में सम्राट को अजीतसिह के 
जन्म की केवल सूचना ही मिली थी। उसने कुम[रों को सीधा दिल्‍ली बुलवाया था। ओऔरंगज़ ब 
अजमेर से लोठकर २५ मई, १६७६ ई० को देहली पहुँच गया था और अजीतसिंह वहाँ जून, 
१६७६ ई० में पहुँचे थे । | 
इसी प्रकार इस अवसर पर शाहजादा ( अकबर ) का जोधपुर में जाकर पराजित होकर 
भागना ऐतिहासिक विवरण के प्रतिकूल पड़ता है। वास्तव में उस समय शाहजादा ओररंगज़ ब के 
पास अजमेर में ही रह् था तथा जोधपुर को अन्य सेनापति भेजे गए थे । मान का यह कथन कि 
मुग़ल जोधपुर से हारकर भाग आए, इतिहास के विपरीत पड़ता है। सच बात तो यह है कि उस 
समय मुगलों ने जोधपुर पर अपना अधिकार कर लिया था । ओरंगज़ेंब द्वारा राठौरों के पास सन्धि 
प्रस्ताव भेजे जाने की बात भी काल्पनिक प्रतीत होती है। शेष बातें--मारवाड़ पर शाही सेना का 
आक्रमण, देहली में राठोरों द्वारा मारकाट मचा कर अ्रजीतसिंह की रक्षा करना--आ्रादि घटनायें 
इतिहास-सम्मत हैं । 
१ राजविलास, छं० ६६-१७०, ए०१५७-७९ + देखिए द्वितीय खंड, अध्यक्य है, छुत्रप्रकाश 
की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत जोधपुर पर औरंगज़ेब का आक्रमण; (तथा राजपूतानें का इतिहास, 
चौथी जिरदु, प्रथम खंड, ए० ४६६; वही, वही, भाग द्वितीय, ए० ४७७-४८३, ४८७-८; पं ० विश्वे- 
श्वरनाथ रेड; मारवाड़ का इंतिहास, प्रथम भाग, ए० २४८४-२४) 





२६० हिंदी वीरकाब्य 


झजीतर्सिह का महाराणा राजसिंह के पास जाना--“जोधपुर पर औरंगज़ेव के आक्रमण करने 
पर राठौरों ने सिरोही के विजेता तथा अन्य गुण-सम्पन्न महाराणा राजसिंह की शरण में बालक 
अजीतसिंह को भेजा | अजीतसिंह ने महाराणा को एक हाथी, ११ श्रश्व, एक तलवार, एक कठार 
और एक बहुमूल्य हीरा भंट किया। महाराणा ने उन्हें १२ गाँव की जागीर देकर कैलवाड़ा में 
निवास स्थान दिया ।”१ 

महाराणा राजसिंह के यहाँ श्रजीतसिंह के रहने के उम्बन्ध में इतिहास से ज्ञात होता है कि 
“देहली से आकर अजीतसिंह का पालन-पोषण आबू की एकान्त कन्दराश्रों में होने लगा। औरंग- 
जेब की हिंदू-धर्म-संहाारिणी नीति का विरोध करने के लिए सीसोदिया और राठौर परस्पर मिल गये | 
अजीतसिंह की माता मेवाड़ की राजकुमारी थीं। राजसिंह अपना सम्बन्धी होने श्रथवा एक सच्चा 
वीर होने के कारण से अ्रजीतर्सिंह की माता की उसके अधिकारों की रक्षा करने की प्रार्थना की 
उपेक्षा नहीं कर सका ! इसके अतिरिक्त एक कारण यद्द भी था कि मारवाड़ पर मुग़ल अधिकार हो 
जाने से मेवाड़ भी सरलता से विजय किया जा सकता था। इन्हीं कारणों पर विचार करके महा- 
राणा राजसिंह ने अजीतसिह की सहायता तथा मुग़लों से युद्ध आरंभ कर दिया ।”२ 

इस उद्धरण से मान कत्रि के कथन की पुष्टि हो जाती है कि राजसिंह ने अजीत्तिंह को 
अपने संरक्षण में रकखा था तथा अन्य कारणों के अतिरिक्त यह भी औरंगजेब और मेवाड़-शासक 
के मध्य होने वाले युद्ध का एक प्रमुख कारण था । “जोधपुर की ख्यातों, वीर-विनोद आदि में भी 
इस घटना का उल्लेख है |”3 पं०विश्वेश्वर्नाथ रेउ अ्रजीतसिह के मेवाड़ जाने को घटना को असत्य 
मानते हैं| इस विषय में उनका कथन है “कि सिरोही का राव बादशाह के भय से इन्हें रखने के 
लिए. सहमत नहीं हुआ । अतणव एक ब्राह्मणी अजीतसिंह को लेकर अपने ग्राम कालिंद्री में रहने 
लगी ।””* ध्यानपूवक विचार करने पर रेउ महोदय के उक्त कथन का वैषम्य स्पष्ट हो जाता है। एक 
ओर तो सिरोही के राव श्रजीतर्तिंह को रखने के लिए प्रस्तुत नहीं हुए और दूसरी ओर उन्हें एक 
ब्राह्मणी गुप्त रूप से छिपाये रही | किसी को इसका पता न लगना आश्चर्य जनक लगता है। औरंग- 
जेब ने उनका पता लग:ने के लिए प्राणपण से प्रयत्न किया होगा । अतएव अ्जीतसिंद को एक 
ही स्थान पर न रखकर इधर-उधर अवश्य ले जाया गया होगा । इस समय अ्रजीतसिंद को एक 
शक्तिशाली संरक्षक की आवश्यकता थी। महाराणा राजसिंह से बढ़कर कौन उनका हितैषी, 
निकटह्थ संबंधी ओर सहायक हो सकता था। अ्रतएवं उनका मेवाड़ जाना, चाहे वह अल्प काल 
ही के लिए क्यों न रह्य हो, निर्विवाद है | 

इसी प्रसंग में रेठ महोदय ने मान द्वारा वर्णित अजीतसिंह कीं ओर से महाराणा को जो भेंट 
दी गई थी उसका भी खंडन किया है। उन्होंने लिखा है “कि मुग़लों द्वारा मारवाड़ पर अधिकार 
कर लेने और स्वर्गीय महाराणा जसवन्तसिंह का सारा सामान समप्राद द्वारा छीन लेने के कारण 

अजीतसिंइ उक्त भेंट देने में असमर्थ थे [?५ 





+ राजविलास, छु० १७३-२०६, पू० १७१५-८३ औरंगज़ेब, भाग ३, प्‌०३७८, ३८१३-४७ 
* राजपूतान का इंतिहास, जिल्द ७, भाग २, घृ० ४८४८-६३ (पादु-टिप्पणी १, २ सहित) ४६ 
सारवाड का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० २५४-६ (पादु-टिप्पणी *, ६ सहित) “" वही; वही, 


राजविलास की ऐतिहासिकता' २६१ 


इस सम्बन्ध में यह बात विचारणीय है कि उस समय से आगामी तीस वर्ष पय्य॑न्त राठौर 
बीर युद्ध में मुग़लों के दाँत खट्ट करते रहे | इतनी लम्बी एवं भयंकर लड़ाई के लिए उन्हें महान्‌ 
कोष तथा अन्य साधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। इन दिनों मारवाड़ में अशान्ति थी। उस पर 
मुगूलों का अधिकार हो चुका था। उक्त प्रदेश में घनोपाजन करना अथवा सरलतापूवक वहाँ से 
धन प्राप्त करना कठिन था । तो भी वे इतने बड़े युद्ध का ब्यय जुटाने में सफल हुए थे। इसके 
लिए उनके पास पैतृक घन अवश्य ही रहा होगा, यच्पि महाराजा जसवन्तसिह की श्रत्यघिक 
सम्पत्ति को ओऔरंज्ञ ब ने अपने अधिकार में कर लिया था। साथ ही अन्य साधनों से भी राठौरों ने 
धन प्राप्त किया होगा | अतएव महाराणा से मिलते समय उन्होंने कुछ न कुछ अवश्य ही उन्हें मेंट- 
स्वरूप प्रदान किया होगा | हाँ, यह हो सकता है कि उक्त भेंठ में दी गईं सम्पत्ति का कवि ने 
अत्युक्तिपूर्ण वर्णन कर दिया हो। 

अतः मान का यह कथन--श्रजीतसिंह का मेवाड़ जाना और महाराणा को भेंट देना-- 
एक दम निराधार नहीं माना जा सकता | 

इस विलास में प्रसंगवशात्‌ मान कवि ने महाराणा राजसिंह को सिरोही-विजेता कहा है ।" 
“यह घटना वि० सं॑० १७२० (ई० स० १६६३) की है । उदयभान अपने पिता अखैराज को बन्दी 
बनाकर स्वयं सिरोही का स्वामी बन गया था। महाराणा राजसिंदह ने राणावत रामसिंह को ससैन्य 
भेजकर उदयभान को निकाल कर अखैराज को पुनः सिंहासनारढ़ कराया था ।”२ इस प्रसंग में 
जिन अन्य घटनाओं का उल्लेख कवि ने किया है, उनका विवरण यथास्थान दे दिया गया है। 


विलास १०-१८ 

महाराणा राजसिंह और मुग़लों में युदड--मान के कथनानुसार “औरंगजेब दिल्‍ली से चलकर 
अजमेर पहुँचा । उसने अजीतसिह को मांगा पर महाराणा ने उन्हे देने से मना कर दिया युद्ध की 
तैयारी करके महाराणा पावतीय प्रदेश की ओर चले गए और 'नेनबारा” छुगे में जाकर रहने लगे। 

ओऔरंगज़ ब की सेना अजमेर से चलकर उदयपुर के निकठ पहुँची। सम्राद की आज्ञा से शाह- 
जादा अकबर आगे बढ़ा । उसने चित्तोड़ आदि स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया | महाराणा 
ने भी उसका सामना करने के लिए, सेना भेजी । 

“८ेवसूरी? नामक स्थान पर राजपूतों ने मुगूलों की सेना को मार भगाया और राजपूतों की 
एक ढुकड़ी ने उदयपुर में वीरतापूवक युद्ध करके शत्रु को पराजित किया | 

'नेनबारा? के निकट पराजित होकर मुगल सेना के अली हुसेन, सादुल्‍लाह खाँ, अकबर 
आदि लगभग पच्चीस कोश तक भागे । 

रावत केशरीसिंह के पुत्र गंगासिंह सगताउत ने चित्तौड़ पर आक्रमण करके मार्ग में जाते 
हुए औरंगजु ब के सो हाथियों में से दश-बीस अच्छे हाथी छीन लिए । उन्होंने वे हाथी महाराणा 
को भेंठ किए । 

ओरंगज ब कई वर्षो' तक चित्तोड़ में छावनी डाले पड़ा रहा । महाराणा के राजकुमार 


१ राजविलास, छुं० १७९, शु० १७७ * राजपूताने का इंतिहास, तीसरा खंड ०, छ० 
म२३-४ 


२६२ हिंदी वीरकाब्य 


भीमसिंह ने औरंगजेब के सूबा गुजरात पर आक्रमण किया | सब से प्रथम उन्होंने ईंडर को लूटा । 
महाराणा के बुला लेने पर वे ईडर, बड़नगर, सिद्धपुर आदि स्थानों को लूटकर वापस लोट आए। 

उधर बधनोर पर रुहेला खां रुहेला की अध्यक्षता में आक्रमण करने वाली सेना को बधनोर 
के स्वामी साँवलदास ने मार भगाया | ह 

साथ ही मद्ाराणा के मंत्री दयालशाह ने मालवा पर आक्रमण वरके बहुत सा धन 
प्रात्त किया । 

शाहजादा अकबर चित्तोड़ में पड़ा था | महाराज कुमार जयसिंह ने अन्य वीरों को लेकर 
उस पर आक्रमण किया । घोर संग्राम के पश्चात्‌ शाहजादा अकबर श्रजमेर भाग गया। राजपूतों 
ने उसके डेरे आदि लूटकर बहुत सा धन प्रासत किया। विजयी होकर महाराजकुमार जयसिंह 
अपने घर को लौट गए. ।”" 

उक्त युद्धों के विषय में इतिहास के विवरण का सार यह है :--- 

“बादशाह (ओरंगजेब) ने बड़ी सेना के साथ ता० रे सितम्बर, १६७६ ई० को महाराणा 
के विरुद्ध प्रस्थान किया | उसने उसी दिन अकबर को अजमेर में पहुँचने के लिए. रवाना किया | 
वह स्वयं १३ दिन में वहाँ पहुँचा | 

महाराणा ने देववारी के पहाड़ी मार्ग को बन्द कर दिया और चित्तौड़-दुर्ग को युद्ध-सामग्री 
से ठीक किया । वह सप्रजा पवतों पर चला गया | औरजेब ने ४ जनवरी, १६८० ई० को देववारी 
पर अधिकार करके उदयपुर ले लिया। 

मुग़लों ने चित्तौड़ पर भी अपना अधिकार कर लिया। औरंगजेब वहाँ फ्रवरी के अ्रन्त में 
गया। वह २२ माच को श्रजमें? लौय आया। शाहजूदा श्रकत्रर चित्तौड़ पर भारी सेना लिए 
पड़ा रहा । 

महाराणा अवेली की चोटी पर अपना अधिकार जमाए हुए थे और श्रवसर पाकर मुग़लों 
पर छापा मारते थे | 

मेवाड़ में बुरी तरह पराजित होकर औरंगजेब चिन्तित हो उठा। उसने अधिक सतकता से 
कार्य लेना आरंभ कर दिया। उसने शाही सेना के तीन भाग किए | मेंवाड की पहाड़ियों को घेरने 
के लिए चित्तोड़ की ओर आजम देवारी के मार्ग से, उत्तर से शाहजादा मुश्रज्जम और पश्चिम में 
देवधूरी की ओर से अकबर भेजे गए.। जून में अकबर मारवाड़ को मेज दिया गया । वह सितम्बर 
के श्रन्त में नाडौल पहुँचा । अकबर ने तहब्बर खां को देवसूरी की ओर मेजा (२७, सितम्बर) | 
महाराणा के द्वितीय पुत्र भीमसिंह ने उस पर आक्रमण किया । दोनों पक्नों को भारी दह्वानि उठानी 
पड़ी (सितम्बर, १६८० ई०)। 

साचे, १६८० ई० में औरंग जेब मेवाड़ से अजमेर चला गया । ईसके पश्चात्‌ राजपूतों ने 
मुसलमानों की चित्तौड़स्थ सेना को तंग करना आरम्म कर दिया। वे आक्रमण करते, रसद छीन 
लेते और मुगल चौकियों पर छापा मारते। भयमीत होकर मुगल सेनापतियों ने आगे बढ़ने से 
मना कर दिया। 


) राजविल्लास, घु० ३८४-२६३ 


राजविलास की ऐतिहासिकता २६३ 


अग्रेल, १६८० ई० में गोपालसिंह ने जफ़र नगर पर घावा बोला | आगामी मास के मध्य में 
चिंत्तौड़ में अकबर की सेना पर रात्रि में आक्रमण करके राजपूतों ने कत्ल कर दिया | इधर बेदनोर 
पर महाराणा धावा मारता था। इसन श्रली खाँ तक ने पहाड़ पर चढ़ने में आनाकानी की | सई के 
श्रन्‍्त में मंहारांणा नें अकर्बर पर छापा मारकर उसे भयंकर हानि पहुँचाई । भीमसिंह की आ्राधीनता 
में राजपूतों ने खुले आम मुंगुलों पर आक्रमण करना आरम्म कर दिया। समतल' भूमि पर आगे 
बढ़ने से मुग़ल सेना ने एकदम मनाकर दिया। अ्रकबर की असफलता से अप्रसन्न होकर औरंगज्ञेब 
ने उसे मारवाड़ भेज दिया और शाहज़ादा आजम कों चित्तौड़ का सेनापति बनाया ( २६,जून 
१८० ई० ) | 

भीमसिंह की अध्यक्षता में राजपूत सेना अर्वली से उतर कर गुजरात में फैल गई । उसने 
बादनगर, वीसलनगर आदि स्थानों पर घावा मारकर लूटमार की । 

ईंडर के राव ने राजपूर्तों की सहायता से अपनी राजधानी मुग़लों से छीनी । 

महाराणा के दयालदास नामक वेश्य-मंत्री ने मालवा पर आक्रमण करके धार को लूटा 
तथा शाही हाथी, घोड़े आदि को खदेड़ कर ले गया । 


गुजरात और मालवा की लूट की घटनाओं की तिथि के संबंध में प्रोफ़ेसर सरकार लिखते 
है कि 'मिरात-इ-श्रहमदी तथा ईश्वरदास के अनुसार उक्त दोनों आक्रमण उस समय हुए थे जब 
सम्राद चित्तौड़ में ठहरा हुआ था (फरवरी, १६८० ई०), पर अन्तिम लेखक ( ईश्वरदास ) महा- 
राणा राजसिंह की मृत्यु (२२ अक्टूबर, १६८० ई०) के पश्चात्‌ उक्त घटनाओं का होना मानता 
है । ऐसी परिस्थिति में वे दिसम्बर, १६८० ई० से पूर्व घटित न हो सकी होगीं......राजविलास 
के आधार पर अवलम्बित टॉड महोदय द्वारा दी हुई तिथि (जनवरी-फुरवरी, १६८८० ई०) उन्हें 
मान्य नहीं है १!" 

ऊपर दिए हुए मान तथा इतिहास के विवरणों के तुलनात्मक अध्ययन के पश्चात्‌ यह 
निष्कर्ष निकलता है $--- 

मान कवि ने ओऔरंगज़ ब की चढ़ाई, महाराणा राजसिंह की युद्ध-मंत्रणा, उनका पवत की 
ओर प्रस्थान, उदयपुर तथा चित्तोड़ पर मग़लों के अधिकार का सविस्तर वणन किया है। सरदारों 
के नामों की विस्तृत सूची तथा युद्ध संबंधी अ्रन्य वर्णन विस्तीण एवं श्रत्यक्तिपूण होने पर भी 
इतिहासानुकूल हैं । 

मान कवि ने घटनाओं के वर्णन में काल-क्रम का ध्यान नहीं रक्खा है। काल-दोष की उनके 
घटना-वर्णन में प्रधानता है। 

मान कवि तथा इतिहासकार समान रूप से इस बात को स्वीकार करते हैं कि मेवाड़ में 
मुगुलों की बड़ी दुदंशा हुई थी। उनकी हार पर हार होती थी। मुगलों को राजपूत काल के 

समान दृष्गियोचर होते थे। फ़ारती इतिहास लेखकों ने युद्धों का जो विवरण दिया है मुगुलों को 


१ औरंगजेब, भाग ३, ए० इ८४-६४२, ३२६४-४६; 3४१६-२० (प० ४२० की पाद-टिप्पण्णी 
सदित); राजपूताने का इतिहास, तीसरा खंड, ए० ८३५-७२,(प३-टिप्पणी २), ८७८ (पादु-टिप्पणी 
२, ३, सहित) 


२६४ हिंदी वीरकाब्य 


उससे कहीं अधिक हानि उठानी पड़ी होगी | मुसलमानों की पराजय से सम्बन्धित युद्वों का विस्तृत 
वर्णन जितना राजविलास में उपलब्ध होता है, उतना फ़ारसी इतिह्वसों में नहीं। 

पर मान कवि ने कहीं-कहीं पर कल्पना से श्रवश्य काम लिया है। उदाहरणार्थ उनका यह 
कहना कि शाहजादा अकबर युद्ध में पराजित होकर अजमेर भाग गया, शअत्युक्तिपूर्ण है। वस्तुत: 
यद्ध में असफल होने के कारण वह मेवाड़ से हठ कर मा(वाड़ भेज दिया गया था। इस घटना 
वर्णन में से कविश्व को अलग कर देने पर ऐतिहासिक तथ्य स्पष्ट हो जाता है। 


यद्यपि मान कवि ने गुजरात और मालत्रा की लूट की तिथियों का उल्लेख नहीं किया है 
पर वे अवश्य ही महाराणा राजसिंह के समय में ही घटित हुई होंगी, इसमें कोई भी सन्देह 
नहीं है। 

शेष घटनाओं के सम्बन्ध में उक्त दोनों--मान तथा इतिहास के विवरणों-में कोई विशेष 
अन्तर नहीं है । 


सेनाये 


नीचे मान द्वारा दी हुई सेनाश्रों की संड्याओं का उल्लेख किया जाता' है | उनके साथ ही 
प्रात ऐतिहासिक प्रमाण भी दे दिया गया है :-- 

(क) चित्रांगद मोरी की सेना--तीन लाख अश्व, तीन सहख सिंधुर (हाथी), एक सहख 
रथ तथा असंख्य पदाति ।* 


(ख) बापा रावल की सेना--मान के अनुसार बापा के पास पाँच लाख घोड़े, दश सहख 
हाथी तथा पन्द्रह लाख पायक थे। 


(ग) मालपुरे की लूट के अवसर पर राजसिंह की सेना--एक लाख अश्व ।" 
(घ) महाराणा राजसिंद की औरंगजेब के विरुद्ध सेना--मान के अनुसार राजसिंह के 
साथ बीस सहस्त्र तुरंग, तथा प5चीस सहख पैदल थे | 


सरकार ने उदयपुर की सेना की संख्या बारह सहस्त्र अश्वारोही स्वीकार की है।" 

(ढ) मान के श्रनुसार इस युद्ध में महाराणा के चोदह सामन्त, दश सहस्त्र अश्व लेकर 
शत्रु के विरुद्ध रण क्षेत्र में उतरे थे ।* 

(व) राठौड़ों कीं सेना--मान ने लिखा है कि शाहजादा अ्रकबर का सामना करनेवाली 
जोधपुर के राठोड़ों की सेना की संख्या बत्तीस सहस्त्र थी ।* 


(छ) जयसिद की सेना--शाहज़ादा अकबर का सामना करते समय महाराणा के पुत्र 
जयसिंह के साथ ग्यारह सहख सेना थी ।५ 


) राजविलास, छुं० २१, ए० $६ * वही, छुं० १श८, ए० दे४ 3 वही, छुँ० १२, 
एू० ६७, छुं० २८, ए० ३०० “* वही, छू० ८१, पए० $६४  / औरंगजेब, (१६२१ ईं० का 
संस्करण), भाफ़ हे, ए० २४३. * राजविल्ञास, छु० १२३, ए० २०५ * वही, छुं० ४९, पु० 
१६३ ० वहीं, छुं० ७५, ए० २२६ 


राजविलास की ऐतिहासिकता २६५ 


मुगुलों की सनायें 

(ज) महाराणा अताप के विरुद्ध सम्नाट अकबर की सेना--मान ने लिखा है कि अ्रकबर ने 
महाराणा के विरुद्ध ७२ सहख सेना भेजी थी।" 

इतिहास से ज्ञात होता है कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध मानसिंह के साथ ५ सहस्त्र सवार 
भेजे गए थे ।* इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि मान द्वारा कथित सेना की उक्त संख्या 
अतिशयोक्तिपूण है । 

(रू) सम्राट बनने के अवसर पर ऑरंगज्ेब की सेना--मान के अनुसार जब औरंगज़ ब 
सम्राट्‌ बना तब उतकी सेना में ६ लाख अश्व तथा ५ सहस्त॒ हाथी ये ॥३ 

(ज) जोधपुर के विरुद्ध औरंगज़ेब की सेना--मान का कहना है कि ओऔरजझ्जजेब ने जोधपुर 
के विरुद्ध ३ लाख अश्व, ३ सहख हाथी, ७० खान और ७२ उमराव भेजे थे।* अन्यत्र वह 
लिखता है कि श्रजमर में सम्नाद के पात्र सवा लाख अश्व थे ।* 

(2) शाहज्ञादा अकबर की सेना--मान ने शाहजादा श्रकबर की सेना के विषय में भिन्न- 
मिन्न संज्याश्रों का उल्लेख किया है। उत्के अनुसार जोध4ुर पर अ्रकबर ने ७० सहख्र सेना के 
साथ झाक्रमण किया था |* जब शाहजादा अकबर ने महाराणा के विद्धद्ध प्रस्थान किया, तब 
उसके साथ ५० सहख अश्व ओर एक सहख हाथीं थे।?* पबंतमाला में प्रविष्ट होते समय शाइ- 
जादा के साथ ३२ सह अश्व थे | 

इतिहास से विदित होता है कि उक्त युद्ध में अकबर के सेनापतित्व में केवल १२ सहस्त्र 
सेना थी ।* पर जब उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह का मंड़ा खड़ा किया था, तब उसके साथ 
७० सहस्त सैनिक थे ।१" 

इस प्रकार मान ने उक्त सेना की संख्या के संबंध में कल्पना के साथ कास अवश्य लिया 
है, पर शाहजादे के विद्रोह के अवसर की ऐतिहासिक संख्या के आधार पर यह अनुमान लगाना 
असगत न होगा कि मान शाहजादे की सैन्य-संख्या से परिचित थे । भिन्न-भिन्न अवसरों पर विभिन्न 
संख्याएँ देने का यह कारण अतीत होता है कि शाहजुदा संपूर्ण सेना को अपने साथ न लेकर उसके 
एक भाग के साथ युद्ध विशेष में गया होगा । 

(5) रूमी की सेचा--मान लिखता है कि देवसूरी नामक स्थान पर विक्रम सोलंकी तथा 

गोपीनाथ कृमध्वज्ज के विदद्ध औरंगजु ब का सेना-नायक रूमी १२ संहख सेना लेकर 
गया था 

कै (ढ) उदयपुर में शत्रु की सेना--राजविलास के रचयिता के अनुसार उदयपुर में उदय॑- 
भानसिंह चौहान का सामना करने के लिए मुग़लों की २५ सहख॑ सेना थी ।** 

) राजबिलास, छं० ३६, ए० ४० राजपूताने का इंतिहास, तीसरा खं०, ०७४२ र२ 
राजविजञास, छुं० १७, ए० १९५० ४ बही, छुं० ८७, पृ० १६१; छु० ८८, ६१; ए० १६२; छु० 
१७०; पृ० १०४ ०" वहीं, छुं० ६३, ४० १६३ ' वही, छुं० ६४, ४० १६३ “वही, छुं० 
११४, ५० २०३; छु० ७, ए० २४३ “ वही, छं० २, ए० २११ * औरंगजेब (१६२१ ई० 
संस्करण), भाग ३. एृ० ३४२; राजपूताने का इतिहास, तीसरा खं०, ए० ८४७१-२१" औरंगजेब 
(१६२१ ६० संस्करण) तृतीय भाग, ए० ३४८ राजविलास, छुं०, २, ए० २०६ ]* बही, 
छु० २, पं० २०८ 

हेड 


२६६ हिंदी वीरकाव्य 


(ढ) रूहिल्‍ला ख़ाँ की सेना--मान के अनुवार बधनोर के सांवल दास मेड़तियां के विर्द्ध 
रूहिल्‍ला खाँ १२ सहस्त्र अश्व लेकर लड़ने के लिए आया था ।* 

(ण) ख्तक सैनिक संबंधी मान द्वारा उल्लेख --मान ने औरंगजेब के उत्तराधिकार-युद्ध 
का उल्लेख करते हुए! लिखा है कि उज्जैन में औरंगज़ेब का सामना करते समय महाराजा जसवंत- 
सिंह के १० सह वीर मारे गए थे |* 

ऊपर दिए हुए सैनिक संबंधी विवरण से सिद्ध हो जाता है कि मान ने सेना की संख्या 
देने में कल्पना शक्ति से प्रचुर मात्रा में काम लिया है। 

राजविसाल के उपयुक्त ऐतिहासिक विवेचन के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि उक्त ग्रंथ 
में दी हुईं तिथियों, घठनाओ्ं एवं सेनाओं के वर्णन में कवि ने अतिशयोक्ति से अधिक काम लिया 
है। चारणों एवं भारों में प्रचलित प्रायः सारी बातों का मान ने अपने ग्रंथ में समावेश कर दिया 
है। घटनावली के क्रम आदि का उसने नाम मात्र को भी ध्यान नही रक्‍्खा है। ऐसा होते हुए 
भी इस अंथ का अ्रपना निजी महत्व है। युद्ध आदि विविध विषयों का जितना विस्तृत वर्णन मान 
कवि ने किया है, उतना इस प्रकार के बहुत कप्त कवियों ने किया है। इस दृष्टि से इस ग्रंथ का 
मूल्य अधिक बढ़ जाता है। अ्रतएव उक्त पुस्तक से कवित्व को अलग कर देने पर यह कृति इति- 
दास फे लिए अधिक महत्त्व और मूल्य की हो जाती है। 


* राजविलास, छुं० ७, ए० २३२ - वही, छुं० १२, ए० १४६ 


अध्याय- ५ 
छत्नप्रकाश की ऐतिहासिकता 
आगामी एष्ठों में छत्रप्रकाश में वर्णित तिथि, बुन्देल-जन्म-वर्णन, पात्र, चंपतिराय तथा 
छत्रताल के युद्धों आदि की ऐशिहासिकता पर ग्रंथ के अ्रध्यायों के अनुसार विचार किया 
जा रहा है। 
तिथि 


छुन्नसाल-जन्म-तिथि--लाल कवि ने “छत्रप्रकाश” में केवल एक तिथि का उल्लेख किया 
है। उन्होंने लिखा है कि “छत्रसाल ने सम्बत्‌ १७९८ वि० (१६७१ ईं०) में २२ वर्ष की अवस्था 
में औरंगज व के विरुद्ध स्वातन्त्रुय-संग्राम आरम्म किया था ।”* इस कथन के आधार पर छत्रसाल 
की जन्म-तिथि १७०६ वि० (१६४६ ई०) ठहरती है। 


अध्याय-१ 
बुन्देल-जन्म-बणन 
लाल कवि ने अपने ग्ंथ में “भगवान्‌ राम के पुत्र कुश की वंशावली का उल्लेख करते हुए 
काशीराज द्वारा काशी में राज्य-संस्थापन का वर्णन किया है। इनके वंशज काशीश्वर कहलाए। 
काशीराज के पुत्र गहिरदेव के नाम पर इनके वंशधर गहिरवार नाम से पुकारे जाने लगे। आगे 
चलकर इनके वंश में वीरभद्र पंचम नामक पाँचवे पुत्र ने विध्याचल पर विंध्यवासिनी देवी की नो 
दिन पयेनत अचना करके अपना सिर काटकर उन पर चढ़ाया, इससे प्रसन्न होकर देवी ने अमृत 
द्वारा उसे पुनः जीवित कर दिया। रक्त की बूद देने के कारण यह बुन्देल कहलाए और इनका 
पुत्र बुन्देला | इसी से इनके कुल का नाम बुन्देला पड़ा ।??* 
छुत्रप्रकाश में वीरभद्र के जिन पूवजों के नाम दिए गए हैं उनका वीरसिंहदेव-चरित में 
श्रभाव है | छत्नप्रकाश की रचना वीरसिंहदेव-चरित से लगभग एक शताब्दी के पश्चात्‌ हुई | 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस दीघ काल में चारणों की कृपा से उक्त नामावली का बुन्देलों के पूवजों 
की वंशावली में समावेश कर दिया गया है। संभवत: लाल कवि ने उसी परम्परा का अनुकरण 
करके उन नामों का अपने ग्रंथ में उल्लेख कर दिया है | 
इसी ग्रकार वीर बुंदेल के पिता पंचम के नाम के संबंध में मी विद्वानों को संदेह है | यह 
अपने पिता के पाँचवे' पुत्र थे | संभवत: इसी कारण से “पंचम पुत्र का पंचम शब्द झढ़ि कर लाल 
कवि ने उसका नामकरण कर दिया है ।”3 वस्तुतः छुत्रप्रकाश के रचयिता इनके नाम से 
अपरिचित थे | 


4 छुन्नप्रकाश, अध्याय १२, ४० ८४ वही, अध्याय १, पु० १-८) नागरी अचारिणी 
पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग हे, १६७६ वि०, छ० ४१८ 


श्क्द हिंदी वीरकाब्य 


छुत्रप्रकाश की रचना के पश्चात्‌ के अंथकारों ने इसी कथा को घटा बढ़ा कर अपनी रचनाओं 
में दे दिया है| प्रसंगवशात्‌ यहाँ पर उनका संत्तिस उल्लेख कर देना न्‍्यायसंगत प्रतीत होता है। 

इक़ीकतुलु-अकालीम का लेखक बुन्देलों की उत्पत्ति दासी से मानता है।” इस लेखक का 
यह कथन इसकी अशानता एवं विद्व घ-भावना का परिचायक है। 

टाड महाशय और मआसिरल उमरा के मत में विध्यवासिनी देवी की उपासना करने के 


कारण यह बुन्देला कह लाए. ।* 
उक्त सभी कथाओं का केवल इतना ही अभिप्राय प्रतीत होता है कि इस वंश के एक 


शक्तिशाली महापुरुष ने बनारस से चलकर मिर्जापुर होते हुए बुन्देलखंड' में जाकर वहाँ. के तत्का- 
लीन अ्फ़गान आदि निवाधी तथा अन्य राजपू्तों को पराजित करके अपने राज्य की नींव डाली। 
विन्ध्यवासिनी देवी के उपासक होने के कारण ये बुन्देले कहलाए और उस प्रदेश का नाम बुन्देल- 
खंड विख्यात हुआ | इसी विवरण को आधार मानकर बुन्देलों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में विविध 
कथाये और किम्बदन्तियाँ प्रचलित हो गई हैं । कह नहीं सकते कि इन कथाओं का आरम्भ कब से हुआा। 
सम्भवतः चारणों में यह कथाय मौलिक रूप में पहले से ही प्रचलित थीं, पर केशव के पश्चात्‌ ही 
उनका प्रचलन हुआ होगा, नहीं तो वे उनकी ओर श्रवश्य संकेत करते | उन्हीं जनश्रतियों के 
मोखिक-रूप को आधार मानकर गोरेलाल ने छत्रप्रकाश मे बुन्देल-वंशोत्पत्ति सम्बन्धी उक्त रूपक 
बाँधकर अपनी कल्पना-शक्ति एवं वास्तविकता के प्रति उपेक्षा-भावना का परिचय दिया है। 

पवार वंश (मम्रार वंश) --लाल कवि ने लिखा है कि “छुत्रसाल ने अग्निवंस के पवार 
कुलवार कुरी” के राजपूत की राजकुमारी से विवाह किया ।??१ प्रमारों को अग्निवंशीय मानकर 
इन्होंने कवि-परम्परा का अनुकरण मात्र किया है। वास्तव में प्रमार अप्निवंशीय' क्षत्रिय नहीं हैं |* 

निश्चित-पात्र 

हिंदू-पान्न--वीरभद्ग, पंचम, वीर बुन्देल, करन, अज्ञु नपाल, सहनपाल, सहज-इन्द्र (सजेन्द्र) 
नौनिकदेव, प्रथीराज (पृथ्वीराज), रामसिंह, रामचन्द्र, मेंदिनीमल्ल, अज़ु नदेव, मल्लखान, रुद्व- 
प्रताप (प्रतापरद्र), भारतीचन्द, मधुकरसाहि, जुमारसिंह, पहारसिंह आसकरन।* 

चंपतिराईं (चंपतिराय)--यह महेवा के शासक थे | जुकारसिंह के मारे जाने और उसके 
राज्य के साम्राज्य में मिला लिए जाने पर उस प्रान्त में विद्रोह कर इन्होंने लूट मचा रक्खी थी । 
चंपतिराय ने १हुत दिन तक वीरसिंहदेव ओर जुमारसिंह की सेवा की थी। वह दाराशिकोह, 
श्रालमगीर आदि की सेवा में भी रहे | फिर बहुत समय तक मुगूलों को तंग करते रहे। १७२१ 
वि० (१६६४ ३०) में इनकी मत्यु हुई ।* 

) ज्ागरी प्रचारिणोी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ३, १६७६ वि०, ४० ४१८-६; मेमाअर्स 
आँव्‌ दी हिस्ट्री, फ़ोकलोर एन्ड डिस्ट्रीब्यूशन आँव्‌ रेसेज़् ऑवू दी नार्थ-वेस्टन प्राविसेज्ञ ऑव्‌ 
इंडिया, भाग १, छए० ४४ _' नागरी श्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ३, १९७६ वि०, 
पृ० ४१३६-२५; मझआसिरुल उमरा, भाग २, ए० ३१७ औरंगजेब, भाग १, ए० १६ ४ छुन्न- 
प्रकाश, घू०७० * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ११, हम्मीररासो की ऐतिहाकिता के अन्तर्गत अपि- 
कुलोत्पत्ति ' वही, अध्याय १, वीरविंहदेव-चरित के पान्नों को ऐतिहासिकृता, पु० १७४-८५१ 
5 बुन्देलखंड का संक्षिप्त इतिहास, ए०१४१-६२; मआसिरुल उमरा, भाग १,ए०१३६-८ 


छत्नप्रकाश की ऐतिहासिकता २६६ 


चुत्रसाल-- (छतारी)--यह चम्पतिराय बुन्देला के पुत्र थे | छुत्नसाल (जिसने छोटा मंसब 
पाया था) शिवाजी भौंसला के पास गया। वहाँ से लौट कर लूट-मार आरंभ कर दी। ररवे' 
वर्ष जसवन्तसिह बुन्देला उसे दमन करने गया । कई बार बादशाही नौकरी में आकर अपने देश 
को लौठ गया। इन्होंने बहुत सी विजय प्रा की थीं। १७३१ ई० में इनकी मृत्यु हुई |" देहाव- 
सान के समय इनकी आयु ८२ वर्ष की थी | 

देवीसिह--यह राजा रामचन्द्र के पौत्र, भारथसाहि के पुत्र थे। ज्ुकारसिंह के पराजित हो 
जाने पर सन्‌ १६३५ ई० में यह ओड़छा के शासक हुए। कुछ समय के उपरान्त वे शाहजहाँ 
के पास दक्षिण में चले गए और ओड्छा खालसा कर लिया गया।* 

सिवराज, सिया ।२ 

राजा इन्द्रमणि धंघेरा--यह सहरा के शासक ये। शाहजहाँ के शासन के १०वं वर्ष में 
यह बन्दी बनाया गया। १६५८ ई० में कंडा ओर डंका पाकर वह सम्मानित हुआ | शुजा के साथ 
युद्ध के अनन्तर बंगाल में इसकी नियुक्ति हुईं जहाँ अपनी मृत्यु तक बादशाही कामों में लगा रहा [४ 

जयसिंह (सिर्ज़ा राजा जयसिंह कछुवाहा)- यह शाजा महासिह (जयपुराधीश) के पुत्र थे | 
सन्‌ १६१७ ई० में १२ वर्ष की अवस्था में मंसब पाया | १६२८ ६० में शाहजाहाँ ने इनका विशेष 
अआादर किया | विविध स्थानों पर इन्होंने बड़ी वीरता प्रदर्शित की । १६४४ ई० में यह दक्षिण के 
सूबेदार नियत हुए। औरंगज्ञ ब के राज्य के ७वे' वर्ष शिवाजी को दंड देने के लिए नियुक्त हुए । 
१६६७ इई७ में बुरहानपुर में इनकी मृत्यु हुईं |“ 

जसवन्तसिह--यह राजा गजसिंह (मारवाड़) के पुत्र थे। १६४१ ई० में यह कंधार में 
नियुक्त हुए। धीरे-र्ध रे इनके पद्‌ में वृद्धि होती गई। १६५८ ई० में दक्षिण से आगरे की ओर 
बढ़ते हुए और॑ंगज़ेब का उज्जैन निकटस्थ धर्मत स्थान पर इन्होंने वीरतापूर्वक सामना किया, पर 
इसमें उन्हें भागना पड़ा। शुजा के युद्ध में यह सेना के दाहिने भाग में नियुक्त हुए थे | मिर्ज़ा राजा 
जयसिह की मध्यस्थता से क्षमा करके इन्हें अ्रहममदाबाद की सूबेदारी मिली। १६६१ ई० में यह 
दक्षिण भेजे गए। वहाँ पर इन्होंने यथाशक्ति शिवाजी के दमन में प्रथम किया ॥ ६७८ ई० 
(पौष ब० १०, १७३४ वि०) को ४२ वर्ष की अवस्था में इनकी झत्यु हुई ।* 

दुरगादास राठौर ।* 

इन्दमनि--(इन्द्रमरि) ओड़छाधीश सु जानसिह के निस्संतान मरने पर शाहजहाँ ने उनके 
भाई इन्द्रमणि को ओड़छा का राजा बनाया । १६४८ ई० में चंपतिराय का दमन करने के लिए. 
ये नियुक्त हुए थे। १६६४ ई० दक्षिण से लौटने पर ओड़छा के राजा बनाये गयें। १६७६ ई० में 

इनकी युत्यु हो गई ।८ 

९ सआसिरुलू उसरा, भाग वही, ४० १३६-४ + जागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन 
संस्करण, भाग ३, १६७६ वि०, ए० ४९४; सआसिरुल्‌ उमरा, भाग १, पादु-दिप्पणी २; ४० ३३६ 
3 देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ३, भूषण-अन्थावली की ऐतिहासिकता, छ० २०४ * सझआखसिरुल्‌ 
उमरा, भाग १, ए०७६-८० “ वही, भाग वही, ए० १६४४-६३" वही, भाग वही, पृ० ३१६६-७२ 
७ देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ४, राजविल्लास की ऐतिहातिकता, ४० २४७७ “ नागरी प्रचारिणी 
पन्निका, नवीन संस्करण, भाग ३, १६७६ वि०, पु० ४६२-३ 


२७७० हिंदी वीरकाब्य 


आननाथ जी--यह महात्मा काठियावाड़न्प्रदेश के जामनगर नामक स्थान के निवासी ये। 
इनके उपदेशों का संग्रह “कुलजम” नाम से प्रसिद्ध है। इनके अनुयायी धामी कहलाते हैं। ये 
छत्रसाल के धर्म-गुरु थे। पन्ना में इनकी समाधि एक बड़े दिव्य और भव्य मन्दिर में है ।* 

सुजानसिद-यह पहाड़सिंह बुन्देला का पुत्र था। शाहजहाँ का कृपा-पात्र होकर कामों 
पर नियुक्त हुआ । जलूस के रथवें वर्ष में इसको राजा की पदवी मिली | श्रीनगर, दक्षिण आदि 
में इसने बड़ी वीरता प्रदर्शित की | १३६६८ ई० में इसकी दक्षिण में मृत्यु हुई।* 

छुत्रसाल हाड़ा--(राव सत्रुसाल हाडा)--यह बूंदी के गोपीनाथ के पुत्र थे । १६३१ ई० में 
यह बूंदी के शासक हुए । बालाघाट, बलखू, बदख्शा, .कंधार आदि की चढ़ाईंयों में इन्होंने बड़ी 
वीरता प्रदर्शित की थी। उत्तराधिकार युद्ध में सामूगढ़ नामक स्थान में १६५४८ ई० में दारा के 
हरावल में लड़ते हुए ओरंगज ब की सेना द्वारा यह मारे गए. ।३ 

सुसलमान-पात्र साहिजहाँ (शाहजहाँ)--यह जहाँगीर का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम 
शाहज़ादा खुरम था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ १६२७ ई०में सिंहासनारूढ़ हुआ | १६५८ 
ई० में श्ररंगज़ेब ने इसे बन्दीग॒ह में डाल दिया। १६६६ ई० में चौहत्तर वर्ष की अ्रवस्था में 


इसका देहान्त हुआ ।* ५ 
दारासाह (दाराशकोह)--यह शाहजहाँ का सब से बडा पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। 


इलाहाबाद, पंजाब, सुल्तान आदि सूधों का शासक रहकर उसने पर्यात अनुभव प्राप्त कर लिया 
था। शाहजहाँ उसे प्रायः अपने पास ही रखता था। १६४८ ई० के उत्तराधिकार-युद्ध में वह हार- 
कर भागा । अन्त में पकड़ा गया और ३० श्रगस्त (श्रथवा ६ सितम्बर), १६४६ ई० को 


उसकी हत्या कर दी गई ।" ५ े 
सूजा (शाह शुजआा)--यह शाहजहाँ का द्वितीय पुत्र और बंगाल का सूबेदार था। इसने 


विद्रोह किया तब राजा जयसिंह ने इसे पराजित किया । उत्तराधिकार-युद्ध में आगरे पर अधिकार 
प्रात्त करने की कामना से बंगाल से चल पड़ा, पर 'खजुञआआ' के युद्ध में पराजित हुता | वहाँ से वह 
अराकान की ओर भाग गया और वहीं पर मार डाला गया ।* 

औरंगसाह, नौरंगसाह (औरंगज्ञब)--यह सम्राद्‌ शाहजहाँ का तृतीय पुत्र था। इसने 
बुन्देलखंड, दक्षिण आदि में विविध युद्धों में बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। उत्तराषिकार-युद्ध में 
विजयी होकर भारत का शासक बना ओर १६५४८-१७०७ ई० तक राज्य किया | 


) छुन्नप्रकाश, पाद-टिप्पणी २, ४० १६९०-२९ मआसिरुलू उमरा, भाग १, धू० ४३५९-६ 
३ वही, भाग वही, ४० ४०३१-५४ * केम्ब्रिज हिस्द्री ऑव इंडिया, भाग ४, ए० १६५, १६८, 
१६४६-७३, १७६-७ $८३-२२३, २२३, २३२, २३३ वही; भाग वही, पु० १७४, २०१, २०६, 
२०७, २०६, २३१०, २१३-९, २३७, २९०, २९२२, २२३, २२६, २२७, २३० २३२, २७१; 
क्रानूनगो; दाराशकोह-सम्पूर्ण; औरंगज़ ब, भा० पूृ० १, २६३-६, २६६, ३०४; वही, "भाग २, ए० 
२७, हे३े, ३९, रेप, ९8, दें८प, १०१; १०६, १०७-८, $१४, १६३, १९६४७, १६६, १६८, १७२, 
१७३, १८८, १८६, २०६, २१०, २१६, ' केम्ब्रिज हिस्ट्री ऑव इंडिया, भाग ७, ए० १६४, 
२११, २१२; २१५, २१८, २२२, २२३, २२४-६, २३२, ४८०-३ “ केम्जिज हिस्ट्री ऑवब्‌ 
इंडिया, भाग ४, ए० १६६-७, १७४, १६२१, ३६८, २००, २०४, २०९, २०६, २०७, २०३६-१४, 
२२२-३१८; सरकार, ओरंगजेब ,पाँचों भाग सम्पूर्ण । 





- छुत्नप्रकांश की ऐतिहासिकता २७१ 


मुरादसाद (सुराद बऱश)--यह शाहजहाँ का चतुर्थ पुत्र और गुजरात का सूबेदार था। 
धर्मत श्रोर सामूगढ़ के युद्धों में इसने बडी वीरता प्रदर्शित की । कालान्तर में औरंगजेब ने इसे 
बन्दी बनाकर ग्वालियर भेज दिया और वहीं पर वह १४ दिसम्बर १६६१ ई० को फाँसी पर लटका 
दिया गया |" 

झकबर सहिजादो (अकबर शाहजादा)--यह ओरंगज़ेब का पुत्र था। औरंगज ब ने इसे 
मारवाड़ और मेवाड़ के युद्धों में भेजा । वहाँ विद्रोही बनकर वह स्वयं सम्राट बन बैठा । राजस्थान 
से भाग कर वह दक्षिण पहुँचा और श्रन्त में फ्रस को चला गया [४ 


बहाहुर साह (बअदहादुर शाह)--यह औरंगजेब का पुत्र था। इसका वास्तविक नाम सुश्रज्जुम 
शाह आलम बहाहुर शाह था। ओरंगजु ब की मृत्यु के पश्चात्‌ यह मार्च १७०७ ई० में गद्दी पर 
बैठा | २७ फ्रवरी, १७१२ ई० को इसका' देहान्त हुआ ।२ 

बहादुर खान-+लाल कवि ने सम्मवृतः इस नाम से खान-जहाँ (मलिक हुसेन) बहाहुर ,खाँ 
की ओर संकेत किया है।*ं 

तहवर (तहव्वर खाँ)--यह औरंगज ब का एक प्रमुख अमीर तथा सेना-नायक या। मार- 
वाड़ के युद्ध में इसने बड़ो वीरता प्रदर्शित की थी ।* 

अबदुलला ,खाँ--कवि ने संभवतः अब्दुल्लाइ ख़ॉँ की ओर संकेत किया है |* 

दुलेल खान--यह सिहोंदा का शासक था। बुन्देलखंड में प्रचलित परंपरा के अ्रनुसार 
दल्तेल खाँ मुहम्मद्‌ खाँ बंगश का पुत्र बतलाया गया है, जिसका लालन-पालन छत्रसाल ने किया 
था। कुछ विद्वानों के मत में वह चंत्तिराय का मित्र था । वह मई, १७२१ में मरा ।* 

नौसेरी खाँ*, अबदुलसमद ।* 

अनिश्चित पात्र 


नीचे उन पात्रों के नाम दिए जा रहे हैं, जिनका ऐतिहासिक विवरण अंपग्राप्य है $-- 

हिन्दू-पात्र--सूर्ये, मनु, रामचन्द्र, कुस, लव, कलस, हरित्रह्म, महीपाल, उद्दित-भ्रुवपाल, 
कमलचन्द, चित्रपाल, बुद्धिपाल, बिहंगराज; कासिराज (काशीराज) । गदह्रिदेव, विमलचंद, नाहु- 
चंद, गोपचंद, गोविंदचंद, टिहनपाल, विंध्यराज, सोनिकदेव, बीकलदेव, अ्रजुनवर्म, उदयाजीत, 


) क्षेम्न्रिज हिस्द्री ऑवब इंडिया, भाग ४, एू० '१७३, २००, २०३, २१३, २१२, २१३, 
११४, २१३, २२२, २२८ वही, भाग वही, छ० २४८, २४६, २९०, २९१-२, २े८०-१, २८२- 
४, रेश्८, ३४०, - वही, भाग वही, ए० ३१३६-२४ _* देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ३, भूषण 
अन्थावली की ऐतिहासिकता, ए० २०७  केम्ब्रिज हिस्टी ऑँबू इंडिया, भा" ४, पृ० २४८; 
२५०, २५१; २९२ * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय १, वीरसिहदेव चरित की ऐतिहासिकता, छ० 
१८१ ७ जरनल आँच्‌ एशियाटिक सोसायटी आँवू बंगाल, सं० >[,५]], १८४७८ इं०, ए० ३६% 
७१; बुन्देशलंड का संक्तिप्त इतिहास, ४० २०३, २१०, २११, २३७ ८ देखिए द्वितीय खं०;, 
अध्याय ३, भूषण-अन्थावली की ऐतिदासिकता के अन्तर्गत खान दौरां नौशेरी खाँ का विवरण, 
पृ० २०७ * वही, वही, वहीं, ४० २०६ 


२७३ ढिदी वीरकाव्य 


कौरतसाहि, भूषतिसाहि, आमनदास, चंदुनदास, दुर्गादास, घनस्याम, प्रागदास, भेरोदास, खॉडेराय, 
प्रेमचद, कुवरसेन, मानताहि (मानताह), भागवतराश, खरगराइ, चंद, सुजानराइ, सारवाहन, 
अंगद्राई (अंगद), रतनसाहि (रतनसाह, रतन), गोपाल, उगरसाह, बंका, चौदह्ा मेघ (१!) श्रजीत- 
राइ (राइ श्रजोत), मनोला, हरो जवोधो, दलेल दोवा, साहिबसिंह धंघेरा ( साहिबराइ ) सिबरास 
दोवा, गुगल बारी, शानसाह, मान; घुस्मंगद, कुंवर नरायनदास, गोविंद्राई पंतपुरवारे, सुन्दरमनि 
पार, दलसिंगार, राममनि दोवा, मेधराज परिहार, किसोरों खगार, दलतधाह मिश्र, हरकृष्ण 
( मिश्र हरिकृष्ण ), लब्छे, राउत ( राबत ), राममनि, हरिबंत, मेथी, परदोन, दयाले, फानु भाट, 
पंबल ढीमर, खरगे बारी, मोदों पतै, कुँवरराज रनधीर घंघेरी, केसरीसिंद धंघेरा, आनंदरा३ 
चौधरी, जैत पटेल, दासजी राइ मवासी, दागी केसौराइ मवासी, दीपसाह, अनन्द चौधरी, सबल 
साह, धारू, कीरति, रामजू , प्रथीराज, दीप दिवान, माधोराइ, बसंत, उदयमान, श्रमरसिंह, परताप 
/चन्द, कने (करन जू ); इन्द्रमनि साहिगढ़ वारे, उम्रसैन, जगतर्थिंह, सकतसिंह, जामसाह, परबतः 
सिंह (१रबतसाह), रूपसाह, चन्द्रहंस, चित्रांगद, जसवन्त, रामसिंह, जैसिंह, जादौराइ, गाजीसिंह, 
गुपालमनि, चिंतामनि सुरकी, बिसुनदास, बावराज परिहार, नन्दन छिपी (छीपी), कृपाराम, जगतेस 
दुलची, परसराम सोलंकी, बालकृष्ण, गद्भाराम, मेत्राज परिहार, अरि साऊ, बरगीद।स, हमीर धंघेरो, 
भावतराइ पमारु, सबदलराइ, भोज, दल्लसाइ मिश्र, किसुनदास, उदैकरन, दरजू (हरजूमज्न), दयाल 
गौतम, बल्ले बैसु, भूपतिराय बैस, घनश्याम, जगतराइ, नवल, प्रेमसाह, राना रामदास, सुंदरमनि 
मन्न सुजान, सभातिंह, उदैकरन, देवकरन, अमरसाह, राइ अमान, देवकरन, गजसिंह, खांडेराइ, 
माधोतिंह कठेरावारो, नंद महाराज।, सुभकरन, बलदाऊ (बल दिवान, देव दिवान), श्रमर दिवान, 
भारतसाह, माधोराइ, हाड़ा दुरजनसाल (छत्रसाल हाड़ा १), मुकुन्द्सिद हाड़ा । 

स्री-पात्र--हीरादे रानी, लालकुँवरि, देवकुँवरि । 

सुसलमान:पान्न--बाकी खान (बाक़ी खाँ), भोर गौर, सहिबाज खाँ, फ़ते खाँ, खानत्रहाँ 
सैद महम्मद (सैय्यद मुहम्मद), कासिम खाँ, नामदार खाँ, फ़िदाई खाँ, महमद हाशिभ, खालिक, 
सैद बहादुर, सैद मनौवर, रनदूलह, रूमी, सैद लतीफ, अधसेरी उमराव, सेख श्रनोर, सुतरदीन 
(सुतरदी॥), हमीद खान, सैद लतीफ़, नाहर खान, बशलोल खान मयानौ#, मुरादखान, साइकुली, 
सैद अफगन खान, सेर खाँ (शेरखॉ), फोजे मियाँ, बाक्लीखान बुन्देले ()), ईवफलान, श्रलीखाँ. 
खानखाना | 

अध्याय २-४ 

छन्नप्रकाश के उक्त अध्यायों में छत्नसाल के पूर्वजों, सारवाहन के चरित्र और छत्रसाल की 
बाल-लीलाओं का उल्लेख किया गयाहै।* इनमें से कुछ घटनाओं का पात्रों की ऐतिद्ासिकता 
पर विचार करते समय यथास्थान उल्लेख कर दिया गया है। शेष घटनाओं पर उचित सामग्री के 
अभाव में यहाँ पर विचार नहीं किया सका है। 





.. $ इस नामों का भूषण ने भी उल्लेख किया है। देखिये द्वितीय खंड, अध्याय ३, भूंषण- 
अंधावली कीं एतिंदासिकतान्त्गत अनिश्चित सुसलमसान पात्र-सूची । एू० २१० 
+ छुन्नप्रकाश, पू० ३-२७ - 


छत्रप्रकांश की ऐतिहासिकता २७३ 


अध्याय ५२ 


शाहजहाँ और बुन्देलखंड--लाल कवि ने इस अध्याय में शाहजहाँ द्वारा बुन्देलखंड 
पर आक्रमण करने, जुकरारसिंह के विद्रोह, पहाड़सिंह के राजा बनने आदि घटनाओं का उल्लेख 
किया है।! 

उक्त घटनाओं के संबंध में इतिहास ग्रंथों से यह विवरण प्राप्त होता हैः-- 

५जहाँगीर की मृत्यु से तीन-चार मास पूर्वा वीरसिंहदेव ने मानव-लीला समाप्त की और 
उसका पुत्र जुकारसिंह उसका उत्तराधिकारी हुआ | शाहजहाँ के सिंहासनारूढ़ होते ही वह आगरा 
छोड़ कर ओइछा चला गया। खान खानान महावत की श्रध्यक्षता में विशाल सेना भेजी गई । 
अबदुल्ला खाँ ने ऐरछ में दो सह सै,नेकों का संहार करके उस पर अधिकार कर लिया। ओड़छा 
पर भी आक्रमण हुआ । जुकारसिंह ने संधि कर ली | 

कुछ समय के पश्चात्‌ जुकारसिंह ने चौरागढ़ पर विजय प्राप्त कर ली। शाहजहां नें 
ओऔरंगज़ ब के सेनापतित्व में सैव्यद अब्दुल्लाइ श्रौर खान-ए-दौरा आदि वीरों के साथ २,७००० 
सेना मेजी। इस सेना ने ओड़छा पर अधिकार करके देवीतिंह को वहाँ का राजा बनाया (४ 
अक्टूबर, १६३५४ ३०) | 

जुकारसिंद धामोनी से भागकर चौरागढ़, देवगढ़, चाँद। आदि स्थानों में होते हुए बनों में 
भटकते फिरे | अ्रन्त में गौंडों ने जुकारसिंह और विक्रमाजीत के शिरों को काटकर द्सिम्बर, १६३५ 
ई० में शाहजहाँ के पास भेज दिया | 

ओऔरंगज ब की प्रार्थना पर शाहजहाँ दतिया और श्रोड़छा में स्वयं गया (नर्वेबर, १६३५ 
ई०) | वहाँ से वे दोनों दौलताबाद को चले गए। (१४ जुलाई, १६३६ ई०)। 

चंपतिराय तथा अन्य बुन्देलों ने शाहजहाँ की आधीनता नहीं स्वीकार की। वे जुमारसिंह 
के अल्प-वयस्क पुत्र प्रथ्वीराज को राजा बनाकर ओड़छा की सीमा में लूंट्मार करते रहे | अब्दुल्ला 
खाँ इस्लामाबाद में रहकर उस प्रदेश का शासन करता था। उसके एक सेना-नायक बाक्की खाँ ने 
श्य अप्रैल, १६४० ई० में बुंदेलों को पराजित किया | चंपतिराय भाग गए और प्रृथ्वीराज बन्दी 
बनाकर ग्वालियर के कारागार में डाल दिया गया । 

सन्‌ १६३५ ई० में छः वर्ष पर्यन्त प्रयत्न करने पर जब॑ वहाँ पर शान्ति स्थापित न हो सकी 
तब १६४१ ई६० में पहाड़तिंह को वह राज्य दे दिया गया। 

इस प्रकार अबदुल्लाद खां, बाक्की खां श्रोर बहादुर खां आदि चंपतिराय को दबाने के लिए, 
सतत प्रयत्न करते रहे, पर वे उसमें श्रसफल रहे ।?”* 

छत्रप्रकाश ओर इतिहास में वरणित उक्त घटनाओं के विवरणों में परस्पर बहुत साम्य है 
और उनमें कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है । 


१ छुन्रप्रकाश, ४० २८-३४ * देलियट एंड डाउसंत, हिस्ट्री ऑवू इंडिया, भा०७, ५६०६-७५, 
१३, ४७-९२; ओरंगज़ ब भा० १, ए० १६-२६, २६, ३०; ३१; लेटर मुरालसू, सा० २, पुं० 
२२२-३; नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ३, ए० ४४४-७; सआसिरुल उमरा, 
भा० ९, ए० २२१ 
३५ 


की 


२७४ हिंदी वौरकार्ब्य 


चंपतिराय की हत्या के लिए षड़यन्त्र -लाल कवि ने घप्रिखा है. कि चंपतिराय से भयभीत 
होकर पहाड़सिंह ने उनको विष देने तथा चोर द्वारा मरवा डालने कौ चेध्टायें की थीं।* 
फारसी इतिहासकार इस सम्बन्ध में मौन हैं, पर परिस्थितियों पर विचार करने पर ग्रह बात स्पष्ट 
हो जाती है । यद्यपि पहाडसिंह चम्पतिराय से सन्धि कर चुके थे* पर उनकी बढ़ती हुईं शक्ति से वे 
अवश्य ही भयभीत हों गए होंगे । दूसरे, शाहजहाँ के संकेत पर उनका नाश कर के अपने राज्य 
को निष्क॑ंठक करने की उन्होंने अवश्य ही चेष्टा की ही होगी | इसी उद्देश्य में सफल होने के लिए 
“पहाड़सिंह ने ४ जून, १६४२ ६० में अब्दुल्लाइ खो के साथ सन्धि कीं थी कि वे चम्पतिराय और 
उसके साथियों का सवनाश करने में सफल हों ।?' रै 

अपने प्रतिदवन्द्ी को मार कर अपने राज्य को निष्कृटक करने की घटनायें राजपरानों में 
अतीत काल से ही होती रहो हैं। भ्रतएव कवि द्वारा कथित चंपतिराय की हत्या के लिए किए गए 
घड्यन्न्न सत्य प्रतीत होते हैं। 

कंघार पर अक्रण--आगे चलकर लाल कवि ने लिखा है कि ““चम्पतिराय शाइजहाँ की 
सेवा में चले गए | कुछ समयोपरान्त वे दारा के साथ कन्धार पर आक्रमण करने के लिए गए | 
वहाँ पर उन्होंने बड़ी वीरता प्रदर्शित की | फिर कोंच की जागीर के प्रश्न को लेकर दारा और 
अम्पतिराय में वैमनस्य हो गया । परिणामस्वरूप मंसब त्याग कर वे स्वदेश लौट आए |” ४ 

इतिहास से विदित होता है कि पहाड़विंद को गद्दी मिल जाने पर चम्पतिराय ने मुगलों से 
सन्धि कर ली ओर वे दारा की सेवा में रहने लगे। (जून १६४२ ई०)५ 

उक्त कवि ने अपने वणन में क़न्घार के तृतीय आक्रमण की ओर संकेत किया है। शाह- 
जहाँ की आशा से दारा एक विशाल सेना लेकर १६५४३ ई० में कन्घार की ओर गया था | उसके 
साथ पहाडुसिंह, चम्पतिराय आदि सैनिक मी थे | यह घेरा अ्रपैल से सितम्बर, १६५३ ई० तक पड़ा 
रहा था। अन्त में असफलता के कारण यह घेरा उठा लिया गया और दारा ससैन्य आगरे लौट 
आंया | शाहजहाँ ने शाहजहाॉनाबाद में दारा का राजसी स्वागत किया, और पुरस्कार वितरित किए 
जिससे दारा कुन्धार-आक्रमण की अपनी स,री असफलताओं कों भूल गया (२६ दिशसम्बर, 
१६४३ ६०) ।९ . 

दारा की असंफल्लता पर भी राजधानी में इस प्रकार उत्सव मनाया गया था। सम्भव है 
कि राजधानी से दूरस्थ लाल कवि ने उक्त उत्सव सम्बन्धी विवरण को सुनकर यह समझ लिया 
हो कि कसवार पर मुगुलों का अधिकार हो गया है। यह भी दो सकता है कि चम्पतिराय की वीरता 
एवं शोर्य की प्रशंसा करने के लिए, ही उन्होंने ऐसा वर्णन कर दिया हो। कुछ भी हो, यह स्पष्ट 
है कि कन्धार-विजय सम्बन्धी उनका कथन इतिहास विरुद्ध है । 

कोंच की जागीर के प्रसंग को लेकर पहाड्तिंह के बहकाने से दारा और चंपतिराय के मध्य 
अनबन होना स्वाभाविक हो सकता है, क्योंकि द।रा की यह दुबलता थी फ़ि वह दूधरों की निन्‍दा 





) छुन्नप्रकाश, ए० ३४-७ लेटर सुग़लस्‌ ; भा० २, एू० २१३ 3 वही, भा० वही, ४० 
वही. * छुत्रपकाश पृ०३७-३३ ' औरंगज़ ब, भाग १, पु० २७ * दाराशुकोह, प०४४९-६७ 
छेटर मुग़लस्‌ , भा० २, प० २२३ (पादु-ठिप्पणी) 


छुत्रप्रकाश की ऐतिहासिकता श्७्पू 


और बुराई को सुनता तथा उसका विश्वास कर लिया करता था|" इस प्रकार के वैमनस्य के 
उपरांत मंसब त्याग कर चंपतिराय महेवा चले गए. होंगे । 
अध्याय ६-७ 

उत्तराधिकार-थुद्ध तथा अन्य घटनायें--उक्त घटनाओं के अ्रनन्तर लाल कवि ने शाइजहाँ 
के पुत्रों के उत्तराधिकार-युद्ध, चंपतिराय-शौर्य, मुकुन्द हाड़ा और छत्रसाल हाड़ा की मृत्यु, सामू- 
गढ़-युद्ध, दारा तथा शुजा की पराजय, शुभकरण और चंपतिराय के युद्ध, घुजानराय की मृत्यु, 
छुत्रसाल का ननिहाल जाना, नामदार खाँ ओर रतनसाह आदि का वर्णन किया है ।* 

इन घटनाओं के संबंध में इतिहास से विदित होता है कि “सितम्बर, १६४७ ई० में शाह- 
जहाँ बीमार पड़ा । उस समय उसके चारों पुत्र-दारा, शुजा, ओरंगज्ञेब तथा मुराद-क्रमश:ः आगरा, 
बज्धाल, दक्षिण तथा गुजरात में थे। शाहजह्वां ने दारा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर 
दिया । इस पर उसके अन्य भाइयों ने राज्य प्राप्ति के उपाय आरंभ कर दिए। मुराद ने स्वयं को 
सम्राद घोषित कर दिया (५ दि्सिम्बर, १६५७ ई०)। शन्नु का नाश करके परस्पर राज्य-विभाजन 
करने का मुराद और और ंगज़ेब में निणंय हो गया । इसी प्रकार अपने को सम्राट घोषित करके शुजा 
बड्ाल से आगरे को ओर चल पड़ा और फ़रवरी, १६५८ ई० में बनारस के निकट शाही सेना का 
सामना किया। मुराद २५ फ़रवरी, १६५४८ ई० को अहमदाबाद से चलकर १४ अप्रेल, १६५८ 
ई० को दीपालपुर में पहुँचा। ओरंगज़ेब दक्षिण से रवाना होकर उक्त तिथि को दीपालपुर में 
मुराद से जा मिला। वहां से वे दोनों उज्जैन की ओर चले ओर धर्मत पर पहुँचकर डेरा डाल दिया | 
इस स्थान पर जसवंतसिंह ने इन दोनों की सेना का सामना किया। मुकुन्दर्सिह हाड़ा आदि जस- 
वंतसिंह के अनेक वीर मारे गये | वह स्वयं घायल होकर युद्ध-क्षेत्र से भाग गए। ओऔरंगज़ ब ने 
विजयी होकर उस स्थान पर फृतेहाबाद नगर बसाया। 

इसी अवसर पर उज्जैन के निकट चंपतविराय आकर औरंगजेब से मिले (अ्रप्रेल, 
१६५८ ई०)। वहाँ से चलकर औरंगजेब ओर मुराद २१ मई, १६४०८ ई० को ग्वालियर 
पहुँचे। धौलपुर से लगभग चालीस मील पूव में एक धाट को श्ररक्षित छोड़कर शेष सब 
घाटों को दारा ने अपनी तोपों से रोक रक्खा था। औरंगजेब उसी मार्य से चंबल को २३ 
मई, १६४८ ई० को पार करके आगरे की ओर चल पड़ा | आलमगीरनामाकार तथा आक्विल खाँ 
ने क्रश: इस स्थान का नाम 'भदौरिया! और “भदावर” लिखा है। ईश्वरदास ने इसका नाम 
कनेरा' ओर भीमसेन ने “गोरखा” बतलाया है | सम्मवतः वह स्थान मदौली था। 

(छुन्नप्रकाश), मनूची तथा मौमसेन के अनुसार इस मार्ग के बतलाने वाले मनुष्य का नाम 
चंपतिराय बुन्देला था | ईश्वरदास ने ग्वालियर की सरकार गोहद का जमींदार हाथीराज जाट 
और आकिल खाँ ने 'भदावर का जुमींदार' लिखा है।'े 

मुगुल राजकीय ऐतिहासिक ग्रंथ इस मनुष्य के नाम के संबंध में मौन हैं। ““सामूगढ़ के युद्ध 
में चंपतिराय ओर गजेब की सेना के दक्षिण भाग में इस्लाम खाँ के नेतृत्व में सम्मिलित हुए थे।? ५ 

१ दाराशुकोह, पु०४१६-७ * छुत्रप्रकाश, पु० ४२-१७ * औरंगजेब, भा० $, ४०२३६३-४, 
३०२, ३०६-७, ई०३, रे३९, ३े३े८-६, ३२७४-६९; वही, भाग २, ४० १-२९, २७, २३; वही, भा० 
३; पृ० २७ उच्ही, भा० २, ए० ४४ 


२७६ हिंदी वीरकान्य 


इससे प्रमाणित होता है कि चंपतिराय उक्त युद्ध से पूव ही औरंगजेब की सेना से थ्रा मिले थे। इन 
दोनों की इस भेंट का स्थान उज्जैन के आस-पास हीं रह्य होगा, क्योंकि दक्षिण से उत्तर को आते 
समय अ्रवंती प्रदेश, जो बुन्देलखंड के बहुत निकट है, पड़ता है। दारा के प्रति पूव वैमनस्य का 
स्मरण करके प्रतिशोष-मावना से प्रेरित होकर चतुर राजनीतिज्ञ के समान चंपतिराय अबश्य ही 
औरंगजेब से जा मिले होंगे और उन्होंने यह भेंट उसी समय की होगी जब औरंगजेब की सेना 
बुन्देलखंड के निकट उज्जैन के पास में पहुँची होगी । मुग़ल प्रायः राजपूत सेना को ही अग्रमाग 
में रक्खा करते ये | इन सभी बातो से लाल कवि का यह कथन, कि चंपतिराय ने उस घाट का 
मार्ग औरंगजेब को दिखलाया; सत्य प्रतीत होता है। 


सामूगढ़-युद्ध (२६ मई, १६४८२ ६०)--यह भयंकर युद्ध हुआ था। दारा की ओर के 
छत्नसाल हाड़ा, रामसिंह राठौर आदि नो राजपूत एवं उन्नीस मुसलमान सेनापति मारे गए थे | 
दारा पराजित होकर भाग गया । औरंगजेब विजयी हुआ और उसने आगरे पर अपना अधिकार 
कर लिया (जून, १६४८ ६०) | 

वह आगरे से १३ जून, १७५४८ ६० को देहली के लिए रवाना हुआ ) मार्ग में उसने मुराद 
को बन्दी बनाकर सलीमगढ़ भेज दिया (२५ जून, १६४८ ई०)। अ्रन्त में वह बुधवार, चार 
दिसम्बर, १६६१ ६० को ग्वालियर में फाँसी पर लग्का दिया गया । 


ता० २१ जुलाई, १६५८ ई० को देहली नगर के बाहर शालामार उपवन में औरंगजेब 
आलमगीर नाम से सिहासनारूढ हुआ । 

इधर-उधर भटकता हुआ दारा पकड़ कर देहली लाया गया, जहाँ २० अगस्त, १६५४६ 
६० को उसकी हत्या कर दी गई । 


. देहली की ओर बढ़ते हुए शुजा को औरंगजेब ने खजुह्य के स्थान पर ५ जनवरी, १६५६ 
ई० को पराजित किया. इस प्रकार उसका राज्य निष्क॑ंटक हो गया ।* 


छत्रप्रकाश ओर इतिहास के उक्त विवरणों की तुलना करने पर स्पष्ट हो जाता है कि लाल 
कवि ने इन घटनाओं का संक्षिप्त किन्तु वास्तविक चित्रण किया है| 

संपतिराय और बहादुर खाँ का वैमनस्य । -लाल कवि के मतानुसार युद्ध से भागे हुए 

एवं चम्पतिराय का स्वदेश लोटना बहादुर खाँ के लड़के, का जो दारा की ओर 
से लड़ा था, सामान चंपतिराय के हाथ पड़ा था| माँगने पर उन्होंने नहीं लौदाया | इस पर दोनों 
में मन-मुटाव हो गया | इस कारण से शाह शुजा के आक्रमण के अवसर पर चम्पतिराय अपने 
घर चले आए । 


इतिहास से विदित द्ोता है कि बहादुर खाँ औरंगजेब की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ 
था। सामूगढ़ के क्षेत्र में वद औरंगज ब की सेना के मध्य भाग के वाम पक्त में लड़ा था | इस 
युद्ध में वह बहुत घायल हुआ था और उसकी सेना के कतिपय सैनिक भी मारे गए ये ।* अतणएव 


) औरंगजेब भा० वही, ४० ३२-६४, ७७, ८२, ८६-३० ०, ३१०७-८१ १२६-२६, २०८- 
१० यही, भा० वही, पु० ४८ 


छत्रप्रकाश की ऐतिहासिकता २७७ 


उसका पुत्र भी औरंगजेब की ही श्रोर से लड़ा होगा, न कि दारा के पक्ष में। हो सकता है, कि 
उक्त युद्ध की भयंकरता से घबरा कर बहादुर खाँ की सेना और उसका पुत्र भाग खड़े हुए हों और 
अवसर पाकर चम्पतिराय ने, जो ओ्रोर॑गड़ोब की सेना में युद्ध कर रहे थे, उसके पुत्र के सामान को 
लूठ लिया हो | पर इसके लिए, कोई दृढ़ प्रमाण उपलब्ध नहीं है। दूसरे, औरंगज़ोब की सेना में 
उस समय इतनी अनियंत्रणत: की कल्पना भी नहीं की जा सकती |. लाल कवि के उक्त अनुमान 
का एक अन्य कारण हो सकता है। पराजित दारा के भाग जाने पर उसकी सारी युद्ध-सामग्री 
श्ौरंगज्ञेव की सेना के हाथ लगी थी। सम्भव है; इस सामान के कुछ अंश के ऊपर चम्पतिराय 
श्रौर बहादुर खाँ में अनबन हो गई हो । 

चम्पतिराय के बुन्देलखंडः को लौठ आने के-सम्बन्ध में इतिहास में यह उल्लेख 
मिलता है :-- 

. सामूगढ़ के युद्ध की समाप्ति (६ जून, १६४८ ई०) पर ओरंगज्षेब ने चंपतिराय को एक 
हाथी भेंट किया | फिर वह दारा का पीछा करने वाली सेना के साथ गये । जब औरंगड्रेब की सेना 
पंजाब में सराय जोहरमल में पड़ी थी, उस समय चम्पतिराय तथा उसका दूसरा पुत्र अंगद लाहौर 
के सूबेशर खलील उल्लाह खाँ की सेना में भेजे गये । जनवरी, १६५६ ई० में, जबकि शुजा खजुदहय 
की ओर बढ़ रहा था और“ दारा गुजरात से होकर अजमेर की ओर जा रहा था, उस समय सारे 
साम्राज्य में अ्रव्यवस्था ओर अशान्ति फैली हुईं थी । ऐसे अनुकूल अवसर को पाकर चंपतिराय 
लाहौर से बुन्देलखंड में जाकर लूट-मार करके शक्ति संचय करने लगे। 

शुभकरन-पराजय--उन्‍्होंने मालवा के सारे मार्गों का अवरोध कर दिया। ओऔरंगज़ेब ने 
दतिया के राजा शुमकरन बुन्देला तथा ओ्रोड़छा के राजा इंद्रमणि को इनके विरुद्ध मेजा । आरंभ 
में इन लोगों की सारी शक्ति क्षीयण हो गई और वे चंपतिराय को वश में न कर सके | उस प्रदेश 
के जगलों और पवतों ने चंपतिराय की पूरी-पूरी सहायता की । वह बहुत समय तक इधर-उधर 
लूट-खसोट करते रहे और शाही सेना उनका कुछ न बिगाड़ सकी । हे 

यह दशा देखकर औरंगजेब ने चंदेरी के राजा देवीसिंह को इनके विरुद्ध युद्ध के लिए 
मेजा | यह अप्रेल, १६६१ ई० से १६ अप्रैल, १६६२ इं० तक वहाँ रहे। मालवा के जागीरदार' 
भी इनकी सहायता कर रहे थे । चंपतिराय एक स्थान से दूसरे स्थान को चले जाते। मुग़ल सेना 
इनका पीछा करती पर वे हाथ नही आते थे । पकड़े जाने के भय से वे दिन में छिपे रहते तथा 
रात्रि को अन्यत्र चलते जाते। युद्धों में इतनी बड़ी द्वानि हो रही थीं और इनके साथी भी कम होते 
जा रहे थे | बहुत से बुन्देला सरदारों ने इनके विरुद्ध शाही सेना की सहायता करनी आरंभ कर दी 
थी | चंपतिराय के भाई सज्जनराय के हाथ से वेद्पुर दुर्ग निकल गया और उन्होंने पकड़े जाने के 
भय से आत्म-हत्या कर ली ॥” 

ऊपर दिए, हुए, ऐतिहासिक उद्धरण से स्पष्ट हो जाता है वि 
जिन युद्धों तथा स॒जानराय आदि का विस्तृत उल्लेख किया है, 
विस्तृत भी हैं । 


१ औरंगज़ेंब, भा० ३, ए० २८; लेटर मुग़लस, भा० २; घु० २२४ 


का 


लाल कवि ने चंपतिराय के 


कृ 
वे ऐतिहासिक ही नहीं वरंन्‌ 





२७८ हिंदी वीरकाव्य 


इन अध्यायों की शेष घटनाओं--नामदार खां और रतनसाह-प्रसंग, छत्रसाल का ननिहाल 

जाना आदि--को ऐतिहासिक सामग्री के अभाव में मी सत्य ही समझना चाहिए। 
अध्याय ८ 

इस अध्याय में कवि ने चंपतिराय के सहरा जाने, इंद्रमणि की मुत्यु, साहबसिंह द्वारा. 
चंपतिराय की सहायता, छत्नसाल का बहिन के घर जाना, चंपतिराय की मृत्यु आदि घटनाओं 
का वर्णन किया है |" 

इन्द्रमणि धंधेरा की रृत्यु--इतिहास के अनुसार इंद्रमणि को शाहजहाँ के राज्य के 
आरंभिक वर्षो' में सहरा की जागीर दीं गई थी। फिर वह उसके राज्य के १० वे” वर्ष (१६३७ 
ई०) में दुर्ग जूनेर में बन्दी बना दिया गया। उत्तराधिकार-युद्ध के अवसर पर उत्तर को प्रस्थान 
करते समय १६५७ ई० में ओरंगज़ेब ने इसे जूनेर से मुक्त करके शाहजादा मुहम्मद सुलतान के 
साथ आगे उत्तरी भारत को भेजा ।* 


औरंगज ब और चम्पतिराय उत्ताधिकार-युद्ध के दिनों में अप्रेल १६४८ ई० में उजेन के 
निकट मिले थे ।* उस समय तक राजा इन्द्रमणि मुक्त हो चुके थे | ऐवी परिस्थिति में लाल कवि 
का यह कहना कि “चम्पतिराय ने उन्हें मुक्त कराया था? असंगत ठहरता है। यह सम्भव है कि 
ओऔरंगज्गेब-चम्पतिराय-मैत्री के दिनों में इन्द्रमणि का सम्मान बढ़ाने में-चम्पतिराय का कुछ हाथ 
रद्द हो । 

लाल कवि के अनुसार यह राजा चम्पतिशाय की मृत्यु से कुछ समय पूर्व मरा। पर सर- 
कार के मत में “वह चम्पतिराय से कुछ समय पूव ही नहीं मरा वरन्‌ उसके पश्चात्‌ वह कई वर्ष 
तक जीवित रहा ।”* मश्रासिरलू उमरा के अनुसार “राजा इंद्रमणि शाह शुजा के युद्ध (१६४६६ई०) 
के पश्चात्‌ बंगाल में नियुक्त हुआ और अपनी मृत्यु के समय तक बादशाहीं कामों में लगा रहः ।??९ 
श्रन्य प्राव्त विवरण से विदित होता है, कि “औरंगर्ज ब के शासन के आरम्मिक वर्षों में अपने 
संबंधियों के व्यवहार के कारण इन्द्रमणि औरंगजेब की दृष्टि में गिर गया ।”* सम्भव है कि इसके 
परिणामस्वरूप इन्द्रमरि चम्पतिराय की मृत्यु (अक्टूबर, १६६१ ई०) के अवसर पर सहरा में 
वंतमान रहा हो और उस समय युद्ध करते हुए मारा गया हो । पर इस विषय में निर्णयात्मक ढंग 
से कुछ कहना कठिन है। 

चस्पतिराय की सत्यु--(अक्टूबर, १६६१ ई०)--चम्पतिराय के देहान्त के संबंध में आलम- 
गीरनामा के ्राधार पर यह विवरण उपलब्ध होता है :-- 

“ओ्रोड़छा के राजा सुजानसिंह ने मुगुल-दरबार में चम्पतिराय की मृत्यु का सारा गौरव 
अपने ऊपर्‌ लिया। उन्होंने कह्दा कि उन्होंने चम्पतिराय का सहरा तक पीछा किया और उन्हें 
श्रात्म-समपंण करने के लिए विवश किया | परन्तु छुजानसिंह के अपरिचत पघंघेरों ने चंपतिराय 
का शिर दरबार में भेजा, जो वहाँ ७ नवम्बर, १६६१ ई० को पहुँचा |?» 


' धयक् 





) छुत्रप्रकाश, पु० ४८-६५ सआसिरुल_ उमरा, भा०, १, ए० ७६-८० * देखिए 
परृ० २७१-७६, ४ औरंगज़ेंब, भा० ३, ए० २३ (पादू-टिप्णणी ) "५ वहीं, भा० १, ए्‌० 
८० ' लेटर मुरालस्‌, भा० २, पु० २२६ (पादु-दिप्पणी) * चही, सा०, पु० रर८ 


छुंत्रप्रकाश की ऐतिहांसिकता २७ 


लांश कवि के अनुसार रानी हीरा देवी (पहाड्सिंह की रानी)१ चंपतिराय का पीछा करती हुईं 
सहरा की ओर गईं थीं। वह चम्पतिराय से शत्रुता रखती थीं। उनके विद्वंष के कारण ही धंघेरों 
को चंपतिराय के साथ विश्वासधात करने का अवसर प्राप्त हुआ था। अतः पहाड़सिंह बुन्देला के 
पुत्र सुजानसिंह बुन्देला' ने औरंगज ब की 'दृष्टि में ऊँचा उठने के लिए चम्पतिराय की मृत्यु का 
दायित्व अपने ऊपर लिया हो, तो कोई आश्चय की बात नहीं है। अतएव आलमगीरनामा का 
उक्त कथन छत्रप्रकाश के इस विवरण का अग्रत्यक्ष रूप से समर्थन करता है । 

चंपतिराय के साथ ही उनकी पत्नी रानी लालकुंवरि (छुत्रसाल की माता) ने भी आत्म- 
हत्या कर ली थी । सरकार के मतानुसार छुत्रसाल' की माता का नाम रानी कालीकुमारी था। 

छुत्रसाल का बहिन के घर जाने, आदि घटनाओं का ऐतिहासिक विवरण अप्राप्य है। ईन 
घटनाओं का उल्लेख करने में सरकार तथा इरविन" ने छुत्रप्रकाश को ही प्रधान रूप से आधार 
माना है। इसलिए उक्त विवरण की सहायता इन घटनाओं की परीक्षा करने के लिए नहीं ली गई 
है। पर उक्त पटनाय ऐतिहासिक ही हैं, यह बात किसी को श्रमान्य नहीं हो सकती। 

अध्याय ९-१० 

लाल कवि ने इन प्रकरणों में छुत्रसाल के प्रथम विवाह, उनकी जयसिंह से भेठ, ओर 
शाही सेना द्वारा देवगढ़ विजय का' उल्लेख किया है ।* 

जयसिंह-छुत्रसाल-सिलन--इस घटना के संबंध में इतिहास से यह विवरण उपलब्ध होता 
है, जो लाल कवि के विवरण से एक दस साम्य रखता है :-- 

“छुत्रसाल और उनके ज्येष्ठ भ्राता अंगद्‌ ने मिर्जा राजा जयसिंह से उन्हें नौकरी देने तथा 
शिवा जी के विरुद्ध शाही सेना में साथ ले जाने के लिए बार-बार प्रार्थना की थी (१६६५ ई०) | 
जयसिंह ने उन्हें अपनी सेना में भर्त्ती किया | इन दोनों युवकों ने पुरंधर के घेरे में विशेष योग्यता 
से कार्य किया (३ अगस्त, १६६५४ ई )। वे उनके साथ बीजापुर के आक्रमण में भी रहे । 
(द्सिम्बर १६६४ ६० से फ्रवरी, १६६६ ई० तक) ।* 

देवगढ़-विजय--छुत्र प्रकाश के विवरण के अनुसार बहादुर खाँ के साथ छुत्रसाल देवगढ़- 
युद्ध में गए, जहाँ पर उनकी वीरता के फलस्वरूप बहादुर खाँ विजयी हुआ । 

इतिहास से विदित होता है कि “औरंगजेब की श्राज्ञा से दिलेर खाँ ने देवगढ़ पर दो बार 
आक्रमण किए थे। प्रथम बार वह जनवरी, १६६७ ई० में गौंड-अ्रदेश में प्रविष्ट होकर २६ 
अप्रैल, १६६७ ई० को चांदा की सीमा को पार करके देवगढ़ में पहुँचा | वहाँ के राजा कोकसिंह 
ने आत्म-समपैण कर दिया । अगस्त, १६६६ ई० में दिलेर खाँ पुन; देवगढ़ पर चढ़ आया। 
राजा सपरिवार मुसलमान हो गया ओर उसका राज्य उसे लो दिया गया ।??* - 

छुत्रप्रकाश के विवरण के अनुसार राजा जयसिंह ने देवगड़ पर आक्रमण करने वाली 
सेना के साथ छत्रताल को भेजा । सरकार के विचार में यह कथन भ्रामक है, क्योंकि जयर्सिह की 


१ सआसिरुलू उमरा, भा० १; ए० १श८ (पाद-टिप्पणी) * वही, भा० वही, ए० ४रे१ 
3 औरंगजेब, भा० हे, ए० ३० * वही, भा० हे, ए० २६-३० " लेटर मसुराख़स्‌ भा० २, 
पृ० २२७ : छुत्नप्रकाश, ए० ६६-७६ ओरद्ञज़ेब, भाग ४, ४० ३६१-२ “वही, वही; पु०४०२-९ 


शै८० हिंदी वीरकांव्य 
मृत्यु २ जुलाई, १६६७ ई० को हो चुक्नी थी। अतः वह इस सेना के भेजने वाले नहीं हों 


सकते।” 9१ 
ऊपर दिए हुए ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट है कि देवगढ़ पर दो बार आक्रमण किए गए 


थे। दिल्लेर खाँ ने देवगढ़ पर प्रथम आक्रमण २६ अग्रेल, १९६७ ई० को किया था और मिर्जा 
राजा जयसिह का देहान्त २ जुलाई, १६६७ ई०को हुआ्रा था । ऐसी दशा में उन्होंने प्रथम आक्रमण 
के अवसर पर अवश्य ही दिलेर खाँ और उसकी सेना को देवगढ़ पर आक्रमण करने के लिए 
मेजा होगा। यदि लाल कवि का श्रमिग्राय देवगढ़ के इस प्रथम आक्रमण से है तो उसका कथन 
सत्य माना जा सकता है। ऐसा मान लेने में एक कठिनाई आ उपस्थित होती है। फ़ारसी इति 
हासकारों के मतानुतार देवगढ़ के शासक ने प्रथम युद्ध में बिना विरोध किए ही आत्म-समर्पण 
कर दिया था । ऐसी दशा में लाल कवि कथित छत्रसाल-वीरता-चित्रण काल्यनिक एवं निराधार 
ठहरता है | यह भी सम्मव है क्तिइस अवसर पर युद्ध लड़ा गया हो और इतिहासकारों ने उसका 


उल्लेख न किया हो | 5 कद 
यदि लाल कबि के वर्णन का अभिप्राय देवगढ़ के द्वितीय युद्ध से है, तो मिर्ज़ा राजा 


जयतिंह दिल्लेर खाँ की सेना के प्रेषक नहीं माने जा सकते । इस सम्बन्ध में एक बात और ध्यान 
देने योग्य है। उक्त प्रसंग में आगे चलकर लाल कवि ने लिखा है कि देवगढ़-युद्ध के पश्चात्‌ 
खिन्न मनः होकर छत्रसाल ने मंस्ब त्याग दिया और उन्होंने शिवाजी से मंट करने के लिए 
दक्षिंण-यात्र। की । यदि उनके इस कथन को स्वीकार कर लिया जावे तो उनका यह वर्णन देवगढ़ 
के द्वितीय युद्ध का ही होना चाहिए । 

इस सम्बन्ध में एक बात और विचारणीय है। देवगढ़ पर आक्रमण करने वालीं सेना का 
सेनापति छन्नप्रकाश में बहादुर खाँ माना गया है, पर फ़ारसी इतिहासों में उसका नाम दिलेर खाँ 
मिलता है | सम्भव है कि इन युद्धों में बहादुर खाँ नामक कोई अन्य उच्च पदाधिकारी भी दिलेर , 
खाँ के साथ भेजा गया हो, ओर उसी का लाल कवि ने उल्लेख कर दिया हो तो कोई आश्चय 

टं 

तह उपयुक्त विवादास्पद्‌ परिस्थितियों एवं उचित साक्ष्य के अ्रभाव में किसी निर्णयात्मक निष्कर्ष , 
पर पहुँचना कठिन है। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि छत्रसाल देवगड़ युद्ध में सम्मिलित 
हुए थे ओर उन्होंने बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। साथ ही बहादुर खाँ नामक कोई उच्च पदा- ' 
घिकारी भी उस युद्ध में सम्मिलित हुआ था । 

छत्रप्रकाश के इस श्रध्याय में उल्लिखित छत्रताल के विवाह आदि की घटनाओं के सम्बन्ध 
में फ़ारसी इतिहासकार मौन हैं | 

अध्याय ११-१६ 

छुन्नसाल और शिवाजी में भेंट--छत्रप्रकाश में लिखा है कि मंसब्र॒ त्याग कर छुत्रसाल 
दक्षिण में जाकर शिवाजी से मिले और आज्ञानुसार स्वदेश में लौटकर स्वातन्त्रय-संग्रास छेड़ा ।* 
इस कवि के इस कथन की पुष्टि इतिहास के इस विवरण से हो जाती है, “मुगूलों की सेना को 


* औरंगज़ेब, भा० ४ ४० ३२७) वही, भा० १, ए० ३३२ (पादु-टिप्पणी २, ३) 
र्‌ उश्नप्रकाश, पूछ ७७-४७ 


छुत्नप्रकाश की ऐतिहासिकता रश्दश 


छोड़कर १६७०-७१ ई० के शरद्‌ काल में छुत्रसाल अपनी रानी के साथ शिवाजी के दरबार में 
पहुँचे । शिवाजी ने उन्हें बुन्देलखंडः में जाकर स्वातन्त्रयू-संग्राम छेड़ने के लिए आदेश देकर 
सम्मानपूषक विदा किया। तत्कालीन भीमसेन नामक इतिहास लेखक ने लिखा है कि छत्रसाल 
रायगढ़ से निराश लौटे, क्योंकि दक्षिण-वासियों की प्रान्तीयता की भावना उन्हें रुचिकर नहीं 
लगी। शिवाजी ने उत्तरी भारत के किसी भी मनुष्य को अपने यहाँ पद देना अथवा उसका 
विश्वास करना उचित न समझता ।??” 

भीमसेन बुरहानपुर का निवासी था ।* अतः उसका कथन सुनी सुनाई बातों पर अ्रवलम्बित 
रहा होगा | इसलिए उसका विवरण उतना विश्वस्त नहीं हो सकता जितना गोरेलाल का, क्योंकि 
उसने छुत्रसाल के दरबार में रह कर अपने ग्रंथ कीं रचना की थी। यदि शिवाजी ने छुन्नसाल के 
प्रति कथित प्रान्तीयता प्रदर्शित की होती तो गोरेलाल उसका अवश्य ही उल्लेख करते । साथ ही 
यह बात भी कल्पनातीत है कि शिवाजी जैसा उदार एवं स्वाधीनता-प्रिय व्यक्ति छत्नसाल जेंसे वीर« 
पुंगव के प्रति उपेक्ञा-भाव प्रदर्शित करे । वास्तविकता तो यह्द प्रतीत होती है, कि एक चतुर दूरदर्शा 
राजनीतिज्ञ के समान शिवाजी ने बुन्देलखंड में स्वतन्त्रता घोषित करने का छत्रसाल को उपदेश 
दिया होगा, जिससे शत्रु की शक्ति विभाजित हो जाए और उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त 
हो | और हुआ भी ऐसा ही । ओरंगज़ेब को दक्षिण और बुन्देलखंड दोनों देशों में शान्ति-संस्था- 
पनाथ अलग-श्रलग सेनायें मेजनी पड़ीं ओर शिवाजी की राजनीतिक चाल सफल हुईं । 


छुन्रसाल-शुभकरन-मिलन-- छत्रसाल और शुभकरण की मेँट तथा तत्सम्बन्धित अन्य घट- 
नाओं के विवरण छुत्रप्रकाश, सरकार और इरविन के ग्रैथों में एक से मिलते हैं जिनका सार 
यह है :--- 

“उन दिनों दतिया के राजा शुभकर्ण बुन्देला दक्षिण में मुग़ल सेना में नौकरी कर रहे ये। 
शिवाजी से विदा लेकर छुत्रसाल उनसे मिलने गए। उन्होंने छत्साल की स्वाधीनता-आयोजना 
का विरोध किया और उन्हें मुग़ल-सेना में ऊँचा पद दिलाने का प्रंल्लोमन दियां। छंत्रसाल उसे 
अस्वीकार करके स्वदेश लौट आए । 

छुश्नसाल की प्रारम्भिक विजय -इन्‍हीं दिनों ओऔरंगज्ेब ने अ्रपना धार्मिक कट्टरता से 
मदान्ध होकर हिन्दुओं के देवालयों को गिरवाना आरम्म कर दिया (१६७० ६०) | परिणाम-स्वरूप 
बुन्देलखंड और मालवा की हिन्दु-जनता ने अपने धार्मिक स्थानों की रक्षा कमर कस ली । ग्वालियर 
के यूबेदार फ़िदाई खाँ ने १६७०ई०में ओड़छा का मंदिर तोड़ने का प्रयत्न किया, पर घुरमंगद नें 
उसे मार भगाया। औरंगड़ोब की उक्त नीति के कारण उसके स्वामि-भक्त हिन्दू-सेघक उसके श्र 
बन गए। यहाँ तक कि श्रोड़्छाघधीश सुजानसिंह ने छुत्रसाल के पास मैत्री-भाव-पूर्य शुभ-कामना- 
सन्देश भेजा । 

छुत्नसाल ने नर्मदा पार करके १६७१ ६० (१७९८ वि०) में बुन्देलखंड में प्रवेश किया। 

बल्देव उनके सहायक हो गये । बाकी खाँ बुन्देला उनका मित्र बन गया | संभवतः यह एक अफु- 


१ औरंगज़ेब, भा० ९, पएृ० ३३६३; शिवाजी, ४० २३६-७; लेटर मुग़लसू भा०, २५ 
पृ० शश्द + शिवाजी, ए० <०४ 
रे 


र्पर हिंदी वीरकाब्य 


गान जागीरदार था ।”* यह भी संभव है कि बाकी खाँ श्रथवा उसका कोई अन्य पूवज बुंदेली 
राजपूत से मुसलमान बन गया हो और बुंदेला शब्द अपने नाम के साथ प्रयुक्त करता रहा हो, जैसे 
कि वतमान समय में भी अधिकांश मुसलमानों के नामों के साथ उनकी जाति, वंश आदि के सूचक 
शब्द लगे रहते हैं । 

“आरंभिक वर्षों में छु्नसाल ने धामोनी तथा उससे ६५ मील पश्चिम में अवस्थित सिरौंज 
के प्रदेशों को प्रत्येक वर्ष लूडा । धामौनी के मुग़ल फ़ौजदारों ने उनको रोकने के लिए भरसक 
प्रयत्न किये, पर उन्हें मंह की खानी पड़ी । हशिम ,खां, सैद बहादुर खालिक, केशवराय बुन्देला, 
रणदूलह खां (संभवतः १६७३ ई० में धामौनी का रूहुल्‍लाह खां फ़ौजदार), रूमी आदि इनका 
कुछ न बिगाड़ सके |? 

ऊपर दिए हुए युद्धों के विस्तृत विवरण के लिए फ़ारसी इतिहासकार मौन हैं। इन युद्धों 
तथा छत्रसाल का अपने बन्धु-बांधवों से मिलकर स्वान्त्य-प्राप्तियोजनाओं को बनाकर कार्यरूप में 
परिणत करने आदि का विस्तृत एवं ऐतिहासिक वर्णन छुत्नप्रकाश में सुरक्षित है । 

जोधपुर पर औरंगजेब का आक्रमण --इसके आगे छत्रप्रकाश में जोधपुर पर औरंगज़ ब के 
आक्रमण ओर शाहजादा अकबर के विद्रोह का उल्लेख मिलता है।3 इन घटनाओं के संबंध में 
इतिहास के विवरण का सार निम्नलिखित है ;-- 

“अफगानिस्तान में युद्ध करते हुए ता० १०द्सिम्बर, १६७८ ई०को जसवंतर्सिह का देहाव- 
सान हो गया । ता० ६ जनवरी, १६७६ ई० को श्रौरंगजेंब अजमेर के लिए. रवाना हुआ जिससे 
जोधपुर में सेना-संचालन कर सके | वह २ अप्रैल, १६७६ ई० को देहली लौट आया । जसवंतन- 
सिंह का परिवार अफगानिस्तान से चलकर फ़रवरी, १६७६ ६० में लाहौर पहुँचा। वहाँ उनकी दो 
रानियों से दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनमें से एक मर गया और अ्जीतसिंह जीवित रहे। ये सब व्यक्ति 
बैन में देदलीं पहुँचे । औरंगज़ ब ने अजीतसिह को बंदी बनाना चाहा, पर वीर दुर्गादास वीरता- 
पूर्वक युद्ध करते हुए २३ जुलाई, १६७६ ई० को मारवाड़ जा पहुँचे । 

श्रौरंगड़ेब ने मारवाड़ मुग़ल-साम्नाज्य में सम्मिलित कर लिया और सितंबर, १६७६ ई० 
में स्वयं अजमेर में जा उपस्थित हुआ । 

अकबर का विद्वोह--कुछ समय के उपरांत महाराणा उदयपुर और दुर्गादास से सन्धि 
करके शाहजादा अ्रकबर ने १ जनवरी, १६८१ ई० को श्रपने को सम्राट घोषित करके विद्रोह कर 
दिया। वह १४ जनवरी, को अजमेर के निकट पहुँचा । औरक्ष जे ब के जाली पत्र को पाकर दुर्गा- 
दास को यह श्रम हो गया कि अकबर उन्हें धोखा दे रहा है। उसी रात को तहव्वर खाँ की मृत्यु 
हो जाने से उनके इस अनुमान की और भी पुष्टि हो गई (१५ जनवरी, १६८१ ६०) | अतएव वे 
उसे छोड़ कर चले गए। अकबर भी १६ जनवरी को अपने प्राण बचाकर भाग गया। अ्रत्त में 


दुर्गादास ने अपनी भूल का अनुभव करके अ्रकबर को पुनः अपनी शरण में लिया। उन्होंने उसे 
दक्तिय सें छुरक्तित रूप से पहुँचा दिया । 


«८ ॥॒ हे उन्रप्रकाश, पृ० ८:४०-३६४; औरंगजेब, स|० 4] पृू७ ३६३०२: लेटर सुरालस, भा० २, एू० 
रहें रेष्-& ्े उश्रश्फाश, पू७ ६ ४०१ ०८ ओ रंगज़ेब, स[० न पृ ३६ ६; लेटर सुगवस, भसा[० २ ४ 
पू७ २२३ ४३ छुन्नमकाश, पू७ ६७०८ 


छुत्रत्बकाश कीं ऐतिहासिकता श्च्र 


राजपूताने का युद्ध समाप्त होने के पश्चात्‌ ३१ जुलाई, १६८१ ई० को शाहज़ादा आजम 
अकबर का पीछा करने के लिए रवाना हुआ । औरंगज्ञेब स्वयं ८ सितंबर को चलकर १३ नवंबर, 
१६८१ ६० को बुर्हानपुर पहुँचा श्रौर २२ माचे, १६८२ ई० को औरज्ञाबाद में ठहरकर अकबर 
को पराजित करने का अ्रवसर ताकने लगा |” 

ऊपर दिए हुए ऐतिहासिक विवरण से छत्रप्रकाश के उक्त घटना सम्बन्धी उल्लेख की 
पुष्टि हो जाती है। अन्तर केवल इतना है कि लाल कवि का वर्णन अत्यन्त संक्षिप्त एवं 
संकेतात्मक है | 

तहव्वर-पराजय--जिन दिनों छुत्रसाल साबर में अपना विवाह रचा रहे थे उन्हीं दिनों तह- 
वर खाँ ने बुन्देलखंड पर आक्रमण किया। यह घठना उस समय की है जब ओऔरज्जज़ेव ने दक्षिण 
को प्रस्थान किया था ।* यदि तहवर खाँ से लाल कवि का अ्रमिप्राय उस तहव्बर खाँ से है जिसकी 
हत्या का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, तो उसका यह आक्रमण अकबर के विद्रोह (जनवरीं, 
१६८१ ई०) और ओरंगज़ेब के दक्षिण को रवाना होने (८ सितंबर, १४८१ ई०) से पूर्व हुआ 
होगा । तहव्वर खाँ अगस्त, १६७६ ई०» में मारवाड़-यद्ध में वर्तमान था और उसकी हत्या १४ 
जनवरी, १६८१ ईं० को की गई थी। श्रतएव उसने बुन्देलखंड पर अपना आक्रमण या तो अगस्त 
१६७६ ई० से कुछ पूव किया होगा अ्रथवा उक्त तिथि से कुछ, समय उपरांत वहाँ आक्रमण करके 
जनवरी, १६८१ ई० से पूर्व अजमेर में जा उपस्थित हुआ होगा । ऐसी परिस्थिति में लाल कवि का 
कथन इतिहास के प्रतिकूल पड़ता है। पर हाँ, यदि यह कोई अन्य व्यक्ति था तो उनका कथन 
सत्य माना जा सकता है। पर ऐसे निणंय के लिए पर्याप्त सामग्री का अ्रभाव है। 

अन्य युद्धों के समान छत्रसाल इस युद्ध में भी विजयी हुए थे और तहवर खां को द्वार कर 
भागना पड़ा था । 

अध्याय १७-५२ 

राजा सुजानसिह की मृत्यु और | कवि ने सुजानसिंह की मृत्यु के उपरान्त इन्द्रमनि 

इंद्रमनि का राज्यासिषेक (इन्द्रमणि) के ओड़छा के राजा बनने, छुच्नसाल के प्रति 
उनके ईष्या-ढ ष, छत्रसाल के उनके देश को लूटने ओर अन्त में दोनों के मित्र बन जाने का 
उल्लेख किया है ।*ै 

“सुजानसिंह की मृत्यु सन्‌ १६६८ ६० में हुईं ।* इम्पीरियल गज्ञेटियर जि० १६ परृ० २४४ 
में इनकी मुत्यु १६७२ ई० में और सन्‌ १८७२ ई० के जरनल आऑँव्‌ ऐशियाटिक सोसायटी में सन्‌ 
१६७१ इं० में होना लिखा है। सुजानसिह का १६६६ इं० तक जीवित रहना निश्चित ज्ञात होता 
है |” इनकी मृत्यु, के उपरांत इंद्रमणि गद्दी पर आसीन हुए थे । 

इन अध्यायों में उल्लिखित छत्रसाल की विजयों की दीष सूची, तथा सुतरदीन-पराजय'* 


१ औरंगज़ेब, सा०३, पु०३२९,३२६, ३२८-३, झे३े२-४, रे३९-६, रेर३े-६८; वही, भा० 
४; प० २६४०-२ + छुन्नप्रकाश, पृ० १०८-३३. 3 वही, ए० १३७ ४“* सआसिरुलू उमरा, 
सा० १, ध० ४३६ वही, भा० वही, पादु-टिप्पणी २, ए० ४३६-७ ' छन्नप्रकाश, अध्याय ३७; 
घृु० १३६४-२० बही, अध्याय १८, ४० १२३-७ 


श्ष्प्ड हिंदी वीरकाव्य 


हमीद, सैद लतीफ बीस मवासी युद्ध," अब्दुल समद-पराजय,* बहलोल खां मयानौ मरण,३ और 
मौधा मठोध विजय, * आदि के परीक्षण के लिए उचित ऐतिहासिक सामग्री का अभाव है। पर 
ये घटनाएँ इतिहास के लिए नवीन एवं ठोस सामग्री उपस्थित करती हैं । 


अध्याय २३-२५ 


सैद अफ़णन और छुत्नसाल-युद--लाल कवि ने सैद अफूगन और छुत्रसाल के युद्धों का 
वर्णन करते हुए अपने चरित्र-नायक की पराजय को भी स्वीकार किया है ।* “मुग़ल समाचार- 
पत्रों से विदित होता है कि शेर अ्फ़गन और छत्नसाल में दो युद्ध हुए थे। प्रथम युद्ध माचे, 
१६६६ ६० में सूरजमऊ के निकट हुआ, जब रनौद के फ़ोजदार शेर अफुगन ने छुत्रसाल पर आक्र- 
मण किया | छुत्नसाल ने हारकर दुर्ग में शरण ली | खान ने उसे घेर लिया, पर छुत्नसाल वहाँ से 
निकल गए. । छन्न-मुकुट बुन्देला मुग़लों से जा मिला । फिर नवाब ने छत्रसाल के पुत्र गरीबदास 
से गागरौन छीन लिया । 

दूसरे वर्ष २४ अप्रेल, १७०० ई० को कूूना और बरना के निकट शेर-अ्रफ़गन ने छत्नसाल 
पर आक्रमण किया । इस युद्ध में छुत्नसाल घायल हुए, पर खान भय्भर रूप से घायल हुआ जिसके 
फलस्वरूप वह मर गया। शाहमान धंघेरा के पुत्र देवीसिंह ने शाहबाद गढ़ छीन लिया, परन्तु 
अक्टूबर में ग्वालियर के फ़ोजदार ने उसे वापस ले लिया ।?६ 

छत्रप्रकाश और इतिहास दोनों के विवरण प्रमुख बातों में समान है यहाँ तक कि लाल 
कवि ने छुत्रसाल की पराजय तक का उल्लेख कर दिया है | ऐतिहासिक विवरण में उल्लिखित 
अलीकुली द्वी सम्मवत; छत्रप्रकाश का शाह कुली है। 

छत्रप्रकाश में उल्लिखित कतिपय अन्य युद्धों तथा प्राणनाथ-शिक्षा,* कृष्णु-जन्म-वर्णन, 
प्राणनाथ-वरदान' आदि घटनाओं के सम्बन्ध में प्रामाणिक ऐतिहासिक सामग्री का अ्रभाव है। 

धध्याय-२६ 

इस श्रध्याय में ओरंगज्‌ ब के मरने के पश्चात्‌ बहादुर शाह के सम्राट बनने पर छत्रसाल 
के दिल्‍ली बुलाएं जाने और उनके द्वारा लोहगढ़ (लोहागढ़) विजय आदि का उल्लेख है |१९ 

उक्त घटनाओं के सम्बन्ध से इतिहास से यह विवरण उपलब्ध होता है ४-- 

बहादुर शाह का राज्यासिषेक --“अहमदनगर में अपने डेरे में औरंगजेब हे माचे, १७०७ 
ई० को मर गया और उसके स्थान पर बहादुर शाह सिंहासनारूढ़ हुआ । उसने खान-इ-ज़्माँ 
मुनीम खाँ को खान-खानान बहादुर जुफ्रजज्ञ की उपाधि देकर अपना प्रधान-मन्त्री नियुक्त किया | 

लोंहागढ़-विजय--ता० ३० मई, १७०८ ६० को जब बहादुर शाह कामबख्श से यद्ध करने 


१ छुत्रप्रकाश, अध्याय १६, ए० १२१८-३६ _* वही, अध्याय २० प्रृ० १३०-७ 3 वही, 
अध्याय २१, ए० १३१०४० ४ व्रही, अध्याय २२, घृ० १७४१-९२ “ वहीं, अध्याय २३, एु० 
$98६०५०_ * ओरंगज़ेब, आा० *, ए० ३६४८-६३ * छन्रप्काश, अध्याय २३, घु० १४६, १४७, 
१२९०-८४. ८ बंदी, अध्याय २४, पु० ११५९-३ | वही, अध्याय २९, पृ० १६० "* बही, 
अध्याय २६, पू० १६१-३ 


छुत्रप्रकाश की ऐतिद्यासिकता र्ष् 


के लिए दक्षिण को जा रहा था, तब छत्रसाल के हृदयशाह आदि पुत्रों ने उसकी सेवा में उप- 
स्थित होकर मंसब प्रास करिए थे । जब वह अपने शासन के चतुर्थ वर्ष में दक्षिण से उत्तर भारत 
को लौट रहा था, तब कोठा-प्रदेश में कारातीय नामक स्थान पर वह (छत्रसाल) स्वयं डप- 
स्थित हुआ और सिक्‍क्ख गुरु गोविन्दससिह के अनुयायी बन्दा को दबाने के लिए जाती हुई सेना 
के साथ हो लिया । वहाँ से चलकर बहादुरशाह अजमेर, रूपनगर, नारनौल, सोनपत, थानेश्वर 
(देइली को पर्यात्र व्यवधान पर छोड़ते हुए) आदि स्थानों पर होता हुआ लोहागढ़ के निकठ पहुँचा । 
मुनीम खाँ की सेना के अग्रभाग में छत्रसाल बुन्देला ओर तोपखाने के सरदार इस्लाम खाँ थे 
(१० दिसम्बर, १७१० ई०)। गुरु बन्दा भाग गया और दुर्ग पर मुसलमानों का अधिकार हो 
गया | प्रृथ्वी को खोदने पर लगभग बीस लाख की संपति शाही सेना के ह्वथ लगी (१६ दिसम्बर, 
१७१० ६०) |?" 

दोनों विवरणों की तुलना करने पर लाल कवि का यह कथन, कि बहादुर शाह ने 
दिल्‍ली में रहकर छत्रसाल को लोहागढ़ जींतने के लिए. भेजा, इतिहास के विरुद्ध ८हरता है। 
वास्तविकता तो यह थी कि सम्राद दक्षिण से देहली को पर्याप्त दूरी पर छोड़ते हुए स्वयं लोहा- 
गढ़ पहुँचा था और छत्रसाल मार्ग में ही उतके साथ हो लिये ये। हाँ, यह अवश्य सत्य है कि 
उक्त युद्ध के श्रग्नभाग में रहकर उन्होंने अभूतपूर्व बीरता प्रदर्शित की थी । 

सेनायें 

जुकारसिह की सेना--छत्रप्रकाश से विदित होता हे कि शाहजहाँ के आक्रमण का समा- 
चार ज्ञात होने पर जुकारसिंह साठ सहख सुभठ लेकर भाग गए ।”* फारसी इतिहासकारों के कथना- 
नुसार जुकारतिंह की श्रोड़छा-स्थित सेना में ५,००० अश्वारोही और १०,००० पैदल ये "3 इंस 
ऐतिहासिक साह्य के आ्राधार पर लाल कवि का कथन श्रत्युक्तिपू्ण ठहरता है । 

चर्पतिराय और छुत्रसाल को सेनाय--इन दोनों वीरों से सम्बन्धित विविध युद्ध-प्रस॑गों की 
सेनाओं की संख्या का छत्रप्रकाश में उल्लेख मिलता है, जो इस प्रकार है ३--- 

(क्र) 'सहरा के साहिबसिंह ने चम्पतिराय को सहायता के लिए दो सौ सैनिक भेजे [?४ 

(आ) “छत्रसाल और बलदाऊ की प्रारम्मिक सेना में तीस अ्रस्वार (असवार) और तीन सौ 

तुपक थीं ।”* 

(६) “तहवर-पराजय में १२ बुन्देले मरे ओर २७ सरदार घायल हुए [!* 

(६) “जगत्सिह ६००बन्दुकधारियों के साथ बहलोल ,खाँ मयानो के सामने जा डटे ।'* 

(3) ब्रोहागढ़-युद्ध में छत्रसाल के पन्‍्द्रह् सो वीर काम आए |? 

उक्त उल्लेखों के श्रतिरिक्त लाल कवि ने यथास्थान छुत्रसाल की उन्नत एवं ख्याति के 
साथ सैन्य संख्या में होती हुईं वृद्धि का भी उल्लेख कर दिया है | यद्यपि उक्त सैनिक-विवरणों के 
परीक्षण के साधन अप्राप्य है, पर उनकी प्रामाणिकता एकदम अस्वीकार नहीं की जा सकती | 

१ लेटर भुग़लस, भा० १, ए० १, दे६, १०४-१८; वहीं; भा० २, ए० २२३६-३० 
२ छुत्रप्रकाश, पृु० २८ + हिस्ट्री ऑवबू इंडिया, भा० ७, ए० ४८; औरंगजेब, भा० १, ए०२० 
४ छुत्रप्रकाश, ए० ४६ * वही, ए० झ४३ई, ६४ वही, इ० ११२ * वही, ४० ८5 
४ वही, एृ० ३६२ 





श्ष्६ हिंदी वीरकाव्य 


शाहजहाँ की सेना--लाल कवि ने लिखा है कि जुफारसिह के विरुद्ध शाहजहाँ ने साठ 
सहखत सेन्य भेजी)! उसने ओड़छा पर दो बार आक्रमण किए थे | प्रथम बार उसने ३४, 
५०० सेना भेजी थी और दूसरे आक्रमण में सभी सेना-नायकों की कुल मिलाकर २७,००० (अथवा 
२२, ५०० अथवा २०,०००) सेना शी ।* छन्नप्रवाश में दी हुई सेन्य-संख्या उक्त संख्या में से 
किसी से भी मेल नहीं खाती है । अतएव अत्युक्तिपूर्ण है । 

छुत्रसाल के अतिदन्दियों की सेनाये :-- 

(क) छत्रसाल के श्रोर॑गज़ेब के यहाँ मंसब स्वीकार कर लेने पर शाही सेना ने देवगढ़ पर 
आक्रमण किया। देवगढ़ के राजा ने सत्तर सहख वीरों को लेकर उसका सामना किया | 

(ख) ग्वालियर से फ़िदाई खाँ अठारह सहख सेना लेकर चला, जिसे घुरमंगद ने भार 
भगाया। * 

(ग) गढ़ा कोटा के युद्ध में रणदूलह के साथ तीस सहस्र सेना थी ।* 

(घ) तह॒वर-पराजय में ३०० मुसलमान मारे गए और २२० घायल हुए ।६ 

(ड) अनवर ने दस सहख सेना के साथ छुत्नसाल पर आक्रमण विया।* 

(च) धामौनी में छुतरदीन सदैव तीस सहस्त्र सेना सन्नद्ध रखता था।* 

(छ) बीस मवासो-पराजय में छत्रसाल ने चार सहर शत्रु काठ डाले ।* 

(ज) अब्दुल समद ने छुत्रसाल पर दस सहख तिपाहियों को लेकर आक्रप्तण किया ।१९ 

(ज) बहलोल खाँ मयानौ ने नौ सहख सेना लेकर बुन्देलों पर आक्रमण किया | जगत्ूर्तिंह 
ने चालीस तुरुक काट डाले ।* १ 

(2) सिहुंडा में सहख पठानों के साथ मुराद मारा गया |१* 

(5) मठौघ के युद्ध में छ॒त्नसाल ने सात सो शत्रुओं को मार डाला [१३ 

(ड) सैद अफूगन छुंत्रसाल का सामना करने के लिए. चार सो सवार लेकर झाया |" ४ 

(5) लोहागढ़ू युद्ध में छुत्रसाल ने शत्र्‌ के तीन सहख वीरों का संहार किया ।१५ 

छत्नसाल के प्रतिदवन्दियों की ऊपर दी हुई सैन्य-संख्याओ्रों की वास्तविकता की परीक्षा करने 
के लिए ऐतिहासिक सामग्री अप्राप्य है। अतएव निश्चयात्मक निर्णय पर पहुँचना कठिन है। 

उपयुक्त सैन्य-सामग्री पर विचार करने के उपरान्त यह धारणा निर्धारित की जां सकती 
है किं लाल कवि ने कुछ स्थलों पर छच्नसाल की वीरता प्रदर्शित करने के लिए शत्रु की सेना 
को अधिक और उनकी को कम बतलाकर चारण-परम्परा का अनुकरण क्रिया है।यह कहना 
कि, उनके द्वारा दिए सभी आँकड़े काल्पनिक हैं, उनके प्रति अन्याय होगा। सच बात' तो यह 
प्रतीत होती है कि लाल कवि ने अधिकांश स्थलों पर यथासम्मव सेना की वास्तविक संख्या का 
दी उल्लेख किया है। 


) छुतन्नप्रकाश, पु० र८ + हिस्ट्री ऑवू इंडिया, भा०७, ए०४७; औरज्ञज़ेब, सा०१, ४०१७, 
१३, २० ? छुन्नपकाश, पृ० ७३ < दद्दी; षु० छर' वहीं, ए्‌० १०४ + बंही, ए० ११२ वही, 
घु०११म “८ वही, पु० १२१ -.* यहीं, पृ० १२९६ १" वही, ए० १३६० १" यही, ४० १८ 
१ बडी, पृ० १४३ )+ वही, घृ० १४३९ ४ वही, ए० १४६ १5 वही, पृ०-१६२ 


छुत्रप्रंकाश की ऐतिहासिकता १६७ 


इस प्रकार ऐतिहासिक दृष्टि से विवेचन करने के उपरान्त यह परिणाम निकलता है, कि 
छत्रप्रकाश में केवल एक ही तिथि दी गई है, अन्यथा उसमें सन्‌ संवत्तों का अभाव है। घटनाओं 
के क्रम में यत्र-तत्र ब्यतिक्रम पाया जाता है। यद्यपि सभी घटनाओं की परीक्षा करने के लिए 
पर्याप्त सामग्री का अभाव है, तो भी जिन घटनाओं की परीक्षा की जा सकी है, उनमें से प्रायः 
सभी मूलरूप में ईंतिहासानुकूल हैं | चंपतिराय और छत्रसाल के समय की (दिसंबर, १७१० इ७ 
तक की) साधारणत: प्रायः सभी प्रमुख ओर विशेषतः बुन्देलखंड संबंधी घटनाओं का इतना 
विक्तृत एवं सूद्रम विवरण अन्यत्र मिलना दुष्कर है। इस ग्रन्थ से नवीन एवं प्रामाणिक 
ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। अतएव इस दृष्टि से छुत्रप्रकाश का एक 
महत्त्वपूर स्थान है। 


अध्याय ६ 
जंगनामा की ऐतिहासिकता 


आगे के पृष्ठों में “ज॑गनामा? में उल्लिखित तिथि, पात्र, घटना एवं सेना की ऐतिहासिकता 
पर विचार किया जा रहा है। 
तिथि 


फ़रुखसियर और जहाँदारशाह की युद्ध तिथि :-- 
संवत्‌ १७६६, पौष, पूर्णिमा बुधवार" 
पौष श्रमा चंद्र का मध्यन्य | मे 





समाप्ति काल दिसम्बर १६.६६ 
१४ तिथियों का समस्त व्याप्तिपू १४+१ १४.७६ 
काल श्ष ३१.७२ 


१८---१४८८४ ८ बुधवार, ३२१ दिसम्बर १७१२ ई० 

इस प्रकार गणना करने पर विदित होता है कि उक्त युद्ध बुधवार, ३१ दिसम्बर, १७१२ 
हं० को हुआ था । 

इरविन महोदय ने जेकोबी के तिथि-चक्रों के आधार पर, श्रीधर द्वारा कथित उक्त तिथि, 
बुधवार, ११ जनवरी १७१३ ई० मानी है।* 

फ़ारसी इतिह्ासकारों द्वारा दी हुईं उक्त युद्ध की तिथि १३ ,जुलूदिब्जा, ११२४ हि० (१० 
जनवरी, १७१३ ६०) से श्रीधर द्वारा कथित तिथि की ठुलना करने पर केवल १० दिन का श्रन्तर 
पड़ता है । 

श्रीधर ने उक्त युद्ध की हिज़ी सन्‌ में १४ मुहरम, ११३३ तिथि मानी है।? उनकीं यह 
तिथि भी अशुद्ध ठहरती है | “ऐतिहासिकों द्वारा दी हुईं मान्य तिथि (१३ ज़ुलूहिज्जा, ११२४ हि०) 
को गुरुवार अथवा शुक्रवार था, न कि बुधवार। संभव है कि “जंगनामा” में प्रतिलिपि-कर्ता की 
असावधानी से २३ के स्थान पर ३े३ लिख गया हो। पर यह वर्ष (११२३ हिं०) भी असंभव है 
क्योंकि बहादुरशाह की मृत्यु एक वर्ष से अधिक समय (२१ मुहरम, ११२४ हि०) तक नहीं हुई 
थी ।...साथ ही श्रीधर कथित उक्त हिज़ी तिथि एवं सन्‌, विक्रमी संबत्‌ तिथि से मेल नहीं खाते । 

इसी प्रकार भीधर द्वारा दी हुईं इलाहीं तिथि २५वीं अजुर भी ठीक नहीं है। यह तिथि 
उक्त कवि द्वारा दी हुईं विक्रमी तथा हिजी तिथि में से किसी से मी मेल नहीं खाती ।” ४ 


१ जंगनासा, पंक्ति ८5५४ “जरनल आँव्‌ एशियाटिक सोसायटी आँवू बंगाल, १३००, ४० 
५५ (पादु-टिप्पणी) * जंगनामा, पंक्ति १९ * यही, पंक्ति ६९९; जरनल आँवू एशियाटिक 
सोसायटी आँव्‌ बंगाल, १६०० है, ६० १४-२ 


ज॑गनामा की ऐतिहासिकता २६६ 


अतएव भ्रीधर द्वारा दी हुईं तिथियाँ इतिहास में कथित तिथि से भिन्न और अशुद्ध हैं । 
पात्र 
ह निश्चित पात्र 
।. दिन्दू-पान्र--राजा छुबीलेराम नागर--यह कड़ा-जहानाबाद का फ़ौजदार था। इसने 
फ़र खुसियर की सहायता की, जिसके फलस्वरूप इसका मंसब पाँच हजारी हो गया और राजा की 
पदवी मिली। कालान्तर में वह इलाहाबाद का सूबेदार नियुक्त होकर वहाँ गया | १७१६ ई« में 


वह मर गया ।"* 
दयाबहादुर (दयाराम)--यह उक्त छबीलेराम का भाई था। यह अजीमुश्शान की सरकार 


में तहसील का अफूसर था | श्रज्ञीमुश्शान की श्रोर से लड़ते हुए लाहौर में मार्च १७१२ ई« में 


यह मारा गया।* 
गिरधरलाल बहादुर -यह दयावहादुर (दुयाराम) का पुत्र श्रोर छबीलेराम का भतीजा था। 


इसे राजा गिरधर बहादुर की पदवी ओर अवध कीं सूबेदारी मिली | कुछ समय के पश्चात्‌ यह 
मालवा का सूबेदार नियुक्त हुआ और वहीं पर १७२७ ई० में होल्कर से युद्ध करते हुए मारा गया। 
मुसलमान-पान्न--जलालदीं अकबर (जलालउद्दीन अकबर), आलमगीर (ओ्रोरंगज़ेब), 


बहादुर शाह ।+ ५ 
मुदृज्ञुद्दीन जहाँदार शाह--यह बहादुर शाह का सबसे बड़ा लड़का था। इसका जन्म १० 


मई, १६६१ ई० को हुआ था और यह ११ फ्रवरी १७१३ ई० को मरा | इसने लगभग दश मास 
तक शासन किया था ।* 
ऐजुदीन (ऐज्दीवन)--यह जहाँदार शाह का ज्येष्ठ पुत्र था। १२ दिसम्बर १७४४ ई० को 


इसकी मृत्यु हुईं।? 
फ़रुकशाह (फ़रु ख़सियर)--यह अज्ञीमुश्शान का दिितीय पुत्र था। इसका जन्म ११ 


सितम्बर, १६८३ ई० में हुआ था। इसकी मृत्यु २७-२८ अग्रेल, १७१६ ई० को हुई | 

अब्दुल समद, अब्दुस्समद खाँ बहादुर दिल्लेर जंग, सैफुद्दौला--यह औरंगजेब के समय में 
भारत आया और चार सदी मंसब पाया । बहादुरशाह के मरने पर उत्तराधिकोर-युद्ध में यह जुल- 
फ्लिकार के साथ रह्ा और सुलतान जदाँशाह के मारने में वीरता दिखलाई। फ़रु खुंसियर के समय॑ 
में दिलेर खाँ की पदवी सहित लाहौर का प्रान्ताध्यक्ष नियत हुआ | सिक्‍खों के दबाने में इसने बंड़ी 
वीरता प्रदर्शित की | इस सेवा के लिए. इसे सात हज़ारी ७००० सवार का मंसब तथा सैफ़ुद्दोला की 
पद्‌वी मिली | १७३७-३८ ई० में इसकी मृत्यु हुई ।* 

१ सझसिरुल_ उसरा, भा० ३ ४० ३४०-१; लेटर सुग़लसू, सा० १, पु ३०१, 
२१६९, २२६ (पादु-टिप्पणी), २३०, २३१, २३२, २३३, २६२ . मसअसिरुल_ उमरा, भा० १, 
पृ० १४०, १४१, १४२, ४२२; लेटर सुग़लस्‌ , सा० १५ छ० २०१ (पाद-टिप्पणी) +* मझासिरुल_ 
डमरा, भा० 4,9४० १४१-२; लेटरसुग़लस , सा० १; ए० २१९, २२६ (पादु-टिप्पणी) * देखिये 
द्वितीय खंड, अध्याय $ वीरखिहदेय -चरित की ऐतिहासिकता, ए० १८० “ देखिए द्वितीय खंड, 
अध्याय ३, छुत्रमकाश की ऐतिहासिकता, पृु० २७०, २०३ * लेटर सुग़ल्स, भा०३ पु०१४३, 
१४४, १८६-२४३ । * वही, भा०वही, ४० २४२ 5 वही, वही, पृू० २४४-३६४, रेह८-६ * यही, 
भा०वही, ए० १८४६-३०, २२६, २३०, २३६, २३७,२६१; मआ।सिरुत्न_ उसरा, भा० २, पू०२०८-३० 

३७ 


२६० हिंदी वीरकांब्य॑ 


कुतुब॒ुल्मुल्क सैथ्यद्‌ अब्दुल्लाह ,खाँ--इसका नाम|हसन अली था। यह फ़रु खूसियर का 
प्रधान-मन्त्री था । बहादुरशाह के समय में इसका मंसब बढ़कर चार हजारी हो गया और यह क्रमशः 
अजमेर तथा इलाहाबाद का सूबेदार नियत हुआ | फ़र खसियर के विजयी होने पर इसको सात- 
हजारी ७००० सवार का मंत्ब, सैयद अब्दुल्लाह खाँ कुतुबुलमुल्क बहादुर यार वफादार ज़फ़र 
जंग की पदवी ओर प्रधान-मन्त्रित्व का पद मिला। कालाँतर में इसकी फ़रु खुसियर से अनबन 
ही गई। कुत॒बुल्मुल्क तथा इसके भाई ने सिलकर १७ फ़रवरी, १७१६ ई० को सम्राद फ़रू खसियर 
को कैद करके रफ़ीउददर्जात को बादशाह बनाथा। इसी प्रकार यह लोग एक के पश्चात्‌ दूसरा 
बादशाह बनाते रहे। अ्रन्त में कुत॒बुल्मुल्क १७२३ ई० में बन्दीगरह में विष पिला कर मार 
डाला गया |! 

(सैय्यद) अबदुल्वाफ़्फार - यह सैय्यद सदर-जहाँ सदरुस्सुदूर पिहानवी का वंशज था | 
जब मुहम्मद मुइज्जुद्दीव बादशाह हुआ तो उसने इसे इलाहाबाद का उप-शासक बनाकर भेजा । 
सैय्यद हसन अली खाँ से युद्ध हुआ जिसमें यह विजयी होने के बाद फिर ह्ारकर लौट गया रे 

(अमीनुद्दौला) अमीनुद्दीन खाँ (बहादुर)--यह संभल का एक शेखज़ादा था। इसने जहाँ- 
दार शाह की सेवा आरम्भ की और फुर खूसियर के समय में यह एक यसावल नियत हुआ | 
मुहम्मद शाह के समय में यह मीर-तुजुक के पद तक पहुँच गया। उसी राज्य-काल में नादिरशाह 
के भारत से चले जाने पर यह मर गया । 

समसामुद्दोत्ा अशरफ़ खाँ (खानदोराँ अमीरुल_उमरा झ़्वाजा आसिम)--यह आरम्भ में 
अज़ीमुश्शान के बालाशाही सवारों में छोटे मंसब पर भर्तों हुआ । उत्तराधिआर-युद्ध के अवसर पर 
फर खसियर ने उसे दीवान-इ-खास का दारोग़ा नियत किया और अशरफ खाँ की पदवी दी। 
फ़रु खसियर के युद्ध में विजयी होने पर इसने सात हजारी ७००० का मसब तथा समसामुद्दोला खान 
दौराँ बहादुर मसूर जंग की पदवी पाई । कालान्तर में यह नायब मीर बख्शी, बख्शी, तथा गुजरात 
के सूबेदार के पदों ०र कार्य करता रहा । कुछ समय के पश्चात्‌ इसे अमीरुलू उमरा की पदवी 
मिली और मीर बख्शी नियत हुआ । नादिरशाह की सेना से युद्ध करते समय वह घायल हुआ 
झोर मर गया।* 

अज़ीमुश्शानी (अज्ञीमुश्शान)--मुहम्मद अ्रज्ीमुशशान बहादुर शाह का तृतीय पुत्र था। 
इसका ज॑न्म १६ दिसंबर, १६६४ ई० को हुआ था। उत्तराधिकार-युद्ध में रावी नदी में ड्रब गया। 

फर खसियर इसका पुत्र था । * 
अरसला खाँ (असंला ज़ाँ) -- कवि का इस नाम से संभवत: उस असला खाँ से अभिप्राय 


) मज्ञासिरुल_ उमरां; भा०२, ए०३६५-७२; लेटर मुग़लस, भा १, ४०३१, ३४, २०३-४, 

२०६, २१३, २३१७, २२१३-३४, २४७-८, २९४९, २४८, २६४-३०१, दे२७-इ७, दे४७, ३४८०-६४, 

इ८१; रेपरे, रे८६, ने८प३, ३े६०,२६९, ४१६-७; वही, सा०२, ४० १४, <१, ९२, ६६; ७२, ७७ 

$३-२, ६६, ६७-१०० * मआसिरुल_ उमरा, भा० २ ए० १६६; ल्लेटर मुग़लस , भा० १, ४० 

२०८ + मआसिरुल उमरा, भा० १, ए० २४९; लेटर मुग़लस, सा० १, घृ०१८७, २४७७, २६० 

मअसिरुल उमरा, भा० २, पृ० ४२३-७; लेटर मुग़लसू, भा० १, पृू० २२६ (पाद-टिप्पणी), 
२७४८-६३, २९१, २९२, २६०, २६२, २६४ * वही, भाग १, ४०१४४, १४४, १७२- 


जंगनामा की ऐतिहा सिकता २६१ 


है जो श्रौरज्ज़ेब के ५वे' वर्ष बनारस का फौजदार हुआ। इसके अनन्तर यह सुलतानपुर बिल- 
हरी का ,फोजदार हुआ ओर दो हज़ारी ८०० सवार दो अस्पा सेह अस्पा का मंसबदार हुआ। 
४०वे” वर्ष में ४०० सवार बढ़े |" 

आज़म खाँ--(नवाब) इसका नाम मुहम्मद माह था। यह फिदाई खाँ का पुत्र था।* 

करूदी खाँ ( कमरुद्दीन खाँ बहादुर एतमादुद्दोला)--इसका वास्तविक नाम मीर मुहम्मद 
फाज़िल था और यह एजादुद्दौला मुहम्मर अमीन खाँ बहादुर का पुत्र था। औरंगज ब के 
राज्यकाल के अन्त में इसे यथोचित मंसब और क्रमरुद्दीन खाँ की पदवी मिली थी | फूर खसियर 
के समय में यह अच्छा मंसब पाकर अद्ददियों का बख्शी हुआ । शनै: शनैः यह प्रधान-मन्त्री के पद 
पर पहुँच गया । यह अहमद शाह दुर्रानी से युद्ध करने के लिए ससैन्य सरहिंद गया। वहीं गोला 
लगने से १७४८ ई० में इसको मृत्यु हुई। * 

गाजियुद्दीन खान (ग़ाज़ी उद्दीन ख़ाँ बहादुर ग़ालिब जंग)--यह सुलतान मुइज़्जुद्दीन का 
धाय-भाई था ओर श्रहमद बेग के नाम से प्रसिद्ध था। उक्त सुलतान की सेना में कुछ समय तक 
रहने के पश्चात्‌ यह सुलतान अजीमुश्शान की सेवा में नियत होकर फुर खसियर के साथ बंगाल 
गया | फुर खसियर ने उत्तराधिकार-युद्ध के अवसर पर इंसको अच्छा मंसब और ग़ाजी उद्दीन खाँ 
की पदवी देकर सैन्य एकत्र करने को नियत किया। विजयी होने पर इसका मंसब छः हज्ञारी 
५००० सवार हो गया तथा गूज़ीउद्दीन खाँ बहादुर ग़ालिब जंग की पदवी और तीसरे बख्शी के 
पद्‌ से सम्मानित हुआ 

जुल्फ़िकार ख़ाँ नसरत जंग--इंसका नाम मुहम्मद इस्माइल था | यह असद खाँ. आस- 
फुदौलाह का पुत्र था। ११वें वर्ष आलमगीरी में इसने तीन सदी का मंसब पाया | ३०वं वर्ष में 
यह गुसुलखाने का दारोगा हुआ । ११०१ हिजरी में इसे जुल्फिकार खाँ की उपाधि मिली । ३६वें 
वर्ष में बादशाह ने इसे पाँच हजारी ४००० का मंसत्र ओर नसरत जझू की पदवी दी । ४६वे' 
वर्ष में यह मीर बख्शी के पद पर नियत हुआ । बहादुरशाह ने इसको सात हजारी ७००० सवार 
का मंसब और समसामुद्दोलाह अमीरुल्‌ उमरा बहादुर नसरत जज्ञ की पदवी देकर दक्षिण की सूबे- 
दारी पर बख्शीगीरों के पद्‌ के साथ नियत किया। जब जहाँदार शाह बादशाह हुआ तब 
जुल्फिकार ने वज़ीरी और शाही प्रबन्ध का कंडा उठाया। फूर ख़तियर से युद्ध में जहाँदार शाह 
के साथ द्वारने पर जुल्फूकार खाँ दिल्‍्ले। लौट गया | फूद खसियर ने उसको मरवा डाला ।' 

जा निसार ख़ाँ।* 

» मआसिरूल_ उमरा, भा० २, ए० २७०; लेटर मुग़लस, भा० १, ४० २४५६ _' जरनल 
झॉँव्‌ एशियाटिक सोसायटी आँव्‌ बंगाल, १६०० ई०, एू० ९६; लेटर सुऱालेसू, भा० १, ४० 
२१७, २२६ (पाद-टिप्पणी), २४७६ _ मआसिरुल उमरा, भा० ३े, ४० १२-४७; ब्रेटर सुग़लस, 
भा० १, ए० २५६ ४ चही, वही, ए० २०१, २१०, २१२, २२६, २६०, २६६, २६७; मआ- 
सिरुल_ उमरा, भा० ३, ४० ३११-३ जे चही, वही, घृ० ३२९२-३४; लेटर सुगलस , भा० १, ३० 
8-१०, १८६६, २२६ (पाद-टिप्पणी सहित), २५६ (पादु-टिप्पणी सहित) + देखिए द्वितीय खं०, 
अध्याय ७, रासा भगवंतर्सिह की ऐतिद्वासिकता के अन्तयंत पात्र-विचरण; मआसिरूलू उमरा, भा० 
३, ए०२७६-८; लेटर सुगुलसू, भा० १, ए० २२२-६ (पादु-टिप्पणी), २४५ 


रुं६२ हिंदी वीरकान्य 


ज्ञकरिया ख़ाँ--भीघर ने इस नाम से संभवत जिकरिया खाँ बहादुर हिजुत्र जंग की ओर 
संकेत किया है, जो सैफ़ुद्दोला अबदुस्समद खाँ का पुत्र था। यह अपने पिता के समय उसी के 
स्थान पर लाहौर का सूबेदार नियत हुआ । पिता की मृत्य॒ पर इसी के साथ इसे मुलतान की भी 
सूबेदारी मिल गई। १७४४ ई० में यह मर गया |" 


द्लावर ख़ाँ बहादुर--यह अब्दुल अजीज दिलावर खाँ का पुत्र था और इसका नाम 
मुहम्मद नहँम था ।अ्रपने पिता के मरने पर उसकी पदवी (दिलावर खाँ बद्मादुर) पाकर फ़र खसियर 
के राज्यारंभ में यह निजुमुलमुल्क आासफ़जाह के साथ दक्षिण गया । ११३८ हि० (१७२६-२७ 
६०) में इसकी मुत्य, हुई ।* 


निजामुद्दी अली ख़ां (नम्मुदीन अली खाँ बारह सैय्यद)--यह अबृदुल्लाह खाँ सैय्यद मियाँ 
का पुत्र तथा कुत॒ुबुल मुल्क अब्दुल्लाह खाँ का कनिष्ठ श्राता था। फ्रु खुसियर का पक्ष लेकर यह 
मंसब कीं उन्नति पाकर सम्मानित हुआ | कुछ सम्योपरांत यह दिल्‍ली का सूबेदार बना। एक बार 
यह बन्दी-णछह में डाल दिया दया। उससे मक्त होकर यह क्रमशः गुजरात और ग्वालियर का 
शासक नियुक्त हुआ । ग्वालियर में ही इसकी मृत्यु हुई | 


नूखललाह खाँ--ऐसा प्रतीत होता है कि इस नाम से कवि का अभिप्राय कादिर दाद खाँ 
बहादुर से हे | इसका नाम शेख नूरुल्लाह खाँ था'। यह शाहजहाँ के समय के रशींद्‌ खाँ अंसारी 
के पुत्र कादिर दाद खाँ का पुत्र था। इसे औरंगजेब के समय चार सदी मंसब और दक्षिण के 
दुर्गा में से एक की सूबेदारी मिली । बढादुर शाह के ससय इसका मंसब एक हजारी हो गया 
और अपने पिता की पदवी पाकर खानदेश प्रांत में जामवद का फ़ौजदार नियत हुआ । फुर ख- 
सियर के समय में जब निजामुल्मुल्क आसफूजाह दक्षिण का ग्रांताध्यक्ष नियत होकर वहाँ गया तब 
यह, जो उस सरदार की माँ की ओर से सगा संत्रंघी था, भेंट करने आकर उसका साथी हो गया । 
धीरे-घीरे इसका मंसब बढ़कर पॉच हजारी ४००० सवार हो गया । धोखे से यह एक नौकर के हाथ 
से मारा गया । 

महमद ख़ाँ बंगश (सुहस्मद ख़ाँ बगश) ।* 


ज़ाँ ज़मां अली असगर ख़ा--यह कारतलब अंसारी का पुत्र तथा इटावा का फ़ोजदार 


था। इसका जन्म १६७४-४ ई० में और मृत्यु २६ जनवरी, १७४३ ई० को हुई थी । फूर खसियर 
ने इसे खाँ ज॒माँ की उपाधि देकुर बख्शी बनाया था |* 


अफ़रासयाब ख़ाँ--यह सुहराब मिर्जा अजमेरी नाम से विख्यात था। अफ्रासयाब खाँ 
बहादुर रुस्तम जंग इसकी उपाधि थी। यह गिरशास्प का पुत्र था | इसकी २१ अ्रगस्त, १७१८८ ई० 





| वर सनक पकनमपप कम न पका उन मम१.सालननकन. 





) सझआसिरुल उमरा, भा० ३, एू० ३१३०-११ २ वही, भा० वही, छ० ४२३-४, 
3 वही, वही, ए० १०३-७; लेटर सुगूलस, भा० १, ए० २०८, २२६ (पादु-टिप्पणी) * वही, 
भसा० वही, ४० २८ देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ३, भूषण-अञथावली की ऐतिहासिकता, ए० 
२०३; लेटर सुगुलस , भा० १, एू० २१६-२१७, २२६ (पादु-टिप्पणी), २३०, २३१, २३२, २३३ 
3 चढ्ी, भा० वही, घुृ० १०१ (पादु-टिप्पणी सहित), २१४; २२९५, २३०, रशेई 


जंगनामा की ऐतिहासिकता ५६३१ 


को देहली में मुस्यु हुईं। इसने फ्र ख़सियर को कुश्ती लड़ने और धनुविद्या की शि क्षादीथी। 
फू खुसियर ने इसे अपना तृतीय बख्शी नियक्त किया था ।* द 

अमीर ख़ाँ--भीधर ने इस नाम के दो व्यक्तियों का उल्लेख किया है जिनका विवरण 
इस प्रकार है +-- 

(१) अमीर ख़ाँ मीर मीरान--यह खलीलुल्ला खाँ यज्दी का लड़का था। शाहजहाँ के 
शासन काल में क्रमशः उन्नत करते-करते औरंगज़ेंब के राज्य के समय में यह जम्मू के प्रान्त का 
फ़ौजदार नियत हुआ । औरंगज़ेब के १०वें वर्ष इसने यूमुफ़जई की चढ़ाई में बड़ी वीरता ग्रद्धित 
की | १६वं वर्ष में काबुल की चढ़ाई में यह साथ गया। २७ श्रपैल १ ६६८ ई० को यह मरा ।* 

(२) अमीर ख़ाँ--(मीर इस्हाक, उमदतुल्मुल्क)--यह अमीर खाँ मीर मीरान का पुत्र था। 

इसने जहाँदार के युद्ध में फ़ूर खुसियर की अच्छी सेवा को, जिससे यह शस्त्राध्यक्ष और शिकारी 
चिड़ियाघर का दारोगा नियत हुआ। ११५२ हिजरी में यह इलाहाबाद का सूबेदार बना | ११३६ 
हिजरी में (४ जनवरी, १७४६-४७ ई० ) यह एक नौकर द्वारा मार डाला गया ।३ 

जेनदीं खाँ (ज़ेनुद्दीन खाँ बहादुर खाँ)--यह गैरत खाँ का पुत्र और बहादुर खाँ दाऊद जुई 
का पौत्र था। यह शाहजहाँपुर का एक निवासी था | इसने खजुआ्ना के युद्ध में ऐज़ुद्दीन पर वीरता- 
पूवक़ आक्रमण किया था। इसी युद्ध में मुहम्मद माह आजम खाँ ने इसे धायल करके गिरा 
दिया था । * 

कोकिलतास (कोकल ताश खाँ)--अली मुराद खाँ जहाँ कोकल ताश ,खाँ जहाँदार शाह 
का घाय-भाई था। जहाँदार शाह ने इसे अमीरुलू उमरा उपाधि देकर द्वितीय मन्‍्त्री नियुक्त 
किया । फूर खुसियर के विरुद्ध युद्ध करते हुए यह छबीलेराम के हाथ से मारा गया | 

ग़ाज़ीउद्दीन ज़ा चिकलीच ख़ाँ निज़ामुल्मुल्क --यह गाजीउद्दीन फीरोज जंग का पुत्र था। 
इसका नाम मौर कुमरुद्दीन तथा चिकलीच खाँ उपाधि थी। यह धीरे-धीरे उन्नति करता गया और 
जहाँदार शाह के शासन के अ्रन्तिम दिनों में यह आगरा का रक्षक नियत हुआ । वहाँ उसने फूर ख- 
सियर का साथ दिया। सिंहासनारूढ़ होने पर फर खुतियर ने इसे खान खानान निजामुल्मुल्क 
बहादुर फृतह जज्ञ की उपाधि से विभूषित करके सम्पूर्ण दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया | इसका 

जन्म ११ अगस्त, १९६७१ ई० और सृत्यु १७४८ ई« में हुईं थी ।६ 

सैय्यद्‌ फ़तह अली ख़ाँ-सैय्यद ,फतह अली खाँ सैयूयद अब्दुल्लाइ खाँ की बहिन का 
लड़का था | यह फूद ख़सियर के तोपखाने का अध्यक्ष था। फुरुखूसियर के उत्तराधिकार 
युद्ध में वीरतापूवंक लड़ते हुए यह मारा गया। एक ऐतिहासिक के मतानुसार इसकी वीरता की 


१ लेटर मुग़लस्‌ भा० १, ए०२१७, २३० (पादु-टिप्पणी), रश्प २ मआसिरूल उमरा 
भा० २, ए० २९०-८ + वही, भा० वही, छ० २४८-१; लेटर मुगुलस्‌, भा० १, छघ० १८७ (पाद- 
टिप्पणी सहित), २:७, २६० (पादु-टिप्पणी सहित) * वही, भा० वही, ४०२११ (पाद-टिप्पण्णी 
सहित), २१७, २२९, २३०, २३१ " वही; वही, भा० ३, ४० $८६) ३६७, २२१, २२४ 
(पाद-टिप्पणी सहित); २३०, २३३ * वही, भा० वही, ४० १३४ (पादु-टिष्पणी सहित); २२३, 
२२६१, २३२, २३३, २४४, २४२, २६२, २६८०-०२; मआसिरुलू उमरा, भा० दे; पए्‌ू० २११-७ 


२६४ हिंदी वीरकाव्य 


ख्याति से विह्ने ष-भावना के वशीभूत होकर सैय्यद अब्दुल्लाह खाँ ने एक बोरोपीय डावटर 
द्वारा फूतह अली खाँ के घावों पर विषेली श्रौषधियों का प्रयोग करवा करके इसे मरवा 
डाला |” 

गुलाब अली ज़ाँ (गुलाम अली ख़ाँ) जल्फ़िक़ार ख़ँ बहादुर--यह फरु खसियर के बाला- 
शाही में नौकर था। उत्तराधिकार-युद्ध में विजयी होने पर सम्राट फ़र खसियर ने इसे जुल फ़िकार 
उपाधि से विभूषित करके तोपखाने का अध्यक्ष नियत किया ।* 


गैरति खाँ (.गेरत खां)--यह अमीरुल्‌ उमरा हुसेन श्रली खाँ का भानजा था और उसके 
सूबे अज़ीमाबाद-पठना (बिहार) में उप-सूबेदार के पद पर नियुक्त था। ३ 


दाऊद ख़ाँ दुपट्टे बाज़--यह निर्णय करना कठिन है कि भीधर ने इस नाम से किस व्यक्ति 
की ओर संकेत किया है। इतिहास से विदित होता है कि “जब फुरु खसियर दिल्ली की ओर जा 
रहा था, तो मांग में बिंदुकी नामक स्थान पर २७ नवम्बर, १७१२ ई० को हमीद खाँ कुरेशी का 
पौत्र हया खाँ शत्रु-पक्ष को त्याग कर फ़र खुसियर से आ मिला था। सम्राट ने उसे दाऊद खाँ 
की उपाधि से विभूषित किया था ।”४ सभवत; कवि का इसी नाम से श्रभिप्राय है। 


उसादतुलू मुल्क अमीरुलू उमरा बहादुर फ़ीरोज्ञ जंग सेय्यद हुसेन अली ,खाँ--यह सैय्यद 
मिरयाँ अब्दुल्लाह खाँ का पुत्र श्र कुतबुलूमुल्क सैयद अब्दुल्लाह खाँ का छोटा भाई था। ओऔरड्)ज्गेब 
के शासन-काल में यह क्रश: रणथम्भौर तथा हिडोन-बियाना का शासक रहा । बहादुरशाह के 
मरने पर अपने माई के साथ हुसेन अली, खाँ ने फ़रु ख़ुतियर का साथ दिया। परिणामस्वरूप उसके 
सम्राद बनने पर यह उसका मीर बख्शी बना | १७२० ई० में इसकी हत्या कर दी गई।* 

इंमत्याज़ खान (इस्त्याज़ ,खाँ) -फ़र खूसियर के उत्तराधिकार-युद्ध में इसने बड़ी वीरता 
प्रदर्शित की थी।* 


जानी ख़ाँ--यह जहाँदार शाह की हरावल में फ़र खूसियर के विरुद्ध था | वीरतापूर्वक युद्ध 
करते हुए इसने वीरगति प्राप्त की ।* 


र्वाजा हुसेन--यह जहाँदारशाह के प्रमुख अमीरों में से था। कोकल ताश खाँ की पत्नी की 
भगिनी से इसका विवाह हुआ था। जहाँदार शाह ने इसे ख़ानदौराँ की उपाधि देकर अपना द्वितीय 
बख्शी बनाया । जब ऐजुद्दीन फ़द खतियर का सामना करने के लिए. भेजा गया था, उस अवसर 
पर यह उसकी सेना के प्रमुख अफ़सरों में से एक था। यह ऐज़ुद्दीन को बहला-फुसलाकर विना युद्ध 





१ लेटर मुग़लस्‌ , भा० १, ए० २१७, २२६ (पादु-टिष्पणी) २३०, २३१ (पादु-टिप्पणी 
सहित) * वही, वही, ४० २२६ (पाद-टिप्पणी), ए० २६० 3 वही, भा० वही, ६० २६२ 
४ वही, भा० वही; १० २१८ * वही, भा०बही, गृ० २०३-९, २०६, २३७, २९७, २२६, २३०, 
२२८, २८२, रे८७-१०, रे१२, ३०२, ३०३, श९७-६२, ३७४, ३७७-६, दे८रे। रेढर, ४०७, 
७१७, ४२२-६; वही, वही, ए० १७, ३७, ४९५, ३१, ९३, ४६-६२, १०० * वही, वही, 
घू० २३० * वहीं, भा० वही, घु० १5१, २२१, २२६ (पादु-दिप्पणी सहित), २३४०- 
२३१, २२२ ह 


२६६ हिंदी वीरकांब्ये 


लए ऐज़दीन को परामश देनेवाले अभीरों में यह प्रमुख था। कालान्तर में इसने फरु खंसियरं 
करा पक्ष ग्रहण किया। सिंहासनारुढ़ होने पर फुरु खसियर ने लुतुफ़ल्लाइ खाँ बहादुर सादिक्‌ को 
दीवान-इ-तन नियुक्त किया |" 

मुख़त्यार खाँ--यह खान श्रालस बहादुर शाही का लड़का था| जहाँदार शाह की ओर से 
युद्ध करते हुए इतने वीरगति प्राप्त की थी ।'* 

महम॒द बाकर (मुहम्मद बाक़िर)--कवि का इस नाम से संभवतः मुहम्मद बाक्किर मौतमिद 
खाँ से गअ्रभिप्राय है। यह अ्रमौीर कुछ समय तक शाहजादा महम्मर आजमशाह का खान-ई-पार्मो 
रह चुका था। इसके अ्नस्तर यह शाहजादा जहाँशाह का दीवान रहा था। सिंहासनारूढ़ होने 
पर फूर खसियर ने इसे दोवान-इ-खालसा के पद पर नियुक्त किया था ।* 

तकरुब खाँ--अऔधर ने तकरु व खाँ नाम से संभवत: मुहम्मद जूफूर खाँ शीराजी तकरु ब 
खाँ की ओर संकेत किया है। यह फ़रु खुसियर का निजी मनन्‍्त्री था। आगरा की विजय के उपरांत 
उक्त सम्राद ने इसे खान-ई सामान नियुक्त किया | इसकी मृत्य, १ अग्रेल, १७१६ ई० को हुई । ४ 

सैय्यद्‌ राजे खाँ (सैयद राजे मुहम्मद खाँ)--यह इलाह्ाबादांतगंत मानिक्रपुर के गारदेज़ी 
परिवार का सैय्यद था। कहा जाता है कि इसका नाभ हुसेन उद्दीन ,खॉँ था और इसे सैय्यद राजे 
खाँ बहादुर दिलावर जंग की उपाधि मिली थी | फुरु खसियर के युद्ध में यह जहाँदार शाह की 
ओर से लड़ा थ। 

मीर जुमला--इसका वास्तविक नाम उबैदुल्लाह तथा इसके पिता का नाम मीर सुहम्मद 
बफा था। इंसका जन्म १६७०-७१ ई० में हुआ था | यह क्रमशः बचद्धाल ओर विहार में काजी के 
पद पर रह चुका था। लाहोर से लौटते समय यह आगरे में फूर ख़सियर से मिला। इसकी उपा- 
धियाँ क्रमशः शरीभ्रतुल्लाह खाँ, इबादुल्‍लाह खाँ, बहादुर, मुजफ्फुर जंग, मोतुमिदुल्मुन्क 
मुअ्रज्जुम ,खाँ, खान ख़ानान, बहादुर मृजुफ्फूर जंग, मीर जुमला, तरखानी, सुलतानी थीं। यह 
फूद खसियर का विशेष विश्वास-पात्र था।* 

सरबुलन्द खाँ--इसका वास्तविक नाम रफ़ी सर बुलन्द स्लाँथा। यह फुरु ख सियर के 
पिता अज्ञीमुश्शान का साला था। इसका जन्म १६७४ ई०में और देहावसान १६ जनवरी, १७४२ 
ई० को हुआ था| अजीम॒श्शान ने इसे कड़ा-मानिकपुर का फ़ौजदार नियक्त किया था। विजयी 
होने पर फ़रु ख़सियर ने इसे अवध का सूबेदार बनाया 

रशीद खाँ--यह अफूरासयाब खाँ बहादुर, रुस्तम जंग का बड़ा भाई था ५ 





) लेटर मुशलस्‌ भाग ३ पु० १८१, १5३, १८७, २१८, २१३, २४४५, २५८, 
३०३१-२ * वही, भा० २२२, २३१, २३२, २३५ > वहीं, वही, ४० २श८ण “* वही, 
ला० वही, ए० २४६४,२२० ( पादु-टिप्पणी सहित ), ९२९५३, २९९, २६९५६ " वहीं, भा० वही, 
घू० १८६, २०७-८ (पाद्‌ टिप्पणी सहित), २२९५, २२६ (पाद-टिप्पणी सहित), ३२३२६ * वही, 
सा» वही, पु० २२६, २४४ २४८, २४६, २९२, २९५, २९६ ६०, २६२, २६७-८, २७६, २६३, 
२६७, ३०१, ३३०, २३१ रेगझे२, २९१२, २३९६ ० वही, भा० वही, ए० १६१, १६६-२०० 
(पादु-टिप्पणी सहित), २६२ ८ वही, सा० वही, ४० १६३, २१३ (पादु-टिप्पणी) 


ज॑गनामा की ऐतिहासिकता १६७ 


सैय्यद्‌ शुजातुल्लाह खाँ--सैय्यद शुजातुल्‍्लाइ खाँ कुठुबुलमुल्क अबृदुल्लाह खाँका 
भानजा था। विजयी होने पर फूर खसियर ने इसे दाग़ लगाने के विभाग (दाग़-ओ्रो-तशीहा) का 
अध्यक्ष नियत किया था |" 

शिकिन खान (सफ़ शिकन खाँ)--इसका वास्तविक नाम हसन बेग था। यह उड़ीसा का 
उप-सूबेदार था। उत्तराधिकार-युद्ध में इसने फूल खसियर का पक्ष लिया ओर आगरा के युद्ध में 
बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी ।* 

सादात खाँ--इसका नाम मीर मुहम्मद तक़ी था। इसे क्रशः हसन खाँ श्रौर सादात 
.खाँ की उपाधियाँ मिली थीं। यह सादात खाँ का पुत्र था। यह हुसेनी जाति का था। ,फारस 
का मार्जद्रान प्रान्त इसके वंश का आदि निवास-स्थान था। कुछ दिनों तक इसफ़हान में रहने 
के पश्चात्‌ इसके पूवज भारत में आये थे। इसको लड़की के साथ (फद ख सियर का विवाह हुआ 
था । सिहासनारूढ़ होने पर सम्राट ने इसे काश्मीर का सूबेदार नियुक्त किया। .फर ख़सियर के 
गद्दी पर से उतारे जाने के अवसर पर फरवरी, १७१६ इ० में यह घायल हुआ ओर कुछ दिन के 
उपरान्त इसकी अस्सी वर्ष की अवस्था में मृत्य हो गई।२ 

अली नक़ीं ,खाँ--/यह उक्त सादात ,खाँ का ज्येष्ठ पुत्र था। इसकी मृत्यु ६ रत्री, ११२६ 
हिं० को हुई । 

फ़रज़द खाँ--इसका वास्तविक नाम मुहम्मद मेहदी फरजंद खाँ था। यह सादात खाँ 
का द्वितीय पुत्र था। यह १८ शब्बान ११२८ हिं० को हे वर्ष की आयु में मरा । 

सैफ़ खाँ--यह सादात खाँ का तृतीय लड़का था। ८ मुहरम ११४०हि० को इसका देहा- 
वसान हुआ । 

सलावत खाँ--इसका नाम सलावत खाँ जुलफ़िक्वार जंग था। यह सादात खाँ का 
चतुर्थ पुत्र था | इसका शरीरान्त ११६६ हि० के पश्चात्‌ हुआ |” 

सफ़ुल्लाह खाँ--सैफ़्ल्लाह खाँ बहादुर ,फर खसियर के “बालाशाही” सैनिकों में से था। 
विजयी होने पर सम्राट ने इसे जागीरों को ज़ब्त करनेवाले विभाग का अध्यक्ष बनाया था ।* 

संग्यद सफ़्दीन अली खाँ--यह कुतबुलमुल्क का छोटा भाई था | 

सिराजुदीन अली ,खाँ-यह अब्दुल्लाह खाँ कुतुबुल्मल्क का छोटा भाई था। अब्दुल- 
ग़फ़्फार का सामना करते हुए सराय-आलमचन्द के निकद इसकी मृत्यु हुई ।* 

हसन खाँ (दीवान प्रागी)--कवि का इस नाम से संभवत; सैय्यद हसन खाँ से अभि: 
प्राय है, जो सैय्यद हुसेन खाँ का पुत्र था। यह अन्य अमीरों के साथ शत्र-पक्ष को त्याग कर 
फरु खसियर से जा मिला था ।* 


* लेटर मुग़लस्‌ भा० ३, छ० २६० २ वही, भा० वही, ४०२११, २२६ (पादु-टिप्पणी) 
* चही, भा० १, छ० २६१ (पादु-टिप्पेणी सहित), ४००-३ ४ वही, भा० वहीं, ० ४०१ 
> वही, भा० वहीं, ए० २३०, २९४, २६० ४ वही, भा० वही, ए० २०८, २२३ (पाद- 
टिप्पणी) * वही, भा० चही, एझ० २०८, २०६ “* कही, भा० वहीं, ए० २१६ 

श्प्र 


श्श्ट हिंदी वीरकोव्य॑ 


अफ़्ज़ल खाँ--इसने फर खसियर को कुरान पढ़ाई थी । सिंहासनारूढ़ होने पर सम्रोर्ट 
नें इसे सैय्यद अफ्जुल खाँ बहादुर सदर-जहाँ की उपाधि देकर सदारत-इ-कुल (अध्यक्ष दान-पुण्य- 
विभाग) नियत किया ।* द 

मीर अशरफ़--यह मीर मुशरिफ़ का भाई था। फरु ख़सियर के उत्तराधिकार-युद्ध में वोरता- 
पूजंक शत्रु-संहार करते हुए इसने बीर-गति प्राप्त की ।* 

मीर सुशरिफ्रु--पह लखनऊ निवासी और उपयुक्त मीर अशरफ़ का भाई था। यह 
फरु खसियर का समर्थक था ।3 


रफ़ीउलक़दुर (रफ़ीडलकद़) शाहजादा रफ़ींउलकद्ग को रफीउश्शसान की उपाधि से विभू- 
रफीसान (रफ़ोडश्शान) ) षित किया गया था | यह सम्राद बहादुर शाह का युन्र 


और जहाँदार शाह का भाई था । इसका जन्म १०८०१ हि० में हुआ था । बहादुर शाह के मरने 
७७ मु 3 

प्र लाहोर के उत्तराधिकार-युद्ध में जहाँदार शाह के विरुद्ध लड़ते हुए यह १७ मार्च, १७१२ 

ई० को मारा गया ।* 


अनिश्चित-पात्र 


निम्नलिखित पात्रों के सम्बन्ध में सहायक ऐतिहासिक ग्रन्थों में विवरण अप्राष्य हे 
अतएव इनके सम्बन्ध में निश्चायात्मक रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता | पर सम्भावना यही 
है कि प्रायः ये सभी ऐतिहासिक व्यक्ति ही रहे होंगे :-- 

हिन्दू-पान्न---जयकृष्णदास (नज्मुद्दोन अली खाँ का दीवान), टीकाराम, बेनीराम नागर, 
भगौती राम (छबीलेराम का पुत्र), राठ दलपति, राजा रतनचन्द, राय भगवन्तराय दीवान 
(कांकोरी निवासी), राजा गन्धवसिंह, राय शिरोमणिदास, गुलाबराय (राजा छुबीलेराम का 
दामाद), साहिब राय माथुर, सुबंस राय (भगवन्तराय का पुत्र) । 

सुसलमान पान्र--अब्दुल्लाह खाँ खोजा (ख्वाजाह श्रब्दुल्लाह खाँ), सैय्यद अनवर खाँ, 
असद अली खाँ, श्रकबर अली खाँ, अब्दुल रसूल, अकरम मीर, अहमद खाँ सरबानी, आतस 
(आतश) खाँ, इलायची बेग (बहादुर दिल खाँ-उपाधि), इफृतखार खाँ (इफ़्तखार खाँ), इखिति- 
यार खाँ, इनायत खाँ, इनायत शाह, इदुगार बेग, इबराहिम हुसेन (इब्राहीम हुसेन), कासिस बेग 
खाँ मिर्जा, खैरदीं अली खाँ, खोजा रहमतुल्लाह, गुलाब मेंहदी खाँ, (गुलाम मेंहदी खाँ) 
गुलाम मुईउद्दीन खाँ, ज़ाँ बाज़ खाँ, जबरदस्त खाँ, जब्बर खाँ, तैयब, तैमूर खाँ, तौफ़ेवांज, दर- 
बार खाँ, द्रबेश अ्रली खाँ, सैयद, दरवेश मुहम्मद सैय्यद, दिल दिलावर खाँ, दिल दिल्लेर खाँ, 
दौस्त अली खाँ, नौशेरी खाँ (कोकल ताश खाँ का पुत्र), नेक नाम खाँ, पीरमुहम्मर (शेख) 
फ़तहुल्लाह खाँ, फश्नीरलताह खाँ (मज़ा), फिदाईखॉ, बैरम खाँ (जैरामखाँ), बासे खाँ (मुहम्मद 
बासेह खाँ--अफुरासयाव खाँ का कनिष्ट भ्राता), मुसलेह खाँ, ,जफ्रजज्ञ खाँ (फिदाई खाँ का पुत्र) 
मुहम्मद साले (सालेह) खॉ (आ्राजम खाँ का श्राता), मंजूर (मिर्ना श्रथवा मियां), सुखल्वित खाँ 
मुहम्मद अमान बेग, महियार खाँ, सुहम्मद हयात खाँ सैथ्यद्‌, मुहम्मद अलो सैय्यद, मीर मुहसिन 


, - ?₹ लेटर मुग़लस , सा० १, ए० २६१" वहीं, भा० वही, ए० २३०, २३१, + वहीं, 
भा० यही, ए०, वही * चही, भा० कही, ए० ३६, १४३, १४९-६, १६१, १८७४, १८२ 


जंगनामा की ऐतिहासिकता श्ह्ह्‌ 


खाँ, मुहम्मद शुजा (श्राज़म खाँ का भाई), मुहम्मद हुसेन, मुमताज खाँ, मीर अ्रजीज्‌ खां मिर्जा 
बहराम बेग (बरकंदाज़ खाँ का पुत्र), मीर खान (अमीरखाँ का पुत्र), मीर मुकरम, मुहम्मद अमीन 
खाँ, रहमरहमान खाँ, रुस्तम खा (रुस्तम दिल खाँ), रहमतुलल्‍लाह खा (शेख), रहमतुल्लाह (ख्वा- 
जाह), यादगार बेग, बली महम्मद, शुजातुल्लाह%, सादी (शादी खाँ), शुजायति अलीखांन 
(शुनाअत अली खाँ), शेख रसूखियत खाँ, (रसूृखियत खाँ), सुलतान कुली खाँ, शाकिर 
मुहम्मद (मीर), सैय्यद इमाम शेख, सैय्यद मुझतजा खाँ, सुलतान बेग खाँ, बली खाँ मिर्जा, 
हलीम खाँ दिला जाक, हेम खाँ, बहराम बेग (यह अपने पिता की उपाधि बरकन्दाज खाँ से 
विभूषित हुआ था), मियाँ निहाल (इतिमाद _खाँ उपाधि), रहमत ,खाँ (मृतहृब्वर खाँ उपाधि), 
शेख, ,खैरल्लाह, रनदूल्लह, समुन्दर खान, हिजबर खाँ, मंदी अली खाँ (मेंहदी अली खा) 
मुहम्मद अ्रसकरी (मियाँ), मुहम्मद इमाम, मुहम्मद वसी खाँ, सुलतान जहाँ (सैय्यद)। 

फ़रुघ़सियर का अपने को सम्राट्‌ घोषित करना--ता० २७ फ्रवरी, १७१२ ई० को बहा- 
दुरशाह की मृत्यु लाहोर में हुई। उत्तराधिकार-युद्ध में जुल्फ़िकार की सहायता से विजयी होकर 
जहाँदार शाह २६ माचं, १७१२ ई० को तसिंहासनारुढ हुआ | वह लाहौर से चलकर २२ जून, 
१७१२ ई० को दिल्ली पहुँचा । 

बंगाल से आगरा को जाते समय अज्ञीमाबाद-पटना में फूद खुसियर को उपयुक्त सारी घट- 
नाओं तथा उत्तराधिकार-युद्ध में अपने पिता अज्ञीमुश्शान के मरण का समाचार श्ात हुआ | 
उसने वहीं पर अपने को सम्राट घोषित कर दिया | साथ ही बिहार के सूबेदार हुसेन अली खाँ 
तथा उसके ज्येष्ठ भ्राता अब्दुल्लाह खाँ को, जो उस समय प्रयाग का शासक था, विशेष रूप से 
सम्मानित करके श्रपनी ओर मिला लिया |” 

कवि श्रीधर कथित विवरण तथा ऐतिहासिक उल्लेख समान हैं। उनमें कोई विशेष अ्रन्तर 
नहीं है । श्रीधर द्वारा महाजनी चिट्ठी" के चलने का, जो उल्लेख किया गया है, वह भी सत्य है। 
महाजन अपने पत्रों में तत्कालीन सम्राद के नाम का उल्लेख किया करते थे) व्यापार के लिए 
दूर देशों में जाकर ये समाचार फेलाते थे। इसका उक्त घटना के सम्बन्ध में तत्कालीन इतिहास- 
लेखकों ने भी उल्लेख किया है, जैसा कि उनके आधार पर दिए. गए इरविन के कथन से विदित 
होता है ।र 

यहाँ पर एक बात अवश्य विचारणीय है। श्रीधर ने फुरु ख़तियर द्वारा अब्दुल्लाह खाँ 
को प्रयाग का सूबेदार नियुक्त करके भेजने का उल्लेख किया है। पर इतिहास से विदित होता 
है कि वह उस समय प्रयाग का सूबेदार था। अ्रतएव उसका पटना में पहुँचना अ्रश्नम्भव प्रतीत 
होता है। इरविन महोदय इस घटना को अनैतिहासिक बतलाते हैं ।* इतिहास इस बात का 


यह निश्चित पात्रों में उल्लिखित सेययद शुजातुललाह खाँ से भिन्न व्यक्ति है। 

* 3 जंगनामा, पंक्ति ६-२६; लेटर सुग़लस, भा० १, छु० १३५, १६६ए८-म६, ३६०- 
३, $&८-६, २०९-६; दी सेर मुताख़रीन, भा० १, छ० २९, ३४, ४१, ४४-६४ _* जंगनासा, 
पंक्ति६ १ लेटर सुग़लसू, भा० १; ए० १८३ ४ ज़रनल ऑँव्‌ एशियादिक सोसायटी आँव्‌ 
बंगाल, १६०० ई०, ए० २ 


३०० हिंदी वीरकाब्य 


साज्ञी है कि सैय्यद हुसेन श्रली ,.खाँ तथा अब्दुल्ला खाँ को अपने-अपने सूबों की सूबेदारी 
फूरु ख़सियर के पिता अज्ञीमुश्शान की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। साथ ह्वी सिहासनारुढ़ होते 
ही जहाँदार शाह अब्दुल्लाह खाँ को प्रयाग की चूबेदारी से अलग करने कीं तैयारी कर 
चुका था। ऐसी परिस्थिति में श्रीधर के उक्त कथन का केवल यही अञ्रभिप्राय प्रतीत 
होता है, कि फुर ख़सियर ने अब्दुल्लाह खाँ को सम्मानित तथा अपनी ओर से प्रयाग 
का सुबेदार नियत करके संदेश भेजा था। अ्रतश लक्षणा की सहायता से अर्थ लेने पर श्रीधर का 
कथन एकदम अनैतिहासिक नहीं माना जा सकता। 
मीर ज़ुमला और जहाँदार शाह--श्रीधर के उल्लेख से ज्ञात होता है कि मीर जुमला मुई- 
जुददगेन की सेना में रहकर फूद खसियर को सारा समाचार लिखता रहता था।२ 
पात्रों की ऐतिहासिकता पर विचार करते समय मीर जुमला के संबंध में लिखा जा चुका है 
कि लाहौर के युद्ध में अज़ीमुश्शान के मरने पर यह अमीर फूर खसियर से मिलने के लिए पूर्व की 
ओर चल दिया था। मागग में जहाँदार शाह के व्यक्तियों ने इसे आगे नहीं बढ़ने दिया । यह भी 
जहाँदार की सेना के तूरानी सरदारों को बहकाने में सफल हुआ था । आगरे में वह फूर ख सियर से 
मिला था। इस बीच में यह जहाॉँदार शाह संबंधी विवरण अवश्य ही अपने स्वामी के पास भेजता 
रहा होगा | अतएवं श्रीधर का उक्त कथन सत्य है । 
इरविन महोदय ने इस घटना को असत्य माना है। उनके कथन की वास्तविकता जानने 
के लिए नीचे श्रीधर की पंक्तियाँ तथा इरविन कृत अंगरेजी श्रनुवाद दिया जा रहा है ;-- 
“तह मीर जुमला मीर बुद्धि गंभीर बाहु विशाल । 
मड़ि रहो मोजदीन की कटक गहि. करवाल ॥”४ 
इरविन के शब्दों में :-«- 
व॥6 शत ]ष्णाोंबा, 8 7000. लैस, १6९७, 8-०8 ० #धगा5) 
#०प९॥६ ४ बएशप्60078 709, 872७०॥78 776 8फए०70.7५ 
कहने की आवश्यकता नहीं है कि “मड़ि रह्मो? का चुद्ध करना? ((0727) अनुवाद करने 
से इरविन महोदय को उक्त भ्रम हो गया है। इस शब्द का अ्रथे सम्मिलित हो गया,? 'मिल गयाः 
करने से उक्त भूल के लिए स्थान ही नहीं रह जाता है। 
अतएव भौीधर का उंक्त कथन ऐतिहासिक है और उसके संबंध में इरबिन महोद्य की 
धारणा एकदम निराधार है। 
अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँ और अबुल॒ हसन का युद--जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि 
जहाँदार शाह ने अबदुल्लाह ख़ाँ को प्रयाग की सूबेदारी से अलग कर दिया, उसके स्थान पर 
राजे मुहम्मद खाँ को सूबेदार तथा सैय्यद अबदुल' ग़फ्फार को उप-सूबेदार नियुक्त किया । 
अब्दुल ग़एफार कड़ा-मानिकपुर के निकट पहुँचा । अब्दुल्लाह ने अपने बख्शी सैय्यूद 





। छेटर मुग़बसू, भा० १, एू० २०६४-७० * जंगनासा, पंक्ति ३०-३; लेटर सुग़लस, भा० 
39 ४० २६७-८ * जरनल झॉँव्‌ एशियाटिक सोसायदी ऑँव्‌ बंगाल, १६०० ई०, घृ० २ ४ जंग- 
नासा; पंक्ति ३०-३१ “ जरनत् ऑव्‌ एशियाटिक सोसायटी झाँवू बंगाल, १६०० ई०, घृ० शे२ 


जंगनामा की ऐतिहासिकता ३०१ 


अबुलू हसन खाँ को उसका सामना करने के लिए भेजा | सराय आलमचन्द (प्रयाग से २० मील 
उत्तर-पश्चिम) के निकट युद्ध हुआ । इस युद्ध में अब्दुल्लाह ,खाँ का भाई सिराजुद्दीन अली खाँ 
मारा गया। अब्दुल्लाह ख़ाँ की विजय हुईं। अब्दुल ग़फ्फ़ार .खाँ ने आगरे की ओर भागकर 
शहजादपुर (प्रयाग से लगभल ३५ मील उत्तर-पश्चिम) में दम लिया।' 

सैर मुताखरीन में अब्दुल्लाह ,ख़ाँ के उस युद्ध में मृत भाई का नाम नूरुद्दीन लिखा है, 
पर इरबिन महोदय ने खफी खाँ आदि के आधार पर उसका नाम सिराजुद्दीन लिखा है जो श्री- 
घर के कथन का समर्थन करता है। इस प्रसंग संबंधी शेष सभी घटनाएं इंतिहास के विवरण से 
मेल खाती हैं। 

फ़रु खुसियर का प्रयाग पहुँचना--हुसेन अलीं के फुरु खसियर के पक्ष में हो जाने पर 
ग़ाज़ीउद्दीन खाँ ग़ालिब जद्ध, खवाजा आसिम (अशरफ्‌ खाँ) उससे पटना में मिले । सम्नाद ने 
सफूशिकन को उड़ीसा का उप-सूबेदार और अशरफ्‌ खाँ को दीवान-खास का अध्यक्ष नियुक्त 
किया | इसी अवसर पर मीर मुशरिफ, जैनुद्दीन खाँ आदि अमीर भी उसके पक्त में आ गए । 

१८ सितम्बर, १७१२ ई० को फूरु खसियर ने अपना डेरा आगे भेज दिया। चार दिन के 
पश्चात्‌ स्वय॑ पटने से चला। दानापुर, शेरपुर आदि स्थानों पर होते हुए वह बनारस के निकट 
छोटे मिर्जापुर में रमजान की तीसवीं तारीख (३० अक्टूबर) को पहुँचा। वहाँ एक दिन आराम 
किया । इसके अनन्तर यात्रा पुन आरंभ हुई। ५ नवम्बर, १७१२ ई० को फूर ख़सियर भूसी 
पहुँचा | उस स्थल पर उसने अब्दुल्लाह ख़ाँ को अपना प्रधान-सन्त्री बनाया और हुसेन अली खाँ 
को श्रमीर-उल्‌-उसरा की पदवी से विभूषित किया । तदनन्तर १२ नवम्बर को गज्ञा जी को पार 
करके फूर ख़सियर ने नए, और पुराने प्रयाग के मध्य डेरा डाला ।* 

श्रीधर ने इस घटना संबंधी अपने विवरण में फुूर ख़सियर के पक्ष में आने वाले सरदारों 
की एक लम्बी सूची दी है। इनमें से अधिकांश के नाम इतिहासअंथों में मिल जाते हैं । 

उक्त कवि ने बनारस में फूद खसियर द्वारा ईद मनाने का उल्लेख किया है, जो ठीक ही 
प्रतीत होता है | जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि, वह बनारस के निकट ३० अक्टूबर को पहुँचा 
था ओर वहाँ पर आगामी दिन (३१ अक्टूबर) को आराम किया था। उस वर्ष ईद ३१ अक्टूबर, 
१७१२ ई० को पड़ी थी । तत्कालीन इतिहास लेखक कामवर भी इसे स्वीकार करता है। 

पटना से प्रयाग की ओर चलने वाले श्रमीरों की दीघ सूची में श्रीधर ने मीर जुमला के 
नाम का उल्लेख किया है,* जो असत्य है। वास्तव में मीर जुमला उस समय उसके साथ नहीं 
था। बहादुरशाह के मरने पर लाहौर में जो उत्तराधिकार-युद्ध हुआ' था, उसमें मीर जुमला फूर ख- 
सियर के पिता अर्ज़ीमुश्शान के साथ था। अपने स्वामी के मारे जाने पर वह फरु खसियर से 
मिलने के लिए चला और उसके आगरे में पहुंचने पर उससे भंट की थी-।" अतः कवि श्रीधर 

का उक्त कथन इतिहास से विपरीत पड़ता है | 


१ जंगनामा, पंक्ति ३४-१३०; लेटर मुग़लस्‌, भा० १, छए०२०७-६; दी सेर मुताख़रीन, 
भा० १, पु० ४८६ '* जंगनासा पं० १३१-३६२; लेटर म्ुग़लसू, भा० १, एू० २१०५-दे 
रे ज़रनल आऑवब्‌ एशियाटिक सोसायटी ऑँवू बंगाल, १६०० ईं०, एू० %*४ “* जंगनासा, पं८ 
२०१९-३६ " लेटर सुग़लस, भा० $, ए०२२७, २६८-८ 


३०२ हिंदी वीरकाव्य ' 


खजुआ का युद्ध और ऐलुद्दीन की पराजय--“जब जहाँदार शाह लाहौर से देहली को लौट 
रहा था तब उसे फूद खसियर के पटना पहुँचने का संमाचार मिला था। उसने फुरु ख़सियर की 
गति-विधि पर दृष्टि रखने के लिए. ख्वाज़ा हुसेन खाँ दोराँ तथा लुतठुफ़ुल्लाह सादिक की संरक्षता 
में अपने बड़े बेटे ऐजद्दीन को आगरे भेजा । 

श्रब्दुल ग़फ्फार की पराजय का समाचार शात होने पर जहाँदार शाह ने ऐजुद्दीन को प्रयाग 
की ओर रवाना होने की आज्ञा दी। इटावा पहुँचने पर शाहजादे ऐजुद्दीन से अली असग़र ,खाँ, 
जो फर ख़सियर का सहायक था, मिला | वह नवम्बर, १७१२ ई० को कोड़ा पहुँचा । वहाँ पर 
उससे चकला-कड़ा-मानिकपुर का ,फैजदार (इजाद के अनुसार कोड़ा का .फौजदार) छुबीलेराम, 
जो गुप्त रूप से फरु ख़सियर का मित्र था, मिला। अन्त में खजुआा पहुँचकर ऐजुद्दीन ने अपना 
डेरा डाला | 

फर खसियर भी प्रयाग से प्रस्थानित होकर हथगाँव, कुंवरपुर, रोशनाबाद आदि स्थानों 
पर होता हुआ अक्रिलाबाद में पहुँचा । 

मार्ग में खमसरा घाट के निकट अपने भतीजे गिरधरलाल के साथ छुबीलेराम फुरु ख- 
सियर से जाकर मिला | केवरपुर नामक स्थान पर असग़र खाँ उसके पास आया। बादशाह ने 
उसे खाँ ज॒माँ की उपाधि से विभूषित किया | अकिलाबाद में महम्मद खाँ बंगश आकर फरु ख- 
सियर के पक्ष में हो गया | 

२४ नवम्बर, १७१२ ई० को रोशनाबाद से अब्दुल्लाह खाँ तथा हुसेन अली खाँ युद्ध- 
भूमि का निरीक्षण करने के लिए आगे बढ़े और एजद्दीन की खाइयों के निकट तक जा पहुँचे । 
२६ नवम्बर को .फर खतियर की प्रधान सेना आधे मील' आगे अकिलाबाद तक तथा २७ नवम्बर 
को बिंदकी तक बढ़ गई | इसी दिन शन्रु-पक्ष को त्याग कर हया ,खाँ _फरु खसियर से जा मिला, 
जिसे दाऊद खाँ की उपाधि दी गई। 

र८ नवम्बर, १७१२ ई० की रात्रि में ख़्वाड़ा हुसेन खाँ दौरों तथा लुतुफ़ुल्लाह ,खाँ 
के बहकाने से ऐज़ुद्दीन सपरिवार आगरे को भाग गया जहाँ वह एक ससाह में जा पहुँचा । 

प्रातःकाल होने पर फर खसियर की सेना ने शन्नु की सेना की मन मानी लूठ की 

खजुआ के स्थान पर शत्रुयक्ष के आए हुए सेय्यद मृजफ्फ्र खाँ ( अब्दुल्लाह खाँ के 
मामा), सेय्यद हसन खाँ, मुस्तफा हुसेन, छुत॒कुल्लाइ ,ख़ाँ आदि अमीर फूरु खसियर से मिले ।* 

जंगनामा तथा इतिहास में वर्णित उक्त घटना सम्बन्धी विवरण प्रायः एक से हैं। कुछ 
बातों के संबंध में साधारण अ्रन्तर अवश्य है। भ्रीधर ने छबीलेराम के फर खसियर से मिलने के 
स्थान का नाम कड़ा दिया है, पर इतिहास अंथों के अनुसार कड़ा से दो या तीन मंजिल प्रयाग 
की ओर कोई अन्य स्थान था। इसी प्रकार हथगाँव में अली असग़र खाँ को खाँ जमाँ की 
उपाधि दिये जाने का भ्रीघर ने उल्लेख किया है और इतिहास से विदित होता है कि वह बादशाह 
से कुँवर पुर में मिला था। फ़र खसियर हथगाँव में १६ नवम्बर और कुँवर पुर में २३ नवंबर को 


) जंगनानासा, पंक्ति ३७, ३३३-६६२; लेटर मुग़लस, भा० १, प्रृ०१६०-१, २१३०४; 
दी सर सुंताखरीन, स[्‌५ १, शु७ १०- 


जँगनामा कौ ऐतिहासिकता ३०३ 


पहुँचा था। इस प्रकार कवि श्रीधर और इतिहास में कथित असग्र के मिलने की तिथि में चार 
दिन का अन्तर पड़ता है। साथ ही उसको खाँ जमाँ की उपाधि कई दिन के पश्चात्‌ मकरनद- 
नगर में १३ दिसंबर को दी गई थी । 


इसी प्रकार मुहम्मद खाँ बंगश के फरु खसियर से मिलने के संबंध में भी दोनों में मत- 
भेद है | जंगनामा के अनुसार यह अमीर फरु खसियर से खजुआ के यद्ध के उपरान्त और इति- 
सके मत से उच्त युद्ध से पूव मिला था ।१ 


इस प्रसंग में एक बात ओर विचारणीय है | श्रीधर ने लिखा है कि उक्त यद्ध के अवसर 
पर फर खसियर ने शाहज़ादे को सेनाध्यक्ष बनाकर हरावल में भेजा था |* यदि उसके इस कथन से 
फ़रु खसियर के पुत्र से अभिप्राय है तो उस समय उसके केवल एक ही बड़ा पुत्र मुहम्मद ,फख न्दा- 
सियर जहाँगीर शाह था | उत्का जन्म २७ दिसंबर, १७११ ई० को पटना में हुआ था और मत्यु 
देहलीं में १२ मई, १७११ ई० को हुईं थी ।* इस प्रकार उस शाहज़ादे की उक्त युद्ध के अवसर पर 
अवस्था केवल ११ मास को थी । ऐसी परिस्थिति में श्रीधर के कथन का केवल इतना ही अमभिप्राय 
प्रतीत होता है कि उस बालक शाहज़ादे को केवल सेनाध्यक्ष घोषित कर दिया गया होगा। इति- 
हास से प्रकट होता है कि सम्राठ_ बनने के पश्चात्‌ (फर खसियर ने अपने इसी अल्पवयस्क शाह- 
,जादे फखु न्दाबख्त उपनाम जहाँगीर शाह को बंगाल का सूबेदार नियुक्त करके सु्शिद कुली खाँ 
को उसका उप सूबेदार नियत किया था। कुछ मास के उपरान्त उसकी मुत्य हो गई थी । अ्रत- 
एव कवि का उक्त कथन तथ्यपूर्ण प्रतीत होता है । 

श्रीधर ने इस युद्ध के अवसर पर दोनों पन्नों के वीरों की युद्ध की तैयारी, युद्ध तथा ऐजुद्दीन 
के भागने आदि का विस्तृत वणन किया है, पर इतिहास से ज्ञात होता है कि ऐजुद्टीन युद्ध किये 
विना ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ था । 

श्रीधर के उक्त घटना संबंधी शेष विवरण ऐतिहासिक हैं | 

जहाँदारशाह और दिल्ली-दरबार--श्रीधर ने जहाँदारशाह के समय में दिल्ली के राज-द्रबार 
की जो दुशा थी, उसका सजीव चित्रण किया है। इस वर्णन का समर्थन .फारसी-अन्यों के आधार 
पर लिखे गये इरविन के इतिहास से हो जाता है। दोनों विवरणों में कोई विशेष अन्तर नहीं है। 
उनका सार इस प्रकार है :--- 

“जुलाई १७१२ ई० से जहाँदार शाह के दिसम्बर, १७१२ ई० में आगरा रवाना होने के 
समय तक पाँच मास दिल्ली में भोग-विलास का साम्राज्य रहा | सवत्र अव्यवस्था छा गई । नगर 

में प्रत्येक मास में तीन बार प्रकाश किया जाता था। अनाज बहुत महँगा हो गया था। 

जहाँ दारशाह की प्रेयती नर्सकी लाज़कूंवरि के सम्बन्धी अमीर बनाकर उच्च पदों पर नियुक्त कर 
दिए गए थे। वे स्वच्छुन्दतापूबक देहली की सड़कों पर अवांछित कार्य करते फिरा करते थे | 

नीच व्यक्तियों को उच्च जागीर और अन्य सम्मान प्रदान कर दिए गए थे । रात्रि में 


१ जंगनामा, पंक्ति ७६१-२; लेटर सुराखस्‌, भा० १, एू० २१६-७, २२६ जंगनासा, 
पंक्ति ३०३६-१०, ४८०.) खेटर मुग़लस्‌, भा० ३, पु० ४०२ » वही, भा० वही, पु० २६२ 


रै०४ हिंदी वीरकांदिय 


नीच गायक राजप्रासाद में बादशाद के साथ मदिरा-पान करते और उनमत्तावस्था में जहाँदार 
शाह का अपमान करते, पर वह लालकुंवरि के भय से कुछ न कहता था । 

इसके अतिरिक्त, प्रधान-मन्त्री जुल्फिकार खाँ तथा अमीर-उल्‌ उमरा कोकल ताश खाँ में 
रूगड़ा खड़ा हो गया था । इस कारण राज्य-व्यवस्था भी गड़बड़ होने लगी थी। अभिप्राय यह 
है कि केन्द्र में एकदम अव्यवस्था एवं स्वेच्छाचारिता का साम्राज्य हो गया था ।”" 

जहाँदार शाह का आगरा पहुँचना--“तारीखू २ दिसम्बर, १७१२ ई० को दिल्ली में जहाँ- 
दार शाह को ऐज़ुद्दीन के खबुआ से भाग आने का समाचार ज्ञात हुआ । आगरे पहुँचकर शत्रु 
का सामना करने का उसने निश्चय किया । सोना, चाँदी तथा अन्य सामान बेचकर सेना को गत 
११ मास का वेतन चुकाने का प्रयतज्ञ किया गया । चिन किलिच खाँ को आगरे की रक्षा करने के 
लिए पहले से ही रवाना कर दिया गया । 

६ दिसम्बर १७१२ ई० को जहाँदार शाह दिल्ली से चला । मार्ग में उसे बहुत से अपशकुन 
हुए | देहली से आगरे तक जाते समय आकाश अ्रविरल रूप से मेधाचछन्न रहा, वर्षा होती रही, 
ठंडी वायु चलती रही और भारी कुददरा पड़ता रहा । 

एक लाख सेना के साथ यात्रा करते हुए जहाँदार शाह ने २६ दिसम्बर को आगरे से हे 
मील दक्षिण में बाग़ ददरा में डेरा डाला । वहाँ पर शाहजादा ऐजुद्दीन ने जाकर बादशाह से भेंट 
की । तारीखु ३० दि्सिम्बर को जहाँदार शाह आगरे के पूव लगभग ८ मील, यमुना किनारे सामू- 
गढ़ नामक स्थान पर पहुँचा । वहीं पर उसने ७ जनवरी १७१३ ई० को ईद मनाई |” 

भ्रीधर ने कहा है कि जहाँदार शाह अपनी सेना को दो मास का अग्रिम वेतन देकर दूसरे 
ही दिन आगरे की ओर चल पड़ा था, पर इतिहास से ज्ञात होता है कि उसने विगत मासों का 
वेतन चुकाया था ओर प्रस्थान करने में उसे एक सप्ताह लग गया था । उस समय की दिल्ली 
की दुदंशा को देखते हुए इतिहास का कथन अधिक मान्य प्रतीत होता है। 

अपशकुन सम्बन्धी उल्लेख दोनों में समान रूप से पाया जाता है। 

श्रीधर के अनुसार ऐज़ुद्दीन जहाँदार शाह से सामूगढ़ में और इतिहास के विचार में बह 
उससे बाग दहरा में मिला था | इस संबंध में निश्चयपूवंक कुछ कहना कठिन है, पर ऐसा अनु- 
मान लगाना श्रनुचित न होगा, कि देहली से आगरे को आते समय जहाँदार शाह बाग दहरा में 
पहले पहुँचा था और सामूगढ़ में बाद को। इसके अतिरिक्त बाग़ दहरा सामूगढ़ की अपेक्षा 
आगरे के अति निकट था। अतएव उन दोनों का बाग़ दहरा में मिलना ही अधिक स्वाभाविक 
लगता है। 

फ्रुखूसियर का आगरा पहुँचना--फुर ख़सियर १ दिसम्बर, १७१२ ई« को खजुओा से 
चलकर कोड़ा में पहुँचा | वहाँ शेख बदरुद्दीन की दरगाह के दशन किए। वहाँ से चलकर अन्य 
स्थानों पर होता हुआ ६ दिसम्बर को मक्खनपुर# पहुँचा । दूसरे दिन उसने शाहमदार की दरगाह 

# यह नगर कानपुर से ३४ मोल उत्तर-पश्चिम को है (ल्लेटर मुगुलस भाग १, घष्ठ २२५, 
बाद-टिप्पणी) । 

' »«  जंगनामा, पंक्ति ३७२-६२; लेटर सुरालस्‌ू, भा० १, पु० १६२-७ _* जंगनासा, पंक्ति 
६३॥८-७०३५ लेटर मुग्॒सू, भा० १, ४० २३१६-२२, दी सैर मुताख्रीन, भा० 3, ४० २३-२ 


ज॑गनामा की ऐतिहासिकता ३०५ 


पर अ्चचना की । जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, तारीख १३ दिसम्बर को मकरन्दनगर में अली 
असगर खाँ को खाँ जमाँ की उपाधि देकर उसने आज़म खाँ के स्थान पर बख्शी बनाया | वहाँ 
से चलकर फ्रु ख़सियर ने कन्नौज, इटावा, शिकोहाबाद आदि स्थानों पर होते हुए २ जनवरी, 
१७१३ ई० को ऐतमादपुर% में डेरा डाला । 

४ जनवरी को वहाँ से चलकर वह ६ मील पर स्थित सरायबेगम नामक स्थान पर पहुँचा | 
यहाँ पर उसे ज्ञात हुआ कि मीर जुमला के बहकाने से तूरानी नेता चिन क्विलिच खाँ तथा मुहम्मद 
अमीन खां जहाँदारशाह का पक्ष न लेकर युद्ध के अवसर पर तट्स्थ रहेंगे । 

इसी प्रकार आगे चलते हुए उतने तारीख ८ जनवरी को रात्रि में यमुना पार की। तदुनन्तर 
उप्तकी सेना ने श्रागरा दुगे से ५ मील पश्चिम में सिकन्दरे के पास सराय रोजबहनी पर डेरा 
डाला । खफी खाँ के मतानुसार उक्त सराय आगरे से ६ मील पश्चिम में थी। यहीया नामक लेखक 
के बिचार में इसकी सेना सिकन्दरे में ठहरी थी। श्रीधर के अनुसार सिकन्दरे से २ मील पर “रोज 
बहासु” (रोजबहरी) स्थान था । इसी स्थान के मध्य से सेना नदी के पार उतरी थी। इसी स्थल 
पर ६ जनवरी को सेना ने आराम किया |” 

इतिहास लेखकों के मतानुसार फूर खिसयर को ग़ाज़ीउद्दीन आदि अभीरों के फूटने की 
सूचना सराय बेगम नामक स्थान प्र और श्रीधर के मत से शाहमदार (कोड़ा) में मिली थी। शेष 
विवरणों में दोनों में कोई विशेष अन्तर नहीं है । 

आगरा-युदू--/जब जहाँदारशाह को ज्ञात हुश्रा कि फूर ख़सिपर ने यमुना नदी पार कर ली 
है, तब वह सामूगढ़ से हृठकर ससैन्य सिकनदरे के निकट पहुँचा | तारीख १० जनवरी, १७१३ ई० 
को दोनों पक्षों की सेनाये युद्ध-क्षेत्र में आ डटीं। प्रातभ्काल से वर्षा होती रही। तीन बजे 
पानी बरसना बंद हुआ । तब युद्ध का श्रीं गणेश हुआ । छुब्ीलेराम नागर और खाँ ज़र्माँ 
( अली असग़र ) शत्रु॒क्ष के जानी ,खाँ की ओर बढ़े और जुल्फिकार खाँ फूर खसियर के 
सामने आते का प्रयत्न करने लगा। इसी प्रकार दोनों पक्ष के वीर अपने विपक्षियों पर 
आक्रमण करने लगे। अब्दुस्समद के साथियों ने घायल करके हुसेन अली खाँ को गिरा दिया | 
मीर अशरफ (मीर मुशरिफ्‌ का माई), सैयद फतह अली खाँ, जानी खाँ, रजाकुली खां, इस्मा- 
इल खां, कोकलताश खां, मुतज्ञा खां, मुख्त्यार खां, वज़ारत खाँ आदि वीरों ने वीरतापूर्वक 
युद्ध करते हुए बीरगति प्रास की। 

(अन्त में पराजित दोकर जहांदारशाह दिल्ली को भाग गया और रु खगियर विजयी 
हुआ |)” 

सेनाएँ 


(अ) मुइज़्जुदीन जहाँदारशाह की सेना--श्रीधर ने इसकी सेना की संख्या आगरे 


#यह नगर यमुना नदी से ३े सील और सामू गढ़ से £ मील उत्तर-पूर्व में हे। 

१ जंगनामा, पंक्ति ६६३-७, ७७४-परे८; लेटर सुग़लस्‌, भा० १, घृ० २२१-८; दी सेर 
सुताख्रीन, पु० १२-१३) जंगनासा, प क्ति 5३६-१६२०; लेटर मुऱलसू, सा० ६, छ० शर८, 
२२३-४०, दी सर मुताखरीन, भा० १; ४० रहे-४६ 

रे&६ 


३०६ हिंदी वीरकीन्य 
के युद्ध के अवसर पर तीन लाख मानी है।'* इरविन के मतानुंशार उसकी संपूर्ण सेनों एक 
लाख थी ।* 

(आ) सुंहस्मंद खाँ बंगश की सेंन--बीस सहख |? 'ऐतिहासिकों के मत से वह चार अथवा 
पाँच सहख॑ अफंगानों को जेकर फरु खंसियर के पक्ष में गया था ।* 

(६) मीर जुमला की सेना--दो लाख (५ इस सेना की संख्या के संबंध में मुख्य सहायक 
ग्रंथों में विवरण उपलब्ध नहीं है । 

ऊपर के विवरण से सहज ही में यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भीघर ने सेना के 
संबंध में अतिशयोक्ति तथा कल्पना से अधिक काम लिया है। 

उपयक्त ऐतिहासिक विवेचन के पश्चात्‌ यद्द निष्कष निकलता है कि जंगनामा में प्रयकक्‍्त 
तिथि अशुद्ध है और अमीरों के नामों की दीघे-सूत्री की पुनः पुनः आवृत्ति के कारण ग्रैथ में 
रोचकता की मात्रा बहुत कम हो गई है। यह होते हुए भी श्रीधर का यह संज्तित्त अन्थ इतिहास 
संबंधी मौलिक एवं तथ्यपूण सामग्री प्रचुर मात्रा में पाठकों के सम्मुख रखकर उनके ऐतिहासिक शान 

की भीवृद्धि करने में सहायक होता है। 


) जंगनासा, पंक्ति ६७०, ४४६३ लेटर मुग़लस्‌, भा० १, ४० २२३ > जंगनामा, 
पंक्ति ७६२, ७६६ लेटर मुग़ाज़्स्‌, भा० १, ए० २६६-७ ४* जंगनामा, पंक्ति १२७१, १२४३, 
१२४६ र 


अध्याय ७ 
रासा भगवंतर्सिह की ऐतिहासिकता 
निम्नलिखित पृष्ठों में रासा भगवन्तसिह में वर्णित युद्ध-तिथि, वंश-नाम, पात्र, चचेड़ी 
एवं पद्यो-विजय तथा भगवन्तराय और सशथ्रादृत ख़ाँ-युद्ध की ऐतिहासिकता पर विचार किया 
जा रहा है। 
युद्ध-तिथि 
सदानन्द ने अपने अंथ में युद्ध की तिथि इस प्रकार दी है :--- 
“सम्व॒त्‌ सन्नह सो सतानवे कातिक मंगलवार । 
सित नोमी संग्राम भोौ विदित सकल संसार ॥” 
अर्थात्‌ संवत्‌ १७६७, कार्तिक शुक्ल ६ मंगलवार को यह युद्ध हुआ ।* 


कात्तिक श्रमा चन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल £ अक्टूबर ६.४८ 
६ तिथियों का समस्त व्यासिकाल । ८-- १ ८.८६ 
१४ श८्य. रेड 


न्‍शनिवार १८ अक्टूबर, १७४०. 

इतिद्यास से विदित होता है कि “सग्रॉदत खाँ भगवन्तराय को दंड देने के अ्भिप्राय से 

६ नवम्बर, १७३५ ई० में कोड़ा पहुँचा तथा भगवन्तराय को मारकर वह २२ नवम्बर, १७३५ ई० 

को दिल्‍ली में जा उपस्थित हुआ था ।?* अतएव यह युद्ध १७३५ ई०में ६ ओर २२ नवम्बर के 

मध्य किसी दिन हुआ था । ऐसी परिस्थिति में यही स्वीकार करना पड़ता है कि सदानन्द द्वारा दी 
हुईं उक्त विथि इतिहास में कथित तिथि से मेल नहीं खाती है । 

बा० ब्रजरत्नदास ने इस तिथि की अशुद्धि को दूर करने के लिए, उपयुक्त दोहे में सतानवे' 

के स्थान में 'बानवे” करके पाठ शुद्ध करने का प्रयत्न किया है। उनके इस पाठ परिवत्तन से उक्त 

घटना की तिथि सम्बत्‌ १७६२, कात्तिक शुक्ल ६, मंगलवार, तदनुसार सन्‌ १७३४ ६०, अ्रक्टूबर 

१४ मंगलवार पड़ती है। यह तिथि इतिहास में कथित तिथि के बहुत निकट पहुँच जाती है ॥* 

पर इस प्रकार के पाठ परिवत्तन करना उसी समय उचित है जब उक्त ग्रंथ की किसी प्रामाणिक 

हस्तलिखित प्रति में ऐसा पाठ दिया हो। बा० ब्जरत्नदास ने पाठ परिवत्तन के जो प्रमाण दिए 

हैं, वे इस आधार पर अ्रवलंबित नहीं हैं! अ्तणएव उनके द्वारा प्रस्तावित पठ-परिवतन का प्रयत्न 

अनुचित है। प्रस्तुत अध्ययन से हमारा यही अभिप्राय है कि कवि द्वारा दी हुईं तिथि ठीक है 


१ ज्ञागरी प्रचारिशी पत्रिका, बवीन-संस्करण, भा० ९, १६८१ वि०, घू० 4०८ “ फुस्ट टू 
लवाब्स ऑँव्‌ अवध, ए० ४६-४३, + नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ९, १६८५१ 
वि०, पु० ॥ ण्ट्न्र 


३०८८ हिंदी वीरकाव्य 


अथवा नहीं | परीक्षा करने पर यही सार निकलता है कि कवि ने तिथि देने में भूल करके अपनी 
असावधानी का परिचय दिया है । 

वंश-नाम--सदानन्द ने भगवंतराय खीची के वंश के लिए “चौहान” शब्द का प्रयोग 
किया है।" उनका यह कथन ठीक ही है। वास्तव में खींची ओर चौहान एक ही राजपूत हैं। 
संभवत: मध्य-भारत के खीचीदरा अर्थात्‌ राघवगढ़ में रहने के कारण चौहानों की एक शाखा का 
नाम खींचीं पड़ गया है | ब्रजरत्नदास के कथनानुसार उक्त खीचीदरा के सन्‌ १५४४३ ६० में देव- 
गजसिंह नामक एक चौहान ज्षत्रिय अन्तवेंदी में यमुना के किनारे आकर बस गए थे। इन्हीं के 
वंश में भगवंतराय अवतीण हुए थे ।* अतणएव इन्हें चोहान कहना इतिहासानुकूल ही प्रतीत 
होता है। 

निश्चित पात्र 

दिन्दू-पात्र - भगवंतराय--यह असोथर के राजा अरारूसिंह के पुत्र थे। इन्हीं भगवंतराय 
के युद्ध का प्रस्तुत भंथ में वर्णन है ।३ 

सुखलान-पान्न :--मुहम्मदशाह--दिल्ली के मुग़ल शासक (१७१६-१७४८ ई०) थे ।* 

.सहादत खाँ, सादृति खाँ--(बुर्डानुल्मुल्क साञ्लॉदत खाँ) यह अवध के प्रथम नवाब ये । 
इन्होंने ६ सितम्बर, १७२२ ई० से १६ माचे, १७३६ है० तक राज्य किया था।* 

सनसूर--(अब्दुल मन्सूर खाँ सफ़दरजंग मंसूर) यह सञ्ॉदत खाँ के दामाद, दिल्ली के 
प्रधान-मन्त्री और अवध के द्वितीय नवाब थे | 

जा निसार खाँ--कोड़-जह्दनाबाद का फ़ौजदार जां निसार खाँ दिल्‍ली के प्रधान-मन्त्री 
कमरुदूदीन खाँ का बदनोई था ।* कुछ स्थलों पर वह कूमरुद्दीन खाँ का भाई भी लिखा 
मिलता है ।* | 


* अनिश्चित-पात्र 
हिन्दू-पात्र - गोरासिंह, जैसिंह, तेजसिंह, दलतपिंह, दुर्जनसिंह, नौल, भवानी प्रसाद, 
मदनसिदद । 


सुसलमान-पात्र--अलीखान, तुराब खाँ, दीन मुहम्मद, नूर मुहम्मद, मीर मुहम्मद, महम्मद 
खा, सेर अ्रली 
| 
युद्ध-वर्णुन 
चर्चेड्री-विजय--(१७२६ ई०) सदानन्द ने सश्लॉदत खाँ द्वारा चच्चेड़ी-विजय करने का 


3 नागरी प्र्मारिणी पत्रिका, नवीन-संस्कतरण, भा० ४, १६८१ वि, छुं० ७, 
ए० ११९ _ यही, ४० १०६ 2 वही, वही, ए० ३१०६-१०; फ्स्टे हू नवाब्स ऑवच अवध, छ० 
४७, देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ८, सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता के अन्तर्गत मुसलमान 
पात्रों का विवरण,  फुस्टे हू नवाब्स ऑवू अवध, प्रू० ३०-७४ _'* वही, ए० ७६ से पुस्तक के 


अन्त तक नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ९, १६०१ वि०, घू० १३० 
५ फतेहपुर ढिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर, घूृ० १५३ 


रासा भगवंतसिह् की ऐतिहासिकता ३०६ 


उल्लेख किया है।' चचेड़ी नामक राज्य अवध की पश्चिमी सीमा पर स्थित था | यह नगर कन्नौज 
शाहदाबाद के पास है। उस समय वहाँ पर हिन्दूसिंह चंदेल शासक ये। सन्‌ १७२६ ई» में 
सञ्रॉदत ख्राँ ने गोपालसिंह भदौरिया को साथ लेकर चच्चोड़ी पर आक्रमण कर दिया। राजा 
गोपालसिंह ने हिन्दूसिंद के पास जाकर यह प्रार्थना कीं कि यदि वह हुग तीन दिन के लिए रिक्त 
करके सश्रॉदत खाँ को दे दे" तो वह पुनः उसे लौगा दिया जायेगा। द्िन्दूसिंह बातों में श्रा गया 
और दुर्ग उसे सौंप दिया। अन्त में वह दुग॑ उसे नहीं लौयाया गया । इस प्रकार सआदत खाँ 
ने दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया । इस कवि ने उसके इसी विश्वासधात की ओर संकेत 
किया है )९ 

ह पव्यो विजय--कवि सदानन्द ने अपनी रचना में सआदत खाँ द्वारा पत्यो नासक स्थान 
को जीतने की ओर संकेत किया है ।३ उक्त ग्रन्थ के संपादक ने पस्यों से प्रतापगढ़ की पद्ठी नामक 
तहसील से अ्रमिप्राय लिया है ।* सशथ्ादत खाँ ने बैसवाड़े के अन्तगंत पाठन नामक स्थान पर 
विजय प्रात की थी ।* संभव है कि सदानन्द ने इसी पाटन विजय की ओर संकेत किया हो, तो 
कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 


भगवन्तराय-युद्धु-वर्णन--( १७३२ ई० में) सदानन्द ने भगवंतराय द्वारा जाँ निसार खाँ के 
मारे जाने का उल्लेख किया है ।* इस घटना के संबंध में इतिहा5-अन्थों से निम्नलिखित विवरण 
प्रात्त होता है :-- 


“दिल्ली के प्रधान-मन्त्री का सम्बन्धी जाँ निसार खाँ कोइ-जहानाबाद का फ़ौजदार था। 
इसने किसी धार्मिक विषय पर मगवन्तसिंह से बिगाड़ कर लिया था। इससे कुद्ध होकर भगवन्त- 
सिह ने विद्रोह का झंडा खड़ा करके उसे तंग करना आरम्म कर दिया। जाँ निसार खाँ साच 
सन्‌ १७३२ ई० को भगवन्तर्सिह को दंड देने के लिए कोड़ा से ग़ाज़ीपुर की ओर चला। एक दिन 
जब कि फ़ौजदार का डेरा चार मील पर था, भगवन्तसिंह उस पर टूट पड़ा । उसने जाँ निसार खाँ 
को मार डाला और उसके सारे सामान को लूट लिया | इसके साथ ही कोड़ा- जहानाबाद का एक 
बड़ा भाग भी उसके अधिकार में आ गया ।?* 


इस घटना के फलस्वरूप दिल्ली-परकार भगवन्तराय से और भी असन्तुष्ट हो गई। इन्हें 
दंड देने और वश में करने के लिए अनेक बःर सेनाय आई', पर वे विफल होकर लौट गई" | अंत 
में “सन्‌ १७३५ ई० में मुहम्मद शाह ने श्रवध के सूबेदार सआदत खाँ को कोड़ा-जद्दानाबाद की 


) जागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० &, १४८१ वि०, छुं० ३८, घु० १२० 
२ बही, पादू-टिप्पणी, ए० ११०; फ़्रटे हू नवाब्स ऑवू अवध, ए०४९-६ + नाग़री प्रचारिणी 
पत्रिका, नवीन संस्करण, भा० ९, १६८१ वि०, छु० ३६, ए"'१२०-१ ४ वही, पाद-टिप्पणी, 
पृू० १२०,  फस्टे टू नवाब्स ऑव अवध, छ० ४१ ' नागरी श्रचारिणी पन्निका, नवीन 
संस्करण, भा० *&, १४८१ विं० छु० ४२, ए०१२१ ४ वही, ४०३११०-१३; फुस्ट हू नवाबूस 
झआॉँवू अवध, पु० ४७-३६ 


३१० हिंदी वीरकाव्य 


फ़ौजदारी भी सौंप दी ।”?* सदानंद ने इस घटना की ओर भी संकेत किया है ।* आगे चलकर उसने 
भगवन्तराय द्वारा नूर मुहम्मद फ़ोजदार के लूटने, राजाजश्ञा से सआँदत खाँ के दिल्ली जाते समय 
भगवन्तराय को दंड देने के लिए, उसके राज्य पर आक्रमण करने, आदि का उल्लेख किया है।३ 
इन में से नूर मुहम्मद के लूटने की घटना का विवरण अप्राप्य है। पर यह निश्चित है कि अपने 
स्वभाव के अनुकूल मगवन्तराय ने उक्त नाम धारी कोड़-जहानाबाद के किसी नायब को लूटा 
ख्रवश्य होगा । शेष घटनाओं के सम्बन्ध में इतिहास से यह विवरण प्राप्त होता है +-- 

“शाही आजा से दिल्ली को जाते समय प्रधान-मन्त्री क्रमरुदीन खाँ का एक पत्र सआदत खाँ 
को मिला, जिसमें भगवन्तसिंह को दंड देने की उसे आज्ञा दी गई थी। वह तुरन्त ही पीछे लौगा, 
बाई” और को घूमा, गंगाजी पार की और ६ नवम्बर, सन्‌ १७३६ ई० को कोड़ में पहुँच गया। 
उसके साथ चालीस सहस्तर सेना थी। 

उसके आगमन कीं सूचना मिलने पर भगवन्तसिंह दश-बारह सहख सेना के साथ गा ज्ञी- 
पुर# से निकल कर सञ्रॉदत खाँ पर द्ूट पड़ा । मगवन्तसिह ने नवाब की हरावल में लड़ते हुए 
तुराव खाँ को भाले से मार डाला । अन्त में शेख यहुल अ्रमी खाँ बिलग्रामी, शेख अव्दुल्लाइ खाँ, 
दुजनसिंद, श्रज़मतुल्लाह खाँ आदि ने मगवन्तसिंह को घेर लिया | दुजनसिद के भाले से वह मार 
डाला गया | दोनों ओर के लगभग पाँच सहख सैनिक खेत रहे। समञ्रादत के पक्षु के सोलह उच्च 
पदाधिकारी मारे गए, तथा वह स्वयं घायल हुआ । भगवन्तसिह का शिर दिल्ली भेज दिया गया। 
इसके उपरान्त सऑदत खाँ दिल्ली को चला गया, जहाँ वह २२ नवम्बर, १७३५४६० को पहुँचा ।?”४ 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मगवन्तराय के सम्बन्ध में सदानन्द्‌ 
ने जो भी कुछ लिखा है वह सत्य एवं प्रामाणिक है। उसने प्रमुख सैनिकों के जिन नामों का 
उल्लेख किया है उनमें और ऊपर के ऐतिहासिक उद्धरण में आए हुए नामों में प्राय; अन्तर है । 
ऐसा ज्ञात होता है कि इन नामों के वीर अ्रवश्य ही इस युद्ध में सम्मिलित हुए होंगे। यह एक 
भयंकर युद्ध हुआ भरा और बड़े-बड़े उच्च पदाधिकारी मारे गए थे । इसी से अनुमान लगाया जा 
सकता है कि ये नाम प्रामाणिक हैं। 


इस प्रकार उक्त युद्ध-तिथि तथा अन्य कुछ छोटी-मोी बातों के अतिरिक्त सभी श्रधान 
घटनाओं की ऐतिहासिकता प्रमाणित हो जाती है । सामग्री के के अभाव में जिन घटनाओं के विषय 
में निश्चायत्मक निरणंय नहीं हो सका है वे भी ऐतिहासिक ही होगीं, ऐसा अनुमान लगाना अ्रनु- 
न होगा | अतः भगवन्तराय की जीवन-लीला समाप्त करने वाले उनके अन्तिम युद्ध से सम्बन्धित 


(रासा भगवन्तसिंह” एक संक्षित पर ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महंत्वपूण कृति है, इसमें 
कोई मो सन्देह नही है। 


#कानपुर के निकट एक नगर। 

१ फ़स्टे टू नवाबस्स ऑवू अवध,ए० ४६ * नागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण, 
भा० ३, ११८३ वि०, छु० ४, ए० ११४  * वही, छुं० ४-१७, ए० ११४-६ “४ फटे टू 
नवाब्स ऑन अवध, घू० ४६-२१; नागरी अचारिणी पत्रिका, नवीन-संस्करण, भा० £, १४८१ 
वि०, पूृ० १११०२, 


अध्याय ८ 
सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता 


निम्नलिखित पृष्ठों में सुजान-चरित्र में प्रयक्त तिथियों, वंश-नाम, पात्रों, युद्धों, सेना आदि 
की ऐतिहासिक ग्रामाणिकता पर विचार किया जा रहा है :--- 

तिथियाँ--सूदन ने केवल हिंदी मासों और संवतों ही का उल्लेख किया है | उन्होंने तिथियाँ 
और दिन नहीं दिए हैं। ऐसी परिस्थिति में पूण गणना नहीं की जा सकती है | भ्रतणव नीचे सूदन 
द्वार कथित प्रत्येक घटना की तिथि देकर अंगरेज़ी मास और सन्‌ दे दिए. गए हैं। साथ ही इंति- 
हास की साक्ष्य से प्राप्त तिथियों का भी उल्लेख कर दिया गया है। 

प्रथम जंग--सूरजमल द्वारा फतेह श्रली खाँ की सहायता की तिथि :-- 

अगहन, ,१८००२ वि०) >> २८ अक्टूबर-२७ नवम्बर, १७४५४ ई०। 

सरकार ने अपने इतिहास में उक्त युद्ध की तिथि नवम्बर, १७४५ ई० दी है।* अ्रतएव 
सूदन कथित तिथि ठीक है। 

द्वितीय जंग -सूरजमत्न द्वारा ईश्वरीसिंह की सहायता की तिथि /-- 

श्रावण, १८०४ वि०१५-११ जुलाई-१० श्रगस्त, १७४७ ई० | 

सरकार के विचार में उक्त यद्ध बगरू-महल नामक स्थान पर हुआ था, जो £ अगस्त 
१७४८ ई० को प्रारम्भ होकर ६ दिन तक चलता रहा; तदुपरान्त सन्धि हो गई | इंसके पश्चात्‌ १० 
श्रगस्त को मराठे अपने देश को लोट गए ।४ क्वानूनगो ने इस संग्राम की तिथि २० अगस्त, 
१७४६ ई० मानी है।* 

ऊपर दिए हुए विवरण में प्रायः सभी लेखकों ने मास एक ही माना है। वर्ष के सम्बन्ध 
में तीनों विद्वानों में मतभेद है | 

ठतीय जंग--सलत्ावत खाँ-पराजय-तिथि ३-- 

सित पक्ष, पौष, १८०५ वि०$ --६ दि्सिम्बर-२४ दिसम्बर, १७४८ ई० | 

सरकार ने इस युद्ध की तिथि १ जनवरी, १७४० ६० स्वीकार की है ।* क़ानूनगो के मता- 
नुसार यह युद्ध ११६२ हिं० को हुआ | 

चतुथ जंग--पढठानों के विरुद्ध सफुदरजंग की सहायता की तिथि :-- 

भाद्रपदू, १८०६ वि० --दिए हुए इस सम्वत्‌ में दो भाद्रपद पड़े थे | प्रथम भाद्र पद श्८ 


) सुजान-चरिन्र, छू ० १, ४० ७ * फ़ाँल आँव दी सुगुल् इस्पायर, सा० २, घ्रृ० ४३४ 
+े सुज्ञान-चरित्र, छु० २, छू० २८ ४ फ़ॉल आऑव्‌ दी सुगल इस्पायर, भा० १ घू० २६४, २६२; 
वही, सा०२ पृु०४३४ " हिस्ट्री ऑचू दी जादस, भा० १ घू० ६७ * सुज्ञान-चरिन्न, छुं०२, ए०४१, 
* फाँल आँव्‌ दी मुगल इम्पायर, भा० १, ४० ३०८; वही, भा० २, ए०४३४-९ < हिस्ट्री आँव्‌ 
दी जाट्स, भा० १, ए० ७१ (पाद-टिप्पणी सहित) + खुजान-चरित्र, छुं० २, पूु० २$ 


३१२ हिदौ वीरका्य 


जुलाई से १७ अगस्त तक तथा द्वितीय (शुद्ध) भाद्रपद १८ अगस्त से १७ सितम्बर १७४६ ई० 
तक रहा था। यह वर्ष १७४६ ई० था | 

सरकार के अ्रनुसार वे युद्ध, जिनका उल्लेख सुजान-चरित्र की इस जंग में मिलता है, 
क्रमश; सितम्बर, १७४० तथा फ़रवरी १७५१ ई० से अग्रेल १७४२ ई० तक हुए थे ।* 

काननूगो ने उक्त युद्धों की तिथियाँ क्रमशः १३ सितम्बर, १७३० ई० और मंगलवार २२ 
जनवरी, १७५१ ई० से २४ अप्रेल १७४१ ई० तक मानी हैं।* 

पंचम जंग--राजा बहादुरसिह-पराजय-तिथि ;--- 

१३ गतागत मास (चैत्र?), १८०8वि०३-०३ अप्रैल--१८ अप्रेंल, १७५३ ई०। सरकार 
ने इस युद्ध की तिथि २३ अप्रेल, १७५३ ई० स्वीकार की है । 

षष्ठ जंग -दिल्‍्ली की लूठ की तिथि :-- 

वैशाख, १८१० वि०५-- १८ अप ल---१७ मई, १७५४३ ई०। 

इतिहास में दिए हुए विवरण से ज्ञात होता है, कि सूरजमल उक्त युद्धों के अवसर पर सफ़- 
दरजज्ञ के पास १ मई, १७५३ ईं० को पहुँचा था। युद्ध की समाप्ति पर सूरजमल ने दिल्ली के 
बादशाह से २५ अ्रक्टूबर को तथा सफ़दर जज्ञ से ७ नवम्बर, १७५३ ई० को संधि की थी।* 


सप्तम जंग--बादशाही सेना तथा मराठों की भरतपुर पर चढ़ाई की तिथि :-- 
गोप मास (११) श्य१० वि०१-- १७४३ ई०। 


इस जझ्ू से संबंधित विविध घटनाओं की तिथियां इतिहास में नवम्बर, १७५३ ईं० से मे 
१७५४ इ० तक दी हैं ॥६ 

ऊपर तिथियों के संबंध में जो कुछ कहा गया है, उससे प्रकट होता है कि सूदन द्वारा दी 
हुई तिथियों में से केवल एक ही --प्रथम जज्ञ कौ--तिथि इतिहास की तिथियों से मेल खाती है । 
शेष तिथियों के संबंध में सूदन तथा इतिदह्ास-अंथों में बहुत अन्तर है । 

बदुनसिंद को राजा की उपाधि मिलना--सूदन ने सुजान-चरित्र में कतिपय स्थलों पर 


आन को 'कष्ण-वंशीय, यादव, यदुवंशीय, महेन्द्र, अजेश” आदि विशेषणों से सम्बोधित 

किया है।"* 

प्राचीन-परम्परा, मद्दाभारत तथा पुराण आदि के आधार पर जाट अपने को चन्द्र-वंशीय 
एवं यदुव॑शीय क्षत्रिय मानते हैं ।१९ 


१ फॉल आव्‌ दी सुगंल इंग्पायर भा०१, ए०श८०, रे८१, ३३२, ४०३, ४०७, ४१३०;वही, 
भा०२, ४० ४३५,४८९, * हिस्ट्री ऑवू दी जाद्स, भा० १, ४०८१, झरे * सुजान-चरिच्र, छुंद्० २, 
पु० १५०९५ ४ फॉल ऑव_ दी सुगूल इस्पायर, भा० २, प० ४३६ " सुजान-चरिन्न, छू० २, ५० 
॥५४ * फ़ॉल आँव दी मुगल इंस्पायर, भा० १, ए० ४७३, ४४८, ४८१, ४े८रे, ९०३, ९०४; 
वही, भा० २, ए० ४३६; हिस्ट्री ऑव दी जादस भा० १, पु० ८६; फ्रस्ट द्ू नवाब्स ऑव_ अवध 
पु० २२३, २२४, रेर८, २२६, २३१, २४२ ४ सुजान-चरित्र, छु० २, ए० २९२४ ५ फ़ॉल 
आँव्‌ दी सुगृल इम्पायर, भा? 3; ए० ४१२, ३१३, ६१६, १२०, ६२२; वही, भा० २, ४० ४३७५ 
. & सुजान-चरित्र, छु० १२, १३, ए० ४-१; छुं० ३०, ४० ६-०; घुं० २६, ए० २४२ "" हिस्ट्री 
झऑँव्‌ की जादूस, भा०१, ए« ३३५१-४०; देशराज, जाट-इतिहास, ए० १६-३०७; हाला, जाट-चत्रिय 
इतिहास, “५६५ २८-६३; फॉल आँद दी मुगूल इस्पायर, भा० २, पू० ४३७०-२२ 


सुजान-चंरित्र की ऐतिहासिकता ३१३ 


बदनसिह की राजा आदि उपाधियों के संबंध में क्रानूनगो का कथन है कि “उसका (बदन- 
सिंह का) ईप्सित उद्देश्य राजा की उपाधि प्राप्त करना था। इसके लिए वह शाही सिंहासन के 
समज्ष झुकने के लिए भी उद्यत था। पर उसे सफलता न मिली, संमवतः: जयपुर के शासक की 
ईष्या के कारण, क्योंकि वह जाटों को श्रपनी प्रजा मानता था। कदाचित्‌ इसी समय से भरतपुर 
के राजवंश ने अपने को यादव वंशीय कहना प्रारंभ कर दिया और स्वय॑ को ब्रजराज की उपाधि 
से सम्बोधित करने लगे | यद्यपि प्राचीन परम्परा से सिद्ध न होते हुए भी, ब्रजमर॒डल अथवा मधुरा 
पर अधिकार होने से वह न्याययुक्त था। मारवाड़ के शासक अ्रजीतसिह और अभयसिंह उसको 
राजा नाम से संबोधित करते थे । महाराजा सवाई जयसिंह ने उसे अ्रश्वमेध यज्ञ में बुलाया था ।”” 

ऊपर के उदाहरण में कानूनगो का यह कथन, कि बदनिंह के राजा की उपाधि प्राप्त 
करने में जयपुराधीश अड़चन डालते थे, कोरा अनुमान लगता है। सवाई जयसिंह द्वारा 
उनको अश्वमेध में बुलाया जाना ही, इस बात का यथेष्ट प्रसाण है, कि जयपुर-दरबार बदन- 
सिंह को प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखता था। यही नहीं वरन्‌ “जयसिंह ने बदनसिंह को टीका, निशान 
ढोल, पंच रंगीय ध्वजा ओर ब्रजराज की उपाधि से विभूषित किया था| पर वह्द स्वयं को सदेव 
जयपुर के अधीन ही मानता रहा ।”* 


उपयुक्त कथन से प्रमाणित होता है कि बदनसिंह को 'ब्रजराज? की उपाधि जयपुर-दुरबार 
द्वारा प्रदान की गई थी। २० अक्टूबर, १७४२ ६७० में दिल्ली के बादशाह ने भी इन्हें महेन्द्र! और 
(राजा! की उपाधि से विभूषित किया था ,३ यद्यपि सम्पूर्ण ब्रजमंडल बदनसिंह के अधिकार में नहीं 
था। मथुरात्पान्त का कुछ ही मांग उसके आधीन था। शेष भाग को सूरजमल ने जीता था [४ 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सूदन द्वारा बदनसिद को “यदुबंशीय? तथा &जेन्द्र” आदि 
विशेषणों से सम्बोधित करना-इतिहास सम्मत है, क्योंकि उस समय तक जाओ अपना सम्बन्ध यदु- 
वंश से स्थापित कर चुके थे ओर बदनसिह को राजा की उपाधि मिल चुकी थी। 

पात्रों की ऐतिहासिकता | 
निश्चित पात्र 

हिन्दू-पात्न--बदुनसिह--यह सूरजमल के पिता ये। इनके समय में भरतपुर राज्य का पर्यातर 
विस्तार हुआ था । इनकी मृत्यु ६ रमजान, ११६६ हि० (७ जून, १७५६ ६०) को हुई थी।* 

सूरजमल, । यह उक्त बदनसिह का सबसे बड़ा पुत्र था। इसने मरतपुर राज्य का बहुत 

सुजानसिंह | विस्तार किया । यहीं सुजान-चरित्र का नायक है। इनकी मृत्यु २५ दिसंबर, 
१७६३ ई० को हुई थी।* 


१ हिस्ट्री आँव दी, जादस सा० ३, प० ६१-२२ फॉल आँव्‌ दी सुगूल इंग्पायर, भा० 
२, ए० ४रं८ 3 चही, भा० वही, पु०४३५ ४ वही भा० वही, छ० ४रे८ (पाद- 
टिप्पणी) “" हिस्ट्री ऑवू दी जादस भा० ३; छ० ६०-४; फॉल आँवू दी मुगल इस्पायर, भा० 
२, ४०४२४-३२; जाट इतिहास, पु० ६३९; मआसिरुल उमरा; भा० १, ४० १, र२७-८ $ फॉल 
आँवु दी झुगल इस्पायर, भा० २, ए०४३३-१३; हिस्ट्री ऑव्‌ दी जादूस, भा० १, एइ०६४-१४८; 
जाटस इतिहास, ४० ६३६६-४४; मआसिरुल उमरा, भा० १, ४० १ २८-३० 
है ०] 


३१४ हिंदी वीरकांव्य॑ | 


जवाहरसिह --यह सूरजमल का ज्येष्ठ पुत्र था। सूरजमल के पश्चात भरतपुर का शासंक 
हुआ । मई, १७६८ ई० में इसकी सृत्यु हुईं ।" 

रतनसिह--यह सूरजमल का पुत्र था। अपने भाई जवाहरसिंह के मरने पर गद्दी पर बैठा । 
इसने मई १७६८ ई० से अप्रेल १७६६ ई० तक शासन किया ।* 

नवल (सिंद)--यह सूरजमल का पुत्र था। श्रपने भाई रतनतसिदह के मरने पर उसके अल्प- 
वयस्क पुत्र केहरीसिंह का घरेलू-युद्ध के पश्चात्‌ संरक्षक बना | गुरुवार, १० अगस्त, १७७५४ ई० 
को इसका देहावसान हुआ । 

चुरामणि--(१६६५-१७२१) यह सिनसिनी के भज्जासिंह का पुत्र और राजाराम का 
कनिष्ठ श्राता था | इसने इधर-उघर लूटमार करके अपने राज्य का विस्तार अधिक बढ़ा लिया था। 
जहाँदार शाह ओर फ़रु खसिर के युद्ध में अवसर पाकर इसने दोनों ओर की सेनाओं को लूठा था। 
फ़रु खसियर के प्रधान-मंत्री तथा अमीरलू उमरा सेय्यद-भाइयो का चूरामणि विशेष विश्वास-पात्र 
बन गया था। उ9ने अपने भतीजे बदनसिह को बन्दीग॒ह में डाल दिया था, पर दूसरे जाटों के 
इस्तक्षेप करने पर उसे छोड़ दिया था | चूरामणि ने सितंबर-अ्रक्टूबर, १७२१ ई० में आत्महत्या 
कर ली ४ 

मोहकससिह --यह चूरामणि का पुत्र था। आगरे के नाज्षिम सञ्दत खां बुर्हानुलमुल्क 
ने इसे दबाने का प्रयत्न किया, पर वह असफल रहा। बदनसिंह ओर इसमें कुछ समय तक मगड़ा 
चलता रहद्या | अन्त में उसने बदनसिह को अधीनता स्वीकार कर ली |" 


बत्लू (बलराम जाट)--यह देहली के निकठस्थ फ़रीदाबाद का चौधरी था। इसने आस- 
पास के आमों को छीनकर उन पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था । उसके विरुद्ध कई बार 
शाही सेना भेजी गई, पर प्रत्येक बार म॒ुग़लों को पराजित होना पड़ा। अन्त में बल्ल ने प्रधान- 
मन्त्री सफ़द्रजंग से सन्धि कर ली । उसने मिट्टी का एक दुर्ग बनाकर उसका नाम बल्लमगढ़ रकक्‍्खा। 
अवसर पाकर उसने दिल्ली के निकटवर्ती सिकन्दराबाद को खूब लूटा । सफ़दरजंग ने बल्ल, को दंड 
देना चाहा, पर वह इसमें असफल रहा | अन्त में २६ नवंबर, १७५३ ईं० में मुग़लों द्वारा उसकी 
हत्या कर दी गई [* 

जयसिह द्वितीय--यह १६६६ ६० में जयपुर का शासक बना । उस समय इसकी अवस्था 
१८ वर्ष की थी। उसने शाइज़ादा बीद्र बख्त के साथ दक्षिण में मराठों के विरुद्ध युद्ध में बड़ी 
बीरता प्रदशित की थी। कालान्तर में यह क्रश; आगरा और मालवा का सूबेदार नियुक्त हुआ | 


सिनकनलकन, 


) फ़ॉल ऑँब दी सुराल इस्पायर, भा० २, ए० ४२९६-८०; हिस्ट्री ऑवू दी जादस, भा० 
१, प० १५६-२२३; जाट इतिहास, ४० ६७४४-९६; मझआसिरुलू उमरा, भा० १, ४० १३०-१ 
* हिस्ट्री ऑवू दी जाटस, भा० १, ४०२२४-६; जाट इतिहास, ७० ६४६-७ 3 हिस्ट्री आँव दी 
जादस, भा० १, ४०२२७-८३; जाद्स इतिहास, छ० ३९७-८ “* हिस्द्ी ऑचू दी जादस, ए० ४९- 
४८; जाट इतिहास, ए० ६३३-९; मआसिरुल उमरा, भा० १, ए० १११६-२६ वही, भा० वही 
पु० १२९९-०७ ' फॉल आँव्‌ दी सुग़ल इस्पायर, सा० १, पृ० ३६३६-७२, ४*१०-२; दी हिस्ट्री आँव 
'. दी जादस, भा० १, पु० ७८-८०; जाट इतिहास, पू७ ७१६०७ 


बट 
है छः 


सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता ३१५, 


१७३६ ई० में मालवा में मराठों से हारकर यह जयपुर चला गया | २१ सितंबर, १७४३ ई० को 
इसकी मृत्यु हो गईं |" 

ईंसुरी सिंह (ईश्वरी सिंह)--यह सवाई जयसिंह द्वितीय के ज्येष्ठ पुत्र थे। पिता के मरने पर 
जयपुर के शासक नियुक्त हुए। इन्होंने ७ वर्ष राज्य किया | इनका कनिष्ठ आता माधौसिंह राज्य 
पाने के लिए इनसे सदैव युद्ध करता रहा | ईश्वरीसिह ने अपने माई को कई युद्धों में पराजित 
किया, पर यह बगरू-महल के युद्ध में (अगस्त, १७४८ ई०) स्वयं पराजित हुआ | अन्त में मराठों 
के भयंकर आक्रमण का समाचार ज्ञात होने पर ईश्वरीसिह ने १३ दिसंबर, १७४० ई० को आत्म- 
हत्या कर ली ।* 

माधोसिह (माधव सिंह)--यह उक्त ईश्वरी सिंह का कनिष्ठ भ्राता था। राज्य-प्रासि की 
लालसा से प्रेरित होकर यह सदेव अपने भाई से लड॒ता रद्दा | ईश्वरी सिंह के मरने पर यह जयपुर 
का राजा बना । & मार्च, : ७६८ ई० को इसकी मृत्यु हुई ।३ 

नबलराय--यह सक्सेना कायस्थ था और इटावा परगना के एक क्लानूनगो परिवार से 
सम्बन्धित था। अवध के सूबेदार नवाब सफ़दरजंग ने इसे अपनी नौकरी में रक्खा | क्रमशः 
उन्नति करते-करते यह अवध की सेना का बख्शी नियत हुआ। इसके अनन्तर अक्टूबर, १७४३ ई० 
में अवध का उप-सूबेदार बना । १७४८ ई० में इलाहाबाद की सूबेदारी मिल जाने पर सफ़्दरजंग 
ने वह सूबा भी इसी को सौप दिया | जनवरी, १७५४० ई० में फ़रु खाबाद के नवाबों का राज्य भी 
इसी की देखरेख में कर दिया गया । १३ अगस्त, १७५४० ई० को फ़रु खाबाद के पठानों द्वारा 
इसकी हत्या कर दी गई ।४ 

राव बहादुरसिहद बढ़गूजर--यह चकला-कोयल (अलीगढ़) का फ़ोजदार था। इसको परा- 
जित करके सूरजमल ने इस के दुर्ग घासेरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था ।* 

राजेन्द्रगिरि गोसांई--बुन्देलखंडान्तगंत भांसी नामक स्थान का यह एक संन्‍्यासी था। 
इसने मांसी के मौठ परगने पर १७४५ ई०में अधिकार करके एक दुर्ग बनवाया और शीघ्र ही ११४ 
ग्रामों का स्वामी बन बैठा । मराठा सूबेदार नरूशंकर ने, जो प्रारंभ में इसका संरक्षक था, मौठ से 
१७४६-५० ई० में इसे निकाल दिया। वहाँ से यह प्रयाग चला गया और वहाँ पर अपने पॉच 
सहस्न॒ नागा संन्यासियों के साथ पुराने नगर और दुर्ग के मध्य में डेरा डाला | जब नवाब अहमद 
खाँ बंगश ने प्रयाग के दुर्ग पर आक्रमण किया, तब इसने ढुगे की रक्षा के लिए यद्ध किया 
(सितंबर, १७५०-अप्रेंल १७५१) | इस दुर्ग का घेरा उठ जाने के उपरान्त बका उल्लाह खाँ 
ने इसे वज़ीर सफ़दरजग के पास ले जाकर नौकर रखवा दिया। इसने रहेलखंड के आक्रमण के 





) फ़ॉल आँव दी सुरालू इस्पायर, भा० १, पृ० २४२-३; मआसिरुल्ल_ उमरा, भा०१, पू० 
१६४-८  + बही, भा० वही, प० १६८; फ्रॉल आऑँव दी मुग़ल इम्पायर, भा० १, ५१० २८२- 
३०० वही, भा० वही, छ० २८२-३०५, ९०२; वही, भा० २, ए० <०६-६, ४११, <१२५ 
४१३, ९१४ ४ फ़ॉल आँव्‌ दी मुगल इंग्पायर, भा०१, ए० दे८९; फ़र्ट हू नवाब्स ऑवू अवध, 
पृ० १६४१, २७१-३ ' वही, ४० १९६, १६०; फ़ॉल ऑदव्‌ दी मुराल इंस्पायर, भा०२, छु० 
४३५६ 


३१६ हिंदी वीरकाव्य 


अवसर पर सफ़दरजंग और देहली सम्राद के युद्ध में लड़ते हुए १४ मई०, १७४३ ६० को इसके 
एक गोली लगी, जिसके फलस्वरूप दूसरे दिन इसकी मृत्यु हो गईं।* 

अनूपगिरि, उमरावगिरि*, पृथ्वीराज |रें 

हिम्मतर्सिह--यह मदावर-नरेश गोपालसिह का पुत्र था। पिता के मरने के पश्चात्‌ संवत 
१८०० वि० (६७४३ ई०) में गद्दी पर बैठा | इसके प्रमुख दुर्ग बाह, पिनाहट (दोनों स्थान आगरा 
जिले में हैं), अठेर (चंबल के दक्षिण किनारे पर) और भिंड (अठेर से १६ मील दक्षिण-पूर्व) थे। 
इसने सफूदरजंग के विद्रोह के समय के यद्धों में मुगल सम्नाद के विरुद्ध वज्ीर की सहायता की 
थी । १७५४ ई० में इसकी मृत्यु हुईं । 


मललार (मल्दार राव होल्कर)--यह एक वीर मराठा सरदार था। माचे, १७३१ ई*० में 
गुजरात को जाते समय बाजीराव इसको नर्मदा के पास इसलिए छोड़ गया था कि वह निजा- 
मुल्मुकक तथा अहमद खाँ बंगश, जो क्रमशः दक्षिण एवं मालवा के सूबेदार थे, की 
गति-विधि पर दृष्टि रखता रहे। ५ जनवरी, १७४१ ई० को होल्कर ने धार के मुगुल रक्षक 
को हराकर उस पर अधिकार कर लिया। नवंबर, १७५० ई० में यह एक विशाल सेना के 
साथ जयपुर में प्रविष्ट हुआ | २ मार्च, १७४१ इं० को, उसने सफ़दरजंग की पठानों के विरुद्ध सहा- 
यता करने के लिए, उससे सधि की | १७५४४ ३० में इसने कुम्मेर, भरतपुर आदि जाट दुर्गों पर 
घेरा डालने के लिए सेना भेजी | इसी प्रकार यह आ्राजन्म संधि-विग्रह करते हुए. उन्नति करता 
रहा | अन्त में आलमपुर के निकट २० मई, १७६६ ई० में इसकी मृत्यु हो गई।"* 


खंडू (खांडेराव होलकर)--यह मल्द्वार राव होल्कर का पुत्र था। इसके पिता ने एक 
मराठा सेना इसके साथ दिल्‍ली को भेजी थी, जो वहाँ २१ नवम्बर, १७५४३ ६० को पहुँची । २६ 
दिसम्बर, १७४३ ई० को खांडेराव ने मुग़ल सम्राद से भेंट की । अपने पिता की आज्ञानुसार यह 


) फ़रॉल आऑवबू दी मुगल इस्पायर, भा०१, ए० ४६००२; फ़रट टू नवाब्स ऑच_ अवध, छ० 
१६९ (पादु-टिप्पणी सहित), १७०, १७१, १४७, २०९, २०७, २१९, २२४, २९८, २२६, २३२, 
२५५; जरनल ऑँव_ एशियाटिक सोसायटी ऑव, बंगाल, भा०ऊ],५][][, १८७६ ईं०, ए०७६ (पादु- 
टिप्पणी), ८० * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय १०, हिम्मतबहादुर-विरुदावली के पात्रों की ऐतिदहा- 
सिकता + देखिए द्वितीय खंड, अध्याय ११, हम्मीररासो के पात्रों की ऐतिहासिकता, * जरनत् 
झॉँव_ एशियाटिक सोसायदी, ऑव बंगाल, सं० ४] ,७[]][, १८७६ ईँ०, ए०७२; फ्रट हू नवाब्स 
झॉव_ अवध, ए० १९६, १९८, ११६, १६०, १९६२ न्यू हिस्ट्री ऑव दी मराठाज़् भा०२, ४० 
१०१, १२६, १४९, १४३, १९७) १६७, २०१, २१६, २३९, २३८, २३४६, रे२६, ३६१, ३२७७, 
इे७६, देणरे, मे६६-७, ४७००-३१, ४०२, ४११, ४१२, ४२१,४२२, ४४२, ४४६, ४९१, ४६७,४७० 
४०२, १०९, ९०७; फॉल ऑव दी सुगल इस्पायर, भा०१, ४०५१९, ९१६, ९१६, ४२१, २२, 
१३७; वही, भा० २, ए० १९४९, १६६, २२४७, २२८, रेशे३, २४८, रे२६, ३४४, ३२६५९; ४७१ 
४७२, ५०९; हिस्द्री ऑव_ दी जादस, भा० १, छ० ६७, ८२, ८६, ६६, ११० (पाद-टिप्पणी),११८ 
3२८, १३६, १४२, १७४, १७७, १०६; फरट हू नवाब्स ऑवबु अवध, ए० २९, ९६, १३९, १७६, 
4७६, ८४, १८६, १८७, ८८, ३६०, २००, २०१, २०३, २०४, २३६, २४७७, २४६, 


सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता ३१७ 


होडल, मेवात आदि को लूखता हुआ जाटों के दुर्ग कुम्मेर के घेरे में अन्य मराठा सै निकों के 
साथ जा पहुंचा। इसी घेरे में १५ मार्च, १७४४ ई० को गोला लगने से इसकी मृत्यु हो गई। 
प्रसिद्ध अहिल्याबाई इसकी घर्मपत्नी थी |" 


रघूधू (रघुनाथराव)--यह पेशवा बालाजी राव का कनिष्ठ श्राता था। जाटों के दुर्ग कंभेर 
के घेरे में यह वर्तमान था (फ़रवरी-मई १७५४ ई०) | सम्राद्‌ अहमदशाह की हत्या के अवसर पर 
यह उपस्थित था। श्रब्दाली तथा नजीब खां के विरुद्ध इसे मैँह की खानी पड़ी थी। इसे 
श्रहिल्याबाई के सामने भी हवारना पढ़ा था। यह बन्दीण्ह में डाल दिया गया था, जहाँ से वह 
निकल भागा था ।*ै 


आपा (जयाजी अप्पा सिधिया)--ग्वालियर के सिधिया राज्य के प्रवतंक रानो जी सिंधिया 
का यह ज्येष्ठ पुत्र था। ३ जुलाई, १७४४ ई० को अपने पिता के मरने पर यह उसका स्थानापत्न 
नियुक्त हुआ । १० जनवरी, १७५१ ई०को जयपुर में राजपूतों ने इसकी लगभग तीन सहख्त॒ सेना 
का सहार किया। पठानों के विरुद्ध इसने सफ़दरजंग की सहायता की (मार्च, १७४१ ६०) । जाट- 
दुग कुंभेर के'घेरे के समय यह भी वहाँ पर ससेन्‍्य वत्तमान था। २५ जुलाई, १७५५ ई० को यह 
नागौर नामक स्थान पर मार डाला गया [४ 


सुसलमान-पात्र अहलावदीन (अल्लाउदुदीन),* बब्बर (बाबर), हिमाऊ (हुमायूँ ), 
जलाल उद्दीन अकबर, जहांगीर,* साहि जहा (शाहजहां), औरंगसाहि (औरंगजेब), बहादुरसाह 
(बहादुरशाह),* मौजदी पातशाह (मुश्जुद्दीन जहांदार शाह), फ़रू कसेर (फ़र खसियर),% शहा- 
दूत खां (बु्हानुलूमुल्क सआँदत खां), सफ़दरजंग मंसूर,'" सलावत खां ।११ 


विनर तन. 





) फॉल आँव्‌ दी सुगूल इस्पायर, भा०, १, ए० ९१९, ९१६, *१७, ९१८, ९१६, <२०, 
४२१, ४२२; न्यू हिस्ट्री ऑव्‌ दो मराठाज, भा० २, ४०२७७, हिस्ट्री ऑँचू दी जादस, भा० १, प्ू० 
८६, फरटे हू नवाब्स ऑवबू अवध, ए० १८३. फॉल आँव्‌ दी सुऱल इस्पायर, सा०१, पु०९१५, 
९१६, २१६, २०, €२२, वही, भा०२, ४०१३७-७०; हिस्ट्री ऑव दी मराठाज, भा २, पु०१६३, 
३१२, ३७२-७, ३७६, ३२८०-३२, ३६१, ३६०९, ३६७,३२६६-४००, ४०३, ४०९२, ४६२<-७, ४७१, ४७३, 
४७६, ४७३६, ४८६, ४६०, ४६१३, ९०७, ०८, ९*२१-९, ६२६; हिस्ट्री आँव्‌ दी जञादस, भा ० १, 
पु० ८८, ८६, ६६, १०७, १८६, १६१, २००; फरट टू नवाब्स ऑँवू अवध, छू० २४७ 3 न्यू 
हिस्द्री ऑॉव्‌ दी मराठाज़, भा० २, पु०२श३, २३५, २१८, २३६, ३६१, रे९९, रे७९, ३७७, रे८रे, 
३८४; हिस्ट्री ऑव्‌ दी जादूस, भा० 4, घ्ु० &०, ६१, ६६; फ़स्ट हू नवाब्स ऑचू अवध, ए०३३९२॥ 
१७६, १७६, १८६, १८७, १८८; २००, २०१, २३६, २४७७ ४ देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ११, 
हम्मीररासो के पात्नों की ऐतिहासिकता * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ३, ए०२०६ “देखिए द्वितीय 
खं०, अध्याय १, पए० १८० +“* देखिए हिदीय खं०, अध्याय *€, 0०२७०, २७१ है देखिए द्वितीय 
खं०, अध्याय ६, प० २८६ * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ७,४० ३०८ ? खं० वही, भा० वही, 
पृ० वही; मआसिखल्‌ उसरा, भा० २, पु० ८७-६३ १'* देखिए द्वितीय खें०, अध्याय $, 


पृ८ २६७ / 


श्श्प्ः हिंदी वीरकाव्य 


सहाब गौरी (शिहाब॒हीन मुहम्मद ग़ौरी)--यह ग़ोर देश का शासक था । इसने भारत पर 
नो बार आक्रमण किए थे |" 


तैम्र--यह मध्य एशिया के समरक्ंद नामक स्थान का स्वामी था। फ़ारस, अफ़गानिस्तान 
आदि स्थानों पर विजय प्रास करके उसने सिंध नदी पार की और १श६८ इं० में भारत पर आक्र- 
मण किया। २८ फ़रवरी, १४०५४ ई० को इसकी मृत्यु हुई।२ 


उमर सेख--(उम्र शेख मिज़ञा)-यह फ़रग़ना का स्वामी और बाबर का पिता था। 
इसकी मत्य १४६४ ईं० में हुईं थी।र 


सेरसाहि (शेरशाह सूर)--इसका पिता हसन खाँ सहसराम (बिहार) का स्वामी था। शेर- 
शाह का नाम फ़रीद ख्राँ था। पिता से अनबन होने के कारण इसने इब्राहीम लोदी के दरबार में 
जाकर दौलत खाँ के साथ नोकरी कर ली। इसके पश्चात्‌ कुछ समय तक यह बाबर की सेवा में 
रहा । इसने चौसा के युद्ध में हुमायू को पराजित किया (२६ जून, १५३६ ई६०) । उसने पुनः 
कन्नौज के युद्ध में उसे हराया (१७ मई, १४६४० ई०) | इस प्रकार यह हुमायू को भारत से भगा 
कर देहली का शासक हो गया। २२ मई, १४४५ ई० को कालिजर के घेरे के समय इसकी मृत्यु 
दो गई | 

सलेम साहि (सलीम शाह -+ इस्लाम शाह)--यह शेरशाह सूर का द्वितीय पुत्र था। इसका 
नाम जलाल खाँ था । अपने पिता के मरने पर यह इस्लाम शाह के नाम से गद्दी पर बैठा । कुछ 
इतिदहास-लेखकों ने इसको सलीम शाह के नाम से पुकारा है, पर इसके सिक्‍कों से विदित होता है 
कि इसका नाम इस्लिम शाह अथवा इस्लाम शाह था। इसकी मृत्यु २२ नवबर, १५४४४ ईं० को 
हुईं थी ।५ ै 


रफ़ी द्रजाति सादि (रफ़ीउदर्जांत)--यह रफ़ीउश्शान का पुत्र था । यह फ़रु खसियर के 
स्थान पर २८, फुरवरी, १७१६ ई० को सम्राद घोषित किया गया। इसे ४ जून, १७१६ ई० को 
गद्दी से उतार दिया गया । इसके एक सप्ताह के उपरान्त इसकी मृत्यु हो गई ।४ 


साह जहाँ (रफ़ी उद्दोलाह शाहजहाँ द्वितीय)--यह रफ़ीउदर्जात का बड़ा भाई था। अपने 
भाई के पश्चात्‌ यह ६ जूत, १७१६ ई० को बादशाह बना | १७ जून, १७१६ ई० को इसकी मृत्यु 
हो गई ।* 


महमद साहि (मुहम्मद शाह)--यह १७१६ ई० में १७ वर्ष की अ्रवस्था में दिल्‍ली के 


* केम्ब्िज हिस्ट्री ऑवू इंडिया, भा० ३, छए० ३८-४८ * वही, भा० वही, ए०८६, १८७, 
१8४-२००, २०९, २५१, २७६, २८० + बही, भा० ४, पु०२ ४ बही, भा० वही, ४० २१, 
रण, २६, ३०, ३३, ३४, ३५१, ३६, ४९, ४६, ४७, ४६, ४०, ९१, ४२, २४, २९, ९६, ९७, 
३५७, ४९६-८, ९२६-म वही, सा०वही, एछ० €८, ९६, ६०, ६१, ६२, ६४७, ४२८, ४३१ * 
वही, भा० वही, ए० शे३१, ३४०; लेटर मुगुलस्‌ भा० १, ए० ३८६, ४७१६, ४७१८-२०  _* वही, 
भा० वहीं; इ० ४२०, ४२८, ४३१, ४३२; केम्ब्रिज हिस्द्री ऑवू इंडिया, भा० ४; 
पू० ३४०५ रे 


सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकत रे १६ 


सिंहासन पर आ्रूढ़ हुश्रा | गद्दी पर बैठने से पूष यह सात वर्ष तक बन्दीगह में रहा था । इसने 
२८ वर्ष शासन फिया। २५ अप्रैल, १७४८ ई० को इसकी मृत्यु हुई ।* 
अहमद साहि (अहमद शाह)--मुहम्मद शाह के देहावसान के पश्चात्‌ उसका इकलौता 
पुत्र अहमद शाह २८ अग्रेल, १७४८ ई० को २२ वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बैठ )। २ जून, 
१७५४४ ई० को प्रधान-मन्त्री इमादुल्मुल्क ने इसे गद्दी से उतार कर बन्दी-णह में डाल दिया ।* 
काम बकस (मुहम्मद कासबख़श)-यह ओरंगज्ञेब का सबसे छोटा पुत्र था। इसका जन्म 
ता० ७ मार्च, १६७७ ई० को और मत्यु १७०८ ई० में हुईं थी ।९ 


अकबर अदल साहि (अकबर आदिल शाह)--जब श्रहमद शाह ने वजीर सफ़दरजंग को 
पदच्युत कर दिया (१३ मई, १७५३१ ६०), तब वज़ीर ने एक अ्रपरिचित युवक को काम-बख्श का 
पौत्र बतलाकर अकबर आदिल शाह के नाम से बादशाह घोषित कर दिया था |* 

अहमद खाँ पठान--यह फू खाबाद के नवाब मुहम्मद्‌ खाँ बंगश का पुत्र और क्रायम 
खां का भाई था। मुग़ल वज़ीर सफदरजंग द्वारा फ़रु ख़ाबाद को अपनी जागीर में मिला लेने 
पर इसने उसके विरुद्ध सेना एकत्रित की। इसने प्रथम पठान-युद्ध (१७४० ६०) तथा द्वितीय-युद्ध 
(१७४१-१२ ई०) में सफ़दरजंग के विरुद्ध बड़ी वीरता प्रदर्शित क, थी ।* 

इसमाइल (इस्माइल खाँ) -यह आरंभ में एक गुलाम था, पर सफ़दरजंग की कृपा 
से इसने विशेष उन्नति कर ली। यह अपने स्वामी का विशेष विश्वास-माजन, प्रमुख कार्य-कर्ता 
तथा प्रधान-सेना-नायकों में से था। सफ़दरजंग के युद्धों में उसने बड़ी वीरता का परिचय 
दिया था ।* 

जलास्लुद्दीन (जलालुद्दीन हैदर शुजाउद्देलाह)--यह अहमद शाह सम्राद के प्रधान-सन्त्री 
तथा नवाब-ञ्रवध सफ़दरजंग का पुत्र था। इसकी उपाधि शुजाउद्दोलाह थी। सफ़दरजंग के 
पश्चात्‌ यह नवाब-अ्रवध बना ।* 

फतेह अली ,खाँ--यह अलीगढ़ के प्रसिद्ध सूबेदार साबित खां का पुत्र था। 

महमूद आखवबत (झआक़्रिबत महमूद काश्मीरी)--यह अहमद शाह के मीर बख्यी इमादुल- 


$ लेटर मुग़लस, भा० २, ध० १-३७०३; फॉल आँव्‌ दी झुग़ल इम्पायर, भा० १ घ० ३- 
३२७. * वही, भा० वही, ए० ३२८-४४४ -+ लेटर सुग़लस, भा० १, ए० २, ९, १०, ११ 
४६-५६, ४८, ६२) है६, २९२, | फॉल आँचू दी सुरराल इस्पायर, भा० १, ४० ४८३, 
४६०४ * वही, वही, ए० शे८४-४६७,  ४००-४११; फर्स्ट हू नवाब्स ऑँव्‌ अवध, छु० 
१९०, 4१३, १५७, १६३8-६२, १६५-६, १६३८-७३, १७३९, १७६, १३७८-४०, १६४ ' वही 
पृ० १४६, १९८, १५३६, ३६०, १६२, ३१७४, रश३; रे३४, २४१, २६२; फ़ॉल आंच दी सुशल 
इस्पायर, भा० १, ४० ३४०, ३६२, रेथर३े, 3७६, ४८८, ४६७ ५ वही, भा० वही, पृ० ३४०५ 
४६४७, ४४८, ४६९, ४६६, ४८०; फ़रट हू नवाब्स ऑच्‌ अवध, ए० १६४, ३१, ७३, ३१२, ३४२, 
१६३, १७७; २१२, २१३, २१३, २२०, २२६, २४६, २६०, २४८ “ फ़ॉल आऑवबू दी सुऱल 
इम्पायर, भा० २, ए० ४३४ 


३२० हिंदी वौरकावंय 


मुल्क का एक प्रमुख पदाधिकारी था। इसने सफ़दरजंग के विरुद्ध बड़ी वीरता प्रदर्शित की थी। 
बल्ल, जाट की हत्या करवाने में भी इसीं का प्रमुख हाथ था | 

मीर बक़ा --यह सफ़दरजंग की सेना में एक प्रमुख पदाधिकारी था। अफ़गानों के विरुद्ध 
इसने सफदरजग की सेना में रहकर कई युद्ध किये थे ।* 

रमज़ानी (रमज़ान ,खाँ)--यह सफ़दरजंग की सेना में बंगशों के विरुद्ध कई बार सेना के 
साथ गया था ओर बड़ी वीरता दिखलाई थी | 

नज़ीम खाँ (नजीब खाँ रुददेला)--यह रुहेलखंड का शासक था। सफ़दरजंग के विद्रोह- 
युद्ध में इसने अहमद शाह की श्रोर से युद्ध में माग लिया था ।* 

ग़ाज़दी खाँ, | (शहाबुद्दीन, एमादुल्मुल्क, ग़ाज़ी उद्दीन खाँ बहादुर, फ़ीरोज़ जक्ढ, निजा- 

गजहिय खान ” मुलूमुल्क आ्रासफ़ जाह) यह निजामुलूमुल्क आसफ़जाह के लड़ के अमीरुल 
उमरा फ़ोरोज़ जज्ञ का पुत्र और एतमादुद्देला क्रमरुद्दीन खाँ का दौद्धितर था। अपने पिता के 
मरने पर सफूदरजंग की सहायता से यह मीर बख्शी नियत हुआ ओर पिता की पदवी पाई | जब 
अहमद श।ह ओर सफ़रण्ंग में युद्ध प्रारम्म हुआ, तब इसने सम्राद की ओर से बड़ी तत्परता और 

लग्नता के साथ कार्य करके सफ़दरजंग को पराजित किया था। युद्ध समाप्त होने पर यह बहुत 

दिनों तक मुग़ल साम्राज्य-संचालन में सव-सर्वा रहा ।४ 

शमसामुहौलाह मीर--यह उस खाँ-दौराँ का पुत्र था, जो नादिरशाह से यद्ध करते हुए 
मारा गया था। अहमदशाह ने शमसामुद्दौलाह को ८ मई, १७४३ ई० में मीर-आतिश नियुक्त 
किया था ।९ 

शेर जंग--यह सफ़दरजंग की सेना में एक प्रमुख पदाधिकारी था।* 

सादिल खाँ (शादिल ख़ाँ) रहेला--यह अहमद खाँ बंगश का सेनानायक था। सफ़दर- 
जंग के विरुद्ध रहेलों के यद्ध में इसने कोड़ा के पास भाग लिया था। १७५४१ ई० में इसे अलीगढ़ 
से मराठों ने भगा दिया था। सफ़्दरजग के विद्रोह के अवसर पर इसने सम्राट की ओर से भाग 
लिया था ॥ 


/ अमन लनत- मम कस तन कम तप कल, 


) लेटर मुग़लस्‌, भा० वही, ए० ४९४, ४७७, भछ८, ४८७, ९०३, ९४०३६, ९१०, 
%११, <१२, ९१७, ४२१, ४२४, ९२९, ९२६, <*२७, &*२८, ४३२०, *३१, <*३९, *३६, <४२, 
४४३ * फ्रटे टू नवाब्स ऑव्‌ अवध, पू० ११९, १४८, १६९० ? वही, पु० ११८, ३६० ४ फस्ट 
हू नवाब्स ऑवू अवध, एृ० १८४, १८७, २३१, २३४, २३८, २३६१, २४१; फॉल आँव दी मुराल 
इम्पायर, भा० १, पु० ४:९५, ४८६, ४६७, ४६८, ४६४ * बही, भा० वही; ए० ४४६, ४२१३, 
बरें४, 3२०, ४६४, ४७७, ४७८, ४८०, ४८३, ४८४७, ४८९६, ४८७, ४८८, ४६१, ४६७ ४६८, 
४३१६, ४००, ४०१, ४०२, ९०३, €०४; समआसिरुलू उमरा, भाग २, ए०९४६-४३ फुरट हू नवाब्स 
आँव अवध, ए०२१३,२१०, २२२, २२७, २२१, २२६, २२७, २२८, २२६, २३१, २३२, २३४, 
२३९, २३६,२३२७, २३८, २३६, २७४०,२४१, २४२, २४३,२४४, २४६, २४७, २४८,२४६, २४३ 
४ फॉल आप दी सुग़ज् इस्पायर, भा० $ पू० ४६६ (पादु-टिप्पटी), ४८०, २४७० (पादु-टिप्पणी 
। संदित) “ फ़र्ट टू नवाब्स ऑव_ अवध, पु० ११५, ६३, ६६, $१, १०४, १०६, ३९८, १३६० 
र३े९ “ चढ़ी, पू० ३७१, १७७, १७८; फ़ॉल ऑच_ दी सुराल इंग्पायर, भा० १, ए०४००, ४०६ 


सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता ३२१ 


रुस्तम खाँ (अफ़रीदी)- यह अ्रहमद खाँ बंगश का मीर-बख्खी तथा प्रमुख सेना-नायक 

था। सफ़ंद्रजंग के विरुद्ध युद्ध करते हुए इसकी मृत्यु हुईं थी।* 
अनिश्चित पात्र 

नीाथे उन पात्रों के नाम दिए जा रहे हैं, जिनके संबंध में प्रात ऐतिहासिक ग्रंथों में विशेष 
विवरण उपलब्ध नहीं हैं :-- 

हिन्दू-पात्र--भूरे, रौरिया, पचै, सुन्दर, मदू, पृथ्वीराज, परवान ( प्रथ्वीपति ), मकनि, 
खानचंद, ब्रजराज (ब्रजसिह), भावसिह, प्रतापसिंह, जोधर्तिह, देवीसिंह, मेद्सिह, भवानीसिंह श्रपैं- 
सिंह, सुलतान कुमार, सभा राम, बलराम, मानसिंह, दत्लेल कुमार, वीर नराइन, खुस्यालसिंह, लाल 
सिंह, उदयसिंह, न.हर, हरी (हरीसिंह), बहादुरसिंह, अटल बिहारी, अवधूत, अमर बाला सौगरिया, 
अजीतसिंह, अनूपसिंह, अमरसिंह, अ्रमानसिंह, अरिसिल, उदयराम, उदयभान, उजागर, 
कृपाराम, गूजर राज, किसनेस (किशनसिंह), खिमानन्द, गोकुला (गोकुल राम गौर), गजसिंह, 
गंगाराम, चंद्रभान, चैनसिंह, छुतरसाल, जयकृ५्ण, ज्ञालिमसिंह, जैतसिंह, ठाकुरदास सेगर, तिरखा- 
राम, तिलोकसिह तोमर, तोफ़ाराम, थानसिह, दल्ेल, दयाराम, दयानाथ, दल्ला, दौकुला, दौलत 
राम, घनसिंद गौर, नन्‍्दनसिंह, परसोतमा, पाखरिया (पाखर मल), कूर्म प्रताप, प्रृथ्वीसिंह, पैमसिंद, 
प्रेमा, पहुपसिंह, फतेहसिंह वैस, फोंदा, बकस राय, बलसिंह, बदल्जा, बलिराम; बाबूराय, बैरीसाल, 
भरतसिंह, मीखाराम, भौपति भाटठ, भज्जू दीवान, मनसा राम, मतिवन्तसिंह, महावीर, मस्तराम 
गोतम, मंस्ता, सन्‍्वाता (मानघाता), मोहनसिंह, मोहनराम, मीर दुजन, मेदसिंद चौहान, रनसिंह, 
रामसिंह, राम बले, राम सेवक, रतनसिंद (मैट्ट-नरेश), रामचन्द्र तोमर, राउ बलोच अहीर, 
राजाराम गूजर, लक्ष्मणदास, लोकमन, विसनदास, श्यामसिंह, भीराम चौधरी, सदाराम, सह्दीराम, 
सहजराम, समरसिंह सगर, समरसिंह चन्देल, संभू, साहिब राम, सादूलनंद, सुखराम, सूरतराम, 
सुदास सेंगर, हर सुख (द्विज), हठी सिंह अँवारिया, हरनागर मिश्र, हरि नारायण, हाथीरास, रन- 
जीत, मोदन मोदी, टीकैत, तांतिया, बह्ादुरसिंह, मुहकमसिंह (बैरीसाल-सुत) | 

सुसलमान पात्र -असद खाँ, अली कुज्ी, इसा खाँ, महमद पनाह, हकीम खाँ कुबरा, 
हवस खाँ (मुहम्मद अली का पुत्र), मीराँ साहि, सुलतान मुहमद, अबूसेंद (ये अन्तिम तीनों व्यक्ति 
तैमूर के वंशज थे) | 

प्रथम जंग -सूदन कवि ने प्रथम जंग के अन्तर्गत सूरजसल द्वारा की गई मेवात, मालवा 
की राजधानी माँड़ की विजय तथा अव्ोगढ़ के शासक फ़तेह अ्र॒ली खाँ की सहायता का उल्लेख 
किया है | 

उक्त युद्धों के संबंध में सरकार का कथन है कि “सूरजमल ने मेवात पर शनैःशनैः 
अधिकार अवश्य जमा लिया होगा, क्योंकि निकटवर्ती इस राज्य को अधिकृत किए बिना मरत* 
पुर का विस्तार असंभव था ।” मॉड्-विजय संबंधी विवरण इतिहास में अप्राप्य है| 

“नवंबर, १७४५ ई० में अलीगढ़ के प्रसिद्ध युबेदार साबित खाँ के पुत्र फ़तेह अली खाँ 


५ फॉल आँव्‌ दी सुगुल इस्पायर, भा० १, ४०३६३, ३३४, ३३६७, फ़ररट हू नवाबस आऑव., 
अवध, प० १५०, १३६१, १४३, १९६, १६० 
है 4 


१२२ हिंदी वीरकाब्य 


की सूरज मल ने सहायता की। इस युद्ध का कारण यह था कि असद खाँ खानाज़ाद ने फ़तेह 
शअ्रली ख्राँ की कुछ जागीर छीन लीं थी । चंदौसी (चंडौस) नामक स्थान पर भयह्ूर युद्ध हुआ, 
जिसमें असद्‌ खाँ मारा गया और जाट पूर्यूरपेण विजयी हुए ।”* 

द्वितीय जंग---मराठों के विरुद्ध जयपुराधीश की सूरजमल द्वारा सहायता--“जयपुर-नरेश 
जयसिह द्वितीय के मरने पर उनके बड़े पुत्र ईश्वरीसिंह उत्तराधिकारी हुए । (२१ सितंबर, १७४२ 
इ०); पर उनके कनिष्ठ भ्राता माधवसिंह मेवाड़ के राना और मराठों की सहायता से स्वयं राजा 
बनने का प्रयत्न करने लगे | इन दोनों भाइयों का रूगड़ा इसी प्रकार चलता रहा । 

अन्त में मल्हारराव होल्कर, गंगाधघर ताँतिया, मेवाड़, जोधपुर श्रादि सात शक्तियों की 
समवैत सेना ने जयपुर पर आक्रमण कर दिया । इस पर ईश्वरीसिंह ने सूरजमल से सहायता 
माँगी। बगरू (साँभर से २३ मील पूव) नामक स्थान पर दोनों ओर की सेनाओं का सामना 
हुआ। सीकर निवासी शिवसिह के मारे जाने पर सूरजमल को जयपुर की सेना के हरावल में 
रंकखा गया | वर्षा होते रहने पर भी भयद्डूर युद्ध होता रहा । 

यह संग्राम छ दिन तक चलता रहा । मराठों ने साँभर तक का देश उजाड़ दिया श्रौर 
ईश्वरीसिह ने बगरू महल में शरण ले रखी थी। अन्त में युद्ध से तंग आकर संधि की चर्चा 
होने लगी। ईश्वरीसिंह ने अपने भाई को पाँच परगने और उम्मेदसिह को बुँदी देना स्वीकार 
कर लिया । इस प्रकार संधि हो जाने पर मराठे अपने देश को और ईश्वरीसिंह अपनी राजधानी 
को लौट गए । 99२ 

सूदन के मतानुसार माधवर्सिह को दो और इतिहास के श्रनुसार पाँच परगने मिलते थे | इस 
युद्ध के प्रसंग में सूदन ने मोती-डूगरी नामक स्थान पर संग्राम होने का उल्लेख किया है। शेष 
विवरण के संबंध में इस कवि और इतिहास के विवरणों में कोई उल्लेखनीय श्रन्तर नहीं है | 

तृतीय जंग--सलावत ख़ाँ पराजय आगरा और अजमेर का सूबेदार मीर बख्शी सला- 
बत खाँ मारवाड का सिंहासन प्राप्त कराने में बख्त सिंह की सहायता करने के लिए अजमेर की 
श्रोर चला । मार्ग में उसने मेवात को लूटना आरंभ कर दिया। राजा बदनसिंह ने उससे मेवात को 
नष्ट न करने की प्रार्थना की । इस पर बख्शी ने कहला भेजा कि मेवात उसकी जागीर के अन्‍्त- 
गत था। साथ ही उसने जाट राजा से दो करोड़ रुपये दंडस्वरूप माँगे पर बदनसिंद ने इसे 
अस्वीकार कर दिया। 

नारनौल से पाँच मील पूव में सराय शोभाचन्द के पास सुरजमल उसका सामना करने के 
लिए पहुँचे । यह जानकर मुग़ल सेना भाग खड़ी हुईं। सुरजमल ने पीछा करके भयंकर मारकाट 
मचा दी। हक्कीम खाँ खेशगी सारा गया तथा अली रुस्तम खाँ घायल हुआ । सुरजमल दो दिन 
तक शाही सेना को घेरे-पड़ा रहा । 

श्रन्त में फ़तेह अली के प्रयत्न से सन्धि हो गई । सूरजमल ने श्रजमेर सूबे की मालगुज़ारी 
का. १५ लाख रुपया वसूल करके शाही कोष में भेजने का बचन दिया, जिसके बदले में बख्शी ने 

) सुजान-चरितन्र, एू० ७-२७; फॉल आऑव दी मुराल इम्पायर, स्ा० २, घृ० ४शे३-४ 
*सुजान-चरित्र, ए० २८-४०; फॉज आऑव दी सुशराल इम्पायर, भा० १, पृ० २८२-३, २६१-८; वही, 
भाग २, ए० ४३४; हिस्ट्री ऑव दी जादस, घृ० ६६-७० 





सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता ३२३ 


नारनौल से श्रागे न बढ़ने की प्रतिशा की | साथ ही सूरजसल ने नौ लाख रुपए. चन्दा देने और 
पांच सह सैनिकों के साथ बख़शी की सेवा में रहने की स्वीकृत दी। 

इस प्रकार सम्धि हो जाने पर सलावत खाँ अजमेर की ओर चला गया ।7" 

सूदन के मतानुसार उक्त युद्ध में रस्वम खाँ सारा गया और इतिहास-लेखकों के विचार 
में वह घायल हुआ | इस युद्ध-विवरण संबंधी अन्य सभी घटनाये दोनों में समान रूप से वर्णित 
हैं| उनमें कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है । 

चतुथे जंग में पठानों को परास्त करने में सूरजमल द्वारा सफ़द्रजंग की सद्दायता करना-- 
“नवंबर, १७४६ ई० में फुर खाबाद के क्रायम खाँ बंगश ने रुहेलों पर आक्रमण किया। दौंरी-रसूल- 
पुर नामक स्थान पर दोनों सेनाश्रों में युद्ध हुआ | इस संग्राम में क्रायम ,खाँ खेत रहा । 

इस घटना का समाचार ज्ञात होने पर सफ्दरजज्ञ फ़रु खाबाद की ओर चला। वहाँ 
पहुँचकर उसने क्रायम रखा की माता बीबी साहिबा को कारागार में डालकर और उसके लिए 
केवल १३२ ग्राम छोड़कर-पठानों के शेष राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने राजा नवल 
राय को वहां का सुबेदार नियुक्त किया। तदनन्तर वह दिल्‍ली को लौद गया। 

बीबीं साहिबा अपने चातुर्य से कन्नौज के कारागार से मुक्त होकर मऊ-रशीदाबाद पहुँची । 
साथ ही क्वायम खां के भाई अहमद ने रात्रि में आक्रमण करके नवल राय को मार डाला और 
कननोज को अ्रफ़गानों ने अधिकृत कर लिया । 


यह विदित होते ही 8 फ़दरजंग फ़रु खाबाद की ओर चला | उसने ए2 से अठारह मील 
उत्तर में राम-चोतनी नामक स्थान पर पड़ाव डाला । इसी स्थल पर, उसका अफ़गानों के साथ युद्ध 
हुआ । सफ़दरजंग के दक्षिण पक्ष में सूरजमल और वाम भाग में इस्माइलबेग खां थे। शत्रु-पक्त 
का रुस्तम खाँ श्रफ़रीदी मारा गया | यह देखकर शत्रु सेन्य में मगदड़ मच गई। सूरजमल तथा 
इस्माइल बेग ने उसे मीलों तक खदेड़ा । सफ़दरजंग की सेना का अधिकांश भाग भागी हुई 
शत्र-सेना का पीछा करता हुआ दूर तक निकल गया और सफ़दरजंग थोड़े 'से साथियों के साथ 
युद्ध-क्षेत्र में रह गया। यह अवसर पाकर अहमद खाँ बंगश ने उस पर धावा बोल दिया । घोर 
संग्राम हुआ | सफ्दरजंग का एक निकटवर्त्तों संबंधी नासिरुद्दीन हैद्र मारा गया। उसका*महावत्त 
भी खेत रहा ओर वह स्वयं मूछित होकर हौदे में गिर पड़ा। जगत्‌नारायण उसके हाथी पर 
सवार होकर उसे सुरक्षित स्थान पर निकाल ले गया। मुहम्मद अली तथा अली नक्नकी भी घायल 
हुए। मुगल सेनापति नज्मुद्दोलाह इशाक खाँ द्वितीय, मीर ,गुलाम नवी तथा मीर अ्रज्ञीम॒द्दीन 
बिलग्रामी इस युद्ध में काम आए। 
इसके अनन्तर सफ़दरजंग तथा मुहम्मद श्रली खाँ लगभग दो सौ सैनिकों के साथ भागकर 
देहली चले गए | रुस्तम खाँ अफ़रीदी की सेना का दूर तक पीछा करने के पश्चात्‌ लौटकर मुगल 
सेना ने अपनी सैन्य की दुदंशा देखी । वज़ौर को वहाँ न पाकर वे भी पश्चिम की ओर चल पड़े। 
२२ जनवरी (अथवा ११ फ़रवरी), १७४१ ई० को सफ़्दरजंग पुनः अफ़गानों पर आक्रमण करने 


3 झखुजान-चरित्न, ए० ४३-७८: फ़ॉल ऑँव दी मुग़ल-इसग्पायर, सागर १, छु० ३०७० 
3० (पृ० ३०४६-१० की पाद टिप्पणी सहित); हिस्ट्री व्‌ दी जादूस, छू० ७००४ 


२४ हिंदी वीरकाब्य 


; गा दिल्‍ली से चला | मार्ग में उसके सहायक माधवराव होल्कर तथा सूरजमल उससे 
पते । 
मराठों ने कोयल (अलीगढ़) और जत्ेसर के बंगश नवाब शादिल खाँ. पर आक्रमण 


केया । वह काली नदी और गंगा पार फ़र खाबाद की ओर भाग गया | 
अहमद खाँ ने फ़तेहगढ़ ढुग में रहकर शत्रु का सामना करने का निश्चय किया । मराठे एक 
प्रास तक उस गढ़ को घेरे पड़े रहे । १६-१७ अ्रप्रेंल, (अथवा १५ मई को मराठे और जाट गंगा 
पार करके दक्षिण किनारे पर पहुँचे । श्रागार्मी दिन मुठभेड़ हुईं। पराजित होकर सादुल्‍लाह खाँ 
आंवज्े को तथा महमूद फ़तेहगढ़ को भाग गए। रात्रि में अहमद खाँ भी छिपकर निकल भागा 
ओर आंवले में जाकर शरण ली। १६ अप्रैल को फ़तेहगढ़ पर मराठों का अधिकार हो गया | 
बहुत समय तक युद्ध होता रहा । अन्त में माचे, (अथवा अ्रग्नेल) १७४२ ई० को सन्धि 
हो गई | सफ़दरजंग पर मराठों का जितना रुपया चाहिए था उसको चुकता करने के समय तक 
के लिए अहमद खाँ बंगश का आधा राज्य मराठों को दे दिया गया। कुछ स्थान सफ़दरज ग ने 
अपने अधिकार में भी रक्खे ॥?* 
इन युद्धों का ऊपर जो विवरण दिया गया है उसमें कायम खाँ के मरणोपरान्त सफ़द्रजंग 
का फ़रु खाबाद की श्रोर जाना, उसका बीबी साहिबा से मिलना, नवलराय की भृत्य, तदुपरान्त 
युद्ध, रस्तम खाँ-मरण, अफ़ग़ानों का युद्ध-भूमि से भागना, मराठों तथा जाठों द्वारा उनका 
पीछा किया जाना, ईसा खाँ-मरण, सफूदरजग का भागना, संधि होने पर मराठों और वज्ीर द्वारा 
अफ़ग़ानों के राज्य का कुछ अंश अपने अधिकार में रख लेना, आदि प्रमुख घटनायें सूदन तथा 
इतिहास के विवरणों में समान रूप से उल्लिखित है। 
उकछ युद्धों में से प्रथम युद्ध सरकार के विचार में रामचौतनी नामक स्थान पर, क्रानूनगो 
के मतानुसार पथरी में, और सूदन के कथनानुसार नौलखा नामक स्थान पर हुआ था | 
उपयु क्त विवरणों में अन्य कोई उल्लेखनीय अन्तर नहीं है। 
पचम जंग-सूरजमल और राव बहादुरसिंह बड़गूजर में युदइ--ऊपर वर्णित युद्धों के 
कुछ समयोपरांत सूरजमल ने मुग़ल मत्री (सफ़दरजंग) की सहायता से चकला कोयल (अलीगढ़) के 
फ़ोजदार राव बहादुरसिंह बड़गूजर को हराया । यही नहीं, उसके पैतृक दुर्ग घासहरे (देहली से ४० 
मील दक्षिण) को तीन मास के घेरे के पश्चात्‌ अधिकृत कर लिया | इस स्थल पर दुर्ग की 
दीवारों पर से गोली-वर्षा ऊरके शन्नु ने पन्द्रह सौ जाटों को मार गिराया। श्रन्त में निराश दौकर 
बहादुरसिंह ने अपनी स्त्रियों को मारकर दुर्ग के कपाट खोल दिए और अपने पश्नीस साथियों के 
साथ बाहर निकल कर युद्ध करता हुआ मारा गया (२३ अप्रैल, १७४३ ३०) । 
उप समय बहादुरसिह का धुत्र फ़तेहसिंह देहली में होने के कारण मृत्यु-छुख से बच गया। 
$ सुजान-चरित्र, ५० १६-१०४; फॉल आँव्‌ दी मुग़ल हेग्पायर, भा० १, ० र३७८-८&। 
३६२-७, ४०७४-११; वहीं, भा०२, ४०४३२; जरनल आँव्‌ रायल एशियाटिक सोसायटी आँवू बंगाल, 
संख्या |],५७], १४७८,६०, ४० ३७०६-८३; वही, संख्या ह [,५७][[, १८७६ ई०, पृ० ६०-७, 
६०-८२, ७१-२९, पूृ०८३६-६६, १०२-३१, १२०-३; फ़र्ट टू नवाब्स ऑवू अवध, प०१४३-६३, १७४६- 
८४; दिस्ट्री ऑव्‌ दी जाटस, घु०८४०-३, 





सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता १२, 


उसने मुग़लों की सहायता से जनवरी,१७५४ ई० में घासहरे पर पुनः अपना अधिकार स्थापित 
कर लिया ।”!" 

सूरजमल द्वारा बहादुरसिंह पर आक्रमण किया जाना, उसका घासहरे में जाकर शरण लेना 
तथा जौद्दर करते हुए प्राण-विसर्जन करना एवं उसके पुत्र का दिल्‍ली में होना आदि घटनाएँ सूदन 
एंवं इतिहास में समान रूप से मिलती हैं । 


षष्ठ जग--इस जंग के प्रारंभ में सूदन ने इन्द्रप्रस्थ के प्राचीन इतिहास का वर्णन 
किया है। महाभारत, पृथ्वीराज चौह्दान आदि के विवरण के उपरांत उसने अलाउद्दीन का उल्लेख 
करने के साथ ही देहली में पठान-शासन की अवधि २०० वर्ष मानी है। देहली में बाबर द्वारा 
मुग़ल-राज्य-संस्थापन से पूर्व मुसलमानों के पाँच वंशों, गुलाम, खिलजी, ठुग़लक, सैय्यद, लोदी ने 
३२० वर्ष तक शासन किया था | यह पाँचों वंश इतिहास में पठान नाम से विख्यात हैं। अतएव 
सूदन द्वारा कथित २०० वर्ष का समय ऐतिहासिक तथ्य के विपरीत ठहरता है। 


ऐसा प्रतीत होता है कि इस कवि ने तैमूर के आक्रमण काल (१३६८ ई०) से ही भारत में 
मुग़ल-साम्राज्य की नीव पड़ना माना है। यदि ऐसा होता तो उसका बतलाया हुआ २०० वर्ष का 
समय (वास्तविक २०८ वष) ठीक माना जा सकता था। पर इतिहास से स्पष्ट है कि तैमूर केवल 
लूटमार करके स्वदेश को लौट गया था। भारत में मुगल-साम्राज्य की नीव बाबर ने १५२६ ई० 
में डाली थी | श्रतण्व तैमूर से लेकर बाबर के पूब के जितने मुग़ल शासकों के नामों का उल्लेख 
सूदन ने किया है वे सब मध्य-एशिया में शासक रहे थे, मारत में नही । 


इसके अनन्तर बाबर, हुमायूँ के शासन, सूर-बंश के राज्य, पुनः हुमायू द्वारा राज्य- 
प्राप्ति का उल्ज्ेख करने के पश्चात्‌ अकबर से लेकर अहमद शाह के सिंहासनारूढ़ होने (२८ 
अप्रेल, १७४८ इ०) तक के समस्त मुगल शासकों के नामों तथा उनके शासन काज्न को अवधि 
(केवल वर्ष, तिथियाँ नहीं) का उल्लेख किया है ।?* इन सम्राटों के नाम एवं शासन-काल हृतिहास 
सम्मत एवं प्रसिद्ध हैं | 

अहमद शाह तथा सफ़द्रज॑गद में अनबन होने के कारण --“सिंहासनारुढ़ होते ही 
अहमद शाह ने सफ़दरजंग को अपना प्रधान-मन्त्री और सग्राँदत खाँ सैय्यद्‌ सलावत खाँ 
ज़ह्फ़िकार जंग अमीसल उमरा को प्रधान बख्शी नियत किया | सफ़दरजंग ईरानी था और अपने 
चारों ओर ईरानियों ही को इकट्ठा किया करता था। 

तारीख ७ जून, १७४५१ ई० को अहमद शाह ने अप्रसन्‍न होकर सलावत को पदच्युत करके 
निज़ामुलमुल्क के पुत्र ग़/ज्ञीउदद्दीन खाँ को अमीरलू-उमरा की उपाधि देकर आगरे का सूबेदार 
नियुक्त किया । वूरानी जाति के इस बख्शी की नियुक्त से सफूदरज'ग के कार्यों पर नियन्त्रण रहने 
लगा | 

कुछ समयोपरांत ग़ाज्ञीउद्दीन खाँ का देहावसान हो जाने पर उसका पन्द्रह वर्षोय पुत्र 


१ सुजान-चरिन्र, पु० १०१५-४३; फॉल आँव्‌ दी सुगूल इस्पायर, भा० २, ० ४३६ (पाद 
टिप्पणी सहित) * सुजान-चरिच्र, ए० १९४-७ 


२६ हिंदी वीरकाव्य 


शहाबुद्दीन ग़ाजीउद्दीन खाँ बहादुर, फ़ीरोज़ जंग अ्रमीयल्‌ उसरा, इमादुलूमुल्क की उपाधियों से 
॒रभूषित करके मीर-बझ्शी नियत किया गया (११द्सिंबर १७४२ ई०)। 

इमादुलमुल्क प्रकट रूप से सफ़दरज ग का अनुयायी था पर गुप्त-रूप से वह उसको पद- 
युत कराने के लिए सदैव घडयन्त्र स्चता रहता था । 

शनेः शनेः इन दोनों का वैमनस्य बढ़ता ही गया। सफ़्दरजंग ने राज्य-प्रबन्ध की सारी 
क्ति अपने हाथ में ले ली थी। उसने अन्य अ्रमीरों की जागीर एवं अन्य अधिकार छीन लिए थे । 
पनी अ्रयोग्यता के कारण वह साम्राज्य की रक्षा करने में असमर्थ रह्य था। वह जाठं ओर मराठों 
| मैत्रीमाव बनाए! रखता था। इसी कारण से विरोधी अमीर इसके विरुद्ध सम्राद के कान भरते 
हते थे। परिणामस्वरूप बादशाह और सफ़दरजंग का वैमनस्यथ चरम सीमा को पहुँच गया था । 
न्‍न्‍्त में सम्राद्‌ से अवध जाने की अनुमति लेकर सफ़ ररजंग ने देहली से ब हर नूराबाद में अपने 
रे डाले (२६ मा, १७४३) | 

दिल्ली की लूट--देहली से निकल कर सफुदरजंग बाहर पड़ा रह्दा। उसकी सहायतार्थ सूरज- 
ल, सलावत खाँ, गोसाई' राजेन्द्रगिरि आदि आ पहुँचे। मराठों ने शाही पक्ष का समर्थन 
केया । ल्‍ 

इसके अनन्तर सफ्दरज ग के परामश से सूरजमल और राजेन्द्रगिरि ने पुरानी दिल्ली, 
वेशेषकर शाहजहाँ के नगर के लाल फाठक से बाहर स्थित अनाज को मंडी तथा मकानों को लूटा | 
गगर के इस भाग में प्रायः मध्यम्‌ एवं निग्न श्रेणी के व्यक्ति रहते थे। मकानों को त्याग कर 
प्गरवासी शरणार्थों नई दिल्ली में जा पहुँचे (६ मई, १७५३ ६०) | दूसरे दिन (१० मई) को जाटों 
ने सैय्यद्‌ द्वारा, बीजल मस्जिद आदि मुहल्लों में मममानी लूट की । 'उन्होंने नगर को फाटक तक 
जूटा, लाखों की सम्पति लूटी गईं । मकान गिरा दिए गए तथा सभी पुरे प्रकाश रहित कर दिए 
एए !! “पुरानी दिल्ली निवासियों के प्राण, सम्पत्ति, ख्री-सतीत्व आदि का अपहरण किया गया ।” 
“भागने में असमर्थ बहुत से नागरिकों ने निराश होकर अपनी हत्या करली ।” देहली की यह लूट 
बहुत समय तक जा“-गर्दी के नाम से देहली-बासियों द्वारा स्मरण की जाती रही | 

जाटों ने पुरानी दिल्ली को नित्य लूटा । “वहाँ के सभी प्राणी नए. नगर में शरणार्थे जा 
छिपे । दिल्लौवासी एक मकान से दूसरे घर में एक गली से दूसरी में, निराश और विश्रमग्रस्त, लहरों 
पर नाचते हुए भमग्न-जलयान सदहृश्य भठकते फिरने लगे प्रत्येक ब्यक्ति पागल, विश्रमित, दुःखी 
ओर अपनी रक्त में असमर्थ होकर भागता फिर रह्य था।” सभी बाज़ार, गलियां और मकान 
शरणाथियों से भर गए थे। सरकारी मकान और बाटिकाय ऊँच, नीच सभी श्रेणी के मनुष्यों से 
भर गई थीं | 

सफ़द्रजग का पद-च्युत होना--दिल्ली की लूठ तथा प्रजा की अन्य प्रकार की दुदंशा के 
एक मात्र कारण सक़द्रजंग को पद-च्युत करके अहमदशाह ने उसके स्थान पर इन्तज़ाम को 
क़मरुद्दीन खां बहादुर तथा एव्मादउद्दौलाह की उपाधि से विभूषित करके प्रधान-मन्त्री बनाया (१३ 
मई, १७५३ ६०) | मीर बख्शी इमादुल्‍ल्मुल्क को उसके बाबा की निज्ञ|मुल्मुलक्त तथा आसफु जाह 
की उपाधियां प्रदान की गई' । इसके प्रत्युतर में सफ़्दरजंग ने एक अपरिचित लड़के--संमबतः 
'झुजाउद्दौलाइ द्वारा कुछ समय पूर्व क्रीव एक नपुंसंक--को कासबझ्श का पोता घोषित करके अ्रक- 


सुँजान-चरिच्र कीं ऐतिहासिकता ३२७ 


बर श्रादिल शाह के नाम से सिंहासनारूढ़ कराया, स्वयं उसका मन्त्री हुआ और सलावत जंग को 
बखुशी नियुक्त किया ।”* 


ऊपर जिन घटनाओं का विवरण दिया गया है उनसे सम्बन्धित सुदून तथा इतिहास के 
वरणनों में जो समानता तथा अन्तर है, वह संक्षेप में नीचे दिया जा रहा है :-- 


अहमदशाह का बादशाह होना, सफ़द्रजंग का मन्त्री बनना, सलावत खाँ को पद्‌ से हटा- 
कर इमादुल्‍्मुल्क का मीर बख्शी के पद पर नियुक्त होना, अहमदशाह और सफ़्दरजंग के मनमुटाव 
आदि का वर्णन सूदन ने अपेक्षाकृत संक्षिप्त पर इतिहासानुकूल किया है। ईरानी एवं तूरानी 
शअ्मीरों की अनबन के कारण राज्य-व्यवस्था में शैथिल्प् आ जाना, सफ़्द्रजंग का मराठों एवं जाटों 
से मैत्री-भाव, सफुदरजज्ञ का अ्रवध को प्रस्थान करना पर देहली के बाहर ही पड़े रहना, जाटों का 
उसकी सहायता करना आदि घठनायें सूदन द्वारा यथास्थान उल्लिखित कर दी गई हैं| देहली की 
लूट ओर आग जलाने का जो सजीव एवं विस्तृत चित्रण सदन ने किया है उसकी ग्रामाणिकता 
इतिहास से सिद्ध हो जाती है। नगर में व्यापार सम्बन्धी वस्तुओं के जलने, हाहाकार मचने, मग- 
दड़ पड़ने, व्यक्तियों के त्राहि त्राहि पुकार कर इधर-उधर भठकने आदि का सूदन ने जो सजीव, रोमांच- 
कारी, विशद्‌ एवं यथातथ्य चित्रण किया है वैसा विवरण अन्यत्र, विशेषकर फ़ारसी इतिहास ग्रन्थों 
में कठिनता से मिलेगा । 


सदन के मतानुसार सूरजमल के प्रस्तावित करने पर सफूदरजंग ने अकबर-श्रादिल शाह 
को सम्राट घोषित किया था, पर फारसी इतिहास लेखकों के विचार में प्रथम अ्रहमदशाह ने उसको 
मन्त्री-पद से च्युत कर दिया था तब सफ्दररजंग ने अकबर-आदिल शाह को सम्राद बनाया था | 
कुछ भी हो, यह तो निश्चित ही है कि सफ्द्रजंग ने अकबर आदिल शाह को सम्राट बनाया और 
अहमदशाह ने उसके स्थान पर इन्तज़ाम को मन्त्री नियुक्त किया। सदन ने ग़ार्जउद्दीन खाँ को 
अहमद शाह का सन्त्री माना है, जो ठीक नहीं हैं। उसके नए मन्‍्त्री का नाम “इंतज्ञाम था और 
ग़ाज़ीउद्दीन खाँ इमादुलमुल्क उसका मीर बख्शी था, न कि मन्त्री | इसी प्रकार शमसामुद्दोलाह को 
मीरबख्शी बतलाना भी सदन की भूल है। वास्तव में शमृताम॒द्दोला को अहमदशाह ने शुजा के 
स्थान पर शाह्वी तोपखाने का सेनापति (मीर आतश) बनाया था।* साथ ही सूदन का यह 
कहना कि इंतज़ाम अहमद शाह के पास ही रहता था ठीक है | इतिहास से भी स्पष्ट है कि वह न 
तो स्वयं युद्ध-स्थल में गया और न उसने सम्राद को जाने दिया ॥ह 


कोटरा (कोहतिला)-युद्धू --बहुत समय तक दोनों ओर की सेनाओं के पड़े रहने के उप- 
रान्त अन्त में युद्ध करने का निश्चय किया गया | सफ्ररजंग ने नई दिल्ली श्रे तीन मील दक्षिण 
में कोहतिला पर अधिकार कर लिया (१७ मई) | वह पुरानी दिल्ली के काबुली दरवाजे में प्रविष्ट 


१ सुजान-चरिन्न, पृ० १५४७-८१ (छुं० ३ तक); ,फॉल आँब्‌ दी सुऱल इस्पायर, भा० १, छ० 
३४०-१, ३४६, ३श्८-६, ४५४३, ४९९, ४६०, ४६२, ४९४, ४६६-८,  ४७३-६ ४७८-प३; फ़स्ट 
टू नवाब्स ऑवू अवध, ए० १२६-८,  २१६-७, २३१६-२४, २१५८-२१ फ्रॉल आँवू दी मुगल 
इम्पायर,भा० १, ए० ४८० ३ वही, भा० वही, ० ४६६-५०० 


शर्ट हिंदी वीरकाब्य 


हुआ । सादल खाँ और देवीदत्त ने उसका सामना किया | उसने रात्रि में कोहतिला पर बन्दुके 
चढ़ाकर शाही दुग पर गोली-वर्षा प्रारम्भ कर दी । 

५ जून को सफ़दरजंग के इस्माइल खां आदि सेनापतियों ने शहर की दीवार पर श्राक्रमण 
आरम्भ किया । साथ ही उसकी सेना ने रेती पर से भी धावा बोला । नजीब खाँ ने उसका सामना 
किया । फलस्वरूप मन्त्री की सेना तोप छोड़कर भागने लगी। पर जाटों ने आकर युद्ध को जारी 
रकक्‍खा | नजीब अपने भाई सहित घायल हो गया और उसके तीन-चार सौ आदमी मारे गए। 
रात्रि भर युद्ध होता रहा । प्रातःकाल होने से कुछ पहले सफ़्दरजंग की सेना कोहतिला से हट गई । 
शाही सेना ने उसकी तोपों श्रादि को लेकर कोहतिला पर अधिकार कर लिया । वहाँ से शाही सेना 
सफ़्द्रजंग के दल पर गोली बरसाने लगी। विवश होकर सफ़्दरजंग ने अपने डेरे नगर से दूर 
हटा लिए । 

इसके पश्चात्‌ थोड़ा बहुत युद्ध नित्य-प्रति चलता रह | सफूरर की सेना इधर-उधर घूमती 
रहती और अवधतर पाकर लूट खसोट कर लेती थी। साथ ही उसे प्रतिदिन ह्वनि भी उठानी 
पड़ती थी। १२ जून की ईरगाह की लड़ाई में जाठों को बहुत हानि सहनी पड़ी थी । 

राजेन्द्रगिरि मरण--इसी प्रकार युद्ध चलता रहा | १४ जून को सूर्यास्त पे ढाई घंटे पूर्व 
सफ़दरजंग की सेना और जाटों ने बादशाह की सारी खाइयो पर एक साथ धावा बोला, जिसके 
फलस्वरूप शाही सेना के बदख्शानी और मराठा सैनिकों को भारी द्वानि उठानी पड़ी। पर इमाद 
स्वयं वहाँ पर आकर अपनी सेना को प्रोत्साहन देने लगा। अन्त में शाही सेना की विजय हुई। 
इस युद्ध में काली पहाड़ी पर आक्रमण करते समय राजेन्द्रगिरि के गोली लगी जिसके परिणाम- 
स्वरूप वह दूसरे दिन मर गया । इमाँद नामक इतिहास लेखक की धारणा है कि इस्माइल,खाँ ने 
दर्ष्यावश एक मनुष्य द्वारा राजेन्द्रगिरे को गोली से मरवा डाला था। इसके मरने से सफ़दरजंग 
अत्यन्त हतोत्साहित हुआ | इस घटना के पश्जात्‌ वह स्वयं कर्मी युद्ध में नहीं गया । 

राजेन्द्रगिरिं की मृत्यु के उपरान्त अनूपगिरि ने उसका स्थान अहण किया | 

गढ़ी-मैदान तथा बद्रपुर-युद्ध--जैसे-जैसे कालयापन होता गया वैसे वेसे सफ़्दरजंग की 
सेना हतोत्साहित होती गई | वह पीछे हृटता गया और मराठे' उसकी सेना का पिछला भाग लूटते 
गए. | कभी-कमी एक आ्राध-मुठभेड़ भी हो जाती थी। १६ जुलाईं तक सफ़दरजंग दिल्ली से हृट 
कर १५ मील दक्षिण में बदरपुर और फ़रीदाबाद के मध्य में पहुँच गया । उसके छोड़े हुए स्थल पर 
यमुना के पश्चिम में कुठुबमीनार के निकट कालिका देवी तक शाही सेना ने अपनी मोर्चा-बन्दी 
करदी । मिट्टी की दीवार से वेष्टित “गढ़ी मैदान! गाँव का घेरा डाले हुए रुहेलों को जाटों ने वर्षो 
होते रहने पर भी बुरी तरह से नष्ट करके उनके अस्त्र-शस्त्र छीन लिए (२५ जुलाई) । १६ अगस्त 
को तुग़लकाबाद तथा यमुना के मध्य के मोर्चे पर जाटों और रुहेलों में मयज्भर युद्ध हुआ । दूसरे 
दिन शाही सेना ने बद्रपुर पर अधिकार कर लिया। इस स्थान से केवल ४ मील पर दक्षिण में 

फरीदाबाद के पास सफ़दरजंग डेरा डाले पड़ा था। कुछ दिन के पश्चात्‌ वह वहाँ से & मील और 
हटकर .सीकरी (बल्लमगढ़ के ३ मील दक्षिण) तक इट गया तथा इमाद फरीदाबाद की ओर बढ़ा। 

कारीखा ६ सितम्बर को सफुदरणंग ने शन्नु की खाइयों पर आक्रमण किया, पर इमाद ने 
उसे पीछे खदेड़ दिया। जाटों ने दिल्‍ली और शाही खाइयों के बीच ग्यारह मील तक मनमानी 


सुजान-चरित्र की ऐतिहासिकता ३२६ 


लूट की | इमाद के दिल्‍ली चले जाने पर सफदरज॑ग ने बदरपुर आदि स्थानों की चौकियों को 
लूटा | २२ सितम्बर को जाठों ने देहली की ओर से आक्रमण करके असंख्य व्यक्तियों को मार 
डाला । २६ सितम्बर को सूरजमल आदि ने मराठों की खाइयों पर भयडूर आक्रमण किया | बहुत 
से मराठे मारे गए। समाचार ज्ञात होने पर इमाद और नजीब उनकी सहायता के लिए आ। पहुँचे । 
इमाद के द्वाथी के दाँत तोड़ दिए गए | तब वह धोड़े पर चढ़ा और जाटों को खूब मारा । माला 
लगने से इस्माइल घायल हो गया | इमाद ने भागते हुए शत्रुश्रों का चार मील तक पीछा किया । 
दूसरे दिन विजेताओं ने बल्लमगढ़ के निकट तक उनका पीछा किया। 
सन्धि--अहमदशाह ने अपनी सहायता के लिए आमेर-नरेश समाधवसिह को बुलाया | वह 
१० अक्टूबर को दिल्‍लो के दक्षिण में यमुना किनारे नगला में पहुँचे | उतने बादशाह की २४ 
अ्रक्ट्ूबर को सूरजमल से ओर ५ नवम्बर को सफूद्रजग से सन्धि करवा दी सफ्दरजंग ७ नवम्बर 
को अवध को चला गया। माधवर्षिह को रणथम्भौर दुर्ग दे दिया गया ओर वह अपने देश को 
लौट गए |” 
ऐसा प्रतीत होता है कि कोहतिला नामक युद्ध को ही बदन ने कोटरा युद्ध नाम दिया है । 
सेना-संद्वार होते हुए देखकर वहाँ से सफ्ररजंग का हटना, राजेद्रगिरि की वीरतापूर्ण मृत्यु, सफू- 
द्रजंग का शोकाकुल होना, उत्के रिक्त स्थान पर अनूपमिरि की नियुक्ति, गढ़ी-मैदान तथा बद्र- 
पुर के युद्धों की भयंकरता, ग़ाजीउद्दीन खाँ का स्वयं सैन्य-संचालन, सफूदरजंग का पीछे हटना, 
माघवसिंह द्वारा संधि कराना आदि घटनाओं के वर्णन में सूदन ने न केवल ऐतिहासिक तथ्य की 
रक्षा ही की है, वरन्‌ युद्ध-विद्या का कौशलपूर्ण विवेचन, सेनाओं के शौर्य एवं चात॒र्यपूर्ण संचा- 
लन का उन्होंने जो चित्रण किया है, वह अन्यत्र कठिनता से मिलेगा । 
सप्तम जंग--बढ्लू बध--/सफ्दरजंग से संधि हो जाने के पश्चात्‌ देहली सरकार को 
बड़ी कठिनायों का सामना करना पड़ा | सरकारी कर्म चारियों एवं सैनिकों को कई वर्षों से वेतन नहीं 
मिला था। रुहेले ओर मराठे अ्रपना निश्चित रुपया माँगने में बड़ी कठोरता प्रदर्शित कर रहे ये । 
विवश होकर इमाद ने देहली के दक्षिण के आमों को जाटों से छीनकर भरतपुर पर आक्रमण करने 
का निश्चय किया । 
इस निर्णय के अनुधार वह बरुशी की जागीर के फ्रीदाबाद प्रान्तान्तर्मत आमों को बल्लू 
से छीनने के लिए मराठों की सेना के साथ आगे बढ़ा, कुछ युद्ध के उपरांत बल्‍्लू ने संधि कर ली । 
इसके अनन्तर आकिबत पलबल की ओ्रोर बढ़ा पर पुनः बल्लमगढ़ के निकट आकर मिलने के 
लिए बल्लू को बुलाया । बल्लू श्रपने दीवान, एक पुत्र तथा २३० अंगरज्षकों के साथ आया। 
आकिबत के साथियों ने बल्लू, उसके पुत्र, दीवान तथा अन्य नौ व्यक्तियों को मार डाला (२६ 
नवंबर, १७५४३ ३ई०)। जाटों ने बल्लमगढ़ खाली कर दिया । आकिवत ने उस पर अधिकार करके 
उसका नाम निज्ञामगढ़ रक्खा। | 
इसके अनन्तर आकिबत ने श्रगे बढ़कर पलबल तक के प्रदेश पर अपना स्वामित्व स्था* 


१ सुज्ञान-चरित्र, ० १८१-२२३; फ़ॉल आँव दी सुग़ल इपायर, भाव १ ; एं० ४ंपप-श्य, 
४१०१-४३; फ्रेस्ट हू नवाब्स ऑँव्‌ अब, ए० २३३-४२; दिस्ट्री ऑवू दी जादस, ए० ८४-६ 
४२ 


मे हिंदी वीरकाब्य 


कर लिया | वह कुछ दिन के लिए देहली जाकर पुन; खाँडोजी होल्कर के साथ फुरीदाबाद को 
' आया (२७ दिसम्बर), पर जाटों ने उससे सारे दुर्ग पुनः छीन लिए । 

खाँडोजी ने होडल (पलबल से १७ मील दक्षिण) पर डेरा डाला और अ्रपनी सेना आगे 
)ै, जिसने बरसाना (१२ मील दक्तिण) और ननन्‍्दर्गाँव (१७ मील दक्तिण) से सूरजमल के लड़के 
निकाल दिया (दिसम्बर का अन्त, १७५३) । इमाद भी बल्लमगढ़ होता हुआत्रा पलबल की ओर 
[। उसने घासहरा पर फ्तेहसिह (स्वर्गोय बहादुरतिंह के पुत्र) का अ्रधिकार करा दिया। इसके 
[स्वरूप मथुरा तथा आगरे के निकट तक इमाद का अधिकार हो गया । कोयल और जल्तेसर से 
जाद निकाल दिए गए । इस प्रक्नार जनवरी के मध्य, १७५४ ईं० तक इस प्रदेश में पुनः शांति 


[पित हो गई 
मराठों द्वारा कुंभेर दुग॑ का घेरा--मराठों की एक सेना बुँदी, जयपुर और मारवाड़ से 


पं वसूल करने के लिए. जयपुर की सीमा में दो मास से अधिक (६ नवंबर, १७४३ ई० से १५४ 
|वरी १७४४ तक) पड़ी रही थी। सूरजमल ने रूपराम कोठारी की मराठों के डेरे में भेजा । 
हार ने उससे, यह कहकर कि सूंरजमल ने दिल्ली की लूट में बहुत सा धंन एकत्रित किया हे, दो 
ड़ रुपये माँगे। रूपराम ने मुग़लों से प्रात्त करके अ्रतिरेक्त ४ लाख रुपये और देने चाहे, पर 
हार ने इसे अस्वीकार करके जाट-राज्य पर आक्रमण करने को ही निश्चय किया। जाट भी 
का साम॑ना करने के लिए. तैयार हो गये । 

मराठों ने दुग डीग पर (१६ जनवरी, १७४४ ई०) तथा भरतपुर पर आक्रमण किया । 
ठों ने उन्हें पीछे हटा दिया | मराठों की संख्या की अधिकता से पराजित सूरजमल ने कुंमेर दुग 
जाकर शरण ली । मराठों ने उसका घेरा डाल दिया। उनके पास तोपें न थीं, अतः उन्होंने आरा त- 
प॥ के देश को लूट लिया । रघुनाथराव कुमेर के सामने के मैदान में २२ मई तक पड़ा रहा। 
डिराव होलकर अपनी ४ सहख सेना के साथ होडल से मेवात होता हुआ. और मांग में लूठमार 
(ता हुआ कंमेर पहुचा । 

मार्च में इमाद मथुरा से कंमेर पहुँचा। वहीं आक्िबत भी इससे भिला। १५४ माच, १७५४ 
» को खांडेराव गोली लगने से मारा गया । शोकातुर मह्द्वार ने मथुरा में जाकर उसके श्रन्तिम 
(कार किये । सूरजमल, अरद्मदशाह आदि ने उसके साथ संवेदना प्रकट की । 

कुंभेर का घेरा ४ मास तक पड़ा रहा | अन्त में मई के महीने में सन्धि हो गई | जाटों की 
गैर से रूपराम ने तीन वर्ष में तीस लाख रुपये दंड-स्वरूप देने का वचन दिया | इसके अतिरिक्त 
यों द्वारा, जो दो करोड़ रुपये देहली सम्राद को दिये जाने वाले थे, वे इमाद तथा मराठों को दिए 
गये, यह निश्चय हुआ | अतएव घेरा समाप्त हुआ, इसाद १८ मई को और रघधुनाथ राव २२ मई 
| मथुरा चले गये ।?१ 

बल्न चौधरी की हत्या के प्रसंग में सूदन ने उसके साथ उधके दो पुत्रों के मारे जाने का 
छ्तेख किया है, पर इतिहास के श्रनुसार बल्ल के साथ उसका केवल एक पुत्र ओर एक दीवान 
गरे गये थे । 


सुजान-चरिन्न,एृ० २२४७-१६; फॉल आँव्‌ दी मुगल इस्पायर, सा० १, पु० *०६-१२॥ 
११३६-२२, हिस्ट्री ऑव दी जाट्स, ए० ८७-३२, ६९-६ 


सुज्ञान-चरित्र की ऐतिहासिकता' २३१ 


इस घटना के पश्चात्‌ आक्िबत का बल्लमगढ़ पर अ्रधिकार करके ब्रज के होडल 
आदि स्थानों की ओर खांडेराव के साथ आगे बढ़ना, सूरजमल के पुत्र जवाहरसिह का उस 
समय ब्रजमण्डल में रहना आदि घटनायें सूदन एवं इतिहास की कृतियों में समान रूप से 
मिलती हैं । 

उक्त प्रसंग में सूदन ने लिखा है कि खांडेराव और जवाहरसिंह दोनों को अपने-अपने पिता 
से यह आदेश मिला कि वे युद्ध न करे' | संभवतः ऐसा लिखकर कवि ने या तो जाटों की बरताने 
आदि पर हुईं पराजय को छिपाने की चेष्टा की है श्रथवा इसके द्वारा कुंमेर के युद्ध की ओर संकेत 
किया है। 

आगे चलकर खाँडेराव द्वारा मेत्ात को लूटने, जाटों की युद्ध संबंधी विशद तैयारी, मल्हार- 
राव होल्कर द्वारा रूपराम से रुपए माँगने आदि बातों का सूदन और इतिहास लेखकों ने समान रूप 
से बणन किया है। कुम्मेर-दुर्ग के घेरे, खांडिराव की मृत्यु आदि घटनाओं के सम्बन्ध में सुजान- 
चरित्र की वर्तमान प्रति मौन है और उसमें उनके स्थल पर बज-शोमा, कृष्ण-लीला आदि का 
उल्लेख किया गया है। 

सेनायें 

सूदन ने अपने ग्रंथ में विभिन्न युद्धों में सम्मिलित होने वाली सेनाओं के जो आऑँकड़े दिए 
हैं, उनमें से केवल प्रमुख संख्याओ्ं की प्रामाणिकता पर नीचे विचार किया जा रहा है ;-- 

(ञअ) फ़्तेह अली कीं सहायता के समय सूरजमल की सेना--उक्त युद्ध में सुजानर्सिह के 
विभिन्न सेना-नायकों के साथ में जो सेना थी उसकी पूर्ण संख्या २,७०० थी।'* 

(आ) जयपुराधीश की सहायता के समय सूरजमल की सेना :--- 

अश्वारोहीं १०,००० 





पदाति २,००० 
बरछैत २,००० 
योग १४,००० - 


सरकार ने उक्त सेना की संख्या १० सहख अश्वारोही मानी है ।* 

(इ) सूरजमल की सलावत के विरुद्ध सेना--सूरजमल ने छुश सहख सेना के साथ सलावत 
खाँ का सामना किया था, सूरजमल फे आश्रित कवि सूदन का ऐसा मत है। इतिहास लेखक भीं 
इसी संख्या को स्वीकार करते हैं ।* 

(ई) घासहरे के घेरे के अवसर पर सूरजमल की सेना चार सहल थी।* 

(3) विद्रोही सफ़दरजंग की सहायताथ सूरजमल पन्द्रह सहख अश्वारोही के साथ युद्ध में 
सम्मिलित हुआ था । सरकार ने भी उक्त संख्या का समर्थन किया है ।* 


रे सुजान-चरित्न, छुं० ३२, ए० १६-२० २ बही, छुं० १०, पू० २६ 3 पफ्रॉल आँव्‌ 
दी मुराल इम्पायर, भाग २, ए० ४३४ * सुजान-चरिन्र, छुं० १०, ए० ४५-३६; फ़ॉल आँव दी 
मुराल इम्पायर भ्ा० १, ए० ३०८ मे सुजान-चरित्र, छुं० १६, एपू० १३१०-११ दि वही, छु० 
१७, ४० १५६; फ़ॉल आँव्‌ दी सुग़ल इस्पायर, भा०१, ए० ४७८ 


२ हिंदी वीरकाब्य 


(ऊ) खांडेराव की ब्रज पर आक्रमण करते समय सेना चार सह थी।. इतिहास में भी 
| संख्या को माना गया है ।* 

(ए) पठानों के विरद्ध सफूदरजंग की सहायता के लिए मल्हार राव की सेना पचास सहख 
है थी।* इतिहास ग्रंथों से शञात होता है. कि उक्त अवसर पर होने वात्ते युद्धों में अलीगढ़ में 
'ठों की केवल २० सह सेना सम्मिलित हुई थी ।* 

(ऐ) राव बहादुरसिंदह की सेना--सूदन ने घासहरै के राव बह्ादुरसिंह की सेना के संबंध 
दो विवरण दिये हैं। एक स्थल पर उन्होंने उसकी सेना की संख्या आठ सहस मानी है तथा 
रे पर पाँच सहख ।* इसी युद्ध में उसके साथ मरने वालों की संख्या क्रमश; ७०० तथा ४०० 
नेक उक्त कवि के द्वारा मानी गई है ।* 

(ओ) असद खाँ की सेना -सूदन ने अ्रतद खाँ की सेना की संख्या छः सह 
नी है ।६ 

(झ) सलावत खाँ की सेना--सूरजमल के राज्य पर आक्रमण करते समय मीर बख्शी 
लावत के साथ ३० सहख सेना थी ।* सरकार के विचार में उक्त श्रभियान में सलावत की सेना 
[ठारइ सहख॒ तथा क़नूनगो के मत में पन्द्रह सह थी | 

(अं) सफ़्द्रजंग की अफ़ग़ान-यु छू में सेना--जब सफूदरजंग अफुग़ानों के विरुद्ध दिल्ली से 
स्थानित हुआ, उस समय उसके साथ दश सहस सेना थी। अलींगढ़ के पास उसके अन्य सहा- 
क आकर उपस्थित हो गये थे, इसलिए उसकी सेना की संख्या चालीस सहख हो गई थी ।* 
तिहास से ज्ञात होता है कि राम-चौतनी के युद्ध में सफ़दरजंग की सेना सत्तर, अस्सी 
जार थीं।१" 

ऊपर सूदन द्वारा उल्लिखित सैन्य-संख्याओं का जो विंवेचन किया गया है, उससे ज्ञात 
ता है कि कवि कथित सेना के आँकड़ों में से अधिकांश इतिहास लेखकों द्वारा दी हुई संख्या से 
प्रैल खाते हैं, पर कहीं-कहीं पर कवि ने इस प्रसंग में कल्यना से मी काम लिया है । 

उपयुक्त ऐतिहासिक विवेचन के पश्चात्‌ यह सार निकलता है कि सुजान-चरित्र में दी हुईं 
प्रधिकांश तिथियाँ ऐतिहासिक तिथियों से मेल नहीं खातीं, पात्र प्रायः सभी ऐतिहासिक हैं ओर 
पटनायें भी इतिहास-सम्मत हैं। इस प्रकार यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से एक अमूल्य कृति है। 
वर्णशित विषयों का जितना विस्तृत एवं तथ्यपूर्ण वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है, उतना उक्त विषय 
सम्बन्धी अ्रन्य ग्रंथों में संभवत: न मिल सकेगा। अतएव यह पुस्तक पाठकों के इतिदहास-शान की 
वृद्धि करने में विशेष रूप से सहायक होती है। 


सुजान-चरित्र, छु० ९, ए० २३८; फ़ॉल आऑँव दी सुर इस्पायर, भा० १, ए ३१४ * 
सुजान-चरित्न, छुं० ३, पु० १०० * फ़ॉल आँवू दी मुगल इम्पायर, भा० १, पृ० ४०९ ४ सुजान- 
चरिज्न, छूं० ४; ९, ए० ३११३-२, ११३ “ वही; छुं० ३२, पृ० १४९४ ५ बही छुं० २८, ए० $८ 
+ चही, छुं० ३, ४० ४३-२ < फ़ॉल आऑव्‌ दी मुग़ल इस्पायर, भा० १, ए० ३०७; हिस्द्री ऑँव 
दी जादस, भा० १, ४० ७१ * सुजानचरित्र, छुं० &, ए० ६०; छुं० ३, ए० ७० *“फ़ॉल आऑव दी 
झुस़ल इस्पायर, भा० १, ए० ३8४३; हिस्ट्री ऑव_ की जादूस, भ्ा० १, पृ० ८३ 


रे२े४ दिदी वीरकाब्य 


रामसिद--इनके सम्बन्ध में अधिक वृत्त उपलब्ध नहीं हैं। केवल इतना ही ज्ञात है, कि 
करहिया के उक्त युद्ध के अवसर पर नरवर की कछवाह्या शाखा के यह राजा थे और उन दिनों 
करहिया इनके आ्राधीन एक जागीर थी |" 

अनिश्चित पात्र 

निम्नलिखित पात्रों के विषय में ऐतिहासिक विवरण अप्राप्य है ;--- 

उद्दोतसिह, उदारसिह, किसुनेस, कीरतसिंह, फेसवराय, केहरीसिंद, खुमान, गजा छितपाल, 
घनसिंघ, दांदिक (?), दिमानसिहं, दु्जनसिह, देवीसिह, धुरमंगद, धौकलसिह, नवलेश, पंचमसिद, 
भीम, मान कुमार, माखनविंह बुन्देल, मुहुकम, मुकुंद, मोहनसिह, मंगद, रघुनाथ, रतिभान, लछु- 


नेस, वृजमान, विग्यसिघ (विशसिह), श्यामदास, सामंतसिह, सिरदारसिंह, सुजानसिंह, सोनेसिंह, 
हरिसिघ (हरिसिंद)। 


युद्ध-चर्थन--गुलाब कवि ने अपने 'र्यसौ? में करहिया के युद्ध का जो विवरण दिया 
है, उसका उल्लेख इतिहास ग्रन्थों में नहीं मिलता है। पर इतिहास से यह स्पष्ट है कि भरतपुरा- 
घीश जवाहरसिंह ने बुन्देलखंड श्रादि पर विजय प्राप्ति की अमिलाषा से एक विशाल सेना के साथ 
आक्रमण करके कतिपय स्थानों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। नीचे इन्ही युद्धों का 


सा विवरण दिया जा रहा है। इससे श्रप्रत्यक्ञ रूप में करहिया के युद्ध पर पर्याप्त प्रकाश 
पड़ जायेगा $-- 


“मराठों को पराजित करने (१७६६ ई०), अपने प्रतिद्वन्दी नाइरसिंह के मारे जाने 
(दिसंबर, १७६६ ई०), ओर उमरावगिरि आ्रादि गोसाई विद्रोहियों की शक्ति क्षीण हो जाने से 
जवाहरसिंह श्रघिक शक्तिशाली हो गया | दादा और उनकी सेना के उत्तर से चले जाने पर (१६ 
मई, १७६७ ई०) को जवाहरसिंद सिरोंज पहुँचा। वर्षा काल में (जुलाई-सितंबर) में आक्रमण करके 
उसने कालपी तक मराठों के सभी राज्यों और ज़मीदारों को जीत लिया । केवल ग्वालियर और 
ऊाँती मराठों के अधिकार में रह गए। शेष सभी स्थल्ञों--भदावर, कछुवाह्य धार, तोमरधार सिकर- 
वार, आदि पर जाटों का अधिकार हो गया । जवाहरसिंह ने कालपी में अपना राज्य स्थापित किया, 
दतिया ओर सेडँंट्रा पर कर लगाया तथा नरबर के पुल तक जा पहुँचा । यहाँ से दक्षिण की ओर न 
बढ़कर वह वापस लौटा । ग्वालियर कीं ओर लौटते समय उसने मराठों से जिगनी छीनी । पिछौर 
और गोहद के राजा उतसे मिले। उसने उन्हे आश्वासन दिलाया कि यदि दक्षिण से ओर मरा 
सेना न आ गई तो वह अक्टूबर में उनके राज्यों से सराठों को निकाल देगा ।?९ 

ऊपर के उद्धरित ऐतिहासिक विवरण से स्पष्ट है कि जवाहरपिह १७६७ ई० में जुलाई से 
सितंबर तक कालपी, नरवर, आदि के प्रदेश में अपनी सेना के साथ वतंमान था गुलाब कवि के 
कथनानुसार करहिया के युद्ध की तिथि १५ अगस्त, १७६७ ई० आती है ।* अतएव यह यद्धभ 
अवश्य ही इसी अवसर पर हुआ होगा । इसके अतिरिक्त उक्त विवरण से यह भी शात होता है कि 
जवाहरसिंह नरबर के पुल तक पहुँच गए थे। करहिया राज्य उन दिनों नरबर के ही अन्तर्गत था | 


) भागरी प्रचारिणी पा»जिका, नवीन संस्करण, भा० १०, १६८६ वि०, ए० २७९ “ फ़ॉल 
आँच्‌ दी सुग़ल इस्पायर सा० २, पृ० ४७७०-३४; हिस्ट्री ऑव्‌ दी जाट्स, प्रृू० १३१-२ _+ देखिए 
इंसी अध्याय में ऊपर उल्लिखित क्रट्टिया-युद की तिथि, पु० ३३३ 


करहिया को रायसौ की ऐतिहासिकता हे ३५ 


उसकी इस युद्ध-यात्रा में आनेवाले जिन प्रमुख स्थानों का उल्लेख क्रिया गया है उनसे पता चलता 
है कि वह श्रवश्य ही करहिया की सीमा से होकर निकला होगा। अ्रतः उसे अवश्य ही यह 
युद्ध करना पड़ा होगा। अ्रतएव यह सिद्ध हो जाता है कि गुलाब कवि द्वारा कथित करहिया का 
युद्ध अवश्य ही हुआ था | एक स्थानीय जागीरदार द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था। जवाहरसिंह को 
ऐसे ही अनेकों युद्ध लड़ने पड़े होंगे, जिनका उल्लेख इतिहास ग्रंथों में अप्राप्य है, पर उनकी सत्यता 
में संदेह करना अनुचित है। 

इस स्थान से यह जाठ शासक भरतपुर की ओर लोठ पड़ा । कवि ने इसका कारण कर- 
हिया पर उसकी हार को भाना है। उसने करहिया के प्रमारों को विजयी भी स्वीकार किया है। पंभव 
है कि उसने इस सम्बन्ध में कुछ अतिशयोक्ति से काम लिया हो, पर यह निर्विवाद है कि यह युद्ध 
हुआ था जिसमें प्रमारों ने वीरता प्रदर्शित करते हुए जौहर-बत लिया था । इस युद्ध में उन्होंने 
जाटों के अवश्य ही दाँत खट्द किए होंगे। जवादरतिंद चाहे अन्य ऐतिहासिक कारणों से वहाँ 
से लौटा हो, पर उसने इस युद्ध में राजपूतों की आदरश वीरता का अवश्य ही कठु अनुभव किया 


होगा | 


सेनाय 


(अ) जवाहरसिंह की सेना--गुताब कवि ने जवाहरसिंह की सेना श्राठ सहल्ल मानी है ।* 
इतिह्यास-ग्रंथों में सूरजमल की सेना के सम्बन्ध में विविध उल्लेख मिलते हैं उनसे जवाहरपिंह की 
सेना कीं संख्या जानने में सहायता मिल सकतीं है | इस विषय में (सेआ्लर” का मत है कि“सूरजमल 
के तबेले में बारह सहख घोड़े उतने ही चुनींदा सवारों सहित थे ।?* फ़ॉँदर वेडिल लिखता है 
कि “सूरजमल ने अपने उत्तराधिकारी के लिए पाँच सहस्र॒ घोड़े, साठ द्वाथी, पन्धह् सहख सवार 
पच्चीस सहख से अधिक पैदल, तीन सौ से अधिक तोप, तथा... ...अन्य युद्ध का सामान 
छोड़ा” | -. 

ऊपर दिये हुए 'सिश्रॉर” श्रौर फ़ाँदर वंडिल के विवरणों में महान्‌ अन्तर है । सम्भव है कि 
सिश्लॉर ने केवल अश्वारोहियों ही का उल्लेख किया हो और फ़ॉदर वेंडिल ने उसक्री संपूर्ण सेना 
का विवरण दे दिया हो। फाँदर वेंडिल द्वारा दी हुई संख्या गुलाब कवि द्वारा दी हुईं संख्या के 
बहुत निकट पहुँच जाती है। स्मरण रहे कि धृरजमत् की मृत्यु २५ दिसंबर, १७६३ ई० में हुई 
थी ।* अतः फॉदर वेडिल द्वारा दी हुई सैन्य-संख्या उसी वर्ष की माननी चाहिए । 

“सन्‌ १७६५ ६० में जवाहरसिंह ने देहली पर आक्रमण फ्रिया। उस सम्रय उनके साथ 
निजी आठ सहख पैदल सेना और तो तोपें थीं? ।" इस कथन से ऐसा प्रतीत होता है कि जवाहर- 
सिंह ने धीरे-धीरे अपनी सेना को बहुत कुड बढ़ा लिया था। इन विभिन्न विवरणों से अनुमान 
लगाया जा सकता है कि गुलाब कवि द्वारा दी हुईं जवाहरसिंद की सेना की संख्या उप्तकी वास्त- 
विक सेना की संख्या के बहुत निकट पहुँच जाती है। 





१ ज्ञागरी अचारिणी पात्रिका, नवीन संस्करण, भाग १०, १६८६ वि०, छुं० १७, ए०२७६; 
छुं० ३२, ए०२८१-२* देशराज, जाइ-ईतिहास, ० ६४६ ) वही, एब्ठ बही ४ वही, एृष्ठ 


६४३ * यही, एष्ठ ६४७ 


शरद हिंदी वीरकाव्ये 


(श्रा) करहिया की सेना -ग़ुलाब कवि ने करहिया की सेना के संबंध में लिखा है कि 
“इधर से सरोत्तर सहस जुआन दोड़े ।??* 

संभवत: इससे उनका अमभिप्राय एक सख्त से अधिक सेना से है। करहिया की सेना की 
संख्या के जानने के लिए अन्य साधन उपलब्ध नहीं हैं । 

ऊपर के विवरण से यह सार निकलता है कि 'करहिया कौ रायसौ? बहुत बड़ी सीमा 
तक ऐतिहासिक एवं प्रामाणिक प्रंथ है | 'रायसो? ग्रंथ होते हुए भी '्रथ्वीराजरासो!, ६म्मीर 
रासो? आदि के समान अनैतिहासिक तथा काल्पनिक विवरणों से यह अंथ एकदम शअछूता है। 
यह रायसो ऐतिहासिक एवं वास्तविक घटना पर अवलम्बित होने के कारण अपनी निजी विशेषता 
रखता है। 


१ ज्ञागरी प्रचारिणी पात्रिका, नवीन संस्करण, भा० १०, १४८६ वि०; छुं० ३२, पृ० 
२८०१-२ 


अध्याय १० 
हिम्मतबहादुर-विरुदावली की ऐतिहासिकता 

आमामी पृष्ठों में पदुमाकर कृत 'हिम्मतबहादुर-विरुदावल्ली” की तिथि, पात्रों और युंद 
विवरणों की ऐतिहासिकता पर विचार किया है जा रहा है :--- ५ 

तिथि--पदूमाकर ने अपने इस ग्रंथ में केवल एक ही तिथि--हिम्मतबह्दुर और श्रजुनसिदद 
के युद्ध की--दी है। उन्होंने उक्त युद्ध का समय निम्नलिखित माना है :-- 

हिस्मतबहादुर तथा अजुनसिंह नोने के युद्ध की तिथि 

संम्वत्‌ १८७६, वैशाख वदी १२, बुधवार ।" 


सप्ताह दिवस मांस सास«दिवस 
वैशाख अ्रमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल (५) ._ माच २२.९३ 





१२ तिथियों का समस्त व्याप्ति काल २६+ १ २६.५८ 

(३२ ) ४६.४१ 
क्रमशः चार सप्ताहों ] के दिवस रच ३१.०० 
तथा मार्च मास त्श्) न्प्य्प्र 


- न्‍ज्युधवार, १८ अग्रेंल, १७६२ ई० 

पॉगसन के मतानुसार “अलीबह्ादुर और हिम्मतबहादुर ने १७६० ई०» में बुन्देलखंड में 
प्रविष्ट होकर अ्रज्ु नसिंह को पराजित किया था |”* 

ध्यानपूवंक विचार करने से विदित द्वोता है कि पॉगसन द्वारा दी हुई तिथि अलीबह्ादुर 
तथा हिम्मतबद्दादुर के बुन्देलखंड में प्रवेश करने की है। सन्‌ १७६० ई० से १८०२ ई० तक ये 
लोग बुन्देलखंड को लगातार पादाक्रान्त करते रहे ये। अजु नसिंह से युद्ध करने से पूब उन्हें मार्ग में 
कुछ श्रन्य युद्ध भी करने पड़े थे । अ्रतएव पॉगसन की दी हुई तिथि ठीक नहीं प्रतीत होती । पद्‌मा- 
कर की मानी हुईं तिथि गणना करने पर ठीक आती है । अत: उनकी दी हुई तिथि ही शुद्ध है| 


निश्चित पात्र 
राजेन्द्रगिरि ।रै 
राजा हिस्मतबहादुर (अनूपगिरि)>--पदुमाकर ने इन्हें राजेन्द्रगिरि का पुंत्र माना है 5, पर 
वे वास्तव में उनके शिष्य थे। यह अ्रवध के नवाब शुजाउद्दौलाइ की सेना में चार सह रुपएं 
(सम्मवतः वार्षि ०) वेतन पाने वाले एक उच्च पदाधिकारी ये | यह सदैव दस सइस्॑ बीरों के साथ नवाब 
की सेना के अग्र-भाग में रहा करते थे | उस समय के राजनीतिक क्षेत्र में यह एक प्रमुख वीर व्यंक्तिं 


१ हिम्मतबहादुर-विरुदावली, छु०२२-३, ० < _* हिस्ट्री ऑव दी बुन्देलॉज़, ए० ११६ 
२ देखिए द्वितीय खण्ड, अध्याथ ८, ए० ३१५९-१६ ४ हिम्तमबद्ादुर-विरुदावली, छ० ४२, 
पू७ ७ 
डरे 


श्प्र हिंदी वीरकांब्य 


ग़ने जाते थे। जहाँ कहीं भी युद्ध होता था वहाँ यह अवश्य ही भेजे जाते थे। ये कभी देहली 
ही सेना का सामना करते और कभी गोविद बल्‍्लाल जैसे शक्तिशाली मराठा सैंनिक को 
(राजित करते थे । इन्होंने पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमदशाह अब्दाली की सहायतार्थ शुजा- 
उद्देलाह की सेना का नेतृत्व किया था| (१४ जनवरी, १७६१ ई०)। इनकी कूटनीति के फलस्वरूप 
गणेश शंभाजी नवाब अवध को रलाँसी समर्पित करने को उद्यत हो गया था और कालपी पर शुजा 
का अधिकार करवा दिया था। अपनी इन विजयों से उनमत्त होकर हिम्मतबहादुर ने १७६२ ई० 
में बुन्देलखंड पर आक्रमण किया, पर हिन्दूपति ने इन्हें बुरी तरह पराजित किया।१, 
शुजाउद्दोलाह और अंगरेज़ों के मध्य होनेवाले पंचपहाड़ी (३ मई, १७६४ ६०) तथा 
बक्सर (२३ अक्टूबर, १७६४ ई०) के युद्धों में इन्होंने नवाब की ओर से श्रभूतपूव वीरता प्रदर्शित 
की थी। उक्त युद्धों में हवरकर शुजाउद्दोलाह असहायावस्था में इधर-उधर मारा-मांरा फिरने लगा। 
इन दुर्दिनों में नवाब का साथ छोड़कर अनूपगिरि ने मरतपुराधीश जवाहरसिह के यहाँ जाकर 
सेवा-बूत्ति स्वीकार कर ली । कुछ समय के उपरांत वहाँ से वह रघुनाथ दादा से जा मिला | 
१७६७ ई० में शुजाउद्‌दीलादइ को अंगरेज्ञों ने पुनः अवध के अ्रधिकार सौंप दिए। यह शुभ समा- 
चार शात होने पर अनूपगिरि पुनः उसके यहाँ लौट आए। इस प्रकार एक स्थान से दूसरे पर 
चले जाने से इनकी अ्रवसरवादिता, कृतन्नता एवं स्वार्थपरता का पर्यात आभास मिल जाता है। 
१७७२ ईं० के आरंभ में कूटनीति विशारद हिम्मतबहादुर को नवाब ने मराठों से संधि करने के 
निमित्त बाहिरजी के साथ भेजा । इसी वर्ष अगस्त मास में इन्होंने नवाब से प्राथेना करके राय 
द्वारिकाप्रसाद को क्षमा प्रदान कराई ।* 
कुछ समय तक इटावा की फ़ौजेंदारी पर रहने के पश्चात्‌ समस्त मध्य दोआब--इटावा, 
एटा, मैनपुरी, रामब्राट तथा आगरे की सीमा तक का उप-सूबेदार नियुक्त हुआ । इसके उपलक्ष्य 
में वह ५२ लाख रुपये वार्षिक नवाब के कोष में भेजा करता था। नवाब ने नोबत आदि प्रदान 
करके भी उसे सम्मानित किया था (१७७४ ई० । १७७५४ ई० में आसफ्‌उद्दौला की आशा से वह 
एक सेना लेकर बुन्देलखंड की ओर भी गया था । 
मार्च, १७७६ ई० में नवाब ने इसे दोश्राबा से अलग कर दिया। तब उसने नजफ्‌ 
खाँ के यहाँ जाकर नौकरी कर ली। उस समय की देहली की डाँवाडोल दशा के अवसर पर 
इसने बड़ी वीरता, चाठुर्य तथा साइस का परिचय दिया। मुड्सान के युद्ध में वीरता प्रदर्शित करने 
वाले और अंबाजी मराठा को प्रल्ोमन देकर फोड़ लेनेवाले हिम्मतबहादुर को नजफ्‌ खाँ ने जयपुर 
से कर चुकाने का कार्य सौंपा । हस कार्य में असफल रहने के कारण एक वर्ष पश्चात्‌ १७८० ई० 
में उसे वहाँ से हद दिया गया । 


+ शुज्ञाउद्ौलाह, भा०, ए० १७, ३२, ३३-४०, ७७-८०, ६४-६६, ३०३०७, १शे८-३, 
$४७-६; वही, भाग २, पृ० ३४०; फ़ाँल ऑव_ दो सुरल इस्पायर, भा० ३, ४० ३१३  हिस्टी 
आँव_ दी बुन्देलाज़, ४०११३, ११६; पशियन करसपॉ्ड स, भा० $, पत्न संख्या २०२३, ५० रे७र; 
पत्र सं० २२३२, पएू० ३११; शुजाउदोलाह भा० १, पू० १६७-२००, २०७४-६९, २७७, २८६-७ 
वीं, सा० २, ए० १६८ (पादु-टिप्पणी ४६ सहित), १८६-७; फ़ॉल आऑँव, दी सुगऱल इम्पायर, 
भ्ा० के, एू० ३१३ 


हिम्मतबहादुर-विरुदाव त्ी की ऐतिहासिकता ३३६ 


उस समय की मस॒ग़ल सरकार की बिगड़ी हुईं परिस्थिति को सुधारने और अपनी स्वार्थ-सिद्धि 
के लिए, यह सदैव सावधान रहने लगे | नजफर्खाँ की मृत्य (६ अप्रैल, १७८२ ई०) के बाद अफ्रा- 
सयाब के साथ रहकर यह उसके प्रमख परामशदाता बन गए। इसके उपरान्त वह शफी और 
सिन्धियां में मैत्री-संस्थापन कराके देहली के 'प्रमुख दूत बनकर सिन्धिया के द्रबार में 7हने लगे । 
नवम्बर, १७८४ ई० में अफूरासयाब की हत्या कर दी गई | अवसर पाकर हिम्मतबहादुर ने उनके 
तीन वर्षीय पुत्र को मीर बख्शी बनाकर स्वयं उसका संरक्षक बनने और सिन्विया को धन देकर 
दक्षिण को लोग देने का विफल प्रयत्न किया । 

वह सिन्धिया का प्रमुख परामशदाता बनकर रहना चाहता था, पर महादाजी पिन्धिया ने 
उसकी उपेक्षा करना आरम्म कर दिया | आगरा दुर्ग पर अधिकार प्राप्त करने में वह असफल 
रहा, इससे सिंघिया उससे और भी अप्रसन्‍्न हो गया । इस प्रकार दोनों में शनैः शनैःवैमनस्य बढ़ने 
लगा | अनूपगिरि ने सिंविया के विरद्ध अलीगढ़ के दुर्गाध्यक्ष को कुछ पत्र लिखे जो सिंधिया के 
हाथ पड़ गए (जनवरी, १७८६ ई०) | प्रयत्न करने पर भी मृत अफ़रासयाब के धन का सिंधिया 
को इन्होंने पता न लगने दिया । इनकी सेना के व्यय के लिए सिंधिया को लगभग तीन लाख रुपए, 
मासिक व्यय करने पड़ते थे | तंग आकर सिंधिया ने उत्ते आज्ञा दी क्रि वह अपनी सारी जागीर 
(दोनों भाइयों की लगभग २० लाख रुपए वाषिक आय की) छोड़कर चला जाये । वह लगभग 
एक मास तक इसमें टाल-मणठोल करता रहा | इसके बाद सिंधिया ने अ्रनूगगिरि को मोठ (राँसी 
से तीस मील उत्तर-पूब) और वृन्दावन की जागीर, इस आज्ञा के साथ, प्रदान की कि वह 
संन्यासी बनकर वृन्दावन में निवास करे, अपनी सेना का व्यय उठावे और उसे सिंधिया की सेवा 
में रहने दे । पर वह इससे सहमत न हुआ और वृन्दावन को चला गया (१६ फरवरी, १७८६ ६०) 
कुछ समय से पश्चात्‌ यमुना पार करके उसने फौरोज़्ाबाद पर अधिकार कर लिया और अबध की 
सीमा में जाकर शरण ली (जुलाई, १७८६ ई०)। 

अगस्त १७८७ ई० में लालसोत के युद्ध में सिंधिया की पराजय हो गई । इंस अवसर से 
लाभ उठाने के अ्रभिप्राय से इसने उसके राज्य में अशान्ति फेलाने के प्रयत्न प्रार्म्म कर दिए । 
जब उसने फुरोज्ञाबाद अधिकृत कर लिया, तो अ्रवध के नवाब और अ्रगरेज्ों ने अपनी सीमा में 
उसका प्रवेश निषिद्ध कर दिया। अ्रंगरेज़ उससे सदेव सावधान रहते थे | गुलाम क्लादिर से दिल्ली 
की रक्षा करने के लिए शाह आलम ने इसे बुलाया | उसका सामना करने में स्वयं को असमर्थ 
पाकर वह उस समय तक फीरोज़ाबाद में ठहरा रहा जब तक गुलाम कादर का दिल्‍ली पर अधि- 
कार हो गया (अगस्त, १७८८ ई०) | उसी वर्ष अक्टूबर मास में दिल्‍ली से ,गुलाम क्लादिर को 
भगाने में इसने सिंघिया की सहायता की । 

जुलाई १७८६ ई०में वह बाँदा के अलीबहादुर की शरण में चला गया । उसे पकड़ने के लिए 
किये गये सिंधिया के समस्त उपाय विफल हुए और वह स्वयं आपत्ति ग्रस्त हो गया | १७६० ई० 
में अलीबद्भादुर के साथ हिम्मतबह्नादुर ने बुन्देलखंड में प्रवेश किया | वहाँ इन्होंने नोगॉव, अजय- 
गढ़, देवगाँव, गुढ़ा, चरखारी आदि में भयंकर युद्ध करने के उपरांत रीवाँ की ओर प्रस्थान किया | 
तदुपरान्त कालिंजर का घेरा डाला (१८०० ई०)। अलीबह्ादुर की मृत्यु हो जाने पर १८०२ ईं० 
में उसके पुत्र शमशेरबद्दाहुर का साथ छोड़कर हिम्मतबद्दादुर अगरेजों से जा मिला | 


(० हिंदी वीरकाब्य 


इसकी सद्दायता से कनेल पॉवेल ने कनवारा तथा कुवसा के युद्धों में शमशेरबह्दादुर को 
एजित किया (सितंबर, १८०३ ६०)। इसने मराठों के विरुद्ध अगरेज्ञों की जो सहायता की उससे 
सन्न होकर उन्होंने इसे बुन्देलखंड का एक भरू-साग--यमुना निकटठस्थ एक भू-खशण्ड, कालपी, 
उकन्दरा (कानपुर ज़िले में) आदि जागीर में दिये जिसकी वार्षिक आय लगभग २२ लाख 
'पये थी । 

इसके कुछ समय के उपरान्त सत्तर वर्ष की अवस्था में जनवरी, १८०४ ई० में बाँदा 
नेकटस्थ कनवारा नामक स्थान पर हिम्मतबह्नादुर की मुत्यु हो गई |" 

उपयु क्त विवरण से स्पष्ट है कि वह अपने समय का एक अनुभवी सेनापति, चतुर कूट- 
नीतिश, लोभी, स्वार्थी तथा शक्तिशाली व्यक्ति था, जिससे सभी उसकी ओर से सावधान रहने का 
प्रयत्न किया करते थे। 

उमरावगिरि--उमरावगिरि के समकालीन 'आ्रासफ़ठद्दौलाहकार! तथा अर्वांचीन लेखक 
“टरविन' दोनों के मतानुसार यह हिम्मतवहादुर के कनिष्ट श्राता ये | सरकार ने इन्हें उनका ज्येष्ठ 
भाई माना है। अपने भाई के समान यह भी चार सहस्त रुपये (संभवतः वार्षिक) पर शुजाउद्दौलाह 
की सेवा में नौकर थे। इनके सेनापतित्व में दो सहख अश्व रहा करते ये । कहा जाता है कि वह 
शुजाउद्दौलाह की एक प्रेयसी नत्तकी को लेकर चले गये और फ्र खाबाद के अहमदशाद बंगश 
कीं सेवा में जाकर रहने लगे । इस पर असंतुष्ट होकर शुजाउद्दौलाह ने फूर खाबाद पर आक्रमण 
कर दिया । नजीब खाँ की मध्यस्थता से दों में संधि हो गई । फरु खाबाद से निर्वासित होकर 
उमरावगिरि आगरे की ओर चला गया (१७६३ ई०)। कुछ समय के पश्चात्‌ वह फिर अवध को 
लौट गया । 

२६ जनवरी, १७७४ ६० में शुजाउद्दौला की मत्यु हो गई। उमरावगिरि शोक विहल 
होकर रात-दिन उसकी क्त्र के पास पड़ा रहने लगा | यद्द समाचार मिलने १९ आसफ्‌ उद्दौलाह ने 
इसे अपने पास बुला-लिया ) कालान्तर में यह अवध को छोड़कर नजफ्‌ खा की सेवा में चला 
गया (१७७७ ६०)। 

ईसके अनन्तर यह अपनी पारिवारिक जागीर की देख-रेख करने लगा। अनुकूल अवसर 


१ शुज्ञाउदोलाह, सा० २, ४० २३१-६, २७३१-६३; आसफ़डद्ौलाह, ०० 
५-६, १७; पशियन करसपाँडस, भा० ४, पन्न सं० १६६३; वही, भा० ६, पश्च सं० ४६३; 
वही, भा० ७, पत्र सं० ४१ (पाद-टिप्पणी &, ए० १७), ३१६ ([), ४८७, ३०, 
१९५६, १६४४, १८२६; पूना रेज्ञीडंसी करसपॉडेस, सा० १, पन्न सं० ७, ८, १०, ११, १६, २८, 
२६, शेर, रे३े, २३; ४०, ४१, ४६, ६०, ६६, ६८, १४०, १४३, १४६, १९०, ३९६८, २१० 
२१६, २२०, २२१, २२८, २३४, २९२, २५३, २९५, २६६, २७८; फ्रॉल श्रॉव_ दी मुगल 
इम्पायर, भा० ३, ए०१२३ १२७०८, १६५-६, १६३१, १७२, २०८-८, २१०, २३२, २४९, २५३- 
६०, २७२, २७२-७, २७६, २३६१-२, २६६, ३०१-२, ३०७, ३१३०६, ३३४९, ३४३१, ३२४६, ४२७, 
४३७-३४१, ४६१, ४९४७; हिस्ट्री ऑँव_ दी बुन्देलाज़, प्ृ० ११३६-२६, १२८; इस्पीरियल ग़जेटियर, 
'मा० १४, ष० ३१८ (कालपी);डिस्ट्रिक्ट ग़ज़ेटियर, जालौन,_ ० १३०, वही, मांसी; एू० २७०, 
वही, कानपुर, एृ० २०३; ऐचिसनः ट्रीटीज़, इंगेजमेंट्स आदि भा० २] खुं० २, जू० ४७ ४३ 


हिम्मतबहादुर-विरुदावली की ऐतिहासिकता ३४१ 


पाकर वह अपनी जागीर में स्थित सिंधिया के थानों पर आक्रमण करने लगा। यही नहीं, 
सिन्धिया द्वास इसकी जागीर पर अधिकार करने के लिए भेजे गये केशवपन्त (क्री ईसने 
हत्या तक कर डाली और फ़ीरोज्ञाबाद पर श्रपना अधिकार कर लिया (१७८६ ई०)। इसके 
पश्चात्‌ उसने अतरौली, छर्रा, ममौरी, आदि के मराठा अधिकारियों को निकालकर भगा दिया, 
उसने अंभाजी की सेना को मार भगाया और उसकी बन्दूकें छीन लीं | देवजी गोले की अध्यक्षता में 
आती हुईं मराठा सेना का समाचार जानकर वह कासगंज की ओर भाग गया (१७८६ ई०का अन्त) | 

वहाँ से उमरावगिरि नवाब-अवध की सीमा में रुहेलखंड में चला गया । वहाँ वह लगभग 
एक वर्ष पर्यन्त शान्तिपूवंक काल-यापन करता रहा | लालसोत में सिंधिया के पराजित हो “जाने पर 
(अगस्त, १७८७ ई०) उसने पुनः मराठों को तंग करना आरम्भ कर दिया । इससे अप्रसन्न होकर 
नवाब-अवध ने इसे अपनी सीमा से निर्वांसित करने की घोषणा की (सितम्बर, १७८७७ ई०) | इस 
मास में उसने फ़ीरोज़ाबाद का घेरा डाला और भाऊ बख्शी की विस्तृत सीमा पर अधिकार कर 
लिया । वह इसी प्रकार इधर उधर लूटमार करता रहा । अन्त में वह ७ अप्रैल, १७८८ ई० को 
पकड़ा गया। सिंधिया ने उसका उचित आदर सत्कार किया। १८ मई, १७८८ ई० को अवसर 
पाकर वह सिंधिया के कारागार से मृक्त होकर भांग गया। 

कुछ समयोपरान्त उमरावगिरि ने नवाब-अवध के विरुद्ध एक भयंकर षड़यन्त्र रचा, जिसके 
कारण नवाब ने इसे कठोर काराबास का दंड दिया। उसे दीघे काल तक कारागार भोगना पड़ा 
यहाँ तक कि वह १८०३ ई० के लगभग भी बन्दीं जीवन व्यतीत कर रहा था।"* 

सबसुखराय -इनका अधिक विवरण ज्ञात नहीं है। केवल इतनां ही विदित है कि यह 
हिम्मतबहंदुर के एक प्रमुख सेनापति तथा कोषाध्यक्ष थे ।* 

अजेनर्सिह नोने--कद्दा जाता है कि अजु नसिंह का जन्म बाँदा प्रान्तान्तर्गत कुल-पहाड़ 
निकटस्थ कुँवरपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता जैतपुर के एक जागीरदार थे। वयस्क 
होने पर इन्होंने बाँदा के राजा गुमानसिंद की सेना में नौकरी कर ली और श्रूपनी वीरता के कारण 
अल्पकाल ही में वे प्रमख सेनापति बन गए । इन्होंने पद्माकार से दीक्षा ली थी। 

दिसम्बर, १७६२ ई० में जब हिम्मतबहादुर ने हिन्दूपति पर आक्रमण किया था, उस समय 
अजु नसिंह भी उक्त युद्ध में सम्मिलित हुए थे । यह युद्ध तेंद्‌वरी नामक स्थान पर लड़ा गया था | 

गुमानसिंह की मृत्यु के उपरान्त अल्यवयस्क बख्वसिंह बाँदा की गद्दी पर बैठे। सरकार ३ 


१ झासफ़डदौलाह, ए० ६, १७, २०, २२, ३०, जरनल झआँव. एशियाटिक, 
सोसायटी ऑचू बंगाल, संख्या >,५७][], १४७६ इं०, पू० १३७ (पाद-टिप्पणी सहित), 
१४०, १४२; फ्रॉल आऑँवब्‌ दी सुऱाल इम्पायर, भा० दे, ए० ३११२-१३, ६३३७-३2, 
४१६, ४४९; शुजाउद्दोलाह, भा० १) ए० १७, ८०, १४४७, १६८; वही, भा० २, 
पु० २६२, ३३४७, ३४०; पूना रेज़ीडेंसी करसपाँडंस, भा० १, पत्र संख्य २६, ३२, ३१, १४०, 
१४३-४, १४६-७, १९६-८, १६७, १७३ ६, २२१,२२८१ पशियन करसपॉडेंस, भा०७, पत्र संख्या 
४८७, ६३०, १९१५६, १७८७, १८२३; एचिसन, ट्रीटीज़, इं गेज्मेंट्स आदि, भा०९, खं०२, पु०४७ 
२ हिस्ट्री ऑव दी बुन्देलाज़, ४० १२२; हिम्मतबहादुर-विरुदावली, (पाद-टिप्पणी), पु० २४ 
3 फ़ॉल आँव्‌ दी मुग़ल इस्पायर, भा० द, धु० ३२१ 


३४२ दि दी वीरकाव्य 


ने बाँदा के उस शासक का नाम मधुकरशाह माना है। अजु नसिंह बाँदा के उस अल्पायु शासक 
के संरज्ञक तथा शासक नियुक्त हुए ( १७७८ ६० )। उसने चरखारी के खुमानसिंद् को 
पौधा” पर पराजित किया । वह फिर विशाल सेना लेकर आ उपस्थित हुए। पंडौरी पर घोर संग्राम 
हुआ जिसमें खुमानसिंह खेत रहे (अमल, १७८४ ३०) । 
जब पन्ना में उत्तराधिकार युद्ध आरंभ हुआ तो अजु नसिंह ने सरनेतर्सिह (अथवा सर- 
मेदसिंह)का पक्ष लेकर पन्‍ना की सेना को गख्यौरी पर पराजित किया ओर पन्‍ना का अधिकांश 
भाग बाँदा में मिलाकर स्वयं शासन करने लगे (१७८४ ६०) | इसके कुछ समय के उपरांत इन्हें 
पुन; पन्‍ना की सेना से चछौरी (000८७, ४77८८७) नामक स्थान पर युद्ध करना पड़ा जिसमें 
दोनों पक्नों को भयझ्डर हानि उठानी पड़ी । 
अजु नसिंह का अन्तिम युद्ध हिम्मतबहादुर के साथ हुआ था जिसका वर्णन पद्माकर ने 
अपने अँथ में 2.3 न्‍ 
त्रसाल बुन्देला 
४209 अनिश्चि पात्र 
नीचे लिखे हुए, पात्रों के संबंध में विशेष विवरण उपलब्ध नहीं हैं :-- 
हिन्दू-पात्न--उत्तमगिरि, गंगागिरि, दिलावरजंग, राजगिरि, जगतूबहाढुर, सरझुपगिरि, सुंदर- 
गिरि। कहा जाता है कि ये सभी व्यक्ति हिम्मतबह्दादुर के भतीजे थे ।* 
सानघाता--यह सबसुखराय के पुत्र बतलाए जाते हैं।* 
नरिंदर्सिह् पमार, जगतसिंह पमार, हिन्दूपति पमार, बहादुरसिंह, कंसराज, उमरावसिंह सेंगर, 
बुद्धसिंह सेंगर, दिलीपतिंद गौर; निवाजसिंह गौर, दुजनसिह गौर, उत्तम्तिंद गौर, नवलसिंह 
(गुलौलीवाले), निधानसिंह पड़िद्दार, दीवान दूलहसिंह, दीवान खुमानसिंह, दीरालाल, सझुपसिंह 
ज्योतिषी । 
मुसलमान-पान्न--मेवात के नवाब जुलफिकार । 
हे युद्ध-बणन 
पदुमाकर ने प्रस्तुत मँथ में हिम्मतबहाढुर द्वारा किए. गए तीन युद्धों का उल्लेख किया है। 
उन्ही तीनों युद्धों की ऐतिहासिकता पर नीचे क्रशशः विचार किया जा रहा है :-- 
प्रथम युढ--पद्माकर ने लिखा है कि हिम्मतबहादुर ने “गूजर गलीम (ग़नीम 5 शत्रु) 
को जीता |?" इससे लाला मगवानदीन ने अनुमान लगाया है “कि हिम्मतबद्ाहुर ने किसी 
समय गूजर-देश श्रर्थात्‌ गुजरात पर भी चढ़ाई की थी (१६ परन्तु हिम्मतबद्बादुर संबंधी प्रास विव- 


१ फ्रॉल ऑव दी सुग़ल इस्पायर, सा० हे, ४० दे१४-९ ४; हिस्ट्री ऑँव दी 
बन्देलाज़, पु० १०६, ११३२-४; हिस्‍्मतबहादुर-विरुदावाली, भूमिका ४० २४-हेई; एशियाटिक 
एनुअल रजिस्टर, १८०३ दई०, अध्याय-विविध (.75९९]३7९०७७) ४० *६८-६२; बुन्देलखंड का 
संक्षिप्त इतिहास, ए० २३५, २९७, २६४, २६८ * देखिए द्वितीय खं०, अध्याय ९, ४० २६६ 
'हिम्मतबहादुर-विरुदावली, भुमिका, ४० २८ तथा २६ के मध्य का दंशबृत्त; वही, पादु-टिप्पणियाँ, 


“रहकर २३, ३२ * वही, पादुटिप्पणी, ४०२४ + वही, छू १६, ६० ४ ६ वही, 


हिम्मतबहादुर-विरुदावली की ऐ.तिहासिकता ३४३ 


रण से यह नहीं विदित होता है कि उसने कभी भी गुजरात पर श्राक्रमण किया था। वत्तमान 
परिस्थितियों में' “गूजर” से गुजरात का अर्थ लेना कोरा अनुमान ही है । हो सकता है कि बुन्देल- 
खंड के किसी भू-भाग अथवा अन्यत्र किसी प्रदेश पर गूजर-बंश का कोई शासक उस समय राज्य 
करता हो जिसको हिम्मतबद्मादुर ने पराजित किया हो। कुछ भी हो, इस युद्ध के विषय में वर्तमान 
सामग्री के आधार पर कोई भी निश्चयात्मक निणंय करना कठिन है। 

द्वितीय युद्ध -पद्माकर द्वारा वर्णित उसका दूसरा युद्ध दतिया के शासक के विरुद्ध था 
जहाँ से उसने मनमानी चौथ ली। इंस युद्ध का विस्तृत विवरण अप्राप्य है। केवल इतना ही 
ज्ञात है कि उस समय दतिया में राजा रामचन्द्र राज्य करते थे। हिम्मतबहादुर ने उन्हें गद्दी से 
हटाकर कर उगाहा था।* 

तृतीय युदु--/दतिया-युद्ध के उपरांत हिम्मतबह्ादुर ने छत्रसाल के देश में प्रविष्ट होकर 
वहाँ के निर्भीक सन; अजु नसिंह पर आक्रमण किया ।”रे 

पद्माकर के छत्रसाल के देश कहने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि बाँदा और 
अजयगढ़ उस समय छुत्रसाल के वंशजों के आधीन थे | उन्होंने अजु नसिह को वहाँ का शासक 
माना है। पर, वह वास्तव में शासक नहीं था, वरन्‌ वहाँ के अल्पवयस्क्र राजा का संरक्षक ओर 
प्रमुख सेनापति था | संभवतः इसी से कवि ने उन्हें शासक मान लिया है। 

पद्माकर का विचार है कि अजुनतिंद किसी से डरता नहीं था। इती से कोय करके हिम्मत- 
बहादुर ने आक्रमण किया था | पर इतिहास से विदित होता है कि बात ऐसी नहीं थी। वास्तब में 
बुन्देलखंड के शासकों के पारस्परिक युद्धों के कारण उस प्रदेश की जीणं-शीण दशा हो गई थी। 
नोने अजु नसिंह ने पन्‍ना राज्य का अधिकांश भाग बांदा में सम्मिलित कर लिया था । बुन्देलखंड 
की ऐसी दयनीय दशा से लाभ उठाने के उद्देश्य से नाना फ़दनबीस ने अली वह्दुर को सिंधिया 
के डेरे में भेज दिया था, कि वह अवसर पाकर बुन्देलखंड को अधिकृत कर ले. | 

इसी उदद श्य की पूर्ति की लालता से हिम्मतबहादुर तथा अली बहादुर की संयुक्त सेना ने 
बुन्देलखंड में प्रवेश किया (१७८६ ई० अथवा १७६० ई०) | नोने अज्ञु नसिंद ने इनकी आधी- 
नता अस्वीकार की | अतः नयागाँव (नोगाँव) ओर अजयगढ़ के मध्य मयड्डर युद्ध हुआ । जिसमें 
अजु नरसिंह मारे गए.। उनका सिर काटकर अली बहादुर को भेँठ किया गया ।३ 

पद्माकर का कथन है हिस्मतबह्ादुर ने स्वयं अजु नसिंह का तिर काटा था।* पर लाला 
भगवानदीन की धारणा है के वे अपने वंश के किसी व्यक्ति, जो हिम्मतबद्दादुर की श्रोर से लड़ 
रहा था, के द्वाथ से मारे गए ।" कुछ भी हो वे इस युद्ध में वीरतापूवक लड़ते हुए मारे गए थे, 
यह निश्चित है। ह 





१ वही, छुं० १६, ए० ४; बुंदेलखंड का संत्तित इतिहास, ४० २५७. हिस्मतबहादुर- 
वहदावली, छुं०१६-८, पु० ४ + हिस्ट्री आँव्‌ दी बुंदेलाज़, पु० ११६, ३२१३; बंदेखखंड का संच्िप्त 
इंतिहास, ए० २७३-४; एशियाटिक एनुअल रजिस्टर, १८०६ ई०, विविध (१(802!]997९075) 
पृू०१०-३ ४ दिस्मत बहादुर-विरुदावलो, छे०, २०७, ४० ४रे वही, भूमिझा, ए० २४-६४ 


रे४डड हिंदी वोरकाव्य 


इस प्रकार हिम्मतबहादुर-विरुदावली के ऐतिहासिक विवेचन से स्पष्ट है कि यह बड़े 
महत्त्व की कृति है। इसमें हिम्मतबहादुर का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्शन है, पर घटना ऐतिहासिक 
विवरण पर अवलंबित है| कवि ने अजु नसिंह का भी सच्चा एवं तथ्यपूर्ण वृत्त दिया है । उक्त युद्ध 
की तिथि, सम्मिलित होनेवाले पात्रों, युद्ध-विवरण आदि की दृष्टि से यह संक्षिप्त काब्य दृतिहास 
का एक अत्यन्त महच्वशाली ग्रंथ है । 


अध्याय ११ 
हम्मीररासो की ऐतिहासिकता 


आगे के पृष्ठों में हम्मीररासो में वश्णित तिथियों, राजपूत-अ्रग्निकुलोत्पत्ति, पात्रों, हम्मीर 
और अलाउद्दीन की शत्नता के कारणों, रणथम्भौर पर आक्रमण, युद्ध-वर्णन, हम्मीर के मंत्रियों 
द्वारा विश्वासघात, मुसलमानों द्वारा रणथम्भौर-विजय, राव हम्मीर, मीर महिमा आदि की सत्य, 
अलाउद्दीन का रामेश्वर में जाकर प्राण-विसजन करना, चन्द्रकला-उत्य, राव हम्मीर और अला- 
उद्दीन की सेनाओं की संख्या आदि पर विचार किया जा रहा है। 

तिथियाँ 

जोधराज ने ऐतिहासिक घटनाओं सम्बन्धी निम्नलिखित तिथियों का उल्लेख किया है 

(अ) रणथम्मोर-संस्थापन-तिथि > सं» १११० वि० बैशाख सुदी अक्षय तृतीया, 
शनिवार।" 

(आ) पद्म-ऋषि-मरण-तिथि --सं० ११४० वि०, माघ शुक्ल १२, सोमवार ।* 

(३) हम्मीर की जन्म-तिथि ८ सं० ११४१ विं०, कातिक शुक्ल १२, रविवार ।र 

(ई) अलाउद्दीन की जन्म-तिथि>+कवि ने हम्मीर और अलाउद्दीन की जन्म-तिथि एक 
ही मानी है [९ 

(ड) रणथम्भौर पर आक्रमण को तिथि >सं० ११३१८ वि« चैत्र द्वितीया अथवा ११८८ 
वि०, चैत्र तृतीया ।* 

(ऊ) युद्ध-समाप्ति-तिथि#-- यु आरम्म होने की तिथि से चौदह वर्षोपरान्त, अर्थात्‌ 
११४२ अथवा १२०२ वि* चेत्र द्वितीया ।* 

(ए) हम्मीर-मरण-तिथि "इस कवि ने युद्ध-समासि-तिथि ही राव हस्मीर की मरण- 
तिथि मानी है ।* 

(ऐ) अलाउद्दीन की मृत्यु तिथि>जोधराज ने रणथम्मोर-विजय, हम्मीर-मरण तथा 
अलाउद्दीन की मृत्यु एक ही समय में हुई मानी है | 

(झो) छाइगढ़-पराजय और रणु--- 


#टिप्वणी १ कवि ने छु० १०४, ए० ३०१ में १२ वर्ष पर्येन्त युद्ध होते रहने का उल्लेख 
किया है। यह भो उसकी अज्ञानता का ्योतक है । 

* हम्मीररासो, छु० ८६, ए० १७; वार्ता, ए० $८ * वही, छुं० १६५४-७१; वात्तिक, 
पृ० रे३-४ “वही, छुं० १७२-८१; ए० ३५-६३; वचनिका, एू० ३७-८ “वही, छुं० वही, ४० वही 
+ वही, छु० ३७२ (पादु-दिप्पणी ष्ट सहित), पूृ० छ्द. बही, छुं० ४२८-६, ए० ८७; छुं० प्प७, 
पू० ११६; क्वनिका, ए० १म्झूे * देखिए ऊपर (ऊ); वचनिका, ए० $८९-६ ५ देखिए ऊपर 
(ऊ); छु० ६१३०४, पए० १८९६; छुं० ६६५, पू० १८७ 

४ 


हिंदी वीरकॉब्य 


घीर-मृत्यु-तिथि -- यद्धारम्भ होने के पाँच वर्ष के पश्चात्‌ श्र्थात्‌ ११४३ वि०, चैत्र शुक्ल 
६, शनिवार ।' हु 


उपयुक्त तिथियों की प्रामाणिकता पर नीचे विचार किया जा रहा है। 
(अ) रणथम्भौर--संस्थापन-तिथि :-- 


स० १११० वि० बैशाख सुदी अक्षय ठृतीया, शनिवार (अप्रेल, १०४३ ई०) 


वैशाख श्रमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल रे गप्रेल २०.८६ 
३ तिथियों का समस्त व्याप्ति काल २+-१ २.६५ 
६ २३,८८४ 


ऋशुक्रार २४ जनवरी, १०४३ ई० । 

अतः गणना से ठिद्ध होता है कि कवि द्वारा दी हुई उक्त तिथि अशुद्ध है । 

हम्मीर महाकाव्य* के अनुसार स० १३३६ वि० (१२८२ ई०) में और प्रबन्ध-कोष * के 
श्रन्त की वंशावली के श्रनुतार १३४२ वि० (१२८५ ई०) में हृम्मीर सिंहासनारूढ़ हुए। अ्तएव 
उनके पिता जैत्रसिह का सं० १११० वि० (१९५४३ ६०) में बत्तमान होकर रणथम्भौर की नीव 
डालना जोधराज के मस्तिष्क की कल्पना है। " 

रणथम्भौर का प्राचीन इतिहास अभी तक श्रन्धकार के गत्ते में निहित है। कहा जाता है 
कि १२वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने याद्‌वों से यह दुग छीना था ।* इससे भी यद्द सिद्ध 
होता है कि जैत्रसिंह से बहुत पहले ही यह दुगग संस्थापित दो चुका था । 


(झा) पद्म-ऋषि-मरण-तिथि 

सं० ११४० वि०, माघ शुक्त १९, सोमवार 
भाध अमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल ४ जनवरी १०५४१ 
१२ तिथियों का समस्त व्याप्ति काल ११--१ ११,८१५ 


श्छ्‌ २२,३२ 
“सोमवार २२ जनवरी, १०८४४ ई०। 


गणना के अनुसार उक्त तिथि ठीक है, पर पदूम ऋषि को ऐतिहासिक व्यक्ति मानने के 
लिए कोई सामझ्री प्राप्त नहीं है । वह पौराणिक अथवा काल्‍्पनिक पात्र प्रतीत होते हैं, अतएव उक्त 
तिथि का कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इस तिथि के आधार पर उन्हें जेत्नसिह अथवा हम्मीर का 
समकालीन भी नहीं साना जा सकता । 


(६) हस्मीर की जन्म-तिथि 


१ हम्मीररासो, छुं० €५०४, ए० १०१; छुं० ४८७, ए० ५१६ + हस्मीर मह्दाकाब्य, 


सर्ग ८, श्लोक ५६ रें राजपूताने का इतिहास, भा० १, घू० २२८ ४* दी इम्पीरियल गज़ेटियर 
आँत्‌ इंडिया, भा० २१, पू० २३४ 


हम्मीररासों की ऐतिहासिकता ३२४७ 
सं० ११४१ वि०, कात्तिक शुक्र १५, रविवार 





कात्तिक अमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल ४ अक्टूबर २.२६ 
१२ तिथियों का समस्त व्याति काल ११+१ _११.८१ 
श्द्‌ १४,६१० 
“सोमवार, १४ अक्टूबर, १०८४ ई० | 
यह तिथि भी अशुद्ध है | 


अलाउद्दीन ने १३०० ई० में रणथम्भौर पर आक्रमण किया था। उस समय हम्मीर की आयु 
र८ वर्ष की थी।' इसके अनुसार हम्मीर १२७१ ई० में उत्पन्न हुआ होगा। यह कथन भी रासो 
की उक्त तिथि की निस्सारता सिद्ध करता है। 

(ई) अलाउद्दीन की जन्म तिथि--जोधराज ने हम्मीर और अलाउद्दीन कीं जन्म-तिथि एक 
ही मानी है । इसके अनुसार ११४१ वि० कात्तिक शुक्ला १२ रविवार अक्टूबर, १०८८६० को 
अलाउद्दीन ने जन्म लिया। यह-तिथि भी निरथैक है। 

अलाउद्दीन के समकालीन किसी भी इतिहास लेखक ने उसकी जन्म तिथि का उल्लेख 
नहीं किया है| पर १७वीं शताब्दी के आरंभ में हाजीउदवीर ने लिखा है कि १-- 

“सन्‌ १३००-०१ ई० में रणथंभौर की विजय के पश्चात्‌ वह (अलाउद्दीन) श्रमिमानी 
तथा विलार्सी हो गया । उस समय उसकी अवस्था ३४ वर्ष की थी |””* यदि इस कथन को सत्य 
माने! तो अलाउद्दीन का जन्म ११६७ ई० में हुआ होगा । इतिहास से स्पष्ट है कि अलाउद्दीन का 
शासन-काल १२६६ से १३१६ ई० तक था | इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि कवि जोधराज द्वारा 
दी हुईं अलाउद्दीन की जन्म-तिथि एकदम काल्पनिक है। 

(उ) रणथंभौर पर आक्रमण की तिथि : -- 

सं० ११३८ वि०, चैत्र, द्वितीया (माच १०८९ ई०) 
अथवा हे 
सं० ११८८ वि०, चैत्र द्वितीया (मा, ११३१ ई०) 

जोघराज ने इस तिथि के साथ दिवस एवं पक्ष का उल्लेख नहीं किया है, ग्रतः गणना 
द्वारा इसकी जाँच नहीं की जा सकती । हम्मीर महाकाव्य, 3 राजपूताने का इतिहास,” केम्ब्रिज 
हिस्ट्री ऑव_ इंडिया,” अलाउद्दीन मुहम्मद खिलज्ञी,' आदि के अनुसार चुलतान अलाउद्दौन ने 
१३००-०१ ई० में रणथंभौर पर आक्रमण किया था। अतएव जोघराज द्वारा दी हुई उक्त तिथि 
एकदम निराधार है। 

(ऊ) युद-समाप्ति-तिथि--अ्रलाउद्दीन के आक्रमण के अवसर पर इहम्मीर ने पूजा द्वारा 
महादेव जी को प्रसन्न करके चौदद वर्ष के उपरान्त आषाड़ सुदी पुष्प (नक्षत्र) को शाका पूर्ण होने 
का वरदान प्राप्त किया ।* 


) अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, ए० ६८ "५ वही, ए० २ > सर्ग १३, श्लो० 
38६. * सा० ३) ए० २२७ “" तृ० भा०, ए० ६६६ ६ घु० ७७, १३ * हस्मीररासो, छुं० 
घरेमू-<, ४० ८७ 


(४प्प दिदी वीरकाव्य 


ऊपर विचार किया जा चुका है कि जोधराज ने रणथम्भौर पर आक्रमण की तिथि ११३८ 
वि०, चैत्र द्वितीया (मार्च, १०८१ ६०) अथवा (मार्च ११३१ ई०) मानी है। इस अकार कबि के 
मतानुसार युद्ध १४ वर्ष पर््यन्त होता रहा ओर आषाढ़, सम्बत्‌ ११४२ वि० (जून १०६५ ई०) 
अथवा आषाद १२०२ वि० (जून ११४५ ६०) में समासत हुआ । 

इस सम्बन्ध में श्रमीर खुसरो ने 'तारीख्त-इ-अ्लाई” में लिखा है कि “रज्जब से ज़िल्क्ाद 
महदीने तक (वि० सं० १३५८ के चैत्र से श्रावण 5ई० सन्‌ १३०१; सा्च से जुलाई तक) सुलतान 
की सेना क्रिले के नीचे डयी रही ।... ...दम्मीरदेव ने... ...शाही फ़ोज पर श्राक्रमण कर वीरगति 
प्रात्त की । यह घटना हि० स० ७०० के ज़िल्क़ाद (वि० सं० १३४८ भावण शुक्ला ६७-६० सँ० 

१३०१, जुलाई ११) की है |”? 
इस विवरण से रणथम्भौर के घेरे की अवधि छु मास ठहरती है, न कि चौदह वर्ष । 
ज़ियाउद्दीन बरनी ने इस युद्ध का समय एक वष माना है। बरनी द्वारा दी हुईं तिथियाँ 
ग्राय४ भ्रमात्मक हैं ।* 
अमीर खुपरो ने अशीक़ा देवलरानी व खिज्र खाँ?3 नामक काव्य में लिखा है :-- 
एक महीने के घोर युद्ध के पश्चात्‌ अलाउद्दीन ने दुर्ग पर अधिकार करके उलग़ 
खाँ को वहाँ का सूबेदार बनाया | 

सम्मवतः इसका तापये सुलतान के वहाँ पहुँचने के एक मास उपरांत से होगा ।”४ 

तारीख-फ़रिश्ता/* के अनुसार “हि० स० ६६६ (वि० सं० १३५७--ई० सन्‌ १३००) 
में अ्लाउद्दीन ने अपने माई उलग़ खाँ और नुसरत खाँ को रणथंभोर पर आक्रमण करने को भेजा | 
एक वर्ष तक लड़ते रहने पर भी जब मुसलमानों को बिजय की कुछ मी आशा नहीं दिखाई दी, 
तब रेत से भरे हुए, बोरों को नीचे ऊपर रखवाकर दुग पर चढ़कर मुसलमानों ने अधिकार कर 
लिया १) * 

कं उपयुक्त व्विवेचन से स्पष्ट है कि रणथंभोर का युद्ध छः मास अथवा एक वर्ष तक हुआ 
था, न कि चौदह वर्ष तक जैसी कि जोधराज को कल्पना है। इसके अतिरिक्त उसके द्वारा दिया 
हुआ संवत्‌ भी अशुद्ध है। 

(ए) हम्मीर की मरण-तिथि--ऊपर युद्ध-समासि की जो तिथि दी गई है वह्ढी तिथि हम्मीर- 
निधन की भी कवि द्वारा मानी गई है। कावि कथित इस तिथि की निस्सारता ऊपर सिद्ध की जा 
चुकी है। फ़ारसी इतिहासों के आधार पर ११ जुलाई, १३०१ ई० को इहस्मीर की मृत्यु हुईं थी | 

(ऐ) अज्लाउद्दीन की मृत्यु तिथि-- जोधराज ने हम्मीर ओर अलाउद्दीन की मृत्यु एक दी 
दिन मानी है, पर इतिहास में इसके विपरीत प्रमाण मिलते हैं। केम्ब्रिज हिस्ट्री श्रॉव_इंडिया* में 
अलाउद्दीन की मृत्यु-की तिथि २ जनवरी, १३१६ ई० दी है। डा० किशोरीशरणलाल* ने उसका 


हम्मीररासो की ऐतिहासिकता ३४६ 


मरण-काल सन्‌ ७१५ हि०, शब्बाल ७ (६ जनवरी, १३१६ ई०) माना है भ्रीयुत ओमा जी" के 
मतानुसार अलाउद्दीन ता० ६ शब्बाल, ७१६ हि० (१३७३ वि०, पौष सुदी ७-- १३१६ ई०, २२ 


दिसंबर) को मरा । । 
उपयुक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि १३०१ ई० में रणथंभौर-विजय होने पर राव हम्मीर बीर- 


गति कोश्ास हुए और उसके पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ अलाउद्दीन मरा। श्रतः कवि जोधराज का उसकी 
मृत्यु-तिथि संबंधी कथन कोरी कल्पना पर निभर है। 

(झो) छाड़्गढ़-विजय और रणधीर की झुत्यु-तिथि--जोघराज ने, पाँच वर्ष पर्य्यन्त छाड़- 
गढ़ का घेरा पड़ा रहने के उपरांत उस पर अलाउद्दीन के अधिकार हो जाने का, उल्लेख किया 
है। इस दृष्टि से इस घटना की तिथि ११४३ विं०, चैत्र छु० & शनिवार आती है। 

चैत्र अमाचन्द्र का मध्यन्य समाप्ति काल रे मार्च १७.८४ 

६ तिथियों का समस्त व्याप्िति काल. ८+१ प्.८६ 


[० कु ई र्‌ गक 
+ बृहस्पतिवार, २६ माच, १०८६ दू० 


उक्त तिथि गणना से अशुद्ध सिद्ध होती है। इसके श्रतिरिक्त, जब रणथंभौर, इुर्ग पर 
केवल छः मास अथबा एक वर्ष तक युद्ध हुआ तो छाड़गढ़ में पाँच वर्ष तक रण होते रहने 
की धारणा कवि की मनगढ़न्त बात है। अतएव छाड़गढ़-बिजय ओर रणधीर मरण-तिथि 
एकदम निराधार हैं। 

जोधराज ने घटनावलियों की तिथियों का वास्तविक ध्यान नहीं रक्खा है। प्रत्येक घटना 
के घटित होने से बहुत पहले ही उन्होंने उसके होने की कल्पना कर ली है। यह बात निम्नलिखित 
तुलनात्मक तिथि-पन्न से भी स्पष्ट हो जाती है :-- 


जा ्रज में दी जोधराज द्वारा ४ 
हुईं तिथि दी हुई तिथि अतर े विवरण 


ह | 
रणथम्भौर - १२१८२ ई० १०४३ ईं० | २२३ वर्ष इस तिथि को हम्मीर का 








५ 


संख्या घचदना 














स्थापना राज्यामिषेक हुआ था। झतः 
लगभग २२६ वर्ष पूर्व जैन्न- 





सिंह का वर्तमान होना और 
। रणथंभोर की नीव डालना 
का की निराधार कल्पना 
। 
२ | हम्मीर-जन्म॑ १२७१ ई० | १०८७ ई० | $झ० वर्ष | & 


३ | अलाउद्दीन- १२६७ ई० १०८७४ ई० | १८३ वर्ष 


«५ जन्म 
४ | रणथंभोर पर। १३००- १०८३ ई० | २१६ वर्ष 
आक्रमण | १३३०१ इई० अथवा अथवा 


89. 39? ११३१ ईं० १६६ वर्ष 
९ राज़पूताने का इतिदास, भा५ २, ए० ४३६ 


(५६० हिंदी वीरकाब्य 











ध््म- इतिहास में दी | जोधराज द्वारा । ह 
ख्या।. | हुईतिथि |दीहुईतिथि | विवरण 
८ | युद्ध-समाप्ति। १३०१ द० १०४४७ है० | २०६ दे 
अथवा अथवा 

हे ११४६ ईं० | ११६ वर्ष 

९ | झलाउद्दीन | १३१६ हं० १०९६९ ईं० | २२१ चर्ष 
की रूत्यु |. अथवा अथवा 
जे ११४६ हैं? | १७१ वर्ष 


ऊपर के संक्षिप्त विवेचन के पश्चात्‌ यही सार निकलता है कि कवि ने संवत्‌ और तिथि 
॥ प्रयोग करने में वास्तविकता का ध्यान नहीं रकखा है। प्रत्येक घटना के घटित होने से सैकड़ों 
र्ष पूर्व के सन-संवर्तों को मानकर सनगढुत तिथियों का उसने प्रयोग कर दिया है। उसके द्वारा 
उपयुक्त घटनावली संबंधी सारी तिथियाँ पूर्णरूप से काल्पनिक और ऐतिहासिक प्रमाणों से रहित 
।। अतः उनका कोई भी ऐतिहासिक मूल्य नहीं है । 
अग्नि-कुल्ञोट्पत्ति 
जोधराज ने चौद्न, चालुक्य (सोलंकी), प्रतिहवार ओर प्रमार राजपू्तों की अप्नि-कुल से 
उत्पत्ति का उल्लेख किया है।” इनके इस कथन की वास्तविकता की परीक्षा नीचे की जा 
(ही है :-- 
५अ्रबृदगिरि पर वशिष्ठ जी के यश्-कुंड से चौहान, चालुक्य (सोलंकी) प्रतिह्वर और प्रमार 
पजपूततों के मूल पुरुषों की उत्पत्ति का उल्लेख हिन्दी के प्राप्य ग्रन्थों में सबं-प्रथम प्रथ्वीराजरासो 
में मिलता है| इसी अंथ का झ्राश्रय लेकर यह मत प्रचारित हुआ। प्ृथ्वीराजरासो? विद्वानों के 
लिए. अ्रभी तक एक समस्या बना हुआ है। श्री शरका जी के मतानुसार यह जाली ग्रंथ विक्रमी 
पंवत्‌ की सोलहवीं शताब्दी के पूर्व का रचना नहीं है।' इस भ्रन्थ के निर्माण से पूर्व उक्त क्षत्रिय 
वंश अ्रप्मि-कुल” नाम से विख्यात नहीं थे, जैसा कि नीचे के विवरण से स्पष्ट है :-- 
चौहान--प्रथ्वीराज चौहान के राज-कवि पंडित जयानक ने प्रथ्वीराज-विजय-महाकाव्य रे 
में अनेक स्थलों पर चौहानों को सूर्य-वंशी बतलाया है, यथा ४-- 
काकुत््थेमिषवाकुरघू च यदघत्पुराभवत्त्रि अवरंरघोः कुलम । 
कला वि प्राप्य सचाहमानतां प्ररूदतुर्य ६वरं बभूव तत्‌ ॥२||७१॥ 
५०० ००० ००० »०० ००० ००० ०«० ००० »«-भानो: प्रतापोन्नति । 
तन्वन्गोनत्र गुरोनिजेन नृपतेजशे खुतो जनन्‍्मना ॥७॥३०॥ 
सुतोष्य परगांगेयो निनयेस्थ रविसूनुना। 
उन्नति रवि वंशस्थ पृथ्वोराजेन-... पश्यता ॥८॥१४॥* 


) हम्मीररासो, छु॑० ४९-७०, घू० ६ १४ २ राजपूताने का इतिहास, भा० १, घू० ७२ 
१च्दी, ४० ५३; सारडा; पृथ्वीराज विज्ञय, घु० ७ 


, हम्मौररासो की ऐतिहासिकता ३५४६ 


अर्थात्‌ जिस प्राचीन रघु के श्रेष्ठ काकुत्त्थ कुल ने इच्चाकु और रघु को धारण किया 
अर्थात्‌ जो काकुत्स्थ कुल इच्चाकुइशऔर रघुकुल के नाम से प्राचीन काल में चला, वही कुल 
कलियुग में चाहमान को प्राप्त करके अपने चौथे प्रवर में आया अर्थात्‌ उसी का चौथा नाम 
कलियुग में चाहमान से उत्पन्न हुआ ॥२॥७१॥ 

«अपने वंश-गुरु सूर्य के प्रताप की उन्नति का विस्तार करते हुए राजा का पुत्र जन्मा | 
७४३५० $ 

इसका पुत्र भी दूसरे भीष्म के समान हुआ जिसने कि सूर्यपुत्र-पथ्वीराज के देखते-देखते 
सूर्यवंश को उन्नत किया | ८; ४४ + 

पृथ्वीराज के पूवज विग्रहराज (बीसलदेव चौथा) ने श्रजमेर में सरस्वती-मन्दिर की स्था- 
पना करके, स्वरचित “हरिकेलि नाटक” तथा अपने राजऊवि सोमेश्वर कृत ललित-विग्रहराज 
नाटक! को शिलाओं पर खुदुवाकर उसमें रखवाया था। वहाँ से प्राप्त एक बड़ी शिला पर किसी 
अजात कवि के बनाये हुए चौहानों के इतिहास के क्विसी काव्य का प्रारम्भिक अंश खुदा है। इसमें 
भी चौहानों को सूर्य-वंशी ही लिखा है ।”" 

हर्ष के शिलालेख में चाहमानों को गूयक का वंशधर माना है। इस शिलालेख से विदित 
होता है कि दसवीं शताब्दी ई० में चौहान अपने को सूर्य-वंशीय सानते थे । यथा ३--- 

“धतन्मुक्तयर्थ सुपागता रघुकुल भू चक्रवर्ती स्वयं |?” 

“अर्थात्‌ उसकी मुक्ति के लिए रघुवंशीय चक्रवर्ती राजा स्वयं आया |”? 

१४वीं शताब्दी की रचना हम्मीर-महाकाव्य में भी चौह्ानों को सूर्य-वशीय माना है ।?3 

उपयु क्त प्रमाणों से सिद्ध है कि संवत्‌८१३ वि०(७४६ ६०) से प्रथ्बीराजरासो की रचना के 
समय १६वीं शताब्दी (१४४३ ई०) तक चौहान अपने को अग्निवंशोय नहीं बरन्‌ सूर्यवंशीय मानते ये। 

चालुक्य वंश --/शक संवत्‌ ५०० (विं० सं० ६३५०-३० स० ४७८) से लगाकर वि० सँ० 
की १६ वीं शताब्दी तक सोल्ल॑कियों के अनेक दानपत्र, शिलालेख एवं ऐतिहासिक संस्कृत-अं थ मित्ते 
हैं, जिनमें कहीं भी उनका अग्रिवंशीय होना नही लिखा है, किन्तु स्थल-स्थल पर उन्हे चन्द्र 
वंशीय और पांडवों कौ सन्‍्तान बतलाया गया है ।”* 

पतिहार--/वि० संवत्‌ ८७२ (ई० ८१५) से लगाकर वि० संवत्‌ की १४ शताब्दी के 
पीछे के प्रतिहारों (पढ़िह्वरों) के जितने शिलालेख, दानपत्रादि मिले हैं उनमें कही मी उनका 
झग्निवंशीय होना नही माना है| वि० संवत्‌ ६०० (ई० सन्‌ ८४३) के आसपास की ग्वालियर से 
मिली हुई प्रतिहदार राजा भोजदेव की बड़ी प्रशस्ति में प्रतिहारों को सूर्यवंशी बतलाया है । ऐसे 
ही वि० सं० की दशवीं शताब्दी के मध्य में होनेत्रालें प्रसिद्ध राजशेखर ने अपने नाटकों में अपने 
शिष्य महेन्द्रपाल (निर्भय नरेन्द्र) को, जो उक्त भोजराज का पुत्र था 'रघुकुल-तिलकः (रघुकुल- 
तिलको महेन्द्रपाल:) कहा है ।??* 

परमार (प्रमार) --/“मालवे के परमार राजा मुंत् (वाक्पतिरा ज, अमोधवर्ष) के समय अर्थात्‌ 
। राजपूताने का इतिहास, भा० १, ४५ ७३ “ हिस्ट्रो ऑँव्‌ मेडिविज्न हिन्दू इंडिया, 

भा० २, ए० १३-१७, १७: सर्ग १, श्लोक ११-८० ४ राजपूताने का इतिहास, भा० $, 
परृ० ७४ बही, ४० वह्दी 


इिलोमीक>लननाकनलनन-म-नन रन. 


१५२ हिंदी वीरकार्ग्य 


वि० सं० १०२९८ से १०५४ (३० सन्‌ ६७१ से ६६७) के आस-पास होने वाले उसके दरबार के 
पंडित हलायुध ने 'पिंगल सूत्र वृक्ति? में मुंज को अ््कक्षत्र कुलः कहा है। ब्रह्मक्षत्र शब्द का प्रयोग 
प्राचीन काल में उन राजवंशों के लिए होता रहा है, जिनमें ब्रह्मत्व और क्षत्रित्व दोनों गुण विद्य- 
मान हों या जिनके वंशज क्षत्रिय से ब्राह्मण हुए हों । मुज के समय के पीछे के शिलालेखों तथा 
ऐतिहासिक पुस्तकों में परमारों के मूल पुरुष का आबू पर वशिष्ठ के अ्रम्मि-कुंड से उत्पन्न होना 
अवश्य मिलता है, परन्तु यह कल्पना भी इतिहास के अन्धकार में पीछे से की हुई प्रत्रीत होती है। 
परमारों के शिलालेखों में उक्त वंश के मूल पुरुष का नाम धूमराज मिलता है। धूम अर्थात्‌ घुँआँ 
अमन से उत्न्न होता है, शायद इसी पर परमारों के मूल पुरुष का अमि-कुंड से निकलना और 
उसके अ्रमि-वंशी कहलाने की कथा पीछे से प्रसिद्ध हो गई हो तो आश्चर्य नही । 


सारांश यह है कि चौहान, सोलंकी और प्रतिहार विक्रम की १७वीं शताब्दी तक अपने को 
श्रम्मि-वंशी मानते ही नहीं थे ओर राजा मुंज के समय तक परमार भी ब्रक्त-क्षत्र कह्दे जाते थे, न 
कि अग्नि-वंशीय ।”! १ 

अतएव, ऐसा प्रतीत होता है कि जोधराज ने उक्त राजवंशों को अमग्नि-कुलोतपन्न मानने में 
पृथ्वीराजरासो का अ्रनुकरण किया है । उसका यह कार्य इतिहास के प्रतिकूल है। सच बात तो 
यह है, कि ये चारों राजपूत वंश' प्राचीन ज्ञत्रिय जाति के ही वंशधर हैं । 


पात्रों की ऐतिहासिकता 

हम्मीररासो में बहुत से पात्रों के उल्लेख मिलते हैं। यहाँ पर केवल उन्हीं पात्रों के विषय 
में संक्षित विवेचन किया जारहा है, जो ऐतिहासिक प्रतीत होते हैं । पौराणिक एवं काल्पनिक पात्रों 
को छोड़ दिया गया है। 

निश्चित पात्र 

हिन्दू पात्र--चाहमान--चाहमान की उत्पत्ति सूर्य-वंश में मानकर इन्हें चौहान वंश का 
प्रवत्तक बतलाया गया है ।* इनके जन्म के संबंध में जोधराज का मत निराधार है। चाहमान को 
एक दम काल्पनिक व्यक्ति नहीं माना ज॒ सकता | पर्यास सामग्री के अ्रभाव में इनका अधिक 
विवरण देना दुष्कर है । 


जैत्नखिहू--* ११६३ ६० के उपरान्त पृथ्वीराज चौहान के पुत्र गोविन्द्राय रणथंभौर में 
जाकर राज्य करने लगे | उनके पश्चात्‌ बाल्हणदेव, प्रहाददेव, वीरनारायण, वाग्मट (बह्ादुदेव) 
तथा राव जैत्रसिह क्रशः शासक हुए ।?१ वि० सं» १३४५४ (१२८८ ई०) के कवाल जी के कुंड 
(कोट राज्य के शिलालेख) के अनुसार जैत्रसिंह ने मंडल (मांड) के जयसिंह को बार बार सताया । 
माल्नवे के उस राजा के सैकड़ों योद्धाओं को मंपाइथाघट्ट (कपायता के घाटे) में हराया और उनको 
रणस्तंभपुर (रणथंभोर) में बन्दी रक्‍्खा ।* इन्होंने संवत्‌ १३३१६ वि० (१२८१-१२८२ ई०) 


) राजपूताने का इतिहास, भा० १, ४० ७९-६३ _* प्ृथ्वीराज-विजय-महाकाव्य, सर्ग 
२ श्लो० ४४-२१; हस्मीर मद्याकाव्य, सर्ग १, श्लो० १४-२९ 3 हम्मीर ऑँवू रणथम्भौर, श० 
२-६; भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, छ० २६३-८ * राजपूताने का इतिद्ास, भा०१, एू०२२७ 


हम्मीररासो की ऐतिहासिकता ३५३ 


अथवा १३४२ विक्रमी (१२८४ ई०) में वाणप्रस्थ लेकर अपने पुत्र हम्मीर का राज्यामिषेक कर 
दिया ।" 

अतः जोधराज द्वारा इनका जो विवरण दिया गया है, वह भ्रमात्मक है। 

हम्मीर--यह जेत्रसिंह के पुत्र तथा रणथंभौर के प्रसिद्ध शासक थे। यही हृम्भीररासो के 
नायक हैं, जिनके साथ अल।उद्दीन का युद्ध हुआ था ।* 

रत्न--जोधराज ने हम्मीर के पुत्र का नाम रत्न! बतलाया है, जो चित्तोंड़ का शासक 
था । पर उस समय चित्तोड़ में सीसोदियों का राज्य था, न कि चौहानों का। जोधराज ने यह कोरी 
कल्पना की है । विश्वेश्वरनाथ रेउ ने हम्मीर के उत्तराधिकारी का नाम रामदेव” माना है 
इस संबंध में निश्चित मत निर्धारित करना कठिन है। 

रखधीर --जोधराज ने हम्मीर के काका रणुधीर का उल्लेख किया है, जो छाड़ंगंढ़ के 
शासक थे। जयसिंह सूरिए ने अपने ग्रंथ में रणमंलल नामक एक सेनापति' का नाम॑ दिया है, 
जो €म्मीर के साथ विश्वासघात करके अलाउद्दीन से जा मिल्ला था। संभव है, नाम साम्य का 
आश्र " लेकर हम्मीररासो के रचयिता ने रणधीर नाम दिया हो। पर दोनों--रणधीर और रणमहल- 
के चरित्रों में विषमता है। अतएव उपयुक्त संभावना को अधिक महत्त्व नहीं प्रदान किया जा - 
सकता । पर इस नाम को काल्पनिक भी नहीं माना जा सकता | 

भोज--जोधराज के अनुसार यह मील सरदार वीरतापूर्वक युद्ध करके हम्मीर की ओर से 
मारा गया। हम्मीर महाकाव्य” में भोज नामक व्यक्ति हस्मीर का भाई, खडगन्ग्राही तथा द॑ड- 
नाय माना गया है। अन्त में वह देशद्रोही बनकर अलाउद्दीन से मिल गया था। इन उल्लेखों 
से स्पष्ट है कि भोज नाम का कोई प्रधान व्यक्ति हस्मीर के दरबार में अवश्य रहा था। 

साह सुरजन--(शाह सुजन) ऐसा विदित होता है कि अकबर के समकालोन रणथंभौर- 
दुर्गाध्यक्ष, बू दी के हाड़ा राव सुजन, को अ्रमवश हम्मीर का समकालीन मानकर जोधराज ने 
अपने काव्य में इस नाम का उल्लेख किया है। इन्हीं के नाम पर इनके राजकवि चन्द्रशेखर 
वैद्य ने संस्कृत में 'सुजन-चरित्र! की रचना की थी |* सुजन के इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति होने में 
कोई सन्देह नहीं है, पर कवि जोधराज ने प्रमादवश उन्हे हम्मीर का समकालीन मान लिया है। 

माणिक्वराव--सुजन-चरित्र* के अनुसार माशणिक्यराज सोमेश्वर का पुत्र और प्रथ्वी- 
राज का भाई था। दर्ष-शिनालेख, बिजोलियन-शिलालेख, प्र॒थ्वीराज-विजय, प्रबन्धनोष तथा 
हम्मीर महाकाव्य के आधार पर दिए हुए चोहान-वंश वृक्षों में इस नाम का उल्लेख नहीं है । 

अन्य पान्न --हम्मीररासो में प्रसंगवशात्‌ जगदेव, वीसलदेव (वीसलह), सोमेश्वर, प्रथ्वी- 
राज आदि चौहान सम्राटों' तथा जगदेव प्रमार, भोज, विक्रम, आदि अन्य ख्याति-लब्ध एवं 
इतिद्ास प्रसिद्ध वीरो का उल्लेख किया गया है। * 

१ हम्मीर महाकाव्य, सर्ग ७, श्लो० १४१-२; भारत के श्राचीन राजवंश 'भा० १, पू० 
२६६ -+ देखिए इसी अध्याय में आगे युद्ध-वर्शन 3 भारत के प्राचीन राजवंश, भा० १, ए० 
२७८ * हम्मीर महाकाव्य, सगे १०, श्लो० ३१; सर्ग १३, श्लो० १३०-४ “ सर्ग 8, श्लो० 
८, १० ० नागरी प्रचारिणी पत्रिका, भा० १९, १६६३१ वि०, पु० १६५-७; सारडा, पृथ्वीराज 
विजय, पु० ३, पादृटिप्पणी ६३ वही, ए० ३६९४ “ वही, एश १४-३४ * वही, ४० वही 
कु है. $. 4 | 


३५४ हिंदी वीरका्ंय 


ख्री-पात्र--आसा (आशा) --जोधराज की सम्मति में हम्मीर की रानी का नाम आशा! 
था। हम्मीर-काव्य” में सात रानियों के साथ उसके विवाह होने का उल्लेख किया गया है। 
सारडा? ने इनकी पत्नी का नाम रंगादेवी माना है। 

देवलकुँवरि--जो धराज ने हम्मीर की राजकुमारी का नाम देवलदेवी माना है। हम्मीर 
महाकाव्य 3 में भी इसी नाम का उल्लेख किया गया है। 

मुसलमान पात्र मुहम्मद ग़ोरी (अलाउद्दीन का पिता)--जो घराज के मतानुसार गृज़नी के 
शहाबुद्दीन मुहम्मद ग़ौरी के घर अलाउद्दीन अवतीर्ण हुआ था; पर इतिहास से विदित है कि 
शहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी की मृत्यू, १९०६ ई०में हुईं थी और इसके ६१ वर्ष पश्चात्‌ अलाउद्दीन 
का जन्म हुआ था। वास्तव में अलाउद्दीन के पिता का नाम शहाबुद्दीन मसऊद खिलजी था। वह 
अपने भ्राता जलालउद्दीन के साथ बलबन (१२६८-८८ ई०) के यहाँ नौकरी करता था ।४ं 

संभवतः अलाउदु्‌दीन के पिता के नाम के पूर्वाद्ध शहाबुद्दीन! के कारण जोधराज ने 
उक्त भूल कर दी है । खिलजी और गोौर दोनों ही श्रफ़॒श़ान वंश के थे। हो सकता है कि इन 
दोनों के मिलाने के प्रयत्न में मी कवि ने अलाउद्दीन के पिता के नाम के संबंध में यह भूल कर 
दी हो, तो कोई आश्चर्य नहीं है । 

अलाउद्दीन--इतिहास प्रसिद्ध यह सुलतान दिल्ली का शासक था।“ 

अलाबृत्त--जोधराज ने अलाउद्दीन के शाहज्ादे का नाम अलाबृत्त” दिया है, जो 
असंत्य है। सुल्तान अलाउद्दीन के चार शाहज्ञादे थे जिनके नाम हैं--खिज्र खाँ, शादी, शहाब 
ओर ,कुतुब॒ुद्दीन ।' न उसके अलावूत्त नाम का कोई पुत्र था और न कभी इस नाम का कोई सुल- 
तीन ही दिल्ली की गही पर बैठा । 

महरम ख़ाँ--हम्मीररासो में अलाउद्दीन के मन्‍्त्री का नाम भदरम खाँ” बतलाया गया है । 
इतिहास में उसके चार मन्त्रियों का उल्लेख आया है। अलाउहीन के राज्यामिषेक के अवसर पर . 
ख्वाजा खातिर उसका मम्त्री था। उसके पश्चात्‌ नुसरत खाँ इस पद पर १२६७ ई० से १३०० 
ई० तक रहय। उसके उपरान्त सैय्यद खाँ तथा ताजुद्दीन काफ़र हज़ार द्वीनारी क्रश; मन्त्र 
बने (४ अतएव कवि द्वारा दिया हुआ उक्त नाम अ्रसत्य है । 

मौर मंहिमा--इतिहास में इस नाम के किसी भी अमीर का उल्लेख नंहीं मिलता है। 
संभवतः कवि नें मुहम्मद शाह नामक विद्रोही नो-मुस्लिम सरदार के लिए, जिसने हम्मीर के यहाँ 
जाकर शरण ली थी* मीर महिमा शब्द का प्रयोग किया है। 

गभरु--संभवतः काोमरू (कबरू) नामक सरदार के लिए यह नाम प्रयुक्त किया गया है ।* 

मुहम्मद शाह और काभरू दोनों ही हम्मीर की ओर से लड़े थे ।** कवि का यह कहना कि 
गरभरू अ्रलाउद्दीन की ओर से युद्ध में सम्मिलित हुआ था, असत्य है । 


) पथ्वीराज विजय, संग ७, श्लो० १४३ + हम्म्मीर झँद रणथंभौर, ए० ४४ 3 सर्भ 
१३, श्तो ० १०६ *» अलाउद्दीन मुहम्मद खिलजी, ४०१ (पादु-टिप्पणी $ सहित) “ केम्ब्रिज हिस्ट्री 
गाँव इंडिया, भा०३, घु० ६३-११३१ * झलाउद्दीन मुहम्सद ख़िलजी, ए० २३४ (पाद-टिप्पणी) 
? वही, छू० ३१७१ ८“ फ़तृूह-उलू- सलातीन, ४० २४५ * वही, ए० वही १९ झलाउद्दीन 
पुहस्मद्‌ ज़िलजी, ए० ६५ 


हम्मीररासो की ऐतिहासिकता ३५५ 


अनिश्चित-पात्र --निम्नलिखित पात्रों की ऐतिहासिकता के संबंध में, प्रयात्त सामग्री के अभाव 
में, निश्चयात्मक निर्णय करना कठिन है ;-- 

हिंदू-पात्र : पुरुष-पात्र--अ्रभयसिंह, अजमत्त चहूवान (अजमत चौहान), कन्हं, वल्हन 
(बाल्हन), रेणुकुमार, चतुरंग, संखोदर, हरीसिंह बघेल । 

ख्री-पात्र--चन्द्रकला, सुंदरी कुवरि । 

सुसलमान-पात्र--पुरुष-पात्र -श्रली सैय्यद, अलीशेर, अलीखान, अजमत, अ्रबदुलमी र, 
जमाल खाँ, जैनसाह सिकन्द्र, निजामदीन, नूर मीर अफरंस, बादित खाँ, मीर सिकन्दर, गोरीशाह 
मुहम्मद अली, मोहोबत मुदफ़्फर, हसन हुसेन, हिम्मति (हिम्मति बहादुरञ्नली ११) । 

ख्री-पाम्न--चिमना बेग़म, रूप-विचित्रा | 

युद्ध-बशन 

हम्मीर ओर अलाउद्दीन में बैर के कारण--जोधराज के मतानुसार छूप-विचित्राः पर 
आसक्त होने के कारण मीर महिमा को अलाउद्दीन ने दिल्‍ली से निकाल दिया। उसने रणेथंभौर 
के राव हम्मीर के पास जाकर शरण ली । इसी से कुपित हो दिल्ली सम्राद ने रणथंभौर पर आक्रमण 
किया |" 

इस भयंकर युद्ध के उक्त कारण की कल्पना में कवि ने परंपरा का अनुसरण किया है। 
पृथ्वीराजरासो कों हुसेन-क्था?* से प्रभावित होकर इसने इस घटना का उल्लेख किया हो, 
तो आश्चर्य नहीं । किसी प्राप्त प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रन्थ अथवा शिलालेख में इस कथानक 
का उल्लेख नहीं है | हम्मीर महाकाव्य भी इस संबंध में मौन है । उसमें युछ्धू का यह कारण 
दिया है :-- 

“जैत्रतिंह हम लोगों (अलाउद्दीन आदि) को कर देता था, पर यह उसका बेटा हम्मीर न 
कि, केवल कर ही नही देता वरन्‌ हम लोगों के प्रति अपनी घुणा दिखाने के लिए प्रत्येक अश्रवसर 
ताकता रहता है ।??3 इसके अतिरिक्त उसमें हम्मीर के दरबार में चार मुग़लों का वर्तमानत्व भी 
युद्ध का कारण माना गया है।े 

फ़ारसी इतिहास में इस युद्ध के कारणों के संबंध में यह लिखा है :--- 

“गुजरात विजय (१२६७ ई०) के पश्चात्‌ उलग़ खाँ और नुसरत खाँ देहली के लिए. चल 
पड़े | जालोर में लूट कीं सामग्री का विभाजन किया गया। सैनिकों ने सासान को छिपाने का 
प्रयत्न किया । इस पर सेनापतियों ने कठोरता-पूर्वक व्यवह्ार किया। सैनिकों में विद्रोह की ज्वाला 
भड़क उठी। उन्होंने नुसरत खाँ के भाई मलिक ऐजुद्दीन तथा उलग़ खाँ के धोखे में, सुलतान के 
भांजे को मार डाला। उनग्र खाँ और नुसरत खाँ ने विद्रोह शान्त कर_लिया। विद्रोही भाग 
गए, | मुहम्मद शाह और कामरू (कबरू) ने रणथंभौर के राणा हम्मीर के यहाँ तथा यलहृक्क एवं 
बुरांक़ ने देव-गिरि के रामदेव के अतिथि, गुजरात के निर्वासित राय कर्ण के पास नन्दुरुवार में 

जाकर शरण ली।'+ 

) हम्मीररासो, छू० $८८-३७०, पु० ३३-७६ ' पृथ्वीराजरासो-सार, ए० ३६-४३ 
3 हस्मीर महाकाव्य, सर्ग ६, श्लो० १०२-४४ ४ वही, सर्ग १०, श्लो० ७४ ' अलॉडदीन 
मुहस्मद खिलजी, ए० ४६-९०; केम्बिज हिस्ट्री ऑच्‌ इंडिया, भा० ३, ए० १०० 


६ हिंदी वीरकाव्य 


उक्त विवरण से स्पष्ट है कि जालौर में सेना ने विद्रोह किया था तथा मुहम्मद शाह एवं 
[रू ने हम्मीर देव के यहाँ जाकर शरण ली थी | कोई भी तत्कालीन इतिहास लेखक इस घटना: 
रणथंमोर पर आक्रमण करने का कारण नहीं बतलाता, परन्तु उत्तरकालीन इतिहासकारों द्वारा 
[मोदित अप्रत्यक्ष ताइय से दनकी पुष्टि होती है।" इसॉमी के अनुसार “यह श्ात होने पर कि 
थंभौर के चौहान राणा के यहाँ मुग़ल शरणार्थी ठहरे हुए हैं उल्नगर्खाँ ने सुल्तान के नाम से 
सन्देश भेजा कि यदि राय उन शरणाथियों को मरवा दे भ्रथवा उसके पास भेज दें तो सुल्तानी 
।ये देहली को लौट जायेगीं। राणा को इस बात के लिए भी सावधान कर दिया गया था कि 
| शरणार्थी, जिनको सुल्तान ने जीवन और सम्मान दिया, उसके प्रति स्वामि-भक्त न रह सके 
भला वे राणा के साथ कैसे सत्य व्यवहार रख सकेंगे। इस राजाज्ा के विरुद्ध कार्य करने के 
परिणामों को सहने के लिए प्रस्तुत रहने की चेतावनी भी राव को दी गई थी ।”२ 


इस घटना के पचास वर्ष के उपरान्त इसॉमी ने अपने अंथ की रचना कौ (रचना-काल 
४६-५० ई०)। इससे ओर इसके पश्चात्‌ की रचना हम्मीर महाकाव्य” से विद्त है कि हम्मीर 
विद्रोहियों को आश्रय दिया था। मुहम्मर शाह और मीर काभद (कबरू) ही “इम्मीर महाकाव्य! 
 हम्मीररा तो! के मीर महिमा शाह तथा मीर गभरु प्रतीत होते हैं। फारसी इंतिहासों एवं हम्मीर- 
शकाव्य के अनुसार जालौर से भागकर उन्होंने रणथंभोर में आश्रय प्राप्त किया था। जोधराज के 
चार में दिल्‍ली से निर्वासित होकर केवल मीर महिसा हम्मीर के दरबार में पहुँचा था और 
पका भाई मीर गभर अलाउद्दीन की सेवा ही में रह गया था। इस अन्तर का कारण (हुसेन- 
था, का कवि पर प्रभाव और काव्य में शइंगार का समावेश करने की भावना से प्रेरित होना ही, 
तीत होता है। 

यद्पि अलाउद्दीन ने विद्रोहियों के हम्मीर की शरण में चत्ते जाने के कारण से रणथंमौर 
र आक्रमण किया था, पर इतके अन्य कारण भी थे । दिल्ली के निकय्स्थ एक शक्तिशाली हिंन 
ज्य को अलाउद्दीन अपनी सत्ता के लिए भयप्रद समझता था। इसके अ्रतिरिक्त जलालउद्दीन 
बुलजी की रणथंभौर पर पर/जय से मुसलमानी प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा था। इन्हीं कारणों 
। अलाउर्द,न ने रणथंभोर पर आक्रमण किया था। जोघधराज द्वारा दिए हुए कारणों में से केवल 
'तना ही अंश सत्य है कि सीर सहिमा हम्मीर की शरण में गया था ओर उसकी रक्षा करने के 
लए हर्म्मर ने युद्ध किया था । 

आक्रमण--जोधराज * के मतानुसार अलाउद्दीन स्वयं ससेन्य रण थंभौर की श्रोर चला, पर 
ईम्मीर-महाकाव्य के मत में सर्वप्रथम उसके सेनापति उलग़ खा ने श्राक्रमण किया और वह स्वयं 
छे से गया।४ बरनी का कथन है कि खिल जी सुल्तान ने उल्नग़ खाँ को उसके विद्द्ध चढ़ाई करने 
की आजा दी। इस सेवा के उपलक्ष्य में उसे बयाना का प्रान्त दिया गया। कड़ा का प्रान्त प्राप्त 
करके और सेना लेकर नुसरत खाँ भी उलग़ खाँ की सह्यायता के लिए जा पहुँचा ।" 


* झलाउद्दीन मुहस्मद्‌ ख़िलजी, ए० ६५ * वहीं, पू० ६६ 3 हस्मीररासो, छो० 
३७०३-८९, पृ० ७६-६४ ४“ सर्ग ६, श्लो० १०३; सर्ग ११, श्लो० ७, ८. “ झलाउद्दीन 
मुहम्मद खिलजी, इ० ६६ 


हम्मीररासों की ऐतिहासिकता ३५७ 


हु मुसलमानी सेना 'मलहारणों गढ़” को विजय करती हुई 'बनास” नदी के किनारे पर 
पहुंचीं जहाँ पर राजपूतों ने बड़ी वीरता प्रदर्शित की, पर वे पराजित हुए। हम्मीररासो में उल्लि- 
खित इस 'मलहारणों गढ़” स्थान की स्थिति का बतलाना कठिन है। पर इतना निश्चित है कि 
दिल्ली से रणथंभोर तक पहुँचने में मुसलमानों को मार्ग में अनेक स्थानों पर युद्ध करना पड़ा होगा । 
उन्हीं स्थानों में से किसी एक का उक्तत नाम भी रहा होगा । 

सरकार ने 'फ़ॉल आँव्‌ दी मुग़ल इम्पायर! में रणथंभौर दुग से १८ मील उत्तर में अव- 
स्थित मलारना (१(४]७४79) नगर का उल्लेख किया है। संभव है जोधराज द्वारा उल्लिखित 
'सलहारणों गढ़” यही नगर हो ।" 

बनास (वर्णनाशा) नदी के युद्ध का उल्लेख करते हुए हम्मीर-महाकाव्यकार* ने लिखा है 
कि इस युद्ध में भोमसिंह मारा गया और विजयी उल्लू खा (उलग़ खाँ) दिलल्‍ली को लौठ गया । 
वह पुनः रणथंमोर पर चढ़ आ्राया। जोघराज ने उक्त दोनों यद्धों का वर्णन, जैसा कि ऊपर कहा 
जा चुका है, किया है। इन युद्धों के संबंध में फ़ारसी इतिहासकार मौन हैं। संभवतः अलाउद्दीन 
की पराजय ही उनके इस मौन का कारण है। 

वहाँ से चलकर उलग़ खाँ एवं नुसरत खाँ ने काँर पर अधिकार कर लिया और उसे 
अपना स्कपावार बनाकर रणथंभौर का घेरा डाला ।३ इसॉमी के मतानुतार उलग़ खाँ ने “काँई! का 
“शहर-इ-नौ? नाम रक्खा । बदायूंनी ने भी उसका समर्थन किया है। “काँई! अथवा 'शहर-इ- 
नौ! का अब पता नहीं चलता । परन्तु रणथंभौर से पूर्व में कुछ दूर पर “नयगाँव” जिसक्रा श्र्थ 
८ हर-इ-नौ? होता है, नामक एक स्थान अवस्थित है। संभवतः यही 'माँई! नामक स्थान है।हें 

हम्मीररासो में प्रयुक्त छाड़गढ़” नामक स्थान की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना 
कठिन है | हो सकता है कि इस स्थान से कवि ने “माँई! की ही ओर संकेत किया हो । 'छाड़गढ” 
पर पाँच वर्ष तक सेना पड़ी रहने और युद्ध होते रहने कीं ऊहात्मक उड़ान से यह ध्वनि निकलती 
है कि वह स्थान शादी सेना का पड़ाव-स्थान था | ऊपर कहा जा चुका है कि “काँई” अलाउद्दीन की 
सेना का स्कंघावार था। अतएव “छाड़गढ़” और 'मकाँई? एक ही स्थान की ओर संकेत करते हुए 
पाए जाते हैं ।पर निश्चित मत निर्धारित करना दुष्कर कार्य है। यह मी सकता है कि वह 
कोई अन्य नगर रहा हो, जिसका पता लगना इस समय कठिन है। 

“रथंभौर में पहुँचकर उसके सेनापतियों ने सुरंगें एवं गरगच बनाने की आज्ञा दी। 
मुग्दर लगने से नुसरत खाँ के प्राण पखेरू उड़ गए.। पराजित होकर उलग़ खाँ 'माँई! की ओर 
लौट पडा। इस पराजय की सूचना पाकर सुलतान स्वयं दिल्ली से रणथंभोर की ओर चल पड़ा । 
वहाँ पहुँचकर उसने 'रण” नामक पहाड़ी पर डेरा डाला | (रण? और “मदन! पहाड़ियों के मध्य की 
घाटी को मुसलमानों ने घास-फूस आदि से भर दिया। राजपूतों ने श्रग्ति-वर्भा करके उसे भस्मसात्‌ 
कर दिया | दोनों ओर हृताहत की संख्या अ्रपार थी ।?* 


१ हम्मीररासो, छुं० ३८४६-४०९, ए० ७६-८२; फ़ॉल आँव्‌ दी मुग़ल इस्पायर, भा० दे, 
पृ० २०६ * सर्ग ६, श्लो> १४६३-९० 3 ह्मीररासो, छु० ४०६, पृ० प२-३े * अलाउद्दीन 
मुहम्मद खिलजी, पु० ६६ (पाद-टिप्पणी २ सहित) “ बही, ए० ६६-७२ 


है. (- हिंदी वीरकाव्य 


८ यह युद्ध अधिक समय तक चलता रहा | नुसरत खाँ जैसा सेनापति मारा गया, अला- 
उददीन के प्राण लेने का प्रयत्न किया गया, साम्राज्य में विद्रोह-ज्वाला प्रज्वलित हो शही थी, अपार 
सैन्य-संह्ार हो रहा था तो भी सुलतान विचलित होने का नाम नहीं लेता था। कालान्तर में दुग 
में खाद्य सामग्री का इतना अभाव हो गया कि स्वर्ण के दो दानों में चावल का केवल एक दाना 
मिलने लगा ।?” 

युद्ध का अंत--खुसरो लिखता है कि “मनुष्य हर एक दुःख सह सकता है, पर क्ुधा पीड़ा 
उसके लिए असह्य है। अन्त में कष्ट, निराशा एवं शूख-पीड़ा से व्यथित होकर जौहर-कार्य किया 
गया। रानी रंगादेवी आदि महिलाओं ने अग्नि-प्रवेश किया। शेष शूर सामन्त सहित वीर हम्मीर 
केतरिया वच्र धारण करके युद्धाथे निकल पड़े | मुहम्मद शाह तथा कामरू श्रन्त तक वीरतापूव॑क 
युद्ध करते रहे, इसाँमी का कथन है कि राणा के परिवार का कोई भी व्यक्ति जीवित नही पकड़ा 
गया । शिवपुर प्रान्त के गढ़ला स्थान के स्मारक (मैमोरियल टेबलिठ) से भी हम्मीर के १३०१ ई० 
में मारे जाने की पुष्टि होती है।”* 

उपयुक्त विवरण के अनुसार खाद्य सामग्री के अ्रमाव में जौहर-प्रथा का अनुसरण किया 
गया। जोघराज ने भी जौंरा-भौंगा कोषों की सामग्री-समापष्ति की ओर संकेत किया है |* जोघ- 
राज ने अपने नायक के शोर्य को दिगुणित करने ही के लिए हम्मीर की विजय, उनके द्वारा पकड़- 
कर अलाउद्दीन को मुक्त करने तथा श्रन्त में शिव जी को शिर समर्पित करने की कल्पना कर ली 
है। अलाउदूदीन को बन्दी बनाकर छोड़ने की घटना का आधार प्रथ्वीराजरासो में वर्णित प्रथ्वी* 
राज द्वारा गोरी को पकड़कर मुक्त कर देनेवाला कथन भी हो सकता है। 


सुजन का विश्वासघात 

४राणा हम्मीर के दो मन्त्रियों रणमल और रतनपाल के देशद्रोह के कारण रणथंभौर का 
पतन हुआ इस बात की पुष्टि हाजीउद्दवीर और फ़रिश्ता दोनों ही करते हैं। ह्वाजींउद्दवीर कहता है 
कि रणमल अलाउद्दीन के साथ सन्धि नियम निश्चित करने के लिए भेजा गया था। वह सुलतान 
की श्रोर मिल जाने के लिए प्रस्तुत हो गया। उसने एक लिखित प्रमाण-पत्र प्रात कर लिया और 
रतनपाल आदि के साथ दुग॑ छोड़कर शाही सेना में सम्मिलित हो गया। फ़रिश्ता लिखता हे कि 
ढुग पर अधिकार हो जाने के उपरान्त अलाउदूदीन ने देशद्रोही एवं कृतथ्न राजपूत रणमल एवं 
उसके श्रन्य साथियों को प्राण दंड दिया |??३ 

जोधराज ने विश्वासघातक का नाम राव सुजनसिह माना है, जो श्रनैतिहासिक है। 
इस घटना के वास्तविक पात्रों के नामों से यह कवि अनमभिश था, यह बात उक्त उदाहरण से 
स्पष्ट है । 

“रण्यंभोर निर्कुशतापूबक लूटा गया। दरदेव” का देवालय श्रादि मन्दिर प्रृथ्वी पर 
गिरा दिये गये। मकान नष्ट किये गये | कु फ्र-केन्द्र! इस्लाम का आवास हो गया। उलग़ खाँ 
को काँई तथा रणथंभौर का शासक नियुक्त करके अ्रलाउद्दीन दिल्ली को लौट गया ।?* 


* अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी; प्‌ ००३-८ (पादु-टिप्पणी २ सहित) * हम्मीररासो, छू ० ६५०५- 


५१५० १३२-३ * झलाउद्दीन मुहम्मद खिलजी, ए०५७-८ “हस्मीररासो, छू ६३४७-१९, ४०१३१- 
“६ हे :अलाउदीन  सुहस्मद्‌ ख़िलजी, ४० ७३; केम्श्रिज हिस्ट्री ऑवू इंडिया, भा० ३, ए० ३२१६- 


हम्मीररासो की ऐतिहासिकता ३५६ 


५निज्ञासुद्दीन और फ़रिश्ता ने एक घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है कि युद्ध-भूमि 
में घायल पड़े हुए मुहम्मद शाह को देखकर अलाउद्दीन को दया आई । उसने मीर से पूछा कि 
यदि घावों की चिकित्सा करके मृत्यु से बचा दिया जाये तो वह उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा । 
उसने तिरस्क्रारपूवक निर्भाकता से उत्तर दिया कि वह सुलतान को मारकर हम्मोर-पुत्र को सिंहा- 
सनारूढ़ करायेगा ।? इस पर क्रोधोन्मत्त सुलतान नें उसे गज-पद से कुचलवा दिया । अ्रंत में उसने 
उसका वीरोचित अन्‍्त्वेष्ठ-संस्कार कराया |?" 

संभवतः उक्त घटना की ओर संकेत करते हुए जोधराज ने अलाउद्दीन द्वारा मीर महिमा को 
गोरखपुर का परगना देकर अपनी ओर फोड़ लेने के लिए विफल प्रयत्न का वर्णन किया है।रे 


अलाउद्दीन की मृत्यु--अलाउद्दीन का रामेश्वर में जाकर प्राण-विसजन करना भी 
जोधराज के मस्तिष्क की निराघार उपज है ।* अलाउद्दीन जैसे कट्टर मुसलमान द्वारा रामेश-र में 
जाकर अ्रर्चना करना साधारण समेक से बाहर की बात है। इसके अतिरिक्त “सन्‌ १२६५ ईथ्में 
देवगिरि-विजय के पश्चात्‌ श्रलाउद्दीन फिर कभी दक्षिण को नहीं गया और १३०३ ई० के 
उपरान्त तो वह दिल्ली को भी नहीं छोड़ सका था। पर उसके योग्य सेनापति विजय कार्य करते 
रहे थे। सन्‌ १३०८ से १३१२ ६ई० तक मलिक काफ़ूर दक्षिण के विविध स्थानों की विजय करता 
रहा था। वह २५ फ़रवरी, १३११ ई० को द्वारसमुद्र तक पहुँचा था ।””४ 

संभव है कि अलाउद्दीन के सैनिकों के द्वारसमुद्र तक पहुँचने की इसी घटना से प्रेरित 
होकर प्रमादवश जोधराज ने उपयुक्त ग्रनगंल एवं भ्रमात्मक वर्णन कर दिया हो । 


* चन्द्रकत्ा-नृत्य--कवि जोधराज द्वारा वशित चन्द्रकला नत्तेकी-दृत्य का वर्णन हम्मीर- 
महाकाव्य में मी आया है। इस काव्य" के अनुसार उड्डानसिंद नामक व्यक्ति ने वाण द्वारा राधा 
नामक वेश्या को सारकर दुर्ग के नीचे उपत्यका में गिरा दिया था और मीर महिमा ने उस उड्डान- 
सिंह को लक्ष्य करके काल कवलित कर दिया था। जोधराज* ने मीर गभरू (कबरू) के वाण से 
नत्तकरी का घाथल होकर गिरना तथा मीर महिमा के वाण से अलाउद्दीन के मुकुट गिराने की बात 
कही है| इन पर तुलसी कृत रामचरित मानस में वर्णित राम द्वारा मन्दोदरी के ताटंक गिराने ओर 
अंगद्‌ द्वारा रावण के मुकुट फेकने की घटनाओं का प्रभाव पड़ा हो, तो अश्चर्य नहीं है। 


सेनायें 
रांव हम्मीर की सेना--जोघराज ने राव हम्मीर की सेना को संडपा का दो बार उल्ज्ेख किया 
है। सब प्रथम, रणथंभौर का विवरण अलाउद्दीन को देते समय दूत ने हम्मीर की सेना की संख्पा 
सत्तर सहस तुरंगेम, दो लाख पेदल तथा पाँच सौ हाथी बतलाई है ।* दूसरे, जब हम्मीर ने युद्ध 


१ अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, ए०७८ *हस्मीररासो, छुं० ८१०, ए० १६१ रहस्मीर- 
रासो, छु० १४५९-९४, ए० $८६-७_* अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, ए० १४७, १९०, ३४४-४ 
५ हस्मीर महाकाव्य, सम १३, श्लो० २६-३२ * हम्मीररासो, छु० ६२२-४९, प० १२६ ३१ 
७ छा० माताप्रसाद गुप्त, श्री रामचरितमानस, लंकाकांड, ए० ४०३६-१०, ४२३ “८ हस्मीररासो, 
छुं० ३३३, पू० ६७-८ 


३६० हिंद्ो वीरकाव्य 


के लिए. प्रस्थान किया है तब उसके साथ अस्सी सहल सेना थी |" इसके अतिरिक्त राव रणधौीर 
के साथ में इकतीस सहसख घोड़े, अस्सी गंजराज तथा दश सहख वीर थे ।* साथ-ही चित्तौड़ के 
कुमार सोलह सहस्त सेना लेकर इनकी सहायता करने आए थे ।४ 
राव हम्मीर की ओर के युद्धू-स्थल में मरने वालों की संख्या कवि ने अ्रपेज्ञाइत कम मानी 
है। बनात युद्ध में एक सो पश्चाैस, * चित्तौड़ कुमार के साथ सोलह सहख," और रणधीर के 
साथ तीस सहस्त* वीर हम्मीर की ओर से काम आए, थे। 
.. और भी ऐसे प्रसंग हैं, जहाँ पर जोधराज ने हृम्मीर की ओर के सेनापतियों की सेना तथा 
युद्ध में हताहत सैनिकों की संख्या का उल्लेख किया है। पर उपयुक्त कतिपय विवरणों से स्पष्ट 
" हो गया होगा कि कवि ने सेना की संख्या निर्धारित करने में कल्पना से अधिक काम लिया है। 
“यहिया ने राव हम्मीर की सेना की संख्या बारह सह अश्वारोही और अमीर खुसरो ने 
दश सहस द्रुतगामी सवार मानी है ।??* “हाजीउद्दवीर ने मुहम्मद्शाह के साथ तीन सहस्र॒ सैनिकों 
का उल्लेख किया है ।”५ पीछे बतलाया जा चुका है कि मुहम्मद शाह ही हम्मीररासो का मीर महिसा 
प्रतीत होता है ।* अतएव उसकी सेना को भी सस्मिलित कर लेने पर हम्मीर की सेना की संख्या 
पन्द्रह्ठ सहख श्रथवा तेरह सहख रही होगी | इस संख्या से तुलना करने पर हम्मीररासो में कथित 
हम्मीर सेना के आँकड़े अ्रतिशयोक्तिपूर्ण ठहरते हैं ॥ अतएव उसका राव हम्मीर कीं सेना संबंधी 
कथन विश्वस्त नहीं माना जा सकता | 
अलाउद्दीन की सेना--जोधराज के मतानुसार अलाउद्दीन ने पेतालीस लाख सेना के साथ 
रणथंभौर पर आक्रमण किया था|" * हम्मीररासो में अलाउह्दीन की श्रोर के मतकों की संख्या 
भी अत्युक्तिपूर्ण है । कुछ उदाहरण देखिए, । जोधराज ने सुलतान की सेना के बनास-यद्ध में तीस 
सदस्ल, * 'रणधीर अजमत-युद्ध में अस्सी सहख,"* *चित्तोड़ कुमार-युद्ध में पचहत्तर सहख * 3 तथा रणु- 
धीर की मृत्यु के अवसर पर एक लाख" ४ सैनिकों के मरने का उल्लेख किया है। यहाँ पर अन्य 
अवसरों के मृतकों के विवरणों को नहीं दिया गया है। केवल उपयु क्त कुछ संख्याओं से ही श्रनुमान 
लगाया जा सकता है कि कवि जोधघराज ने मनमानी संख्याओं की कल्पना कर ली है। 
जोधराज द्वारा दी हुई अलाउद्दीन की सेना की संख्या अन्य ऐतिहासिक ग्रंथों में दी हुई 
संख्या से मेल नहीं खाती । हम्मीर-महाकाव्य में कहा गया है कि उल्लग़ खाँ प्रथम बार अस्सी सहख 
सेना लेकर बनास नदी पर लड़ा था ।** दूसरी बार वह सवा लाख सेना लेकर रणथंभौर पर चढ़ा 
था ।१$ तीसरी बार नुसरत खाँ के साथ जो सेना आई थी उसका उल्लेख हम्मीर-काब्य में नहीं 
किया गया है। अलाउद्दीन के आने पर प्रथम दो दिन में पचासी सहख मुसलमान मारे गए थे | १५ 


) हम्मीररासो, छुं० ६६६, पृ० १४१ वही, छुं० ३३२५, ए० ६झमे + वही, छुं० ११०- 
१, एूृ० १०३ » वही, छु० ४०७, ए० ८२ वही छु० ९९६-७, ए० ११२-३ वही, 
छुं० १८७, ए० ११६” अलाउद्दीन मुहस्सद ख़िलजी, ए० ६७ ५ वही, पृ० ४६ _' देखिए 
पु० ३५४७" हम्मीररासो, छु० ३८१, ए० ७८; छुं० शे८घ४, एू० ८० " यही, छुं० ४०२, 
यू० ८२ रे वही, छुं० ९१३, परू० ६२ १३ यही, छुं०१९९, ए० ११२ "४ वही, छु० €८०, पृ० 
"३१८ *“ स्रग ६, श्लो०२३ !* हम्सीर-महाकब्य, सर्ग १०; श्लो+० ३१ "० बही, सर्य १२, 
श्लो० प्् - 


हम्मीररासो की ऐतिहासिकतों ३६१ 


फ़रारसी लेखकों के अनुसार अ्लाउद्दीन की सेना की संख्या का यह विवरण मिलता है :-- 

“अलाउद्दीन सुलतान बनने के उपरान्त (१६ जुलाई, १२६६ ई०) साठ सहृत्त अश्वारोही 
झौर साठ सहस्र पदाति लेकर दिल्ली को रवाना हुआ ।...जलालउद्दीन को मारकर जब श्रलाउद्दीन 
-बदायूँ पहुँचा, उस समय उसकी सेना में छप्पन सहल अश्वारोही तथा साठ सहख्तपैदल थे ।?”' 
८१२६६ ई०में उसके पास बहुत से हाथी और सत्तर सहख अश्वारोही थे ।?* “फ़रिश्ता के मतानुसार 
१२६६ ई० में मुग़लों के विरुद्ध शाही सेना की संख्या तीन लाख अश्वारोही और दो सहख सात 
सौ हाथी थे |” “राज्य की ओर से नियमित रूप से वेतन पाने वाली सेना में चार लाख पचहत्तर 
सहख अश्वारोही रक्खे गए थे |? केम्ब्रिज हिस्ट्री आँव इंडिया के लेखक ने अ्रलाउद्दीन की स्थायी 
सेना की संख्या लगभग पाँच लाख अ्रश्वारोही बतलाई है ।* 

अलाउदूदीन की सेना के विषय में ऊपर जो विभिन्न विद्वानों द्वारा मिन्न-भिन्न॑ आँकड़े दिए 
गए हैं उनकी तुलना करने से यह स्पष्ट हो जातां है कि जोधराज द्वारा दी हुई उसकी सेना की 
संख्या श्रप्रामाणिक अतः अमान्‍न्य हैं। 

उपयुक्त विवेचन के पश्चात्‌ यह परिणाम निकलता है कि हम्मीररासो ऐतिहासिक दृष्टि से 
अधिक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ नहीं है | उसमें प्रयुक्त तिथियाँ एकदम अ्रशुद्ध हैं और अधिकांश पात्रों की 
ऐतिहासिकता संदिग्ध है। कवि ने घटनाओं की वास्तविकता, सत्यता एवं प्रामाणिकता का बहुत 
कम ध्यान रकखा है। उसने परंपरागत प्रचलित एवं मनगढ़न्त बातों का स्वतन्त्रता-पूवक प्रयोग 
किया है, जिसके फलस्वरूप इतिहास की इष्टि से यह ग्रंथ अत्यन्त साधारण कोटि का बन पढ़ा 
है। इसके संबंध में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जोधराज ने अपनी कृति के लिए 
रोचक, शौर्य-प्रधान और इतिद्ास-प्रसिद्ध कथानक को चुनक्र अपनी दूरद्शिता का परिचय दिया 
है । अतः ठोस ऐतिहासिक तथ्यों की दृष्टि से पूर्णूूपेण खरा न उतरने पर भी हम्मीररासो अपने 
ढज्ञ का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है । 





) केम्ज्िज हिस्ट्री ऑवू इंडिया, भा० ३, ए० 8८; अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी, ४० ३४ 
* बही, ४० ९१ ० वही, पृ० ६६ ४ वही, पु० १२६, १६७ " भा० ३, ए० ११४ 


४५ 


परिशिष्ट - २ 
सहायक ग्रंथ-सूची 


रंथानाभाव के कारण यहाँ पर संपूर्ण सहायक अंथों की सूची देना कठिन है। केवल प्रमुख 
व॑ चुने हुए ग्रंथों और पत्र-पत्रिकाशं की ही तालिका नींचे दी जा रही है :-- 


१, 


४५ 


हे 


६, 


१०. 
११, 


१२. 
१३. 


अगरजचंद नाहटा : राजस्थान में हिंदी के हस्तलिखित ग्रंथों की खोज, भाग २, प्राचीन 
साहित्य शोध-संस्थान उदयपुर विद्यापीठ, उदयपुर । 
अखोरी गंगागप्रसाद सिह : पद्माकर की काव्य-साधाना, साहित्य-सेवा-सदन काशी) 
प्रथम संस्करण, जन्माष्टमी, १६६१ वि०। 
अयोध्यासिद उपाध्याय हरिश्रोध ; हिन्दी भाषा और साहित्य का विकास, पुस्तक- 
भंडार, लहेरिया सराय, १६२७ ई०।॥ 
आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव, डाक्टर : फ़र्ट टू नवाब्स ऑव अवध, अपर इंडिया 
पब्लिशिग हाउस लिमिटेड, १६३३ ई० । 


मा : शुजाउद्दौलाह, भाग १, एस० एन० सरकार, 
२, गंगाराम ललित लेन, कलकत्ता । 
5 : शुजाउददौलाहइ, भाग २ ,, » 
आर० डबल्यू० (फ्रज़र : ए. लिट्रेरी हिंस्ट्री ऑव्‌ इंडिया, तीसरी आवबृति 
लनन्‍्दन, १६१५ ई० 
आर० सी० मज़्मदार, एन एडवान्स्ड हिस्ट्री आँव्‌ इंडिया, मेक्मिलन 
एच० सी० राय चौघरी, एन्ड को० लिमिटेड, लंदन, १६४८ ई० । 
काली क्िंकरदत्त ह ेल्‍ े 
ईश्वरी प्रसाद, डाक्टर : हिस्ट्री ऑँव मैडीविल इंडिया, इंडियन प्रेत इलाहाबाद, 
१६४० ई० | 
न ; हिस्ट्री ऑव मुस्लिम रूल इन इंडिया। . ,, 


उदयनारायण तिवारी, डाक्टर : बीरकाव्य, भारती-मंडार, लीडर प्रेत इलाहाबाद । 


प्रथम संस्करण, २००४ वि० | 
ए.० के० फोब्स ; रापमाला भाग १, लन्‍्दन १८५४६ ई०। 


एच० ए.० एस्वर्थ : बैलइस आँव्‌ दी मराठाज़, लॉगमैन्स, १८६४ ई० | 


१४-२०. एच० एम० इलियट एन्ड डाउसन ५ हिस्द्री श्रॉव्‌ इंडिया, भाग १-७, ट्र बूनर 


एण्ड को ० ८ एरडे ६० पेटरनोस्टर रो० लन्दन | 


२१. एच०एम०इलियट: मेमायस आँव दी हिस्ट्री, फ़ॉकलोर एन्‍्ड' डिस्ट्रीब्यूशन आँव्‌ दी 


२२. 
र्रे. 


रेसेज़ आँव्‌ दी नॉर्य-वेस्टन प्रॉविन्सेज़, श्राव्‌ इंडिया, भाग १, जॉन बीम्स द्वारा 
संपादित | 
एस० आर० शर्मा : ए बिबिलयोग्रॉफ़ी आवू मुगल इंडिया 30244 पब्लिशिंग 
9 ४ दी क्रेसेट इन इंडिया हाउस, बंबई २। 


सहायक ग्र॑ंथ-सूची २६३ 


२४. आर० एच० शर्मा  ए स्टडी इन मेडीविल' हिस्ट्री, करनाटक पब्लिशिंग हाउस, 

बंबई २ | 

२५. एल० पी० टेसीटरी, डाक्टर ५ छुन्द राउ जेता सी रो विथू सूजे रो किश्रो, 
एशियाटिक सोसायटी आव_ बंगाल, कलकत्ता, १६२०३० | 

२६, न ; डेस्क्रिप्टिव कैटॉलॉग ञ्रॉव्‌ बारडिक पोइ्ट्री. + % 

१६१७ ई०। 
२७. एच०७ मुनरो चेद्विक एण्ड एन० के० चेद्विक ४ दी ग्रोथ आँव लिदरेचर, भाग २, 
यूनीवर्सिटी प्रेस केम्ब्रिन, १६३६ ई० । 
र८.  एच० जीं० रॉलिसन ५ शिवाजी दी मराठा, आक्सफ़ोड, १६१५ ई० । 

२६-३१. ८० रोजस एन्ड एच बीवरेज $ अकबर नासा, भाग १-३ ) एशियाटिक सोसा- 

३२-२५, +» अकबर नामा फेसीकुलस १-४ | इटीं आऑँव बंगाल 

३६. ही £ आईन-इ-अकबरी, भाग १ कलकत्ता । 

३७-३८, ,,  तुजुक -इ-जदहाँगीरी, भाग १०२ लन्दन, हा 

१६०६ | 
३६, हि £ दी मआसिरुल्‌ उसरा, एशियाटिक सोसायटी 
* आ्ॉव बंगाल, कलकत्ता, १६११। 

४०... कविराजा मुरारिदान : डिंगल-कोष । 

४१, कृष्णानन्द । राग-कल्पद्रुम-खंड १, स्वर्गीय £ इृष्णानन्द रागसागर विरचित,प्रकाशक 
; श्रीरामकमलसिह , २४३, १ अपर सरकुलर रोड, बंगीय- 
साहित्य-परिषद्‌-मंदिर, कलकत्ता सं० १६७१ वि०। 

४२, हे $ दूसरा खंड, »  सँवत्‌ १६७३ वि० | 

४३. कन्हैयालाल पौद्दार, सेठ : काव्य-कल्पद्ुुम, प्रथम भाग | पौद्दर-भवन, 

४४. न कै द्वितीय भाग | मथुरा । 

४५. कृष्णशंकर शुक्ल, पंडित + फेशव की काव्य कला, सुलभ पुस्तकमाला-कार्यालय 

बड़ा गणेश, बनारस, द्वितीय संस्करण, संवत्‌ २००२। 

४६. कृष्णबिहारी मिश्र ४ सतिराम-ग्रंथावली, गंगाअंथगार ३६, लॉद्टश रोड, 

लखनऊ, द्वितीय संस्करण, १६६१ वि० | 

४७. क़ानूनगोी.. : दारा शुकोह; एस० सी० सरकार एरडे संस, कलकत्ता | 

डप, न ; हिस्ट्री ऑव दी जादस, भाग १, एच० सी० सरकार एन्ड संस, 

कलकत्ता, १६२५४ ई० | 

४६, किशोरीशरण लाल, डाक्टर : अलाउद्दीन म्रहम्मर खिलजी (यह थीसिस अब 


प्रकाशित हो गई है। प्रस्‍्ठुत अंथ में इसकी टाइईपड़ प्रति (प्रयाग 
विश्वविद्यालय पुस्तकालय में वत्तमान) से सहायता ली गई है। 


५०, कुलपति जीवानन्द-विद्यासागर, पंडित : शब्द-सागर, श्राशुबोध भद्दाचार्य नित्यबोध 


भद्टाचाये, प्रथम संस्करण, १६०० ई० | 


४१, 
५.२. 
भर, 
५४५. 


फू 


१६, 
१७, 


हिंदी वीरकाव्य 


केशव : कवि-प्रिया, नवलकिशोर ग्रेस लखनऊ, १६२४ ई०। 

केम्ब्रिज हिस्द्री आँवू इंडिया, भाग ३, (केम्ब्रिज) १६२८ ई०। 

केम्ब्रिज हिस्द्री आँव_ इण्डिया, भाग ४; ( ५ ) । 

गणेशप्रसाद द्विवेदी + हिन्दी के कवि और काव्य भा० १, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, 

उ॒० प्र७ प्रयाग | १६३७ ई०। 

गद्भादास + छुन्दोमंजरी, जयकृष्णु दास-हरिदास गुप्त, चौखंबा संस्कृत सीरीज्ञ श्रॉफ़ित 
बनारस सिंटी । 

गुलबदन बेगम ४ हुसायू नामा, रॉयल एशियाटिक सोसायटी लन्दन, १६०२। 


गुलाबराय, बाबू; नवरस, प्रकाशक-मनन्‍्त्री, आरा नागरी प्रचारिणी सभा, आरा, 


द्वितीय संस्करण, १६३४ ई० । 


घ८-६०, गुलाम हुसेन खाँ : दी सैर मुताखरीन, भाग १०३ आर०केम्बे एन्ड को०कलकत्ता । 


६ 


ब्फरि 


६२. 
द्‌ डे छः 


९६४. 


६५, 


६६, 


६७, 


द््द 
छह 
9०, 
७१, 
७२, 
७३, 


3४५ 


७४. 


(अनुवादक--नोटा मेनस) । 
गोरेलाल तिवारी : बुन्देलखंड का संक्तिप्त इतिहास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा | 
प्रथम संस्करण, संवत्‌ १६६० । 
चन्द्रवरदायी : प्रथ्वीराजरासो, काशी नागरीं प्रचारिणी समा, बनारस । 
चन्द्रशेखर : हम्मीर-हठ, इंडियन प्रेस लिमिटेड, प्रयाग, द्वितीय संस्करण, 
१६२८। 
चन्द्रमोहन घोष : प्राकृत पेंगलम्‌, एशियाटिक सोसायटी आँव्‌ बंगाल, कलकत्ता 
१६०२ | 
चिन्तामणि विनायक वैद्य: हिन्दू भारत का उत्कर्ष (मध्ययुगीन भारत, भाग २) 
श्री मुकुन्दलाल श्रीवास्तव, भ्री काशी विद्यापी5, काशी। 
प्रथम वार, सवत्‌ १६८६ | 
चौधरी रामलाल जी हाला : जाद ज्षत्रिय-इतिहास (जाट ज्षत्रिय-मंडार संघ, 
आगरा, १६६८ वि०) 
जगन्नाथ प्रसाद भानु! : छुन्द-प्रभाकर, बिलासपुर, १६२२ ई० | 


जदुनाथ सरकार दी हिस्ट्री आव औरंगजेब, भाग १, 

म ४ हा भाग २, 

११ * + १9 भाग ३े, एस० सी० 

हा ; भाग ४, १६१६ ई० | सरकार 

हे : दी हिस्ट्री आँवू्‌ औरंगजेब, भाग ५, १६२४ ई० )। एगड संस, 

घ दी फ़ॉल आँव दी सुग़ज़् इम्पायर, | कलकत्ता । 
४ भाग १, १६१२ ई० 

है. भाग २, १६३४ इई० 

न ४. 9४ भाग रे, 


७६, 
७. 


८३. 
ड्६, 


८१ 
प्प्र्‌, 
ष्परे. 
८४. 
प्य्च 


प्प्द्‌, 


प्प्७, 


प्प्ष 


प्‌, 


६०. 


है ५ हा 


६२. 
६३. 
६४. 


६१. 


६६. 


सहायक अथन्सूची ३६५ 


जदुनाथ सरकार : दी फ़ॉल आव्‌ दी मुशल इम्पायर,भाग ४, ). एस० सी० 

» शिवाजी एन्ड दिज्ञ टाइम्स; सरकार एल्ड संस, 
१६१६ ई० कलकत्ता । 

» : दीउस आँव्‌ शिवाजी 

जानकी नाथसिह, डाक्टर: दी कंट्रीब्यूशन ऑँव्‌ हिन्दी पोयद्स टू प्रॉसॉडी, 

(थीसिस) १६४५, प्रयाग विश्वविद्यालय । 

जी० एस० सर देसाई : न्यू हिस्ट्री ऑँव दीं मराठाज़, भाग १, फ़ुनेक्स पब्लीकेशन्स 
चीरा बाज़ार के लिये के० बी० धावसले द्वारा प्रकाशित, 
बम्बई २। 

» यू हिस्ट्री आव दी मराठाज़, भाग २; जे 

जी० ग्रियसन : माडन वर्नाक्यूलर लिट्रेचर आऑव्‌ हिन्दुस्तान, कलकत्ता, १८८६ | 

टॉड ; राजस्थान, भाग १, कलकत्ता, १८०७७ । 

डब्ल्यू हे : हिस्ट्री आँव्‌ श्रासफ़्उद्दौलाह, (अबू तालिब कृत) लंदन, १८८४ | 

ताराचंद, डाक्टर : इंफुलुएऐंस आँव्‌ इस्लाम ऑआँन इण्डियन कल्चर, दी इश्डियन प्रेस 

लिमिटेड, इलाहाबाद, १६३६ । 
दास गुप्ता एस० एन० एंड एस० के० डे:ए. हिस्ट्री श्राव्‌ संस्कुत लिट्रेचर, 
भाग १, कलकत्ता विश्वविद्यालय | 
दीवान बह!।दुर एल० डी० स्वामी कुन्नू पिल्लई : इंडियन क्रानॉलॉजी%, प्रांट एल्ड 
को० मद्रास, १६११ । 
देशराज, ठाकुर : जाट इतिद्वास, भी ब्जेन्द्र साहित्य समिति, आगरा ग्रथम संस्करण, 
१६३४ ई०। 
धीरेन्द्र वर्मा, डा० : विद्यापीठ अ्रमिनंदनअंथ, काशी विद्यापीठ रजत जयंती अमिनंदन 
ग्रंथ का लेख चन्दवरदायी के पृथ्वीराजरासो पर। 

जयचन्द सूरि कृत हम्मीर महाकाव्य, नीलकंठ | एज्यूकेशन सोसाय्ी प्रेस, बाइ- 

जनाद॑न कीरतने द्वारा संपादित कुला बम्बई, श्८७६ ई० | 

पर्शियन करसपॉडेस, केलेंडर आँव, भाग १, प्रकाशक दी इंडियन गवमें5 कलकत्ता, 

१६१ १ 


99 १5 भाग ४, १६२५, 85 4४ कलकत्ता । 

9) १$ भाग ६, १६३८, | ११ देहली | 

9) १ भाग ७, १६४०५ 9+ ११ देहली । 

पाँगसन कैप्टेन डब्ल्यू० आर० : हिस्ट्री ऑँव्‌ दी बुन्देलाज़/ एशियाटिक लियो- 
ग्राफ़िक कंपेनी, पाक स्ट्रीय, कलकत्ता, ९८२८ ई०। 

प्राकृ-पिगल-सूजाणि, निर्णय सागर प्रेत, बम्बई, श्य६४ । 





& प्रस्तुत पन्थ में तिथियों की गणना करने में इंस पुस्तक में दिये हुए चक्रों आदि से 
सहायता ली गई हे । 


२१६ 


हिंदी वीरकाब्य 


६७, पुरोहित हरिनारायण शर्मा : ब्रजनिधि-अंथावली, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, 
प्रथमावृत्ति, १६६० वि०। 
६८. पूना रेज्ञीडंसी करसपांडस, माग १, (संपादक जदुनाथ सरकार) बंबई सरकार १६३६ 


६६. ब्रजरत्न दास ; मुआसिरल हमरा, भाग १ काशी नागरी 
प्रथम संध्करण, श६८प्य वि० प्रचारिणी 
| १००, क 3 भीं० २, प्रथम संस्करण, १६६४ वि७ सभा 


भा० ३, ,, प्रथम संस्करण, २००४ वि» 


१०१, न : भूषण-ग्रंथावली रामनारायण लाल, पब्लिशर और बुक्सेलर, 
इलाहाबाद, प्रथम बार १६३०। 

१०२, बाबूराम सक्सेना, डाक्टर : कीर्तिलता (विद्यापतिकृृत) इंडियन प्रेस लिमिटेड, 

प्रयाग, प्रथम संस्करण, १६८६ । 

१०३,-१०५., बॉाँकीदास-ग्रंथावली, भाग १-३, काशी नागरी प्रचारिणी सभा । 

१०६. ब्रिटिश म्यूज़ियम कैटॉलॉग 

१०७, बेनीप्रसाद, डाक्टर : हिस्ट्री ऑवब्‌ जहाँगीर, भाग १, आक्सफ़ो्ड यूनीवरसिटी प्रेस, 
१६२२९ ३० | 

१०८. भगवान दीन, लाला + केशव-कौमुदी (रामचन्द्रिका, पूर्वाद्ध), रामनारायण लाल 

पब्लिशर और बुकसेलर इलाहाबाद, मागशीर्ष 


े २००१ वि०। 
१०६. १) ४ 99 (उत्तराद्ध ) १9 
११०, हे : राजविलास (कवि मान कृत), काशी नागरी प्रचारिणी सभा ! 
१११, » केशव-पंचरत्न, रामनारायण लाल बुकसेलर कटरा, इज्ञाहबाद, प्रथमबार, 
श्रावण नागपंचमी, १६८६ वि० | 
११२, ४१ : हिम्मतबहादुर-विरुदावली, शंकरदत्त बाजपेयी द्वारा, भारत- 


जीवन प्रेस बनारस में मुद्रित । 
११३, भगीरथ मिश्र, डाक्टर'४ हिन्दी काव्य-शास्र का इतिहास, लखनऊ विश्व-विद्यालय 
२००५ वि० | 


११४, भगीरथ प्रसाद दीक्षित : भूषण-विमश, सरस्वती प्रकाशन मंदिर, इलाहाबाद, 
पहला संस्करण, १६६५ । 


११५, भूरसिंह शेखावत, ठाकुर मलसीसर द्वारा संण्हीत £ महाराणा यशप्रकाश, राज्य 
जयपुर, १६००६०, श्री बँकटेश्वर (स्टीम) प्रेस, बम्बई । 
११५६, महताब चन्द्र खरैड़ : रघनाथ रूपक गीताँरो, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी। 
११७. महद्दकवि सूर्थ महल मिश्रण + वीर सतसई, बंगाल हिन्दी मण्डल, ८, रायत् 
| एक्सचेंज प्लेस, कलकत्ता । 
११८, हे + वंश-भास्कर, राम्श्याम प्रेस, जोधपुर। 


११६. 


१२०, 
१२१, 
१२२. 
१२३. 
१२४. 


सहायक ग्रंथ-सूची ३६७ 


महामहोपाध्याय डाक्टर राय बहादुर गौरीशंकर हीराचनद ओमा, राजपूताने का 
इतिहास भाग १, वैदिक यन्त्रालय अजमेर द्वितीय संस्करण १६८३ वि० | 


9. 9 भाग २, | वि सं० १६ ९३ दे ० 
5 9 पौीसरा खंड, ,, १६८६ वि०। 
9 » चौथी जिल्द, १६३८ ई० | 
9 उदयपुर राज्य का इतिहास, भाग १, १श्८८ वि० | 
43. 93 भाग र्‌, श््वु 


१२५-१२६. महामहोपाध्याय प॑० विश्वेश्वर नाथ रेड $ मारवाड़ का इतिहास, प्रथम तथा 


५4 


ह द्वितीय भाग, 
श्राक्यालॉजिकल डिपाट्मेंट, जोधपुर, १६१८ ई० | 


१९७-१२६., ,, »: भारत के प्राचीन राजबंश, भाग १-३, हिंदी अंथ-रत्नाकर कर्यालय 


१३०. 


१३१. 


१३२. 


१३४, 
१३५४. 


१३६. 
१३७. 


१३८. 


१३६. 


१४०, 


हीराबाग़ पो० गिरगॉव, बग्बई । 
महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री + प्रेलीमिनरी रिपोण आँव दी ऑपरेशन इन सच्चे 
आँव्‌ दी मेनुस्कृप्ट्स ऑवू बॉरडिक क्रॉनीकिल्स 
एशियाटिक सोसायटी आऑवू बंगाल, कलकत्ता, 
१६१३१ ई० । 


माताप्रगाद गुप्त, डाक्टर + भरी रामचरित मानस, साहित्य कुटीर प्रयाग, प्रथम 
संस्करण, १६४६ इें० । 
मी : हिन्दी पुस्तक साहित्य, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, इलाहाबाद 
१६४५४ ई० | 
मिश्र-बन्धु ४ मिश्र-बन्धु-विनोद, प्रथम भाग, गल्ञा ग्रंथागार, ३२० अमीनाबाद पाक, 
लखनऊ, चतुर्थ संस्करण, १६६४ वि० | 


भ्ञ 9) द्वितीय भाग, वही, द्वितीय वार, १६८४ वि० । 
हा » दैतीय भाग, गल्ञा-अंथागार, ३२६, लॉद्श रोड लखनऊ, दवितीयावृत्ति, 
१६६१ वि०। 


हि » चतुर्थ भाग, वही, प्रथमावृत्ति, १६६१। 
» 9» सषण-अंथावलीं, नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । पंचम संशोधित संस्करण 
१६६६ वि० । 
» संक्षिप्त हिन्दी नवरत्न, गद्भान्यंथागार ३०, अमीनाबाद पार्क, लखनऊ प्रथमा- 
वृत्ति, १६६२ वि०। 

मोतीलाल मेनारिया : डिंगल में वीररस, हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग । संबत्‌ 
२००३॥। 

मोतीलाल मेनारिया : राजस्थानी भाषा और साहित्य, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, 
सं० २००६ | 


१६८ दिदी वौरकाबये 


१४१, ,;॥ : राजस्थान में हिन्दी के हस्तलिखित अंथों की खोज, प्रथम भागं, 
हिन्दी विद्यापीठ उदयपुर | प्रथम बार १६४२ ई०। 
१४२. ,) : राजस्थानी साहित्य की रूप-रेखा, छान्रहितकारी पुस्तक माला, 


दारागंज प्रयाग, अगस्त, १६१६ ई० | 
१४३-१४४. रामनारायण दूगड़ (अनुवादक) मुहणोत नैणसी कीं ख्यात ] काशी नागरी 
भाग १-२, / प्रचारिणी संभा। 
१४४३, रघुवंश महाकाव्य, श्री बेंकटेश्वर स्टीम प्रेस सन्‌ १६६४, शाके १८४२६ | 
(कालिदास कृत) 
१४६, रघुवंश सहाय वर्मा, डाक्टर : प्रकृति और काव्य, साहित्य भवन लिमिटेड, प्रयाग । 
१४७, रमाशंकर शुक्ल, डाक्टर $ हिन्दी साहित्य का इतिहास । 


श्डप, हि : इवॉल्यूशन आँव हिन्दी पोयद्िक्स: (थीसिस) अप्रकाशित। 
१४६, मा : अलंकारि-पीयूष (पूर्वांद्ध ॥ रामनारायण लाल, इलाहाबाद, 
१६२६ ई० । 
१घ०, बे » उत्तराद्ध , वही । 
१४१, ० राजनारायणण शर्मा और | भूषण-ग्रंथावली, हिन्दी भवन, लाहौर । 
देव चन्द्र पिशारद 


१५२, रामचन्द्र श्रीवास्तव, हिन्दी काव्य में प्रकृति, सरस्वती संदिर बनारस, १६४८ ई० | 


१४३. रामचन्द्र शुक्ल : हिन्दीनसाहित्य का इतिहास, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, द्वितीय 
संस्करण, २००३ बि०। 


१४४, ,, : जायसी ग्रंथावली, द्वितीय संस्करण, १६३५ ६० | (तथा) चतुर्थ 
* री संस्करण २००६ वि०, काशी नागरी प्रचारिणी समा | 
१४५, , -' चिन्तामरि, भाग २, सरस्वती मंदिर जतनवर काशी २००२ वि०। 


१५६. रामकुमार वर्मा, डाक्टर : हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामनारायण ' 
लाल, इलाहाबाद, १ ध्रे८ | 
१५७, रामकर्ण पंडित : राजरूपक, नागरी प्रचांरिणी सभा काशी, १६६८ वि० । 
१५४८. लक्ष्मीसागर वाष्णेंय, डाक्टर : हिंदी लिटरेचर एन्ड इट्स कलचुरल बैक-प्राउंड 
हि (१७४७-१८४७ ६०)-थीतिस |# 
१४६, लाला सीताराम : सिलेक्शुन्स फ्रॉम, हिन्दी, लिद्रेचर” भाग १, यूनीवर्सिटी श्रॉव्‌ 
कलकत्ता, १६२१ ई०।॥ 
१६०, , : हिन्दी सब कमेटी रिपोर्ट, १६३० ई० । 





”. # अब इसका हिन्दी रूपांतरहिन्दी-साहित्य की भूमिका"“नाम से हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग 
इश्वविधालय से प्रकाशित हो गया है | 


सहायक गअ्रैथ-सूची ३६९ 


१६१-२. विलियम इरविन : लेटर मुग़लूस, भाग १-२, एस० सी० सरकार एशड संस, 
कलकत्ता 

१६३. विश्वनाथप्रवाद मिश्र: पदुमाकर पंचाम्ृत, प्रथम संस्करण, भ्रीराममवन पुस्तक 
भवन, काशी, १६६२ वि० 

१६४, विसेट स्मिथ : अ्रकबर दी भ्रेट 

१६५४, वी० एस० आप्टे : प्रे्टी कल संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी, गोपाल नारायण एण्ड 
को० बम्बई, १६२४ वि० 

१६६. श्यामसुन्द्रदास (डा०) : हिन्दीशब्द्सागर, (नागरी प्रचारिणी सभा), १६२७ 

१६७, हि - 5 हिन्दी भाषा और साहित्य, इडियन प्रेस, इलाहाबाद 

१६८-६. ,, इस्तलिखित पुस्तकों का विवरण, भाग १-२ 

१७०, श्यामनारायण कपूर $ डिंगल के गीत और उनका पिंगल 

१७१, शिवदयाल जायसवाल «४ बीरगाथा, शिवदयाल ठेकेदार, पत्थर गलीं, इलाहाबाद 

१७२, शिवसिंह सेगंर: शिवसिहसरोज 

१७३. शिवाजी सोवेनियर । 

१७४  शिवाजीमहाराजचरितम्‌ 

१७४. शिवचरित निबन्धावली | # 

१७६. सर मोनियर विलियम्स : ए संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी, क्ल्ेरंडन प्रेस ऑक्सफ़ेंड 
नवीन संस्करण, १८६६ ई० 

१७७, सत्यजीवन वर्मा ४ बीवलदेव रासो, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १६२२ 

१७८, सरकार एन्ड दत्त  टेक्सट-बुक आँव्‌ मॉडन इंडियन हिस्ट्री, इंडियन प्रेत, इलाहाबाद, 
तीपरी आवृत्ति, १६३७ 

१७६, साहित्यसागर | 

श्य०., सिद्धान्त, एन० के० : हीरोइक एज आँव इंडिया 

१८१, सिन्हा, डाक्टर : राश्ज़ आँव्‌ दी पेशवाज्ञ 

श्य२. सी० बी०» वैद्य : हिस्ट्री ऑव मेडीविएल हिन्दू इंडिया, भाग २ 

श्य३२-४,  सी० ए० किकेड एल्‍न्‍्ड' रा० ब० डी० बी० पारतनिस £ हिस्ट्री ऑव दी मराठा 

पीपुल, भाग १, आक्सफ़ड, १६१६ ई०, भाग १६। 

१८५. सुजानचरित्र की हस्तलिखित प्रति, मद्यराजा पब्लिक लाइब्रेरी, भरतपुर 

१८६, सूर्यकान्त, डाक्टर : हिन्दी साहित्य का इतिहास 

१८७. हरबिलास सारडा : प्रथ्वीराज-विजय, वैद्कि-यन्त्रालय, अजमेर, १६३५४ 


श्य्द,. इम्परर बीसलदेव, 9 » रैह१५ 
श्ण्६ू, . » हम्मीर झाव_ रणथम्भौर, अजमेर, १६२१ 
१६०, + महाराणा साँगा, अजमेर, १६२४ ई० 

१६१, + महाराणा कंमा, अजमेर 


१६२, हस्तलिखित ग्रंथों की रिपोट १६४० ई० (अ्रप्रकाशित) काशी नागरी प्रच्ारिणी सभा 
है ।ए 


३७० हिंदी वीरकाव्य 


१६३०७. आककियालॉजीकल सर्वे रिपोट स ; भाग ७, भाय ११, १६१ ६-१७, १६२५-२६ 

१६८-६, इंडियन एंटीक्विरी, १६०४ ६०, १६११ ई० हे 

२००-६, इम्पीरियल गजेटियर श्रॉव्‌ इंडिया, भाग ६, १४, १६-२१, २ ३, २५ 

२०७-८. एशियाटिक एनुअ्र॒ल रजिस्टर, १८०३ ई०, १८०६, ई० 

२ ६. गज़ेटियर आँव्‌ बॉम्बे प्रेसीडेन्सी, भाग १ ८; खण्ड २, पूना ब्रांच, १्८८ए 

२१०-११, गल़ेटियर अरबल तथा जयपुर 

२१२९-२१. डिस्ट्रिक्ट गज़ेटियर, राँसी, फतेहपुर, ग़ाज़ीपुर, जालौन, इलाहाबाद, कानपुर, 
बॉदा, ब्रिटिश गढ़वाल, ग्वालियर स्टेट गज्ञेटियर, भाग १ 'गोर्थ-बेस्टन प्रॉविंसू 
गज़ेटियर, माग १ 

२२२. जरनल आाँव्‌ इंडियन आर्ट एन्ड इंडस्ट्री 

२२३-३१. दी जरनल आँव्‌ रॉयल एसियाटिक सोसायटी आ्रॉँव्‌ बंगाल, स॑० 5ए।, १, 
अंक २, १६०२ ई०, १८८१, सं० हा ,एा], भाग १, अंक ४, शथ७थ ई०, 
१८७६ ई०, १६०० ई०, भाग ५, १८८७ ई०, १८६७ ३०, १८६५ ई० 

२३२. जरनल श्रॉव इस्डियन आटे, १६१५-१६ 

२३३२, जरनल शव रॉयल एशियाटिक सोसायटी, १६०६ 

९२४. डी कुज्ञ: पोलीटिकिल रिलेशन्स एक्ज़िटेसिग बिट्विन दी ब्रिटिश गवर्नमेंट एण्ड 
नेटिव स्टेट्स एण्ड चीफ़ सबजेक्ट टू दी गवनमेंट आँव्‌ नार्थ वेस्टनं प्रॉविन्सेज़ 

१२५. द्वादश हिन्दी-साहित्य सम्मेलन लाहौर, कार्य विवरण, दूसरा भाग (निबन्ध माला), 
१६७३ वि०, स्वागत-कारिणी-सभा द्वारा, प्रकाशित 

९३२६-४८, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, नवीन संस्करण भाग ३, १ ६७६, वि०, १६८०, 
भाग ५, १६८१ वि०, भाग ६, १६८२ वि० / भोग ८, १६८४ वि०, भाग १०, 
(६८६३ विं० माग ११, १६८७ वि०, भाग १२, १६८८ वि०, भाग १३ 
१६८६ वि०, भाग १४, १६६० वि०, भाग १४, १६६१ वि०, भाग २०, 
१६६६ वि०, भाग २२, १६६८ वि० 

२४६-१०, माडन रिव्यू अक्टूबर १६२३, दिसम्बर १६३८ 

२४१. माधुरी सितम्बर, १६३६ 

२४२. राजस्थान, वर्ष १, अंक २, १६६२ वि० 

२०२, विन्ध्य-भूमि, पन्‍ना-राज्य, वर्ष २, सं० १, दिसम्बर, १६४६ ई० 

२५४. विशाल भारत, श्रगस्त, १६३० 

२४४-६, सी यू० एचिसन : ट्रीटीज़, इज्धेजमेंट्स एएड सनदूस इन श्न्डिया, भाग ५, 
खंड २, द्वितीय संस्करण, १८७६ ई०, भाग ३, कलकत्ता, १६०६ ई० 

२५७. , सच रिपोर्ट फॉर हिन्दी मैनुस्कृप्ट्स (सभी प्रकाशित तथा उन्नीस सो छियासी तक की 

श्रप्रकाशित रिपोट स), काशी नागरीं प्रचारिणी सभा 
२३८. हिन्दुस्तानी पत्रिका, भाग २, अंक ३ » जुलाई १६३२ ई० 


२७०२ 


अफ़गन दे० सेद अफ़गन 

अफ़गान १८३, २०६, २२८, रेद८, रे८१- 
मर, ३०६, ३२०, ३२३, ३२४, ३३२, ३५९४ 

अफ़गान हुसेन खाँ २०६ 

अफ़गानिस्तान २३३, २८२, ३१८ 

अफ़जल, अफ़जल खां (बीजापुर का एक सरदार) 
६३, २११, २१२, २१३, २१४, २६६, २३२, 
२३६ 

अफजल खां, (फ़र खसियर। का एक अमीर) 
श्श्य 

अफ़रासयाब खां, अफ़रासयाब ख़ाँ बहादुर रुस्तम 
जग २६२; २६६, २६८, ३३४६ 

अबदुरहमान शेख़ १८९; १८८ 

अबदुरहीम १८५१ 

अबुल्त फ़तेह (शाइस्ता खाँ का एक पुन्न) २१६ 

अबुल्फूजलू ३६, ४०, ९७, ३१०, ७5, ७४; 
$8, १७७, $८०, १८रे, $८९, १०६, १८८, 
२४४६ 

झबूमलिक अजेज, अबू मलिक अजीज २४८ 

झबूमलिक सेंद (तैमूर का वंशज) २३१ 

अवबीसीनियन २३४ 

झबुलू हसन ३०० 

अब्दुल अज़ीज़ञ दिलावर ख़ाँ २६२ 

अब्दुल मंसूर ख़ाँ सफ़दरजंग मंसूर, (अवध के 
दितीय नवाब) ७१, ११४, दे०८६, ३११, 
३१२, ३१४, ३१९, ब३े१ ९, ३१७, ३१६, २२० 
३२१, ३२३, २३४ ३२९, २२६, ३२७, ३२८; 
३२६, ३३१, ३३२ 

अब्दुल रसूल २६८ 

अब्दुल सीर ३९९ 

अब्दुल्लाह खाँ खोजा, अबदुल्ला ख़ाँ फ़ीरोज्ञ 
जंग १८१ हि 

अब्दुल्लाह ख़ा सेय्यद्‌ मियाँ २६२ 

अब्दुल्लाह खाँ (विलौर का शासक) २२३ 

अब्दुल्लाह भठारी दे” अफ़ज़ल खाँ 

अब्दुल्ला नवाब दे० ख्वाज़ा अबदुल्लाह खाँ 
फीरोज़जंग हे 

अब्दुल्लाह (जहाँगीर का एक सेनापति जिसने 
चित्तोड़ पर आक्रमण किया) १७७, २५२ 

अब्दुल्ला खाँ २७१, २७३, २७४ 

अब्दुल्लाह खाँ खोजा २६८ 

अब्दुर्लाह खाँ रूवाजा (अकबर का एक सेना- 
प्रति) रहे: पम्प, १म६ 

, अच्दुल्लाद खाँ (सेय्यद) १३, २०३, २३०, 


हिंदी वीरकाब्य 


२६२, २६३, २६४, २६९, २६७, २६६, ३००, 
३०१ ३०२, ३१४ ै३े०२ 

अब्दुलू गफ़्फार, अब्दुल ग़फ़्फ़ार खाँ २६०, 
२६७, ३००, ३०१, ३०२ 

अब्दुल्ल समद्‌ २०६, २३४, २७१, २८६ 

अब्दुल समद (अब्दुस्समद खाँ बहादुर दिल्लेर 
अब्दुस्समद ' जंग, सफुदौला) २८९, ३०९, 

अभय सिंह, (जोधपुर-शासक) ३१३, ३*४ 

असर दीवान २७२ 

अमरवाला सौगरिया ३२१ 

अमर साह १७२ 

झमर सिंह कक २०४९, २२४ 

अमर सिंह (चित्तौड़ के महाराणा) १७७, २४३, 
२४४, २&२ 

अमर सिंह (नीमडीवाले) २४६ 

अमर सिह (छनत्नप्रकाश का एक पान्र) २७२ 

अमर सिह (महाराणा राजसिंद के पौन्र) २४६, 


३२१ 

अमर सिह (जोधपुरवाले) १८ 

असानगंज २८ 

अमान सिंह ३२१ 

अमीलु द्वीन खाँ (बहादुर अमीनुद्दौला) २६० 

अमीर-उलू-उमरा दे० शाइस्ता खाँ 

अमीरुलू उमरा दे० अब्दुल्लाह खाँ सय्यद्‌ 

अमीर-उल-उमरा दे० हुसेन अली खाँ 

अमीर- उलू-उसरा दे” समसामुद्दोलाह अश- 
रफ़ ख़ाँ 

अमीर उल-उमरा कोकल ताश खाँ दे० कोकल- 
ताश खाँ 

अमीरुल उमरा फीरोजू जंग ३२० 

अमीर खाँ २६३ २६६ 

अमीर खाँ मीर मीरान २४३ 

अभीर खुसरो १६१, ३६३, १६४, 
२००, २०१, दे४८, रेई%, ३२६० 

अमोघवषे दे० सुंज 

अयोच्या १७४ 

अरका८ २०४ 

अरब २३६०, २४६ 

अरबी १९६, १६१; 
१६६, १७५ 

अरसला ख़ाँ दे० असल ख़ाँ 

अरसी दे० अरिसिंह 

अरसी, अरिसिंह २४२, २४४ 


१६९, 


१६२, १६३, १३६२, 


अराकान २७० 


नामानुक्रमणिका 


अरारुसिह राजा ३०८ 

अरिसाऊ २७२ 

अरिसाल ३२१ 

अजुन दे० अज॑नसिंह, (नोने) 

अजुन देव १७९५, १७६, २६८ 

अर्जुनपाल १७५, २६८ 

अजुनव्म २७१ 

अर्जुनसिह (नोने) ३२, रे३े, ०, ७२, ७३, 
१९१७, रे३े७, २३४१, ३२४२, ३४३, ३४४। 

अद्धे कथा १६ 

अर्व॑दगिरि दे० अली 

अचंत्ती २६२, २६३, ३*० 

असंला खाँ २६० 

अलंकार-दीपक १ ६& 

अलवर-राज्य ३४ 

अलाउददीन-दे० अलाउद्दीन मुहम्मद ख़िलजी । 

अलाउदहीन मुहम्मद ख़िलजी २३, ३४७, ४१, 
४१, ९२, ४३, ६१, ६२, ७३, ७५, ६६, 
१०२, १४८, १६१, १६२, १६३, १६४, १६९, 
१६६, १६७, १६८, १६६, २०१, २०२, 
२४१, २४२, २४७, २९२, ३१७, दरे२९, 
३४४, ३४७, शे४८, रे७६, ३९०, झे१४३, 
३४४, ३५९, ३२९७, ३५८, ३९६, ३६१ 

अलादीन, अलावदीन दे० अलाडद्दीन, मुहम्मद 
ख़िलज़ी 

अलावृत्त २५४ 

अली असग़र, अली असगर ख़ाँ ३०२, ३०३, 
३०२ 


अली आदिलिशाह २०४, २१३, २१४, २१६. 


५ २२८ 

अली कुकी ख़ा १७६, १८१ | 

अली कुली (छन्नप्रकाश का एक पात्र) २८४ 

अली कुली (सुजान-चरित्र का एक पात्र) ३२१ 

अली खाँ न्‍याज़ी खाँ २२ 

अलीखाँ २७२ 

अलीखान ३०८ 

अलीखान ३२४ 

अलीगढ़ ३१९, ३१३8, ३२०, ३२१, ३२१४, 
३३०, २२३२, ४२६ 

अली नक़ी ख़ा, २६७, २२३, 

अली बहादुर ३३७, ३३६, १४२३ 

अली सुराद खाँ जहाँ कोकल ताश खाँ दे० 
कोकल ताश खाँ 

अली रुस्तम खाँ ३२२ 


३७३ 


अली शेर ३९४ 

अली सेय्यद ३५४५ 

अली हुसेन २६१ 

अल्लट, दे० अल्लूरावर २४० 

अल्लामी फ़हामी शेख दे० अबुलफज़ल 

अल्लि फ़ते २१० ५ 

अल्लिहुसेन दे” हसन अली ख़ाँ (ओरंगज्ञेब 

का एक सेनाध्यक्ष) 

अवंती -प्रदेश २७६ 
झवध ११, १७९, २८६, २६६, ३०८, ३०४, 
३१९, ३२६, ३२७, ३२६, रेश३े७ रेशेप८, 
३३६, ३४०, ३४१ 

अवधी १६६, १६७ 

अवधुत (एक व्यक्ति) ३२१ 

अवधूतर्सिह २१०, २३६ । 

अशरफ़ खाँ दे० ख्बाजा आसिम 

अशरफ खाँ दे० समसामुद्दौलाह अशरफ़्ाँ 

अशीका-देवलरानी व ख़ितल्च खाँ ३४८ 

अपेसिह३२१ 

असगर खाँ दे० अली असग़र खाँ 

असद अली खाँ २६८ 

असद खाँ (ख़ानाज़ञाद) ३२३ ३२२, ३१३२ 

असद खाँ आसफुद्दोलाह २६१ 

असद्‌ बेग 4८३, १८४, १ 

असरफ़ खाँ १८१ 

असोधर ७०, ३०८ 

अहमद खाँ बंगश दे० अहमद खाँ पठान 

अहमद खाँ बंगश ३१५, ३१६, २१६९६, ३२२०, 
३२१, ३२४२, ३२७, २४० 

अहमद खाँ सरवानी २९८ 

झहमदनगर २०४, २१०, २१६, २२१, २८४ 

अहमद बेग दे० गाज़ी उद्दीन खाँ बहादुर ग़ालिब 
जंग 

अहमदुशाह ( सम्राट ) ११,३१७, २१६, ३२०, 
३२०, २२६, २३२७, ३२२६, २३० » 

अहमदुशाह अब्दाली ११, २३१७, रेशेम् 

अहमदुशाह दुर्रानी २६१ 

अहमदाबाद २€७ २६६, २७२ 

अहिल्याबाई ३१७ 

अहीर ८० 


आंकुश खाँ २११, २१३ 
आंकुस दे० आंकुश खाँ 
आंँतरी ३२ 


३७४ 


आंध्र देश २७ 

आँध्र-चंश २४० 

आंवला (एक स्थान) २२४ 

आझाईन इ-अकबरी १८० 

आकुत दे० याकृत खाँ 

आक़िबत ३१६, ३२६, ३३०, ३३१ | 

आक़िबत महमूद काश्मीरी दे” आकिबत 

आक़िल खाँ २७१ 

आगरा-११, ३३१, €८, ६३, ६६8, ८७, १००, 
१०८, १७८, १८8२, १८३, १८5६, १८७, 
3८०, १८६, १६०, १६८, २०४, २१३, 
२२१, २२३, २३१, रे३े३े, २२४३, २२७, 
२९८, २६६, २७०, २७३, २७७, २७५, 
२७६, २६३, २६६, २६७, २६६, ३००, 
३०१, ३०२, ३०३, २३०४, ३०४२; ३१४, 
३१६, ३२२२, ३२२०, ३३०, रेशे८, रे३३े६, 
8३४० 

आजम खाँ नवात्र १६ 

झाजम खाँ ( नवाब ) २६१, २६८, २६६, 
३०० 

आजमसान १८१ 

आज्ञम शाहज्ञादा २६२, २६९३, २८३ 

आतश खां २६८ 

आतस दे आत्तश खाँ 

आदिल शाह दे० अली आदिलशाह 

आनंदराई चौधरी २७२ 

आनन्दराव, दे० हस्मीर राव (एक मराठा 
सरदार) * 

आनंदी पुरोहित १८५१ 

आना जी दत्तो २१४ 

आपा ३१७ 

आबू पर्वत ४१, ३५२ 

आमनदास १८१, २७२ 

आसेर दे० जयपुर 

आम्र मसाद दे० अंबा प्रसाद 

आलम खान १८९ 

आलमगीर दे० औरंगराज़ ब 

आलमगीर (द्वितीय) ११० 

आलमगीरनासा २७९५, २७८, २७६ 

आल्षसपुर ३१६९ 

आलीजाह प्रकाश, दे० आलीजाह सागर 
आसा ७३, ३९४ 

है इालीजाह सागर ३३, ३४ 


५ # 2 च्क 
टी कप 
६2 “अप िक के, हि. ह दे 


हिंदी वीरकाव्य 


आसकरण (दुर्गादास राठौर के पिता) २४७ 
आसकरन १७६, १७६, १८२, २६८ 
आसफ़उद्दोला (एक अन्थ) ३४० 

आसफ़ड दहौला (नवाब) ३३८, ३४० 
आसफ़जाह दे० इमादुलमुल्क 

आसाम २०६, २४८ 

आहाड़ (नगर) २४१ 


इंतजाम ३२६, ३२७ 

इ्द्र १०प् 

ईंद्रजीत, इंद्रजीतसिंह (ओड्छावाले) २१, २२, 
८, ४६, १८१, १८४, १८६ 

इंद्रप्रस्थ दे० दिल्ली 

इृंह्रमणि, इंद्रसनि (ओड्छा के राजा) २६३, 
२७७, २७८, २८३, 

इंद्रमणि धैंधेरा २६६, २७८ 

इंद्र मनि (साहियदवाले) २७२ 

इंपीरियल गज़ेटियर २८३ 

इंद्रपुर दे० दिल्ली 

इंश्तियार खाँ २९८ 

इखलास खाँ २२२ 

इपवाकु ३९० ३९१ 

इजादु ३०२ 

इटावा १७४, १७४६, 
३१९, देमशे८ 

इृदगार बेग २६८ 

इनायत खाँ २४८ 

इनायखाँ (सूरत का सूबेदार) २१७ 

इनायतुन्ञा २६५ 

इनायतुल्लाह खाँ (फ़रु खुसियर का मामा) २६९ 

इनायतुल्नाह खाँ काश्मीरी २६२ ध 

इनायत शाह २४६८ 

इफतख़ार खाँ २श्८ 

इब्नबतूता १8 ३, २०१ 

इबादुल्ला खाँ दें० मीर जुमला 

इंबाहीम (दिल्ली-सुलतान) २४३, ३२१८ 

इबाहीस हुसेन २६४८ 

इम्त्याज्ञ ,खाँ, इमत्याजु खान २६४ 

इमादुल्मुल्क (अधानमंत्री) ३१३६, ३२०, ३२६, 

३२७, रेरं८, ३२६, मे३० 

इमॉद दे० इमादुल्मुल्क (प्रधान-मंत्री) 

इमॉद (एक इतिहास लेखक) शे२८ 

इरविन ३०, १२८, १२६, १४२, २७३६, २८०१, 
शेणमू, २६६, ३००, ३०१, ३०४३, २०६, ३४०, 


२६२, ३०२, ३०-, 


नामानुक्रमशिका 


इलायची बेग २६८ 

इलाहाबाद १७, १८१, १८5९, २०६, २७०, 
रम३8, २६०, २६३, २६६, ३१२ 

इत्तियट १७७, १७६ 

इसा खाँ ३२१ 

इसफ़्हान २६७ 

इसॉमी १६३, २०१, ३५९६, ३९७, १«८ 

इस्माइल ख़ाँ (सफ़दर ज्ञंग का एक सेनानायक) 
३०४, ३१६, ३२८, ३२६ 

इस्माइल बरेग (खाँ) ३२३ 

इस्लाम शेप 

इस्लाम खाँ (औरंगज़्ोब का एक सेनापति) २७२ 

इस्लाम खाँ (बहादुर ,खाँ का एक सेना-नायक) 
२८९ 

इस्लाम शाह दे० सलीम शाह सूर 

इस्लामाबाद २७३ 

इस्लिम शाह दे० सलीम शाह सूर 


इंडर २६२, २६३ 

इेदगाह ३२२८ 

ईरान २३१, २९८, ३२३ 

ईरानी ३२९, ३२७ 

ईलियट दे० इलियट 

इेश्वर ६७, ६८ 

इेश्वरदास (एक इतिहास लेखक) २६३, 
२७४ 

ईश्वर राउत १८१ 

इंश्वरी सिंह ३११, ३१२९, ३२२ 

इंसफ खान २७२ 

इंसा खाँ ३२४ 

इंसारढ़ २१६ 

इंसुरी सिह दे० ईश्वरीसिंह 


उबर-खंड २१६९ 

डग्नसेन १८१, २०३, २७२ 

उजागर १२१ 

उज्जैन २३१, २१५७, २६६, २६६, २७९, २७६, 
२७८, ३९६ 

उड़ीसा २६७, ३०१ 

उत्तमगिरि ३४२ 

उत्तम सिंह गौर ३४२ 

उत्तमचंद १६ 

उत्तम लाल गोस्वामी तैलंग २७ 

उंदयकरण-दे० उद्यभानसिंह (कोठारिया वासी) 


३७४ 


उदयपुर (नगर) १६, ३३, ४४७, १४१, १९२, 
१६१, १६२, २४७६, २४३६, २९२, २५३, २५४, 
२९९, २९६, २६१, २६२, २६३, २६४, 
२६५०, २८२ 

उदयपुर स्थुजियम १९8९ 

उदयभान सिंह (कोठारियावासी) २४६ 

उदयभान (सिरोही के शासक) २६१ 

उदयभान (छन्नप्रकाश का एक पान्न) २७२ - 

उदयभान (सुजान-चरित्र का एक पान्न) ३२१ 

उदयभान सिंह राठौर (सिंहगढ़ वाले) २२४ 

उदयभान सिंह चौहान २६९ 

उदयराम ३२१ 

उदय सिंह (महाराणा) २९२, ३४३ 

उदय सिंह (कुंभा का पुतन्न) २४३ 

उद्याजीत २७१ 

उदार सिंह ३३४ 

उद्देकरन २७२ 

उददित-भुवपाल २७१ 

उदोत्सिह ३३४ 

उबैदुल्लाह देखिए मीर जुमला 

उमर सेख दे० उम्र शेख मिर्जा 

उमरानी (एक स्थान) २२७ 

उमराव गिरि ३१६, ३३७४, ३४०, ३४१ 

उमरावसिह सगर २४२ 

उमाद्तुलूमुतक अमीरुल उमरा बहादुर फ़ीरोज्ञ 
जंग सैयूयद हुसेन अली ख़ाँ २६४ 

उम्मेदर्सिह ३२२ 

उभ्न शेख मिर्जा ३१८ 

उदू १२७, १६८, १६६ 

जवेशी १०७ 

उलग खाँ २४८, ३९९, ३२५१६, २२९७, रे४८, 
३६० 

उल्लू खां दे” उलग खां 


ऊदा दे० उद्यसिंह (कुंसा का पुत्र) 
ऊदाजी, ऊदोजी (दौलतराद सिधिया का एक 
मुसाहिब) रेशभे 


ऋतु विलास १५६० 
ऋषभदास जेन १७ 


एकलिग महात्म्य १६२, २०० 
एजुद्दीन दे० ऐज़्दीन 
एटा २३२३, रेरेप 


हि 
न 
हैं] 
कम ध 


रे७६ 


एु देल ऑच हू सिटीज २०१ 

एव्माद्‌उह्ोलाह दे० इंतजाम 

एतसादुद्दोला क़मरुदीन खाँ दे० कमरुद्दीनख़ाँ 
बहादुर एतमादुदौलाह 

एमादुद्दौला सुहस्मद अमीन खाँ बहाहुर २६१ 


ऐजुद्दीन ६६, ८६, २८६, २६२, २६४, २१९, 
२६६, २०२, ३२०४ 

ऐतमादुपुर ३०९ 

ऐरछ, ऐरछुगढ़ १८३ १८६, २७४ 


ओंकार नाथ (एक तीथ्थ-स्थान) २५३ 

ओम २२, २३, १६१, १६२, १६३, १६६, 
१६८, २०१, रेहेह, २४०, रे४8६., २४८, 
२४६, २६०, २६२, २४३, २५५, २५६, 
३४६, २५९० 

ओड़छा, ओरछा २०, २१, ५७, ९८, ९६, ६६, 


१७६, १८पप८०;, १८६, १६०, २३४, २६६, 
२७३, २७७, २७८, रे८०१, रे८फर३रे, रेपरा) 
र८६्‌ । 

ओरंग, दे० औरंगज़ेब 

झोसवाल २४६ 


झरंगज्ञेब १०, ११; १९, १८, २८, २६, ३०; 
४३, ६३, ६७, ६५, ६६, ६७, ८४, १०८) 
१६8८, २०४, २००, २१३२, २१९, २१७, 
२१८, २२९०, २२१, २२९, २२३, २२४, 
२२९७, २२६, २२३, २२७, २३६, २४४, 
२४६, २४७, २४८, २५५, २९६, २५७, 
शश्८, २६६, २६०, २११, २६२, २६४, 
२६३९, २६६, २६७, २६८, २६६, २७०, २७१, 
२७३, २७२९, २७६, २७७, २७३६, २८१, 
८२, रे६मरे, २८७, र८६, रे८६, २६१, 
२६२, २३६३, २६४, ३१७, ३१६ 
ओऔरंगसाह, औरंगसादि दे० औरंगज़ेब 


औरंगाबाद २०१, २१६, २१७, २१६, २८रे 


कृधार १०, ४९, ६६, ३०७, २०९, २३०) 
रेरे३े, २६६, २७०, २७४ 


' कंस २०३ 


कंसराज ३४२ 
कंस-संदयारक दे० कृष्ण 
कंसारि दे० कृष्ण 


2.8, .॥७ 


लन्ड सर 


हिंदी वीरकाव्य 


कछुवाहा १5८, १७६, १८८, देरे ४ 

कछुवाह्ाघार ३३४ 

कछोचा #€८, ६०, १७७ 

कटेरा गढ़ १७५९ 

कडा डरे 0 श्र | "५ द्द्‌ 

कड्ठा-जहानाबाद २८६ 

कड़ा-मानिकपुर २६६, ३०० 

कनरपीधाट की लड़ाईं २० 

कनवज्ज दे० कन्नौज 

कनवारा ३४० 

केन।रा २२७, र२श८ 

कनेरा २७४ 

कन्नौज १९७, ३१७४, 
३१८७५ २३२३ 

कन्नौज-शाहदाबाद ३०४६ 

कन्ह २९२ 

कन्हर १८८१ 

कन्हा सगताउत दे० कान्हा शक्तावृत 

कबरू ३९४, ३९९, ३९६, ३९८, ३३६ 

कमधज्ज दे० राठैर 

क़मरुद्दीन खाँ (दिल्ली का प्रधान-मंत्री) ३०८, 
२३१० 

क़मरुद्दीनखाँ, ,कमरुद्दीन खां बहादुर एतमादु- 
होला २६१, ३२० 

क्रेमरुदीन खाँ बहादुर दे० इंतजाम 

क्रमरुद्दीन खाँ हुलास १६ 

कमलचंद २७१ 

करन, कर्ण ( वीरसिहदेव-चरित के एक पात्र ) 
१७२ 

करन जू कने छुत्रमकाश का एक पात्र) २७२ 

करज्न दे० करण (बीकानेर के शासक) 

ककंट ३४, ३५ 

कर्ण (बीकानेर के शासक) २०९, २२० 

कर, कर्णसिह (च्षेमसिंह के पिता और चित्तौड़ 
के शासक) २४०, २४१, २४२, २९१ 

कर्णसिह (शिवाजी के पूवेज) २०३ 

कर्णोसिह सद्ाराणा (अमर सिह के पुत्र) २४२, 
श्४ 

करण (महाभारत के एक पान्न) २२० 

कर्ण-तीर्थ (मंदिर) १७२ 

कनल टॉंड दे० टॉड। 

कनेल' पॉवेल ३४० 

करनला (एक दुगे) २१६ 

करनाटक २०६३, २२८, २२६, २३० 


१८१, २३१, ३०४, 


नामानुक्रमणि कां 


करमसीह २४८ 

करहरा १७४ 

करहिया ३२, ४६, ६२, रे३र, ३३४, रे३२, 
शे३६ 

करहिया कौ रायसौ १७, ३२, ३७, रे८, ४४, 
७२, ६९२, 8४8३, ११४, १७०, श3३४३, ३४३६ 

करिजा २२६ 

करुदीं खाँ दे० क़रमरुद्दीन खाँ बहादुर एतमादुद्दोला 

कल्िग २३१ 

कलकत्ता २३१ 

कलस २७१ 

कल्यान, कक््याण २१६, २२०, २२४, २३३ 

कल्याणदास (केशव के भअ्राता) २१ 

कल्यानदे (रानी) ९६, ६०, १८१ 

कवाल जी के कंड ३९२ 

कवि प्रिया २१५, २२, १४६, १७४५ 

कवि-विनोद ३१ 

क़सूर (स्थान-विशेष) २०६ 

फांकडोली २३६ 

काँगड़ा १० 

काकुत्स्थ कुल दे० सूर्य-वंश 

काकोरी-(स्थान-विशेष) र२श्८. - 

कानपुर ३२१, ३४० 

काठियाबाड़ २७० 

क्रादिर दाद खाँ २६२ 

क़ानूनगो ३११, ३१२, ३१३, ३२२४, २३२ 

क़ानूनगो परिवार ३१४ 

कानोड़ २४४ 

कान्ह सिंह (गोगूँदेवाले) २४६ 

कान्हा शक्तावत २४६ 

काबुल १७६, २०६, २३०, २३३, २९८, २६३ 

काभरू दे० कबरू 

कामबक्स, कामबख्श २८४, ३१६, २२६ 

कासव्‌र (एक इृतिहासकार)३० १ 

कायम ज्ा बंगश ३१६, २३२३, ३२४ 

कायस्थ ३१९ 

कारतलब खाँ २१६ 

कारतलब अंसारी-२६२ 

कारातीय (एक स्थान) र८<* 

कालजमन €० 

कालभोज(द्वितीय) दे० बापा 

कालपी १७९, १८४६, रदे४, 3३४, शे३े८, 

ध ३४० 

कालिका देवी ७८, शरे२८ 


कप्य 


३७७ 


कालिजर १७९, १७६, २३१, ३१८; रेरे ६ 

कालिदास १४७, १४८, २४७ । 

काली नदी ३२४ 

काली पहाड़ी ३२२८ 

काली कुमारी २७६ 

कावेरी २२६ 

काव्य-विलास १६ 

काश्मीर २३१, २<८, २६५९, २६७ 

काशी १६, १७, १८, २२, ४६, १७४, २२४) 
२३४, २६७ 

काशी (शिवाजी के एक सेनापति) २१० 

काशीनाथ (केशव के पिता) २१ 

काशीमेघ (बेगूंवाले) २४५ 

काशीराज २६७, २७१ 

कासयंज ३४१ 

क़ासिम खाँ २७२ 

क़ासिम अली खाँ १७६ 

कासिम बेग खाँ मिर्ज़ा २६८ 

कासी दे० काशी 

के दाद खाँ बहादुर दे० नूरुतलाह 


किशनगढ़ २४७ 

किशनसिंह ३२१, ३२४ 

किशनसिंह राठौर २४७७ 

किशोरसिह (कोटावाले) २०५९ 

किशोरसिह २२६ 

किशोरीलाल गोस्वामी १७ 

किशोरी शरण लाल ३१४८ 

किसनेस, किसुनेस दे० किशनसिंह 

किसुनदास २७२ 

किसोरी खंगार २७२ 

कीतू (कीत्तिपाल) १&२ 

कीरति, कीरतसाहि २७२ 

कीरतसिंह ३३४ 

कीत्तिसिह २२४ 

कीत्ति निश्शंकदेव पराक्रमवाहुँ २०१, २०२ 

कुंभ दे० कुंभा 

कुंभ लमेर, कुम्भल गढ़, कऊंभलनेर १8६२, २००, 
२०२, २४१, २९२ 

कंभा २००, २३८, २४३, २५२ 

कुम्भकरण (एक कवि) दे० कुंभा 

कुभनदास २६ 

कुंभेर ३१६, ३१७, श३०, ३३१ 

कुंवर कुशल १६ 


३७८८ 


कुंवर नरायन दास २७२ 

कुंवर राज रनधीर धंघेरों २७२ 
कंवरसेन २७२ 

कुवरपुर ३०२, ३४१ 

कुमाऊँ २६३७, २३६ 

कुमारपाल रासो $८ 

कुमारसिंह २४१ 

कुलजुम (एक अंथ) २७० 

कुलपति मिश्र $८ 

कुलवार कुरी २६८ 

कुल पहाड़ (स्थान-चिशेष) ३४१ 

कुलीर ३४, ३< 

कुतचसा ३४० 

कुडाल २१४६ 

कुंतुबसीनार ३१२८ 

कुतुब॒ुहीन, क़ुतुब॒ह्दीन खाँ १८० 
१०८१, ३९४ 

क़तुबल्मुक्क सेयद अब्दुल्लाह खाँ दे० 

अब्दुल्लाइ खां सैय्यद 

कुतुबुल्मुक्क बहादुर यार वफ़ादार ज़फ़रजंग 
दे० अब्दुल्ला खाँ सेस्यद 

क़तुबशाह २१६, २२४ 

कुश (राम के पुत्र) १७४, १६१, २६७, २७१ 

कूमें-प्रताप ३२१ 

कुषण्ण १६, ३१, ४६, ४६, रूए, १३१०, 
११९, १२९६, १९२, १९५, २०३, २८७, 
३२३१ 

कृष्ण जी (अफज़ल खाँ का एक साथी) २१२ 

कृष्ण जी बाजी दे० चंद्र राव 

कृष्ण जी भास्कर २११ 

कृष्ण्गाढ़ २४७, २९५ 

कृष्णानंद २६ 

कृष्ण नारायण १७४ 

कृष्णदास २६, १०८१ 

कृष्ण शास्त्री २७ 

कृष्ण सिह (बूँदीवाले) २०५ 

क-ण सिंह राठोर दे० किशन सिंह राठौर 

के पणु-वंशीय ३१२ 

कृपाराम १८१, २७२, ३२१ ! 

हक हिस्ट्री ऑव्‌ इंडिया १८९, ३४७, शे४८, 
कफ़ैव्लरांस १६ 

ऐैशव, केशवदास १४, १२९, १६९, १८, २१, २२, 
| १8. ४० ४८, «६, *७, ए८, (8, ६०, ६१, 


हिंदी वीरकांब्य 


७६, ७७, ७८, ७६, ८5०, &८, ६६, १००, 
१०१, १२९०, १२१, १२४, $२५, १२६, 
३२७, ३२१, १३२, १३२, १२%, १३६, 
११८, १३६, १४०, १४१, १४९, १४६, 
३४७४ १४८, १४६, १४१, १९६, १६०, 
१६१, १६८, १७४, ३७९, १७७, १७८, 
१८०, १८१, १८२, १८३, १८७, $८<, 
१८६, १८७, १८८, १८३, १६०, २६८ । 

फेशव पन्‍्त ३४१ 

केशब मिश्र दे० केशव 

केशवराय बुन्देला २८२ 

केशरीसिह राचत २६१ 

केसरीसिह चौहान २४४९ 


केसरी सिंह सगतावत दे० केहरीसिंह शक्तावत 


केसरी सिंह धंघेरा २७२ 

केसचव दे० केशच 

केसचराय (करहिया का एक व्यक्ति) २३४ 
केसौदास दे० केशव 

केहरीसिंद शक्तावत २४४ 

केहरीसिह चौहान दे० केसरीसिंदह चौहान 

केसरीसिंह (करहिया का एक व्यक्ति) ३३४ 


केहरीसिंद (सूरजमल का पौन्न) ३१४ 


कीइना (नदी-विशेष) २३२ 

कोकसिंह २७४ 

कोकलताश खाँ २६३, २६४, २६८, ३०४,३ ०३९ 
किलतास दे० कोकसताश खाँ 

कोटज (एक दुर्ग) २१६ 

कोटरा दे० कोहतिला 

कोटा २६, २०९, २८९, ३९२ 

कोंठारिया २४९२ 

कोड़ ३१० 

कोड़ जद्दानाबाद, कोड़ा जहानाबादु ३०८,३० ४९, 
३१० 

कोड़ा ३०२, ३०४, २०९, ३०७, ३०६, रे२० 

कोणकण २१८, २१३, २२६ 

कोनदन दे० सिंहगढ़ 

कोयल दे० भलीगढ़ 

कोरडे दे० रघुनाथ बल्लाल कोरडे 

कोलर (एक स्थान) २२४ 

कोलन नदी २२६ कि 

कोलावा (एक जिला) २१५ 

कोली (एक जाति) २२४ 

कोली-प्रदेश २२७, २२८ 

कोल्हापर २१३, २५८ 


नामानुक्रमशिका 


कोहतिला ३२७, ३२८, ३२४६ 

कोच २७४ 

कौसिलापुरी २३१ 

क्षत्रिय ४९, ९१, ६७, ७१, ७३, ३०८, ३१२, 
रे०२ 

त्ीर-दुर्ग २१६ 

क्षेत्रसिह २४२, २९१ 


खंडहर २३४ 

खंडू दे० खांडे राव होल्कर 

खंद-कला (एक दुर्ग ) २१६ 

खजुआ २३३, २२७, ररए८, 
२७७, २६३, ३०२, ३०३, ३०४ 

खड़्गराय १८१, १८६ 

खरगराह २७२ 

खरगराय (करहिया के संस्थापक) ३३३ 

खरगसेन १८१ 

खरगे बारी २७२ 

खत्री १७८ 

ख़फ़ी ,खाँ २९५८ ३०१, ३०४ 

खमसरा घाट ३०२ 

खलौील उज्ञाह खाँ २७७ 

खूलीलुल्ला खाँ यज़्दी २६३ 

खबा (एक स्थान) ३९ 

खवास खाँ २१६, २२१ 

खांडेराह २७२ 

खांडेराय ३ ८१ 

खाँडेराव होल्कर ३१६, ३३०, 
३३१, ३३२ 

खांडोजी होल्कर दे० खाँडेराव होल्कर 

खाँ जहाँ लोदी १९० 

ख़ाँ जमा दे० खाँ जमां अली असग़र खाँ 

खाँ जमा अली असगर खाँ २६२, ३०६ 

खाँ जूमां दे० असग़र खाँ 

खाँ-दौरा (वह व्यक्ति जो नाव्रिशाह के युद्ध 
में मारा गया) ३२० 

खाँ दौरा नोशेरी खाँ दे० नौशेर खाँ 

खाँ.दौरा नौसरी दे० नौशेर खाँ 

खान जहान १८१ 

ख़ान जहाँ २७२ 

ख़ान जहाँ, सुजफ्फर अली खाँ खान इ-जहाँ 
२६०५ 

ख़ान-इ-ज़मां दे० मुनीम खाँ 

खान दौरा दे० ज़वाजा हुसेन 


रे ७० । २्‌ हि. द्द्‌ है 


२७६ 


खान-ए-दौरा २७३ 

खान दौरा अमीरुलू उसरा रूवाजा आसिम्र 
दे० समसामुद्दौलाह अशरफ़्खाँ 

खान दे० शेर अफग़न 

खानखानानबहादुर ज़फ्रजंग दे० मुनीम 
खो 


खानजादा खाँ शाइस्ता खाँ २६९ 

खानखानान निज्ञामुल्म॒ुल्क बहादुर फतह, जंग 
दे० ग़ाज़ी उद्दीन खाँ चिक्लीच खाँ निजा- 
सुल्मुल्क 

खान आलम बहादुर शाही २६६ 

खान दे० अफूजल खाँ 

खान खानान दे० मीर जुमला 

खान खानान महावत दे० महावत खाँ 

खानचन्द्‌ ३२१ 

खानदेश २२९, २६२ 

खान खाना नवाब दे० अब्दुरंहीम 

खानखाना २७२ + 

खानवा २४३ 

खानापुर २१६ 

खालिक २७२ 

ज्वाजा अब्दुल्ला १८१ 

रज्वाजा आसिम ३०१ 

ख़्वाजा खातिर ३९४ 

ख़्वाजा हुसेत २६४ 

खाँ बहादुर दिलेर जंग दे० अब्दुलससद 

खित्स्‍रखाँ (शाहजादा) १६४, १६५, १६७, 
२००, ३२४ ॥ 

खिज्खां, (एक बीजापुरी सरदार) २५८ 

खिज्नाबाद १६४ 

खिलजी ३२९, ३९४, ३९६ 

खिमानन्द ३२१ 

खीची-बंशावली (एक ग्रंथ) १६ 

खीची २४६, ३०८ 

खीचीदरा दे० राघवगढ़ 

खीची राव रतनसेन २४६ 

खीर दुगग दे० क्षीर दुर्ग 

खुम्माण २४८ 

खुमान २०३ 

खुमान ३३४ 

खुमानसिह (चरखारी के शासक) ३४२ 
खुमानसिह दीवान ३४२ 

खुरासान १०८, २३०, २३३ 

'खुरस दे० शाहजहाँ 


रे८० 


खुसरों शाहजादा १०, १००, १८०, १८४ 

खुस्याल सिंह ३२१ 

खूबू शेख दे० .कुतब॒द्दीन खाँ 
खेतल २४८ 

खेरुदीं अली खा २६८ 

खैगढ़ २१६ 

खोजा रहमतुल्लाह २६८ 

ख़्वाजा इनायतुल्लाह खाँ दे० खानाजाद खाँ 
शाइंस्ता खां 

ख़्वाजा मुजफ्फर खाँ पानीपती दे० ख़्वाजा 
सुजपफर अली खाँ तोराबाज 

ख़्वाजा सुजफ़्फ़र अली खाँ तोराबाज २६५ 

छवाजा अब्दुल्लाह खाँ फ़ीरोज जंग २४७ 

खज्वाजा अब्दुल्लाह खाँ दे० अब्दुल्लाह खाँ 


खोजा 
ज़वाजा हुसेन (खाँ दौरां) २६४, ३०२ 


गंग, गंगा २३, ६१, ११४, १४६, ३१०, ३२४ 
गंगागिरि ३४२ 
गंगादास २४४ 
गंगाधर शास्त्री तेलंग २७ 
गंगाधर तांतिया ३२२ 
गंगाराम (छन्नप्रकाश का एक पान्न) २७२ 
गंगारास (सुजानचरित्न का एक पात्र) ३२१ 
गंगासिह सगताउत (शक्तावत) २६१ 

गंगा लहरी ३३ 
गंजन ६६ 
गंधवंसिह्द २६८ 
गंधवंसेन २०१, २०२ 
गंभीरराय $८ 
ग़ज़नी १८१, ३५४ 
गजददिय खान दे० शहाबुद्दीव एमादुल्मुल्क गाज़ी 

उद्दीन ज़ाँ बहादुर फ़ीरोज़ जंग 

गजरसिंह (छन्नप्रकाश के एक पात्र) २७२ 
गजसिंह (जोधपुर के महाराजा) २४६, २५३, 
२६६ 

गजसिंह (सुजानचरिन्न-के एक पानश्न) ३२१ 
गजा छितपाल ३३४ 

गजू २४६ 

गदयोरी ३४२ 

गढ़ बोर (गांव) २६४६ 

गढ़ा समांडला ३२ 

गढ़-कुडार १७२ ' 

गई चांदा २२८ 


हिंदी वीरकाब्य 


गढ़नेर २३१ 

गढ़ला (एक स्थान) ३१५८ 

गढ़वाल २३६ 

गढ़ा कोण २८६ 

गढ़ी-मैदान ३२८, ३२६ 

गणेश शंभाजी ३१८ 

गणेश जी ४७४, ४६, ९१, १३१, १३२ 

गदाई खाँ १८४ 

गनेशखेरा १७४ 

गभरू दे० कबरू 

गया २२४ 

ग़रीबदास कुचर २४४ 

ग़रीबदास (छन्नसाल का पुत्र) २८४ 

ग़रीबदास (सहाराणा राजसिंह का पुरोहित) 
२४६, २४८ 

गहिरिदेव (एक व्यक्ति) २६७, २७१ 

गहिरवार कुल €७, १७७, २६७ 

गागरोन २८४ 

गाजण (बादल का पिता) १६२, ११४ 

ग़ाज़ीउद्दीन ज़ां, गाज्ञीडद्दीन खां इमादुल्मुल्क 
ग़ाज़ीडद्दीन ३०९, २३२९, ३२७ 

गाज़ी उद्दीन खां, गाज़ीउद्दीन खाँ बहादुर 
गालिब जंग २६१, २०१ 

ग़ाज़ीउद्दीय खाँ चिकलीच खां निज्ञामुल्मुल्क 
२४६३ 

गाज़ीउद्दीन फ़ीरोज्ञ ज्ञंग २४२ 

ग़ाज़ीपुर (कानपुर निकटस्थ एक नगर, २०४६, 
३१० 

गारदेजी परिवार २६६ 

गिद्दा २७ 

गिरधन २७ 

गिरधरदास १८१ 

गिरधर लाल, गिरिधर लाल बहादुर, (छुबीलेराम 
नागर का भतीजा) २८६, ३४०२ 

गिरिवर पुरोहित २४८ 

गिरशास्प (व्यक्ति विशेष) २६२ 


गिरिजा ६१ 


गुजरात ६९, १७८, १८१, १३६, १४८, १88, 
२०१, रे३१, २३३, २४१, २४३, रदप्, 
२६२९, २६३, २६४, २७०, २७९, २७७, 
२६०, २६२, २६४, ३१६, ३४२, रे४२, 
3434 

गुढ़ा ३३६ 

गुमान सिंह (चित्तोड़वासी) २४४ 


। नामानुक्रमणिका 


गुमानसिंह (बाँदा के शासक) ३४१ 

गुलाब कवि १७, हे२, ४६, ७६, ६२, ११४; 
११६, १२१, १२९, १२६, १३१, १४२, १३३, 
१३७, १३८, १४०, १४१, १४३,१९८ ३७०, 
३३३, ३३४, ३३९, रेश६ 

गुलाब (एक महात्मा) १३ 

गुलाबराय (राजा छुबीलेराम नागर का दामाद) 
श्ध्य 

गुलाब मेंहदी ख़ाँ, दे० गुलाम मेंहदी खाँ 

गुलाम (वंश) ३२४९ 

गुलाब अली ख़ाँ गुलाम अली ख़ाँ, 
जुलफिकार खज़ाँ बहादुर २६४ 

गुलास क़ादिर ३३६ 

गुलाम मुईउद्दीन ख़ाँ २९८ 

गुलाम मेंहदी खाँ २६८ 

गुलौली ३४२ 

गुहिल (वंश) १६१, १६२, २४०, २४२, २४८, 
२२९१ 

गुहदत्त, गुहादित्य गुहिल दे० गहादित्य 

गूजरराज ३२१ 

गूजर ३४२, ३४३ 

गूयक ३२५९१ 

गुपालमनि २७२ 

गुपाल बारी २७२ 

गुपाल खवास १०८१ 

गृहादित्य १६१, २४७०, २४६, २९०, २२१ 

गेरत खाँ, गेरति खाँ २६६३, २६४ 

ग़ोंड (जाति) १७७, २७३ 

गोंडवाना २३१ 

गोआ र२ह२ 

गोकुलस्थ 3२ 

गोकुला, गोकुलराम गौर, ३२१ 

गोदावरी ३२, १४८ 

गोगूदे २४६ 

गोपचंद २७१ 

गोपाल २० 

गोपालदास २४२ 

गोपालदास, (नकटा) १८२३ 

गोपालसिह २६३ 

गोपालसिह भदौरिया ३०६९ 

गोपालसिह ३१६ 

गोपीनाथ (बूँदी के शासक) २८, २७० 

गोपीनाथ कमध्वज्ज २४७६, २६२ 

गोपीनाथ (अफ़्ज़ल खाँ का एक साथी) २१२ 


८१ 
गोसती (राजस्थान की एक नदी) २२*, 


२५०६६ 

गोर (राजपूतों की एक जाति) १६२, १६ ३ 

ग़ोर, गौर (एक स्थान) २३३, ३१८, ३९४ 

गोरखपुर ३९४६ 

गोरखा (एकस्थान) २७२ 

गोरा २३, ६३, ६२, ८०, १६२, १६३ १६३३, 
१ && 

गोरा बादुल की कथा, गोरा बादल री कथा, गोरा 
बादल की बात १७, २२, २३, डे७, रे८, 
४१, ६९१, 5०, १०२, १६१, १९१) १३४३, 
१६६, १६७, २०१ 

गोरेलाल दे० लालकवि (जुन्देलखंडवाले) 

गोलक्‌डा २०७, २२०, २९४, २२७, २३१) 
२३४ 

गोविन्द (मेवाडवाले) २४८ 

गोविद्चंद्‌ २७१ 

गोविद्दास मिश्र ३८१ 

गोविंद बललाल शेशे८ 

गोविद्राय ३*२ 

गोविद्राई (पेंतपुर बारे) २७२ 

गोविदर्सिह (सिक्ख गुरु) २८६ 

गोवद्धन 8८, १२६, १६२ 

गोसाईं (एक जाति) ३३४७ 

गोहद २७८, ३६३४ 

गोसाई' राजेन्द्रगिरि दे० राजेन्द्गिरि गोसाई 

गौड़्वंश ३४ 

गौड़ देश दे० बंगाल 

गौतम २७२ 

गौर दे० गोर (राजपूतों की एक जाति) 

गौरासिह ३०८ 

गौरी दे० सुहम्मदगौरी “ 

गौरीशाह ३५९९ 

आंड डफ़ २२३ 

सियसेन २९, २६, र२े८, २६, ३०, ३१ रेए 

ग्वालियर ३३, १७९, १७६, १७६, १८६, 
२३१, २७१, २७३, २७९, २७६, २८०१, 
२८४७, २८६, २६२, २१७, ३३१३४, ३०१ 


घनसिह ३३४ 
घनश्यास २७२ 
घनश्याम शुक्र १८ 
घनस्याम दे० घनश्याम 
घाणेराव २४६ 


इ८२ 


घासहरा ३१९, ३२४, ३२९, ३३०, ३१, 
३३२ 

घासेरा दे० घासहरा 

घोरपदे २०३ 


चंडौस दे० चंदोसी 

चंद (चंदबरदायी से भिन्न व्यक्ति) २७२ 

चंदनदास २७२ 

चंदंवरदायी ४१, १२०,१४३, १२७ 

चंदवार (एक स्थान) १७४ 

चंदेल १७७ चदेरी २७७ 

चंदोसी ३२२ 

चंद्रकला (एक नत्तेकी) ९२, ३४५, २९९, ३५९६ 

चंद्रराव (जावली के शासकों की उपाधि २१० 

चंद्ालोक (एक अंथ) ३३ 

चंद्रहंस २७२ 

चंद्रभान (भूपण-अंथवली का एक पात्र) २०९ 

चंद्रभान (वीरसिंहदेव-चरित्र के एक पात्र) १८१ 

चंद्रभान (सुजान चरित्न के एक पात्र) ३२१ 

चंद्भान, चंद्रभाण (नीमराणा के राजा) २४, 
डे 

चंद्र-वंश ९१, २०३, ३१२, ३३१ 

चंद्रशेखर वैद्य ३४३ 

चंपतराहु (बढ्गूजर-सुत) १४१, १८६ 

चंपति, चंपतिराय बृंदेला २८, ३०, ४९, ६६, 
६७, द८, परे,८5७, १७७, २०२, २३४, २६७, 
२६४८, २६६, २७१ ९ २७३, २७४, २७२, २७६, 
२७७, २७८, २७६४, २८५, २८७ 

चंबल ६६, २७२, ३१६ 

चकत्ता कुल-दे० चगताई कुल 

चकला कड़ा-मानिकपुर ३०२ 

चकला-कोयल ३१३६, ३२४ 

चंगताई-कुल-दे० मुगल 

चचेड़ी (एक स्थान) ३०७, ३०८, ३०8 

चछोरी ३४२ । 

चतुरग रेरेर 

(एक तीथे-स्थान) २९९, २३६ 
च्यत वैध डरे... 

चरखारी २३६, ३४२ 

चहुँवाण दे० चौंहान 

चघरणखदास १४ 

चाँदा (स्थान विशेष) २७३, २७४ 

चाँपा (व्यक्ति विशेष) २६५ 

सांपावत (राठौदों कीं एक शाखा) २४५ 


हिंदी वीरकाव्य 


चाकन २१४ 

चाचा २४३ 

चघारण ३७, 3८, ४३५ ४४७, ९३, ध६, ६२,६४, 
७७, १२३, १६७, १७०, १७३, १६२, १६६, 
१8६६, २००, २०३ २९९, २६६, २६७, २६८, 
श्पर ॥॒ 

चारभुजा दे" चतुभुज 

चारुमती ६४, १२८, २४७, २४९२ 

चालुकूंड २३१ 

चात्लुक्य २४७९, २९१, ३२९०, ३९१ ३५९२ 

चाहसान ३९१, ३९२ 

चिची दे० जिज्ञी 

चिजाउर दे० तंजौर 

चितामनि सुरकी २७२ 

चिकली (एक स्थान) २२७ 

चिकलीच ख़ां दे० ग़ाज्ञीउडहीन ख़ाँ चिकलीच 
खाँ निज्ञामुल्मुल्क 

चितजर दे० चित्तोौड़ 

चित्तोड़ २३, ४१, २२, ६११, १५२, १७८, 
१६१, १६२, १8३, १६४, १६५९, १४६, 
१६७, १६८, १६४६, २००, २०१५ २०२ 
२३६, २४०, ९३४१, २४२, २४३, २४८, 
२४६, २११, २९४, २६१, २६२, २६३, 
शे९३, ३२६० 

चित्नंग मोरी २४७८, २४३, २११ 

चित्रां दे० चित्रंग मोरी 

चित्र॑गि, चित्रंगी दे० चित्रंग मोरी 

चित्रांगद मोरी २४७८, २९१, २६४, २७२ 

चित्रकूट दे० चित्तौड 

चित्रकोट दे० चित्तोड़ 

चित्रपाल २७१ 

चिद॒म्बरस्‌ २२६ 

चिन क़िलिच ख़ाँ ३०४, ३०६ 

चिसना बेगम ३९५ 

चीताखेड़े २४६ 

चीन २३० 

चुरामनि ३१४ 

चूड रावर २४४८ 

चेलरा १७४ 

चैतकर्ण १७४ 

चैनसिह ३२१ 

चैप्लेन २१७, २१४८ 

चोंड, चोडसिह २४८ 

चौद॒हा मेघ २७ 


नामनुक्रमणिका 


चौरायढ़ १७७, २७३ 
चौसा ३१८ 
न ३०७, ९२, ८२, १७९, १६१३, १६२ 
२३४३३, २४६, २४७, ३०८, ३२९०, ३९१ 
३२९२, ३०२३, ३९५६ 


छुतरसाल (सुजान-चरित्र का एक पान्न) ३२१ 

छुता दे० छुन्नसाल बंदेला 

छुतारो दे० छुन्नसाल बुन्देला 

छत्र-कीति ३० 

छत्न -छुदु ३० 

छुन्न-छाया ३० 

छुन्न-दंड ३० 

छुन्न-प्रशस्ति ३० 

इन्नसालदशक १७, २९, २६, ३७, ४३, १६० 

छुन्रसालशतक डदे० 

छुल्‍्हज़ारा ३० 

छुम्नप्रकाश १३, १७, २७, २८, २६, ३०, २७, 
४४, ४९, ६६, ६६,६८, १०६, १११, १२०, 
१६६, १७९, २३९, २६७, २६८, २७२, 
२७३, २७९, २७६, २७६, २८०, २८१, 
२८२, २८३, २८४, २८९, २८६, २८७ 

छुन्नमुकुट बुन्देला २८४ 

छुत्नसाल बंदेला १३, १३8, २९, २६, २८, 
२६, ३०, श्द, ४३, ४९, ४8६, ४७, ६९४, 
६४, ६९९, ६७, ६८, ८२, करे, ४७, एण्; 
१०९, ३०६,१०६, १३०, २०६, २३४, २३९, 
२३७, २६८, २६६, २७०, २७१, २७२, 
२७९, २७८, २७६, श८०, २८०१, २८२, 
२८३, २८७, २८९, २८७, ३४२, ३४३ 

छुन्नवाल-व्रिदावली १६8 

छुत्रसालसिह दे० छुत्रसाल बुंदेला 

छुत्रसाल हाड़ा २८, २६, ३०, २०९, र२रेडे, 
२४६, २५३, २९४७, २७०, २७९, २७६ 

छुत्नरताहि (गौड़ देश का शासक) २४८ 

छुम्नसिह(कुँवर) २७४ 

छुबील्ेराम (नागर) ६६, ८८, २८६, २६३, 
२६८, ३०२, ३०० 

छुरों (स्थान विशेष) ३४१ 

छाड़गढ़ ३४९, ३४६, रे४३, ३९७ 

छोटा मिर्जापुर १०३ 

छोटी सादड़ी १६२ 


जंगनामा १ ७, ३०, ३१, ३७, ३८, 3४३, ४७, 


रे८रे 


६६, ७०, प्ू८ण, १११, 
१६७, २८८, ३०२, ३०३ 

जंगमनि १८१, १८२ 

ज़ेज़्ीरा २३३, २३४, २२९, २२६, २३४ 

ज़करिया खाँ २६२ 

जगन्नाथ (लाल कवि के पूर्वज) २७ 

जगन्नाथ (जयपुर वाले) १७८ 

जगन्नाथ आचीन १६ 

जंगजीवन १३ 

जगत्राज १६ 

जगतनारायण ३२३ 

जगतसिह पमार ३४२ 

जगत्‌बहादुर ३४२ 

जगतूदिग्विजय १६ 

जगतराद २७२ 

जगतसिह (छदन्नप्रकाश के एक पान्न) ११०, 
२७२, २८५, २०६ 

जगत्‌सिद्द (मऊवाले) १८ 

जगतूसिह (जयपुर-नरेश) ३३, ९०, ७३, 
१७६, २३६, २४३ 

जगत्‌सिंह (मेवाड़ के राणा) १८, ६९, २७३, 
२४४, २९२, २९३, २९४ । 

जगद्विलास १८ 

जगदेव (भमार) ३९६३ 

जगदेव गढ़ २२६ 

जगद्विनोद्‌ १७, २०, ३३, ३४, ३२७, २०, ७५३, 
७६, 8२, ६४, ११६, १२१, १४१ 

जगमोहन पुरोहित दे० जंगमनि 

जगेतस २७२ 

जटमल १७, २२, २३, ३८, ४१, ४२, <९, ६१, 
७६, ७७, ८०, ०१, १०१, १२०, १२<*; १३१, 
3३२, १३३, १३८, १४२, १९८, १६१, १६२, 
१६१, ११२, १६३, १६४, १३९, १६६, १६९७, 
२०७० 

जनकसिंहद (नीमराणा के राजा) ३५ 

जनादे रानी २४७७, २५३ 

ज़फ़र खाँ (औरंगजेब , का वज्ञीर) २१३, 
२२२ 

ज़फ़र ख़ा दे० ख़्वाजा मुज्ञफ़्फ़र अली खाँ 
तोराबाज़ 

ज़फ़र नगर २६३ 

ज़फ़रजग खा २६८ 

ज़फरुलवली (एक पुस्तक) १६८ 

ज़बरदस्त खाँ २६४ 


१२०, १२८,१५४, 


रेप४ 


जबारि दे० जवाहर 

जब्बर ख़ाँ २६८ 

जब्बार १८९, १८६ 

जमल १०८१ कह 

जमाल ख़ाँ (वीरसिहदेव का एक पात्र) १७२, 
१८९ 

ज़माल ख़ाँ (हम्मीररासो का एक पात्र) ४२, 
३१४ 

जमानाबेग बिन गोर बेग काडुली २०४ 

जमुना दे० यम्भुना नदी 

जम्मू प्रान्त २६३ 

जयकृष्ण (सुजान-चरिच्न के एक पान्न) ३२१ 

जयकृष्णदास (नज्मुद्दीन अली ख़ां का दीवान) 
श्श्य 

जयचंद (पंग) १६, २४७, २५२ 

जयचंद वंशावली १६ 

जयतपुर १६& 

जयदेव (संस्कृत के एक कवि) श३ 

जयदेवविलास १28 

जयपुर १८, १६, रे३, रे४छ, ३२०९, ९०, ७३, 
339४, ३७८, ३७६,२२२, २२३,२३४, २३६, 
२६३8, ३१३, ३१४, ३१९, ३१६, ३१७, 
३२२, २२६, ३३०, ३२३१, रेशेफ८ 

जयमल १७८, २०१, २४४, २४३ 

जयसलमेर २९४१ 

जयसिह राजा (वीरसिंहदेव-चरित का एक 
पात्र) १८८ 

जयसिह (राजपूताना के कोई राजा) २० 

जयसिद (माँइ्वाले) ३१२ 

जयसिह (सीसोदे के राणा) २४२ 

जयसिह (जोधपुरवाले) २७० 

जयसिंद (महाराणा राजसिंह के पुत्र) २३३, 
२४४, २६४७ 

जयसिंह द्वितीय (जयपुराधीश) ३१३, ३१४, 
३१४,३२२ 

जयसिद प्रथम (सवाई महाराजा) १६, २०४, 
२०६, २३३, २१६, २२०, २२१, २२२, 
२२४, २३६, २९७, २६६, २७६, २८० 

जयसिद सूरि (एक प्रंथकार) ३५३ 

जयसिह-प्रकाश २० 

जयाजी झप्षा सिधिया दे० आपा 

जयानक ३५९० 

2४ आॉव्‌ ऐशिय्ादिक सोसायटी आऑच्‌ बज़गल 
रद 


हिंदी वीरकाब्य 


जलालउदीन (खिलजी) ३३१४, ३२९६, ३६५ 

जलालउद्दीन अकबर दे० अकबर (सम्राट ) 

जलालउद्दीन मुहम्मद अकबर दे ०अकबर (सम्राट) 

जलाल खां दे० सलीमशाह सूर 

जलालुद्दीन हेदर शुजाउद्दौलाह दे० शुजा- 
उद्देलाह 

जत्लेसर ३२४, रे३० 

जवाहर (एक स्थान) २०९, २२६, २२७ 

जवाहरसिह (भरतपुराधीश) ३२, ४8, &२, 
३३४, शे३१, रे३े३, ३३४, ३३९, इरे८ 

जवाहिर दे० जवाहिरसिह 

जस (डूँगरपुर के स्वामी) दे० यशकर 

जसकरन रावल (सीसोदे के एक शासक) १६९, 
२७८ 

जसवंत १८१ 

जसवंत २७२ 

जसवंतसिह दे० यश-कर्े 

जसवंतसिह बुन्देला २६६ 

जसवंतर्सिह, महाराजा (धारानगरीवाले) २० 

जसचंतसिद झाला २४६ 

जसवंत, जसवंतसिह, (जोधपुर के महाराज) 
4८) ७३, ४४, द९, ८९, २०९, २१६, 
२१७, २२१५ २२२, २२३; २३४७, २४४५, 
२४३६, २४७, २९३, २९६७, र२र*८, २९६, 
२६०, २२१, २६६, २६६, २७९, २८२ 

जसवंतविलास १८ 

जसराज दे० यशकर्ण 

जसरारी २२७, १२८ 

जहाँगीर १०, १२, ३६, ४०, ९७, &€८, ६०, 
१००, १३७६, ३१७७, ३१७८, १७६, १८०, 
१८१, 3८२, १८३, १८७, १८%, १-९, 
१८७, १८स, १म६, ३६४०, २०६, २४६, 
२४७, २९२, २७०, २७३, ३१७ 

जहाँगीर-जस-चंद्रिका १८, २२ ५ 

जहाँगीर शाह दे० मुदस्मद फऋख़ुन्दासियर 
जहाँगीर शाह 

जहाँदार, जहाँदार शाह ३१,३१, ४०,६९३, २८८, 
२८३, २६०, २६१, २६३, २९६४, २३२, २६६, 
२६८, २६६, ३००, ३०२, ३०३, ३२०४, ३०२, 
३१२, ३१३, ३२१७, २३१७ 

जहाँशाह (शाहजादा) २६६ 

जहाजूपुर २९४ 

जानिसार खाँ २६१, २६८, ३०८, २३२० $ 

जाट ४८०, ४६, ६२, ३२१२, २१३, ३२१४, ३१६; 


नामानेक्रमणिकां 


३१७, ३२२, रेरें४, ३२२६, ३२२७, शेश८, 
३२६, ३२३०, ३३१, २३४७, ३२२३४ 

जादों राइ १८१, २७२ 

जानी खाँ २६४, ३०९ 

जामकुली खाँ १७६, १८१ 

जामनगर २७० 

जामवंत (रामायण का एक पात्र ) १७२ 

जामबद्‌ (स्थान) २६२ 

जामसाह २७२ 

जायसौ ४१, १२०, १६६, १६१, १६२, १5३, 
१६६, २००, २०१ 

जालौर ३९५, ३९६ 

जालिससिह ३२१ 

जावली २१०, २११, २१४ 

जिंजी २२८, २२६, २४७ 

ज़िकरियाँ ख़ाँ बहादुर हछिज़ब्र जंग दे० ज़क- 

रिया खाँ 

जिगनी ३३४ 

ज़ियाउद्दीन बरनी, ज़ियाबरनी दे० बरनी 

जीजाबाई २०३, २०४ 

जीवमहल २१२ 

जुगराज १८१ 

जुफारसिंह १०, १७७, १८१, २६८, २६8, 
२७३, २८९, २८६ 

जुन्लार २३० 

जुल्फ़िक्वार (मेवात वासी) ३४२ 

जुल्फ़िकार खाँ नसरतजंग २४७, २८६, २६१, 
२६६, ३०४, २० 

जुल्फ़िक़ार दे० गुलब अली खाँ ज्ुल्फिक्ार 
खाँ बहादुर 

जूनागढ़ १६ । 

जूनेर २७८ 

जैकोबी २८८ 

जैत पटेल २७२ 

जैतपुर ३२, ३४१ 

जैतसीह (मेवाड़ के शासक) १६१, १६२, २४१ 

जैेतसिंह (सुजान-चरित्र के एक पात्र) ३२१ 

जैन्नसिंद (रणथम्भौर वाले) ३४६, ३९२, ३५४३, 
३०९९२ 

जैन २६, ३१, २४६, २३० 

जैनदीं खाँ, जैनुदीन खाँ बहादुर खाँ २६३, ३०१ 

साह सिकन्द्र ३९४५ 
जैसिंह (रासा भगवंतसिंह का एक पात्र), ३०८ 
जैसिंह (छुन्नप्रकाश का एक पात्र) २७२ 


४६, 


शेप्पर्‌ 


जोगराज दे० योगराज (मेवाड़ के एक शासक) 
श्४८ 

जोगिया २७ 

जोधपुर १०, ६६, २९३, २९७, २९८, २९६, 
२६०, २६४, २६९, २८२, ३२२ 

जोधराज १५, १८, ३४७, ३५९, ३६, ९१, ९२, 
३, ९, ७३, ७४७, ७९, ७७, ६४, 5९, €८, 
११८, ११६, १२१, १२९, ३२६, ३३०, 
१३१, १३२, १श३, १३४, १३६, १रे८, 
१३६, १४०, १४१, १७२, १४३, १४४, 
१९७, १३८) १६६, १७१, १७२, ३४२, 
३४६, ३४७, ३४८, ३२७४६, शेब०, शे«<२, 
२२३, ३२५६, ३९७, रेपे८, ३९६, ३२५१ 

जोधसिह ३२१ 

जोंरा-भौंरा (कोषों के नाम) ६५८ 


मंपाइथाघट दे० ऋपायता के घाटे 
मंपायता के घाटे ३३२ 

झाँई (स्थान विशेष) ३४७, शे८८ 
काँसी ३१९, ३२३४७, रेशरे८, रे३े६ 
झारखंड २३४ 

मझालाचंद्रसेन २४४ 

झाला जेतसिंह २४९ 

ऊना २८४ 

सी ३०१ 


टॉकी (एक दुर्ग) २१६ 

टॉड १६२, १६8३, २००, २४२९, २९०, २६३, 
श्क्८ 

टिहनपाल २७१ 

टीकाराम २श८ 

टीकैत ३२१ 

टेहरी २१ 

टोडरमल १७८, १७६ 


ठाकुरदास सेंगर ३२१ 


डंडा राजपुरी २२६ 

उच २१०८, २३२ 

डासन २३२ 

डिगल १४, १६५९, १६७, १६८, १६६ 
डिकिस २०१ 

डीग ३३० 

डूंगरपुर २४२, २४५ 


३८८६ 


डंगर सी २४८ 
डोडर डोडिया महासिह २४८ 
डोडिया खेरे १६ 


दिल्‍ली दे० दिल्‍ली 
ढुंढद्वार दे० जयपुर 


तंजोर २९८, २२३ 
तकमील-इ-अकबरनामा १८४९, १८८ 
तकरूुंब खाँ २६६ 
तहबर, तदवर॒ खा (छुन्नप्रकाश का एक पाज्न) 
२३४, २७१, रम९, रझद 
तहच्बर, तहब्वर खां (औरंज गब का एक सेना- 
पति) २६२, २७१ २८२, २८३ 
तांतिया ३२१ 
ताजुद्दीन काफूर हजार दीनारी ३९४ 
ताना जो मालुसरे २२४ 
ताप्ती (बदी) २१७, २१८, २३२ 
तारीख इ-अलाईं १६१, १३९, रे४म 
तारीख-इ-फ़रिश्ता १६७, ३४८ 
तारीख-इ-फ़ीरोजशादी १६४ 
तारीख-इ-मुबारकशाही १६३, २०१ 
तारीख-ह-मुहम्मदी १६३, २६२ 
तादिरखाँ २२२ 
तिकोना (एक स्थान) २१६ 
तिघरा २७ 
तिपुर १७८, ३७६, १८६ $८७, १८८ 
तिरखारामस ३२१ 
तिरुआबादी २०३१, २२४ 
तिरुमलवादी २२६ 
तिलंगाना १७८, २२७ 
तिलोकसिंह तोमर ३२१ 
तीरोली २४४ 
तीरुवांडी दे” तिरुआबादी 
तीथेराज (एक व्यक्ति) १६ 
तुज्ञुकइ-जहांगीरी १८९ 
तुँब॒र दे० तोमर 
तुकारास १३ 
तुगलक २२९२ 
तुरालकाबाद इे२८ 
कल दे० तुलसीदास (वीरखिंह देव का एक 


प्‌ 
धुर्राबाज, तुरोबाज्‌ खाँ दे० ख्वाजा सुजफ्फ़र 
आलीखाँ तोराबाज्ञ हट 8 


हिंदी वोरकाव्य 


तुराब खाँ ८६, २१०, २३६, शे०८,३ १० 
तुरुक ६३, ८३, ८७, १०८, ३११०, रेमझरे 
दे० तुरुक 

तुकी १९९8, १६३ 

तुलसी खूल २१४६ 

तुलसीदास (वीरसिंहदेव चरित का एक पात्र) 
१८१ 

तुलसी, तुलसीदास (हिन्दी के कवि) रे७, 
धरे, थृ १७, १२०, १४२, १६०, 3६६, १3७१३. 
१७२, २९६ 

तूरान २३० 

वूरानी ३००, ३२९, ३२२७ 

तेजा २४६ 

तेजसिंह (मेवाड़ के लक २४१ 

तेजसिंह (रासा भगवंतर्सिह का एक पान्न) 
देग्य 

तंद॒वारी ३४१ 

तेलियाना दे० तिलंगाना 

च, 

तत्तरीय ३२ 

तंमूर २१८, ऐे २१, रे२र 

तमूर खाँ (जंगनामा का एक मात्र) र२&८ 

तैयब रश्८ 

तैलंग आद्यण ३२ 

तोड़ाबाज़ दे० तुरराबाज खाँ 

तोफ़ारास ३२१ 

तोफ़ेबाज्ञ २६८ 

तोमर १७५ 

तोमरधार ३३४ 

त्रिपुरसीह २४८ 

त्रिभुवन पाल २४१ 


थानसिह ३२१ 
थानेश्वर २८६४ 


दतिया ३२, १८६, २७३, २७७, २८०१; रे३४, 
३४३३ 

दत्त दे० देवराज 

दमोदर दे० दामोदर 

दुमेह २८ 

दुयानाथ ३२१ 

दुयाबहादुर दे० दयाराम 

दयाराम रे८*ई, ३२१ 

दुयाल (छुन्रप्रकाश का एक पात्र) २७२ 
दुयालदास (एक कवि). १८ 


नामानुक्रमणिका 


दयालदास (महाराणा राजसिह के मंत्री) २४६, 
२६२ 

दयालशाह, दयात्लसाह दे० दयालदास (महा 
राणा राजसिह के मंत्री) 

दयाले (छन्नप्रकाश के एक पात्र) २७२ 

द्बार ख़ाँ रश्८ 

दरबेश अली खां सैयूयद २४८ 

दरवेश मुहम्मद सैययद २६८ 

दरिया खाँ १८१ 

दुर्भगा २० 

दुलसाह मिश्र २७२ 

दुलखिगार २७२ 

दलसिह (छुत्र प्रकाश का एक पात्र) २७४ 

दलसिंह (रासा भगवंतसिह का एक पात्न) ३०८ 

दलेल ३२१ 

दल्लेल कुमार ३२१ 

दलेल ख़ा ६८, २७१ 

दलेल ख़ान दे० दलेल खां 

दलेल दौवा २७२ 

दल्ला ३२१ 

दांदिक ३३४ 

दाऊद खां दे० हया ख़ाँ 

दाऊद ख़ाँ दुपट्रेबाज २६४ 

दाऊद्खां (भषण-ग्रंथावली का एक पात्र) २०३, 
२२५ 

दागी कैसौराहई मवासी २७२ 

दादा (एक मराठा सरदार) ३२४ 

दानापुर ३०१ 

दामोदर १८१ 

दॉमोल २३२ 

दारा २८, २६, ४९, ६९६, ६७, २३२३, २४७, 
२९७, शेध८, २७०, २७४, २७२९, २७६, 
२७७ 

दारा शिकोह दे० दारा 

दारा शुकोह दे० दारा 

दारा सिकोह दे० दारा 

दासजी राहू मवासी २७२ 

दिनकर (सीसोदे एक शासक) २४८ 

दिनिराज-वंश दे० सूर्य-चंश 

दिमानसिह ३३४ 

दिल दिलावर ख़ाँ २६८ 

दिल दिल्वेर ख़ां २६८ 

दिलावर खां बहादुर दे० मुहम्मद नईम 

दिलाबर जंग (हिम्मतबहादुर का भतीजा) ३४२ 


२८७ 


दिलीप रजिनी १६ 

दिलीपसिंह गौर ३४२ 

दिलीपसिंह राजा १६ 
दिलेर खां २३९ 

दिलेर ख़ाँ दे० अब्दुल समद ,खां बहादुर दिलेर 
जंग सैफुद्दौलाह 

दिलेर खां (औरंगजेब खां एक सेनापति) २०५ 
२१३, २२३, ९२९, २२७, रर८, रे३े०, 
२२९, २२३६, २३७, २७६, २८० 

दिलेर दिल खां २६५९, २६८ 

दिल्ली ११, ४१, ४८, ४६, ९३, ९४, ४९, 
६०, ६६, ७१, ७२, ८२, ८८७, 5०, १०८, 
3१३, ११९, १६९६, १७७, १६४, १६७, 
१8८, २००, २०४, २१७, २२१, २२३, 
२३४; २३२९, २३६, २७३, २९२, २९७, 
२९६, २६०, २६९१, २७४, २७४, २७६, 
२८२, रप८%र, २६१, २६२, २६२, २६४, 
२६५९, २६६, २०२, २०३, २०४७, २३०९, 
३०७, २३०८, २०६, २१०, ३१२, २१२, 
३१४७, २१६९, २३१८, ३२३, ३२७, ३२४; 
३२६, ३२७, शेर८, ३२३६, ३३०, ३३१, 
१३२, ३१९, रेरे८, ३३६, ३९७, २४२, 
३९६, २९७, २९१ 

दीन दयाल (लाल कवि का भाई) २७ 

दीन मुहम्मद ३०८ 

दीप दीवान २७२ 

दीपसाह' २७२ 

दीपालपुर २७४९ 

दुग्धा (एक गांव) र८ण 

दुर्गादास (छुत्र ग्रकाश का एक पात्र) २७२ 

दुर्गादास (राठौर) १६३, २४९, २४७, २६६, 


र्णर 

दुर्गादास (वीरसिह देव-चरित का एक पात्र) 
१८१ 

दुरगोग्लाद्‌ २० 

दुर्गा राड १८१ 

दुर्गांवती र८, ३ेरे «.- 

दुर्गा सीसोदिया २०३ 

दुजनसातल १८५१ 

दुजनसिंह (करहिया को रायसो का एक पात्र) 


र१४ 

दुजेनसिह गौर (हिम्मतबहादुर-विरुदावली का 
एक पाश्न) २४२ 

दुरजनसिह (रासा भगवंतसिह का एक पात्र) 


श्दट 


३०८ २१०५ 
दुनेरा २४७ 
दुलची २७२ 
दूनी ३८६ 
दूलहसिद दीवान ३४२ 
बाड़े २४ २५० 
लवाड़े २४६ 
देव १४ 
देवकरन २७२ 
देव कुँवरि २७२ 
देवग्जासह रे०८ 
देवगढ़ २७३, २७६, रे८०, रे८६ 
देवगांव ३३६ 
देवगिरि २०४, २३१, २४९ 
देवजी गोले ३४१ 
देव दिवान दे० बलदाऊ 
देवषपाल २०२ 
देवराई २९८ 
देवराज २० 
देवराय दे०दौराई 
देवधिगण क्षमाश्रमण २४४ 
देवल कुंवरि ३९४ 
देवल देवी दे० देवल कुबरि 
देववारी २६२ | 
देवसूरी २६१, २६२, २६५ 
देवा पायक १०१ 
देवारी २६२ 
देवीदत्त ३२८ 
देवीसिंह (ओड़छा के शासक) २६९8, २७४ 
देवीसिंह (करहिया का एक व्यक्ति) ३३४ 
देवीसिह (चंदेरी के राजा) २७७ 
देवीसिंह (शाहमान धंधेरा का पुत्र) २८४ 
देवीसिह (सुजानचरिन्न का एक पात्र) ३२१ 
० दिल 
दोआब १७९, रेशे८ 
दोस्त अली ख़ाँ २४८ 
शी २९७ ५ 
"रसूलपुर ३२३ 
दौकुतला ३२१ 
दौलंत ज़ां (अकबर का एक सेंनापति) &७ 
दौलत खां (इज्राहिस लोंदी का समकालीन 
'एक सरद २) ३१८ 
दौलत खां पठान (वीरसिंद देव चरित्र का 
एक पहल) प्र८व, सिरे * 


हिंदी वीरकाब्य 


दौलतराम ३२१ 

दौलतराव (सिधिया) ३३ 

दौलताबादु १७७, २०९, २९७, २७! 
द्रविड़ २३१ 

द्वारससुद्ध २०३ 


धंघेरा १७९, २७८, २७६ 

घनवती २४८, २<० 

धनलिंह गौर ३२१ 

धनेश्वर सूरि २४४६ 

धर्म २२ 

घर्मत २०९, २९७, २४७, २६३, २७१, २७४ 
धर्मपाल सिंह राजकुमार २० 

धर्मसिह् (मेवाड़ वाले) २४८ 

धर्मसी दे » धर्मेसिह 

धवल कीरति (मेघाड़ वाले) २४८ 

धामी २७० 

धामौनी २७३, २८२, २८६ 

धार २६३, ३१६ 

धारमसर्सिघ दे० घधममेसिह (मेवाड़ वाले) 

धारा नगरी २०, ३३३ 

धारू २७२ 

घुरमंगद्‌ (छुम्रप्रकाश का एक पान्न) २७२, रे८१ 
२०६ 

घूमराज (परमारों का मूल पुरुष) ३२५२ 

धौकलसिंह ३३४ 

धौलपुर २८, २९७, २७२ 


नंग (एक दुर्ग) २१६ 

नंद दे० सदानंद 

नंदर्गांच ३३० 

नंदन छिपी (बीपी) २७२ 

नंद महाराजा २७२ 

नंद्सिह ३२१ 

नदुरुवर २५३ 

नई दिल्‍ली दे० दिल्‍ली 

नईम २६२ 

नकठा दे० गोपालदास नकटा 

नखशिख (केशव का एक ग्रंथ) २२ 

नखशिख (महताब का एक भ्रंथ) १३ 

नगला (एक स्थान) ३२३ 

नजफ़ख़ा ३१४८, ३३६, ३४० 

नजीब, नजीब ख़ां (रुहेला) ३१७, ३२०, ३२८, 
३४०७ 


नामानुक्रमणिका श्८६ 


नजीम खां दे० नजीब ख़ाँ रुद्देला 
नज्मुद्दीन अली खां बारह सेय्यद्‌ २६२, २६८ 
नज्मुदीलाह इशाक़ खां द्वितीय ३२३ 

नय गांव (राजस्थान का एक नगर) ३९७ 
नयागाँव दे० नौगांव 

नर-दुर्श २१४६ 

नरपेति (सीसोदे के एक शासक) २४८ 
नरप्‌ज (एक व्यक्ति) २४८ 

नरवर २९२, रे३े३े, ३२३४ 

नरघाहन २४० 

नरसिंह (देव) दे० वीरसिहदेव 
नरहरिदास १८१ 

नरिंद्सिह परमार ३४२ 

नरूशंकर ३१५ 

नरेन्द्र भूषण २० 

नरेन्द्रसिह (दरभंगावासी) २० 

नमंदा १०१, २८१, २२३, ३१६ 
नवकोटि २३४ 

नव॒ल २७२ 

नवलराय ७१, २१९, २२३, ३२४ 
नवलसिंह (गुलौली वाले) ३४२ 
नवलसिंह (सूरजमल का एक पुत्र) ३१४ 
नवल्लेश ३३४ 

नवाब मुसरफ १८५१ 

नसरत जंग दे० जुल्फिक्ार खां नसरत जंग 
नसीर , खाँ २१० 

नागदा २३८, २९०, २९१ 

नागद्गाह दे० नागदा 

नागनाथ२७, २८ 

नागमती २०१ 

नाग राजा १७९ 

नागा (एक जाति) ३१९ 

नागौर (स्थान किशेष) ३१७ 

नाज़िस खान १८१ 

नाडौल २४१, २६२, १३६१, १६२ 
नादिरशाह ११, १९, २६०, २९६९, ३२० 
नाना फइनवीस १६, ३४३ 

नामदार खाँ २०२, २७९, २७८ 

नायक रायसा २० 

नारनौल २८९४, ३२२, ३२३ 

नासिक २२७ 

नासिक व्र्यंबक २४६ 

नासिर खाँ २२ 

नासिर मुहम्मद खाँ (जिजी के स्वामी) २२४ 


नासिरुद्दीन हैदर ३२३ 

नाहर खाँ दे० जटमल 

नाहर खान (छन्न प्रकाश का एक पांन्न ) 
२७२ क 

नाहर (सुजान-चरिन्न का एक पात्र) ३२१ 

नाहरखिंह (भरतपुर का एक व्यक्ति) ३३४ 

नाहुचद २७१ 

निज्ञासगढ़ ३२६ 

निज्ञाम बेग २१० 

निज्ञामशाह २०४ 

निज्ञामशाही दे० गोलकुंडा 

निज्ञास॒द्दी अली .खाँ दे० नज्मुद्दीनअली ,खां 
बारह सेय्यद्‌ 

निज्ञामुददीन ३९५, ३९४६ 

निजाझुल्सुल्क ३१६, ३२४ 

निज़ासुल्मुल्क दे० इमादुल्मुल्क 

निज्गसुल्सुल्क अआसफूजाह २६२, ३२० 

निधान (एक कवि) १८ 

निधानसिंह पड़िहार ३४२ 

नियासत खां १७६ 

निर्भय नरेन्द्र ३९१ 

निवाज्ञ तिवारी १६ 

निवाज़सिह गौर ३४२ 

नीसड़ी २४६ 

नीमराणा ३४, २९, १७४९ 

नीवागढ़ दे० नीमराणा 

नुसरत खाँ ३४८, ३९४, ३५९५, ३५९६, ३९७, 
३५८, ३६० 

नूरुदूदीन ३०१ 

नूरुज्ञाह [खां २६२ 

नूरजहाँ १० 

नूरमीर अफरस ३९२५ 

नूरसुहस्मद ३०८, ३१० 

नूराबाद ३२६ 

नेकनाम खाँ २९६४८ 

नेताजी (शिवाजी के एक पदाधिकारी) २२२ 

नेनबारा २६१ लक 

नेपाल २३४ 

नुसिंह ज्षेत्र-धर्मपुरी २७ हा 

नोने अजुनसिह दे० अर्जुनसिद (नोने) 

नौर्गाँव ( बुंदेलखंड का एक स्थान ), ३३६ 


३४७३ 
नौनगदेव दे० नौनिकदेव 
नौनिकदेव १७९, २६८ 


३६० हिंदी वीरकाव्य 


नौर॑ग, नौरंगसाह दे० औरंगजेब 
नौलखा (एक स्थान) ३२४ 
नौला (रासा भगवंतसिह का पान्न) ३०८ 
नौशेर खां, नोशेरी .खां, नौंसेरी ,खां, २१०, 
२७१, २१८ 


पंचेम (एक व्यक्ति) १७९, २६७, २६८ 

पंचसर्सिघ दे० पचमसिद्द 

पंचमसिघ दे० पंचमसिंह (करहिया कौ रायसों 
का एक पात्र) 

पंचमसिह 8२ 

पंचमसिंह (करहिया कौ रायसो का एक पात्र) 
३३४ 

पंचपहाड़ी शेशे८ 

पंजाब ११, १२७, १६६, 3७६, १८०१, २९८, 
२७०, २७७ 

पंडौरी ३४२ 

पंबल ढीमर २७२ 

पंवार भगवान्‌ १८५१ 

पंहाला २१४७, २१६, २२६, २२७, २२८, २४०, 
२३२, २४६ 

पच्चे ३२१ 

पटना ६६, ३०१, ३४०२, ३०५ ३े 

पटैल ६७ 

पट्टन दे० पाटन 

पट्टी (एक तहसील) ३०३ 

पटयो (स्थान विशेष) ३०७, ३०६ 

पठान ३६, २०६, २३६, ३११, ३१९, ३१६९, 
३१०, ३१६, ३२३, २२५, रे३२ 

पठानकोट १७८ 

पठारा (एक गाँव) २८ 

पढ़िहार दे० प्रतिहार 

पतरदास राय रायां दे० तिपुर 

पत्ता १६३, २४६ 

पथरी (एक स्थान) ३२४ 

पदमसी दे० पद्सर्सिह 

पदुमनि दे० पद्मिनी . « 

पद्म ऋषि ६१, १९७; ३४४, ३४६ 

पद्ससिदद २४१ 

पद्साकर १६, १७, ६८, श२, दे३े, ३४, १०, 

« ॥४, ७२, ७३, ७७, ६३, 5६४, ११६९, ११७, 
१९१, ३१२४, १२६, ३१२६, १३०, १३१, 
3द २३, १४८, १४१, १४९, १९६, १६२, 
4७०, १७१, दे३े७, ३४१, ३४२, ४३ 


पद्साकर पंचाम्रत १७ 

पद्माभरण ३३ 

पद्मावत १२०, १६६, १४३२, १8६, १६७, 
१३६, २००, २०१, २०२ 

पद्मावती दे० पद्मिनी 

पद्सनी ४५, ६१, ६२, ७६+ १०२, १६२, 
१६३, १६४, १९६, १६७, १६०, १६४६, २००, 
२०१, २०२, २३२, २४७ 

पन्ना २७०, २३४२, २४२ 

परताप २७२ 

परताला दे० पंहाला 

परदौन २७२ 

परबतसाह दे० परबतसिह 

परबतर्सिह २७२ 

परभावती दे० प्रभावती 

परमानंददास २६ 

परमार ४६, ६२, २१९, २२९, २४१, २२०; 
२१६०८, रेशरे३े २३३९, ३९०, २९१, रेर*२ 

परमालरासो १६ 

परवान दे० एथ्वीपति 

परसराम सोलंकी २७२ 

परसोतमा ३२१ 

पराइछे १८३ 

परढा दे० परेंदा 

परेदा १७७, २०३९, २१६, २२० 

परेऋा दे० परेंडा (?) 

पंलबट ३२६ 

पलबल २२४६, रेर० 

पंलाऊँ दे० पालामऊ 

पवार वंश दे० परमार-वंश 

पहाइसिह (बुंदेला) ४९, ६६, १७०७, २६८, 
२७३, २७४, २७६ 

पद्दारसिदद दे” पहाड्सिंह (बंदेला) 

पहुपसिंद ३२१ 

पॉडव ११५, २४९१ 

पांडुचेरी २०६ 

पाखरमल ३२१ 

पाखरिया दे० पासरमल 

पॉगसन डे३७ ; 

पाटन १०८, ३०४६ 

पानीपत रेशे८ 

पार, पारघाट (स्थान विशेश) २११, 

पारसोली २४५ 

पारीक्षत (दतिया के एक शासक) ३२ 


नामानुक्रमणिका 


पालामऊ २३४ 

पाली (स्थान विशेष) २४९ 

पिगल-सूत्र -वृत्ति ३९२ 

पिछोर ३३४ 

पिनाहट (स्थान-विशेष) ३१६ 

पीथड दे० प्रथ्वीपाल (सीसोदे वाले) 

पीर मुहम्मद (शेख) २६८ 

पुण्यपाल (सीसोदे के एक शासक) २४८ 

पुरंघधर २०९, २०६, २१६, २२०, २२१, २७६ 

पुराण १४८, १९२, ३१२ 

पुरानी दिल्‍ली दे० दिल्‍ली 

पुरी २२४ 

युत्तगाल १०, २३१, २३२ 

पुत्तेगालियों २३१, २३२ 

पूठोली गाँव २६१ 

पूना २०४, २१४, २१६, २१६, २३६, २४८ 

पूरनमलल १८१ 

पूरी (एक ख्री पान्न) २७ 

पूर्गोमल्‍ल (सोंडर वाले) २४९ 

पृथा दे० प्रथाबाईं 

प्ृथाबाई २४३, २५२ 

४20 दे० पृथ्वीराज (छुन्रकाश का एक 
पान्न 

प्ृथीराज दे० एथ्वीराज (वीरसिहदेव-चरिन्र का 
एक पात्र) 

एथ्वीपति ३२१ 

पृथवीपाल (सीसोदेवाले) २४८ 

पृथ्वीमट दे० प्रथ्वीराज द्वितीय 

पृथ्वीमन्न (चित्तौड़के शासक) २४२ 

पृथ्वीराज (छुन्रप्रकाश का एक पात्र ) २६८, 
२७२, २७३ 

पृथ्वीराज (वीरसिहदेव-चरित का एक पात्र) 
१७६ 

पृथ्वीराज (सुजान-चरित्र का एक पात्र) ३२१ 

पृथ्वीराज कछुवाहा १७३ 

पृथ्वीराज चहुआन दे० पृथ्वीराज चौद्दान 
(तृतीय) 

पृथ्वीराज चौदान्‌ (तृतीय)९२, २४७, २४२, 
३३१६, ३२९, ३४६, ३९०, शे३१, ३१२, 
3९३, रेप 

पृथ्वीराज द्वितीय २४७ 

पृथ्वीराजरासो १९, २७, <१, <२, <४, ७४, 
७९, १४७, १९६, १७१, २५२, ३३६, ३९०, 
३९१, ३५२, ३५९, ३५४८ 


३६१ 
पृथ्वीराज-बिजय ३९०, ३९३ 
पृथ्वीसिह ३२१ 
पेंच (एक स्थान)२२८ 
पेथड़ दे० एथ्वीपाल (सीसोदेवाले) 
पेशवा बालाजी राव दे" बालाजी राव 
(पेशवा) 
सिंह ३२१ 
परधान १८१ 


प्रतापगढ (उत्तर-भारत का एक नगर) ३०६४ 

प्रतापगढ़ (दक्षिण का एक दुर्ग) २१०, २११, 
२१३, २१४ 

अंताप पचीसी २० 

प्रताप (महाराणा) १७७, १७८, १७६, १६८, 
२४३, २४९, २४६, २९२, २६५, २७२ 

प्रतापराव १८९१ 

प्रतापराव (एक मराठा सेनानाथक) २२२, 
२२७ 

प्रतापरद्र १७६, २६८ 

प्रताप-चिरुदावली १६, १८, २०, ३४७, दे७, 
बे 

बतापसाहि १६, २० 

प्रतापसिंह (जयपुर नरेश) २३, ३४, €० 

प्रतापर्सिह (महाराणा) दे० प्रताप (महाराणा) 

प्रतापसिह-विरुदावली दे० प्रताप-विरुदावली 

प्रलापसिह (सुजान-चरित का एक पाजन्न) ३२१ 

प्रतापसीह (महाराणा प्रताप से भिन्न व्यक्ति)“ 
श्ध्य 

अतिहार ३५०, ३३९१, ३<*२ 

प्रबंधनकोष ३४६, ३५३ 

प्रबंध-चिन्तामरिण २४६ 

प्रबोध-पंचासा दे३े 

प्रभावती १६४ 

प्रभार दे० परमार 

प्रभार बेरिसाल २४३ 

अयथाग १६, १७, ३०, ३६, ६०, १४७, १९४, 
3८घरे, १८९ १८६९, १८७, २२४७, २६६, 
३००, ३०१, ३०२, ३१७ 

प्रशस्ति-महाकाच्य २९९ 

प्रह्मददेव ३९२ 

प्रागदास २७२ 

प्राणनाथ १३, ४६, ईै८, ८८, १९८, २७०, 
२८४ 

प्रेमचंद (छुत्रप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

प्रेमसाह २७२ 


३६२ 
प्रेमा ३२१ 


फ़कीरुज्ञाह खां (मिर्जा) २६८ 

फ़जल, फ़ज़ल खां (अफजल खां का पुत्र) २१२, 
२१४ 

फतहअली खां (जंगनामा का एक पात्र) दे० 
सेय्यद्‌ फ़तहअलौ 

फवृहा दे० फ़तेहाबाद 

फ़्ते खां छुत्रप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

फ़ते खां दे” फ़तेह खां (जंजीरा का शासक) 

फ़तेह खां (जंजीरा का शासक) ३११७, २२९, 
२२६ 

फ़तेह खां फ़्तेहअली खां, (सुजान-चरित्र का 
एक पात्र) २११, २३१६, ३२१, ३२२, ३२३१ 

फ़तेहगढ़ ३२४ 

फ़लेहपुर सीकरी १८०, १८७ 

फ़तेहसिंह (चित्तौड़ वासी) २४४ 

फ़तेहसिंह वैस २२१ 

फतेहसिंह (बहादुरसिंद का पुत्र) ३२४, ३३० 

फ़्तेहाबाद २६ 

फ़्तेहाबाद (घर्मत के निकटस्थ स्थान विशेष) 
२७८ 

फ़तेहुल्लाइ खां (जंगनामा का एक पात्र) २६८ 

फ़तेहुल्ञाह खां (सलेहरि का दुर्गाध्यक्ष) २२२ 

फ़रगना २१८ 

फ्रजेंद खाँ २६७ 

फ्रिशा १६१, १६३५ १६७, २००, २०१, ३४८, 
३२९६, ३६१९ 

फरीद खां दे० शेरशाह सूर 

फरीद्‌ खान १४१ 

फरीदाबाद ३१४, ३२८, २२६, ३३०, ह३ ४६ 

फ्रुकशाह दे० फरुखसियर 

फ्रुकसेर दे० फरुेखसियर 

फुखुदाबस्त दे० सुहम्मद फ्रु खन्‍्द्सियर जहां- 
गीरशाह 

फुरुखसियर ११, ३३, ४९, ६६, १६९६, २०६, 
२८८) २८३१, २६०, १६१, २६२, २३३६, २६४, 
२६९, २६६, २६७, २४८, २६६, ३००, ३०१, 
सी ३०६, ३०४३, ३०९; ३०६, ३२१४, हे १७, 

$८ 
दे काबाइ २०३, ३१९, ३१३६, २२४, ३२३, 
छुछ 
फाज़िल अली प्रकाश १८ 
फदर बंडिल ३३२ 


हिंदी वीरकाव्य 


फानु भाट २७२ 

फारस २७१, २६७, रेपण 

फारसी १९६, १६१, १६२, १४३, १६९, १६६, 
36८, १७०, १७१) ३७२ 

फाल आँव दी मुगल दृष्पायर ३९७ 

फिदाई खाँ (आज़्म खाँ का पिता) २६१ 

फिंदाई खाँ (छुन्रप्रकाश का एक पात्र) २७२, 
२८१, २८६ 

फ़िदाई खाँ (फरु खसियर का समकालीन एक 
व्यक्ति ) रेश्८ 

फ़िरंगियों दे० पृत्तेलाली 

फ़ीरोज़जंग दे” अब्दुल्लाह खाँ जहाँगीर का 
एक सेनापति 

फ़ीरोजाबाद ३३०, ३४१ 

फोजे मियाँ २७२ 

फौंदा ३२१ 

फ्रांस, फ्रांसोसी, ऋसीसिओं २०१, २१६८, 
रे३२ 


बंका २७२ 

बंकापुर २२८ 

बंग दे० बंगाल 

बेंगश नबाब ७१, ३२०, ३२४ 

बंगाल १३, १६, ६५०, १७७ (७८०, १७६, 
१८३, १६६, २१६; २३१, २६६, २७०, 
२७४५, २७८५ २६१, २६६, २६६, ३०३ 

बंदा (सिक्‍्ख गुरु) २८% 

बंबई २११, २१४७, २२९ 

बक़ा उल्लाह खा ३१५ 

बक्सर ११, रेरे८ 

बक्सराई (बीरसिंहदेव-चरित का एक पात्र) 
१८१ 

बक्सराय (सुजानचरिन्र का एक पातन्न) ३२१ 

बख्तसिद (राजब्रिलास का एक पातन्न ) २४८ 

बर्तसिद (सुजान-चरित का एक पात्न) ३२२ 

बख़्तसिह (हिम्सतबद्दादुर-विरुदावली का एक 
पान्न) ३४१ 

बगरू-महल ३११, ३१४९, १२२ 

बगलाना २२९ 

बढ़नगर २६२ ' 

बढ़ी साहिबा (आदिलशाह की माता) २११ 

बबौन २७, ८, ३, ६९०, १८८२ 
बढ़ई (एक गाँव २८ 
बदर्शां १७७, २७७ 


नामानुक्रमणिका 


बदुसख्शानी १२८ 
बदनसिह (सूरजमल के पिता) २१, ६०, १६८, 
३१२, २१३, ३१४७, ३२२ 
बदनेस दे” बदुनसिह (सूरजमल के पिता) 
बदनोर २४९ 
बद्रपुर ३२८,३२४ 
बदला ३२१ 
बदाय ३६१ 
बदायूँनी २९७ 
बधनोर २६२, २६६ 
बनबारी १८ 
बनारस १७९, २६८, २७६, २६१, ३०१ 
'बनारसीदास जैन १६ 
बनास (नदी) ३९७, ३६० 
बब्बर दे० बाबर 
बयाना (एक ग्रान्त) ३२६ 
बरकंदाज़ ख़ा दे० बहरामबेग 
बरगीदास २७२ 
बरना २८४ 
बरनी १६३, १६७, २०१, ३४८, ३९५ 
बरवे (एक अ्रथ) ३० 
बरसाना (स्थान विशेष) ३३०, ३३१ 
बरार ४६, २२९, २२७ 
बलख़ १७७, २३०, २३२३२, २७० 
बलदाऊ २७२, २८१, २८५ 
बल दिवान दे० बलदाऊ 
बलबन ३९४ 
बलभद्व (केशव के भ्राता) २१ 
बलभी, बलभीपुर २४६, २९० 
बलरास जाट ३१४, ३२०, ३२६, ३२३० 
बलिराम ३२१, 
बलरामपुर २० 
बलवबंत १८५१ 
बलवीर दे० बीरबल 
बंलसिह ३२१ 
बले बैसु २७२ 
बल्देव दे० बलदाऊ 
बल्लभगढ़, बहलमगढ़ ३१४, 
३३० । डे३ १ 
बललू दे० बलराम जाट 
बल्हन दे० बाल्हण देव 
बल्लिका (नगर ) दे० बलभी 
बवंजा २३४ 
बवेरा दे० रूपनगर 
पूछ 


श३े२८, २२६, 


१६३ 


बषतसीह दे० बख़्त सिद्द (राजविज्लाख का एक 
पात्र) 

बसंत (एक दुर्ग) २१६ 

बसंत (एक पात्र) १८१ 

बसंत (सूदन के पिता) ३१ 

बसंत (छुन्नप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

बसंतराय १८१ 

बसीन २३२ 

बहराम खाँ ९९ 

बहराम बेग २६४ 

बहलोल (बहलोल खाँ से भिन्न व्यक्ति) २१० 

बहलोल खाँ (छुन्नसाल बुन्देला का एक विरोधी) 
२३४ 

बहलोल खाँ“(बीजापुर का एक सरदार) २२७, 
रस्र्८ 

बहलोल ख़ान मयानो २७२, २८०७, २८९, 
श्प्ध 

बहलोल लोदी २७, १७६ 

बहाददेव दे० वाग्भट 

बहादुर अली १८१ 

बहादुर खाँ (छुन्नप्रकाश का एक पान्न) ४२, 

२७१ 

बहादुर खाँ (मुगल सेनापति) २९२९, २२६, 

२७१, २७४, २७६, २७७, २७६, २८० 

बहादुर खाँ दाऊद जुई २६३ 

बहादुर दिल खाँ दे० इलायची ब्रेग 

बहादुर बिन मुज़फ़्कर १६६ 

बहादुर मुज्ञ फ़्फर जंग दे०.मीर जुमला 

बहादुरशाह (सम्राट) ११, दम, २०१, २०९, 
२७१, रेरमछ, २८९, २८८, रे८घ६8, २६०, 
२६१, २६२, २६४, २६८, २६६, ३०१, ३१७, 

बहादुरसाह दे० बहादुरशाह 

बहादुर सिंह बड़गूजर ४१ 

बहादुरसिद् (राजकुमार) २० 

बहादुरसिह (राजा घासहरे का) ७१, ७२, ३१२, 
३१९, २११ ३२४, ३२९, ३२३२०, शे३२, ३े४२, 

बाँदा १८, ३२, २४३, ३२२६, २३४०, २४१, २४०, 
३४२ 

बाँधव दुर्ग १७८, र३७ 

बाग्भट ३९२ 

बाक़ी ख़ान बुन्देले (7) २७२, २७३, २०१, 

२८२ 

बागड़ दे० डूँगरपुर 

बाग दृहरा ३०४ 


३६४ 


बाघराज १८१ 
बाजीराव पसालकर २२६ 
बाजीराव (पेशवा) २०९, २०६ २३५, ३१६, 
बाण १४६ 
बादित ख़ाँ ३९९ 
बानसी (एक ठिकाना) २४४ 
बादनगर २६३ 
बादल २३, ६१, ६२, ८०, १६२, १६३, १६९, 
१६४६ 
बापा ४३, २३८, २४०, २४६, २९०, २६९१, २६४ 
बाएं रावल दे० बापा 
बाबर ६४, २४३, ३१७, ३१८, ३२४९ 
बाबाजी बापू जी २१६, २३६ 
बाबा जी भोंसले २०४७ है 
बाबा लाल १३ 
बाबी विलास १६ 
बाबू राय ३२१ 
बालकृष्ण (छुन्रप्रकाश का एक पात्र) २७२ 
बालक्ृष्ण (जोधराज के पिता) ३४ 
बालाधाद २२८, २७० 
बाला जी राव पेशवा ३१७ 
बाला जी विश्वनाथ (प्रथम पेशवा) २०४ 
बालि-चरिश्र २२ 
बाली १८१ 
बाल्हणदेव ३९२, ३९४ 
बावनी २२४ 
बावराज परिहार २७३ 
बासकि, बासकी दे० - बासू राजा 
बासुदेव राजा दे० बासू राजा 
बासू राजा १७८, १६० 
बासे खाँ २४८ 
बाह (स्थान-विशेष) ३१६ 
बाहिरजी ३१८ 
बिदकी २६४, ३०२ 
शिलालेख ३९३ 
बिसुनदास २७२ 
बिहंगराज २७१ 
बिहार १७८, ३७६, २६४, २६६, २६६, ३१० 
बिहारीलाज़ १३ 
बीकानेर २७ 
: बीजवार -(एक आम) ३४ 
जाउर २०४, २००, २१०, २११, २१३, 
२१४, २१३६, शेदे है ९२२२, २२६, २२७, 
रेर८, २३०, २३१, रै३९, २३५९, २३६, 


हिंदी वीरकाव्य 


२३७, २४६८, २७६ 

बीजापुरी २०६, २१० 

बीजोलियाँ २४२ 

बीकूलदेव २७१ 

बीदर २१६, २२०, २३१, २३३ 

बीदर बख्त (शाहजादा) ३१४ 

बीबी साहिबा (कायम खाँ को माता) १२३, 
२३२४ 

बीबर दे० बीरबल 

बीरबल २१, १७८, २०४ 

बीसलदेव चौथा दे० विग्यहराज 

बंदेल (एक व्यक्ति) २६७, २६८ | 

बुंदेलखंड ६, १०, रे८, २३, ९७, ९८, ६०, 
दं६, १७७, १८८, १८६, १६०, २०६, २३४, 
२३२९, २६८, २७०, २७१, २७३, २७६, 
२७७, २८०१, २८३, २८७, ३१९, रइ३४, 
रे३७ रशेशे८, ३३६, ३४०, ३४३ 

बंदेलखंडी १९६, १६०, १७१ 

बंदेल-चरित्र १७४ 

बुंदेल-वंश २७, २८, ३०, ४४, ९८, ६६,१७४, 
३७९, २३४, २३२५, २६७, २६८, २७७, 
२८२, २८९, २८६ 

बंदेल वंशावली १8 

बंदेला (एक व्यक्ति) दे० बुंदेल (एक व्यक्ति ) 

बंदेला (वंश) दे० बुदेल-वंश 

बंदेली (भाषा) १६३, ३ ६६, १६७ 

बुद्धिपाल २७१ 

बुद्धिसिह सेंगर ३४२ 

बुखारा २३० 

बराक ३९२ 

बुहानपुर २६६, २८३१, २८३ 

बुहानुल्मुल्क सआदत खाँ २०, २०६, 
बंदी २! ३०६, ३१०, ३१४, ३१७ 

नी रेस, २६, ३०, ३३, ४२, ६२, ८३, ३०२, 
३, २९४, २१६, २७०, ३२२, ३३०, 
श२३ 


३०७ ॥ 


बुद्धाचलम २२६ 


बेगस खाँ १४६९६, १८७ 


बेगू २४५ 
बेतवा ४०, ६६, १४७, ३१४०, १०८६ 


बेदनूर २२८ 


बेदनोर २६३ 
बेद्र दे० बीदर 


बेदला (एक ठिकाना) २४४ 


नामानुक्रमणिका 


बेनीग्रसादु (डाक्टर) १६० 

बेनीराम नागर २९८ 

बेलौर २२६ 

बैरम ख़ा दे० बैरास ख़ाँ (अकबर का सस- 
कालीन) 

बैरम ख़ाँ दे० बेराम ख़ाँ (फरुख़सियर का 
समकालीन) 


बैराम ख़ाँ (अकबर का समकालीन) १८०, 


१६१ 

बैरास खाँ ( फरुखसियर का समकालीन ) 
श्श्८ 

बैरीसाल ३२१ 

बैसवाड़ा ३०१ 

बेसवाड़ी १६६, १६३, १६६ 

ब्रज दे० ब्रज! 

बजराजदेव (राजा) २० 

ब्रजराज पंचाशा २० 

ब्रजलीला १६& 

ब्जसिंह ३२१ सह 

अजेन्द्र दे० बदन 

अजेश दे० बदुनसिह 

ब्रह्मक्षत्र कुल २०२ 

ब्राह्मण ३४, ४४, ६३, ६९, १९०, २२३, २९५, 
२६०, ३९२ 


भंडार दुर्ग २१६४ 

भकक्‍्खर १०८, २३१ 

भगवंत दे० भगवंतराय खीची 

भगवंत दे० भगवानदास (जयपुर वाले) 

भगवंतराय की विरुदावली २० . 

भगवंतराय खीची १३, २०, ३१, ७०, 5४, 
६०, ११२, २०९, २३६, २६८, ३०७, ३०८५ 
३०६, ३१० 

भगवंतराय दीवान (काकोरीनिवासी) २४८ 

भगवंतराय-यश-वर्णन १६ 

भगवंत रायसा दे० रासा भगवंतसिह 

सगवंतसिद दे० भगवंतराय खीची 

भगवंतसिह (चित्तौड़वासी) २४४ 

भगवंतसिद (बूँदीवाले) २०५ 

भगवानदास (जयपुरवाले) १७८, १७६, २०९, 
२३६ 

भग़वानदास (वीरसिहदेव-चरिन्न का एक पात्र) 
१८१ 

भगौतीराम (छुबीलेरामस का पुत्र) २६८ 


३६४ 


भज्जासिंद ३१४ 

भज्जू दीवान ३२१ 

भटेवरा नूप २४८ 

भट्ट काशीनाथ २७ 

भट्ट रावल २४८ 

भड़ौच २१७, २१८ 

भदावर २००, २७९, ३१६, ३२२३४ 

भदौरिया (एक स्थान) २७४५ 

भदौली २७२ 

भमर-माता (एक मंदिर) १६२ 

भमौरी ३४१ 

भरत (रामायण के एक पान्न) €८ 

भरतपुर २९, ३१, ३२, ४७, ४६, १२४ १२७, 
११८०, १२३8, १३०, १३१, १३२, १३४, 
१३९, १३६, १३८, १४४१, ३२१२, ३१३, 
३१४७, ३१६, ३२१, र३े२६, ३२३०, ३३४, 
३३५, शेशे८ 

भरतसिह ३२१ 

भरस (व्यक्ति विशेष) २७ 

भतेभट द्वितीय २४० 

भवानी प्रसाद्‌ ३०८ 

भवानीसिंह ३२१ 

भांडेर १८६ 

भाऊ दे० भाऊसिह हाडा 

भाऊ बख्शी ३४१ 

भाऊ सिह हाड़ा १०२, २०१, २१७ 

भागनगरी दे० हंद्राबाद 

भागनेर २३१ *« 

भागवतराइ २७२ 

भागवत्‌ ४६९, ७२, १४६, १<८ 


साठ २६, ३८०, ४१, ४३२५ ४७, +%४७, ६१, 
१६8, २००, २६५ 

भाणसी दे० भुवनसिदहद 

भानु १२९, १४२३ 

भारत ६, ४१, ६३, १४६, १८०, १८६, 


२०९, २२३, २३०, २३१, २७०; 
र८घर, २८३६, २६७, ३२१म, ३२२४ 
भारतवर्ष दे० भारत * 
भारतसाह १७६, २६६, २७ २ 
भारतसाहि, भारथवीर दे० भारतसाह 
भारती दे० सरस्वती (नदी) 
भारतीचंद १७६, २६८ 
भारतीय २०१, २१८०, २३०, २३१ 
भारमल दे० भारामल 


श८१, 


२६६ 


भारमनज्न (किशनगढ़वाले) २४७ 

भारवि १४७ 

भारामल १७८, १७६ 

भावतराई पसारु २७२ 

भावसिघ दे० भावसिंह हाड़ा 

भावसिह।(सुजाबचरितन्न का एक पातन्र) ३२१ 

भावसिह, हाडा ४२, ६२, २४७, २४६, २९४ 

भिंड (स्थान;विशेष) ३१६ 

भिलाये (एक नगर) २१७ 

भींडर २४२ 

भीखारास ३२१ 

भीम (करहिया को रायसों का एक पान्न) 
३२३४ 

३ दे० भीससिह (सहाराणा राजसिह 

पुत्र 

भीमनारायण (चौरागढ़वालें) १७७ 

भीमसिंह (चित्तोड के महाराणा) ३३, १६४, 
२००, २४२ 

भीमसिंह (नीमडीवालें) २४ न्‍् 

भीससिंद (महाराणा राजसिंह के पुृत्र)६९, 
२४४, २९४, २६२, २६३ 

भीमसिद्द (शिवाजी के एक पूर्वचज) २०३ 

भीमसिह (हम्मीर का एक सरदार) ३९७ 

भीससी दे० भीमसिह (चित्तीड़ के महाराणा) 

भीमसी सोलांकी २९१ 

भीससेन (एक इतिहासकार) २७९, २८१ 

भीसा (नदी) २३० 

भील ३४३ 

भीष्स ३९१ 

भुवनसिह २४२ 

भ्रुव॒पाल दे० भूपाल राव 

अरुवेकबाहु २०२ 

भूपतिराइ बेस २७२ 

भूपतिसाहि २७२ 

भुपालराहू, भुपालराब ४०, ४६, ७८, ७४३, 
१००, १८४१ 

भूरे ३२१ 

भूषण १४, १७; २९, २६, ३७; दे८प, ४२, 
3२, ४७, पे२, ६१९, ६१४, ७६, ८२, प्र, 
साठ, घर, ६७, १०२, १०४६, १०६, ०७, 
३९०, १२८, १३१, १३२, १३२, ३१४०, 
१४१, १४९, १४६, १५०, १९३, १५६, 
१६०, १९२, १६२, १६४, १६६, २०३५ 


२०७, २१९, २३१, २१३५ २१७४, २३२६: 


हिंदी वीरकाव्य 


२१६, २३७, २१८, २११, २२०, २२१, 
२२२, २२३, २२४, २२९, २२६, २२७, 
रश्८, २३०, २२३१, २२२, २३३, २३४, 
२३०, २२६, २३७ 

भूषण-उल्लास २४९ 

भूषण-अंथावल्ली १७, २६, ४२, ६९, १६२, 
२०३३ 

भूषण-हज़ारा २९ 

भेराघाट २४१ 

भेलसा २३१ 

सरोदास २७२ 
भोज (छुन्नप्रकाश का एक पात्र) २७२ 

भोज (घारा नगरी का राजा) ३९१, ३३३ 

भोज (बूँदी-नरेश) ८२, ३८० 

भोज (हम्मीररासों का एक पात्र) ३९३ 

भोजदेव दे० भोज (धारा नगरी का राजा) 

भोजराज दे० भोज (घारा नगरी का राजा) 

भोजवसेन १७२ 

भोंसिला, भोंसिले २०३ 

भौपति साट ३२१ 


मंगद्‌ (करहिया को रायसौ का एक पात्र) ३३४ 

मंगद्‌ (चीरसिंहदेव-चरिन्न का एक पान्न) १८१ 

मंजूर (मिर्जा अथवा मियाँ) २६८ 

मंझा ३२२१ 

मंडप दे० सांडू 

मंडलगढ़ २९४ 

मंदी अली खाँ दे० मेंहदी अली खाँ 

मंदोदरी ३९३ 

मंघाता दे० सानधाता 

मंसूर दे० अब्दुल मंसूर खाँ सफद्रजंग मसूर 

मझआसिरुलू उमरा २६८, २७८ 

मऊ १८, २३, ३०, १७४९, १७८ 

मऊ रशीदाबाद ३२४३ 

मकनि (सुजान-चरिन्न का एक पाजन्न) ३२१ 

सकरदनगर ३०३, २०० 

मक्का १८१, २३०, २६५ 

सकक्‍्खनपुर २०४ 

मठौध दे० मौठा-मठौध 

मतिराम १७, ४२, ६२९, ७६, ८१, ८२, &७, 
१०२, १०३, १२०, ५१३५१, १३३, १४०, 
१४२) १४८, १६२ 

मतिराम-अंधथावली १७ 

मतिवन्तसिह् ३२१ 


नामनुक्रम णिका 


मथनसिह २७१ 

भडुरा १०, ३4, ३२, २२४, २३४, ३१३, ३३० 

मदन (एक पंहाडी) ३४७ 

सदनलाल मिश्र २२ 

मदुरा दे० मदूरा 

महू ३२१. 

मदूरा २२८, २२४ 

मधुकर दे० मधुकरसाहि 

सधुकर भ्रष्ट ३२ 

मधुकरशाह दे० सधुकरसाहि 

मशुकरसाहि ४०, ९७, ९८, ९६, ३१७६, ३७७, 
१७६, १८६, २६८, ३४२ 

मधुरा दे० मदूरा 

मंध्य-एशिया ३१८, ३२० 

मध्य-पमांत ३२ 

मनमनदास २४% 

मनसाराम ३२१ 

मनसूर दे” अब्दुल मंसूर खाँ सफदर जंग 
मंसूर 

मनु २७१ 

मलुराज दे० मान (चित्तौड़ का मोरी जाति का 
एक शासक) मनूची २०१, २७९ 

मनोहर सिंह २४४ 

मनौत्ता २७२ 

सयाराम १८१ 

मराठा ४६, २०६, २१०, २१७, २१५, २१६, 
२३१७, २१८, २१६, २२०, २२९, २२६, 
१२७, २२८, २३२० २३१, २३२, २४५८, 
३१३, ३१२, ३१४, २ १३९, ३१६, ३१७, 
१९०, ३२२, ३२७, ३२६, ३२७, ३२८, 
३२६, ३३०, ३३२,३३४, २१३८, ३४०, ३४१ 

मराठी १९६१, १६३, 

मरीयम सकानी १८७ 

मरु-भूमि दे० राजस्थान 

मदन सिंह ३०८ 

मलखान १७६, ३८१, २६८ 

भलहारणोंगढ़ दे” सलारना (नगर) 

मलारना (नगर) ३९७ 

मलिक अंबर २०४ 

मलिक ऐेजुद्दीन (अलाउद्दीन खिलजी का एक 
सरदार) ३६४५ 

मलिक हुसेन दे० बहादुर रा (छन्रप्रकाश का 
एक पात्न) 

मल्लखान दे० मलखाश 


३६७ 


मलल सुजान २७२ 

मल्‍लार दे० मल्हारराव होल्कर 

मल्लारि दे० मालाबार 

मल्हारराव होल्‍ल्कर १३४, ३१६, ३२२, २३३०, 
३३१, ३३२ 

मवासी २८५७४, २८६ 

मस्तराम गौतम ३२१ 

महकम सिंह दे० महुकम सिंह (भींडरवासी) 

महताब १३ 

महणसिह २७१ 

महणसी दे० महणसिह 

महम॒द खाँ बंगश दे० मुहस्मद खाँ बंगश 

महमद्‌ पनाह ३२१ 

महमद बाकर दे० मुहम्मद बाकिर 

महमद साहि दे० मुहम्मद शाह (सम्राद) 

महमद हाशिम २७२ 

भहमूद ३२४ 

महमूद आखबत दे० आक्रिबत महमूद काश्मीरी 

महरम खाँ ३५४ 

महाकाल (एक तीर्थ-स्थान) २९३ 

महाद (ताल्लुका) २१५, 

महादाजी सिधिया ३३३ 

महाबत खाँ ३०, १७७, २०३, २२९, २२६, 
२७३ 

महाबलेश्वर २११, २१४ 

महाभारत (अंथ) ११९, ३१२, ३२५ 

महाराष्ट्र १६३ ४८. 

महावीर ३२१ 

महासिह (जयपुर-नरेश) २३६, २६३ 

महासिह (बेगूंवाले) २४९ 

महियार खाँ २३८ 

महीपनारायण सिंह महाराजा २० 

महुकमसिह ,भींडरवासी) २४४ 

महेंद्र (मेवाड़ के एक शासक) २४८ 

महेंद्र दे० बदनसिह राजा 

महेंद्रपाल दे० निर्भय नरेन्द्र 

महेजा अमर सिंह दे०, अमरसिंह (नीमडीवाले) 

महेवा २६८, २७५ 

महेशदास दे० बीरबल 

महोबा १७६ 

मांडव २३१ 

माखनसिह बुृंदेल ३३४ 

मार्गगढ़ (एक दुर्ग) २१६ 

माजद्रान (फ़ारस का एक प्रारत) २६७ 


रेह्प्र 


मांडल (व्यक्ति विशेष) २४२ 
मांडू ३२१, ३९२ 
मारणिक्यराज, माणिक्वराव ३२३ 
माथुर चतुबंदी ३१, ३२ 
माथुर चौबे दे० माधुर चतुबंदी 
माधवरदास १८१ 
माधवराव होल्कर रे२४ 
माधवर्सिह चौढ़ा (चूडावत) २४६ 
माधवर्सिह (जयपुर के महाराजा) ३१४, ३२२, 
३२६ 
माधवसिह (बंदीवाले) १४ 
माधवर्सिह् (मेवाइवाले) १६५ 
माधोराइ २७२ 
माधोसिह (कटेरावाले) २७२ 
माधोसिह (कोटा नरेश) २०३ 
माधोसिह दे० माधव्सिह (जयपुर के महाराजा) 
मान कवि (चित्तोड़वाले) १७, २६, ४३, ४४, 
४९, ९९, ६४, ६५, ६६, ७६, ७७,८४९; ८५, 
म७, १०म, १०६, १२०, १२४७, १२६, १२७, 
१३०, १३१, १३४, १३४७, १३६, १३७, 
१शे८घ, १३३, १४०, १४१, १४२, १४४२, 
११०, १९१, ११२, १४३, १९४, १९४, 
 ररे८ण, २४०, २४१, २४२, २४७, २४८, 
२४३६, २५०, २५१, २१५२, २४५३, २९४, 
२५६, २४७, २४८, २५६, २६०, २६१, 
२६३, २६४, २६५, २६६, २७२ 
मान कवि (नरेन्द्रभूषणु के रचयिता) २० 
मान दे० मानसिह (जयपुरवाले) २०४६ 
मान (समरसार के रचयिता) २० 
मान कुमार (करहिया को रायसो का एक पात्र) 
 औैडे 3 
सानगढ़ २१६ 
सान-चरित्र १८ 
सानधथाता (राजविलास का एक पान्न) २४८ 
मानधाता (सुजान-चरित्र-का एक पाजन्न) ३२१ 
मानधाता (हिम्मतबहादुर-विरुदावली का एक 
पान्न) ७२, ६४, ३४२. 
मान मोरी २९१ 
मानस दे० रामचरित-मानस 
मानसाद दे० मानसाहि 
मानसाहि २७२ 
सानसरोवर (पूठोली के निकट एक स्थान) २११ 
सऑचसिह (कानोडवाले) २४२ 
भानसिद्‌ (महाराजा: ज़युरवाजें) ५६, १७३, 


हिंदी वीरकाब्य 


4८० १८२, १झ३े, १८६, २०९, २३६, 
२४६, २६२ 

मानसिहद राठौर २४७७, २५४ 

मानसिंह (सुज्ान-चरित्त के एक पान्न) ३२१ 

मानिकपुर २६६ 

मारवाड़ २३४७, २४३९, २९९, २९६8६, २६०, 
२६१, २६२, २६३, २६४, २६६, २७१, 
२८२, २८३, ३१४३, २२२, ३२३० 

मारवाड़ी १६६ 

मारू १८१ 

मालदेव सोनगरा १६७, १८८ 

मालपुरा २३६, २४६, २५४७, ३२६४ 

मालमकरंद्‌ २०३,२०४ 

मालवा ८६, १८१; २०६, २०६, २३१, २४१, 
२९२, २६२, २६३, २६४, २७७, २८१, 
रे८घ३, ३१४, ३१६, ३१३६, ३२१, रेरेई, 
३५९, ३५२ 

मालावार २३१ 

मालसरे दे० तानाजी मालुसरे 

मालो दे० मालमकरंद 

मावली २२४ 

माहप॑ २४२ 

माहब दे० माहप 

साहुली २१६ 

महेन्द्र दे० महेन्द्र (मेवाड फे शासक) 

मनाजी भोंसले २१० 

मित्ार २३१ 

मियाँ निहाल २६६ 

मिराज-कोल्हापुर २२७ 

मिरात-इ अहसदी २६३ 
जापुर २६८ 

मिर्जा बहराम वेग २६४ 

मिर्जा राजा जयसिंह दे० जयसिह महाराजा 
प्रथम 

मिश्र उद्दीन १८१ 

मिश्र हरि कृष्ण दे० हर कृष्ण 

मीर अज्ञीज्ञ ख़ाँ २६६ 

मीर अज़ीमुद्दीन बिलआ्रमी ३२३ 

मीर अशरफ़ ३०२५ 

मीर इस्हाक उमद्तुल्मुल्क दे० अमीर ख़ां 

मीर क़मरूद्दीन दे० गशाज्ञी उद्दीन खाँ निज्ञा- 
मुल्मुस्क 

मीर काभरू दे० कबरू 

भीर खान २६६ 


नामानुक्रेमशिका' 


मीर गभरू दे० कबरू 

मीर ग़ूलाम नवी ३२३ 

मीर जुमला २६६, ३००, ३०१, 
३०६ 

मीर दुर्जेन ३२१ 

समीर बका ३२० 

मीर मुकरंस २६६ 

मीर सुशरिफ्र २६८, ३०१, ३०४ 

मीर मुहम्मद ३०८ 

मीर मुहम्मद तकी दे० सादात ,खाँ 

मीर मुहम्मद फ़ाजिल दे० कमरूद्दीन खाँ बहा- 

. दुर एतमादुद्दौलाह 
मीर सुम्हसमद्‌ वफ़ा २६६ 

मीर सुहसिन खाँ २६८, २६६, 

मीर महिमा ९१, ९२, ७४, ७९, ६४, ३४२९, 
२६४, ३९९, ३६६, ३९९, ३६० 

मीर हुसेन ९१ 

मीरां साहि १६६ 

मीरा साहि (तैमूर का वंशज) ३२१ 

मीर सिकन्द्र ३९९ 

मुंज ३९१, ३९२ 

मंदणात-नैणसी २४६, २९० 

सुअज़म खाँ दे० मीर जुमला 

मुअज्ज़मशाह आलम बहादुर 
शाह 

मुअउ्ज़म (शाहजादा) २१७, २२६, २६२ 

मुइजदीन दे० जहाँदारशाह 

सुकटगौर १८१ 

सुकृद ३३४ 

भुकुन्द्सिह हाड़ा २०२, २७६ 

सुखत्यार [खाँ २६६, ३०५ 

सुख़लिस खाँ २२१ २६८ 

सुऱाल ३०, ८६, ११९, १७६, १८७, १८०५ 
समझ, २०३, २०९, २१०, २१९, २१६, 
२१७, २१८, २२०, २२१, २२४, २२९, 
२२६, २३०, २३१, २३३, २३४, २३६, 
रेब8, रैंप, २९६8६, २६०, २६१, २६२, 
२६३, २६९, रेदक, २७४, २७१०, २७६, 
२७७, रे७८, रे८म०, रे5०१, रे८प२, २८४, 
३०८, ३१४, २११६, ३२९०, २२२, ह३२३, 
३२७, बे२२, २३०, रे३े१, ररर९, रेरे६, 
३६१ 

सुचकुंद ४६ 

मुज़फफ़र अली ख़ाँ ख़ान-इ-जहाँ, २६९२ 


३०< ्र 


दे० बहादुर 


३६६ 


सुज्ञफ़्फर जंग दे० मीर जुमला 

मुड़सान रेशे८ 

सुतहव्वर खा २६४९ 

सुदुफ़्फ़र खाँ १८१ 

सुनइम ख़ाँ १७८ 

सुनीम ख़ो २८७, २८२ 

सुबारक नागोरी शेख़ १८० 

मुमताज्ञ खाँ २६६ 

सुरंजन २१६ 

मुरलीधर दे० श्रीघर 

सुराद खान २७२ 

मुराद (अकबर का पुत्र) १७६, १७८, १८०, 

१०२, २४७ 

मुराद (शाहजहाँ का पुत्र) २३३, २९७, २७१, 

२७०, २७६, २८६ 

मुराद बरूश दे० मुराद (शाहजहाँ का पुत्र) 

मुरादसाह दे> मुराद (शाहजहाँ का पुत्र) 

मुरादसाहिं दे० सुराद (अकबर का पुत्र ) 

सुतज्ञा ख़ा ३०९ 

मुशिद कुली ख़ाँ ३०३ 

सुलतान २७०, २६२ 

सुल्लेहरि (एक स्थान) २२२ 

सुसलमान ४२, ६३, ७४, १२७, १६३, १६८, 
१७४, १६७, १६६, २०१, २३० २७२, 
२६२, २६७, २७३१, २७६, २८२, २२५९, 
२१८३, दे२९, ३४०, रे४८, ३२०१४, रे४७, 
३५६, ३६० 

सुस्तफ़रा हुसेन ३०२ 

मुस्लिम दे० सुसलमान 

सुसलेह खाँ २६८ 

मुहकम सिंह (बैरीसाल-सुत) ३२१ 

मुहम्मद अज्ञीमुश्शान दे० अज्ञीमुश्शान 

मुहस्मद अमान बेग २श८ 

सुहस्मद असी खाँ २३५ 

मुहम्मद अमीन खाँ २६६, ३०५९ 

मुहम्मद अली ३२१, ३१३, ३९४ 

मुहम्मद अली सैय्यद २६८ 

सुहस्मद असकरी (मियाँ) २६६ 

सुद्ग्मद आज़सशाह २६५६ 

मुहम्मद इसाम २६४६ 

मुहम्मद इस्माहल दे०ज़ल्फ़िक्ार खाँ नसरतजंग 

मुहम्मद कामबरूश दे० कामबख़्श 

सुहम्मद ख़ाँ बंगश २०६, २३९, २७१, २६२, 
३०२, ३०३, ३०६, ३२०८, रे ४६ 


ज७0 


मुहम्मद गौरी €२, ३१८, २९४७, र३े४८ 

मुहम्मद ग़ौरी (अलाउद्दीन का पिता) ३९४ 

मुहम्मद ज़फ़र ,खाँ शीराज़ी तकरुब खाँ दे० 
तकरु ब खाँ 

मुहम्मद तुगलक २४२ 

मुहम्मद नहँस २६२ 

सुहस्मद फ़खुन्दासियर जदाँगीरशाह (फ़रुखूसियर 
का पुत्र) ३०३ 

मुहम्मद बाक़िर २६६ 

मुहम्मद बाक़िर मौतमिद खाँ ढे० सुहंस्मद 
बाक्विर हि 

मुहम्मद्द बासेह खाँ दे० बास खाँ 

मुहम्मद माह दे० आज़म खाँ (नवाब) 

मुहम्मद माह आज़म खाँ २६३ 

सुहस्मद मुदृज्ज़्दीन दे” जहाँदारशाह 

मुहम्मद मेहदी फ़रज़ंद खाँ दे० फ़रज़ंद खाँ 

मुहम्मद बसी खाँ २६६ से 

मुहम्मद शाह (अलाउद्दीन का एक सरदार) ३५४, 
३१०९०, ३७६, रेश्८, ३८२६, ३६० 

मुहम्मद शाह (€ बीजापुर का एक शासक ) 
२११ 

सुहम्मद शाह (सम्राट) ११, १६, २०६, २६०, 
३०८, ३१८, ३१४६ 

सुदृस्सद शुजा २३६ 

मुंहम्मंद सुलतान २०४ 

मुहम्मद साले (सालेह) खाँ २६८ 

मुहम्मद हथात खाँ संय्यद्‌ २६८ 


मुहम्मद हुसेत २६६ , - 
सुहुकस ३३४ 

सुहौनी १७२ 

सुकजी बंदीजन १४६ 
मेंहदी अली खाँ २६४ 
सेघराज २४६ 

मेघराज परिहार २७२ 
मेघी २७२ 


सेढ़तिया राठौर २४९, २४७ 
मेद (एक जाति) २४४६ 
मेदपाट दे० सेवाड_* 
मेदसिद्द चौहान ई२१ 
मेदनीपाल १७६, २९ 
मेदिनी महल दें० मेदनीपाल 
मेर दे० मेद्‌ (एक जाति) से 
मेरा (व्यक्ति विशेष) २४३ 
सेव २४६ का ग 


रस 
] का 
कक हि कक ६ आन मकर छू जा 


(# 
ँ ध्् 


हिंदी वीरकाव्य 


मेवाड़ १०, १८, १९, २३, २३, २६, २७, 
३६, ६०, १८२, रे८३े, १८७, १३६१, १६२, 
१६३, १६८, १६8, २०१, २३४, २३६, 
२४०, २४१, २४२, २४२, २४४, २४७, 
२७८, २४६, २९०, २९१, २५२, २५३, 
२९७, २९६, २६०, २६१, २६२, २६३, 
२६४, २७१, ३२२२ 

मेवात १३, ३२१७, ३२१, ३२२, ३३०, ह३े३१, 
३४२ - 

मैनपुरी ११८ 

मैमोरियल टेबलिट ३४८ 

मोकल २४२, २४३ 

मोगल दे० मुगल 

मोजदी पातशाह दे० जहाँदारशाह 

मोती-इंंगरी ३२२ 

मोदन मोदी ३२१ 

मोदी पत्ते २७२ 

मोमीदाना २०६ 

मोरंग (देश विशेष) २३४ 

मोर (एक मराठा परिवार) २१० 

मोर गोर २७२ 

मोरछड़ो २२ 


मोरी दे० मौर्य 
मोरी तज्र्यिंबक (पिंगले) २२९, २२७ 
मोरोपंत २२७ 
मोहकमससिह (अमरसिंह चन्द्रावत का पुन्न) 
२००, २२० 
मोहकमसिह (चूणामणि का पुत्र) ३१४ 
मोहनराम ३२१ 
मोहनसिंह ३२१ ३३४ 
मोहमदराज की कथा १६ 
मोहोवत मुद॒फ्फ़र ३९५ 
मॉजदीन दे० जहाँदारशाह 
मौठ (स्थांच विशेष) ३२१९, ३३४६ 
मौतुमिदुल्सुल्क दे० मीर जुमला 
था ३४२ 
मौधा-सठोध २८७, २८६ 
मौर्य २४८, २४६, २९१ 


यजुरवेदी आक्षण ३२ 

यदुकुल दें० यदुवंशीय' 

यदुवंशीय २०३, ३१२, ३१३, ३४६ 

यमुना (एक नदी), ३६, ११४, २०९, ३७८, 
शे२८, द३े२६, शे३२६, ३४० 


नामानुक्रमशिका 


यशकर्ण २४४ 

यशगुप्त १६२ 

यहलक़ ३०९२९ 

यहिया ३०२३, ३६० 

यहीया दे० यहिया 

याकूंत दे० याक़तख़ाँ 

याकूत खाँ (जंज़ीरा के शासकों की उपाधि) 
२१०, २११, २१३, २१४, २२६, २२४ 

यादगार १०८१ 

यादगार बेग २६६ 

यादव दे० यदुवंशीय 

. यूसुफजई २६३ 
योगराज (मेवाड़ के एक शासक) २४८: 


रऊफ़ंख़ाँ (जिजी का स्वामी) २२४ 

रक्‍्मांगद्‌ दे० रुक्‍्मांगद 

रंगादेवी ३९४, शे९म 

रघु ३९०, ३५९१ 

रघुकुल दे० सूर्येचंश 

रघुनाथ (करहिया को रायसौ का एक पात्न) 
३३४ 

रघुनाथ दादा शेशे८ 

रघुनाथ बल्‍लाल अज्लेय २२६ 

रघुनाथ बल्लाल कोरडे २१० 

रघुनाथ राव (पेशवा बाला जी राव का भाई) 
प१७, ३३० 

रघुनाथ राव (सतारा वाले) १३ 

रघुनाथ राव (सागर वाले) ३२, ३३ 

रघुनाथसिह चूड़ावत २४४ 

रघुवंशी दे० सीसोदिया 

रष्घू दे० रघुनाथराव (पेशवा बाला जी राव का 
भाई) * 

रजधान श२ 

रज़्ाकुली खाँ ३०४ 

रणछोड़ १६ 

रणछोड़ राय २६४९ 

रणजोर सिह राजा २० 

रणथम्भौर ३४, ४२, १६४, १६८, २४९, २६४, 
३२६, ३४२९, ३४६, ३४७, र२े४८, २४६, २९२, 
३२३, ३९४९, ३९६,श२७, रेए८, २५५ 

रणदूलह, रखदूलह खाँ २८२, २८६ 

रणधीर राव ७४, ३३६, ३४४, रे६० 

रण (एक पहाड़ी) ३९७ 

रणमल (सारवाड्वासी) २४९ 

१ 


४०२ 


रणमल्ल ३५३, श५श८ 

रणसिह दे० करणसिंह (मेवाड़वाले) 
रणस्तंभपुर दे० रणथम्भौर 

रतनचंद २६८ 

रतनपाल डे&८ 

रतनमासा १८ 

रतनसाह २७९, २७८ 

रतनसिंद (मेड्‌-नरेश) ३२१ 

रतनसिद्द रागैर १८ 

रतनसिह (सूरजमल का पुत्र) ३१४ 
रतनसेन दे० रत्नसिह (ओडइछावाले) 
रतनसेन दे० रत्नसिह (चित्तोंदवाल) 
रतनसेन चौडांवत दे० रत्नसिह चोड़ावत 
रतिभान ३३४ 

रत्तोंदी (एक पहाड़ी मार्ग) २११ 
रत्नसेन दे० रत्नसिह (ओड्छा वाले) 
रत्नसेन दे० र॒त्नसिह (चित्तोड़ वाले) 
रत्ससह (ओड़्छावाले) ४०, ९६, &६, ६०, 


ब्र् 

रव्नसिह (चित्तौड़ वाले) २१, २३, ४१, ६१, 
१०२, १७७, १६१, १६२, १४३, १६४, 
१६९, १३६, १६७, १६८, १६8, २००, २०१ 
के २शे८, २४१, २४२, २९२ 

रत्नसिह चोड़ावत २४५ 

रत्नगिरि २३२ 

रत्न-बावनी १७, २१, २२, ३७, २८, ४०५ ९६, 
७६, ८०५ १६९०, १६५ 

रत्न (हस्सीर-पुत्र) ३९३ 

रतनाकर १८ 

रनजीत ३२१ 

रनजीत लोधी १८५१ 

रनदूलह (छुन्नप्रकाश का एक पान्न) २७२ 

रनदूल्लह (फ़रुख़सियर का समकालीन) २६६ 

रनदौला दे० रुस्तम-इ-जमाँ 

रनसिह ३२१ 

रनौद्‌ २८४ 

रफ़ीउद्रजात दे० रफ़ीउदर्जात 

रफ़ीउइर्जांत ११, २३०, ३१८ 

रफ़ीउद्दीलाह ११, ३२१८ 

रफ़ीउलक़दर २६८, ३१८ 

रफ़ीउल्कद दे० रफ़ीउलक़दर 

रफ़ीउश्शान दें० रफ़ीउलक़दर 

रफीदरजाति साहि दे० रफीउ इर्जात्‌ 

रफ़ीसर बुलन्द ख़ो २६६ 


४०२ 


रफ़ीसान दे० रफ़ीउश्शान 

रमज़ान खाँ, रमज़ानी खाँ ३२० 

रवि-वंशी दे” सीसोदिया 

रवि-वंशीय दे० सूर्य-वंशी 

रशीद्‌ ख़ाँ २६६ 

रशीद ख़ाँ अंसारी २६२ 

रस-कल्लॉल १४ 

रस-तरंगिनी १६ 

रसरहस्य १८ 

रखसिक-भिया* २१ 

रसूखियत खाँ दे० शेख़रसूस़ियत ख़ाँ 

रहमत खाँ २६६ 

रहमतुललाह (ख़्वाजाह) २६४६ 

रहमतुल्लाह खाँ शेख़ २६६ 

रहसरहमान खाँ २६४६ 

राइ अजीत दे० अजीत राई 

राई अमान २७२ 

राइसेन १८१ 

राउ दलपति २६८ 

राउ बलोच झददीर ३२१ 

राउ मल्ार,दे० मल्हार राव होल्कर 

रागकल्पदुम २६ 

राग सागरोदमव २६ 

राघवगढ़ ३०८ 

राघव चेतन ४१, १६७, २०१ 

राघोवा दे० रघुनाथराव (सतारा वाले) 

राजकृष्णदत्त २१ 

राजगढ़ दे० रायगढ़ -“ 

राजगिरि (व्यक्ति विशेष) ३७२ 

राजदुगा दे० रायगढ़ 

राजनगर . २९२ 

राज पद्न १६ 

राजपूत ४८, ९०, २३, ९२, ६४७, ८, ७०५ 
७२, ७३, ७४, ७८, ११६, १२७, १२६, 
१९४) १३९, १६७, १&८,२९६, २६१, २६२, 
२६३, २६८, २७६, र८र२, डे०८, ३१७, 
३३३, ३३५, ३४२५, ३१२, ३१७, शे१८ 
राजपूताना दे० राजस्थान 

राजपूताने का इतिहास ३४७ 

राजप्रशस्ति महाकाब्य २३३, २४६, २४१, 
२१०६ 

राजमहेंद्री २७ 

राज-विनोदु ३० 

सजविलास १७. २६. २७- 3७. ४४ ५४, ६४, 


हिंदी वीरकाव्य 


६९, ६६, ८, झ७, हैप्प;। १९६१, १६४, 
१६९, रशे८, २९०, २९३, २९६, २६३, 
२६४, २६५, २६६ 

राजशेखर (नाटककार) ३२१ 

राजससुद्र दे० राजसरोवर 

राजसर दे० राजसरोवर 

राजसरोचर ६९, १९२, १५३, २३६, २५४९, 
२२६ 

राजसिघ दे० राजसिंद महाराणा * 

राजसिह(कछवाहा) ४०, १७६, $८२, १८६, 
इणप 

राजसिह (बेगूंबाले) २४४ 

राजसिंदह महाराणा २६, २७, ४३, ४४, ६४, 
६९, ६६, १०८, १२४, रेदे८, २४४, २४०, 
२४६, २४७, २९०, २४३, २९४४७, २२६, 
२५६, २६०, २६१, २६३, २६४ 

राजसिंह राठौर मेडतिया २४७ 

राजस्थान १, २०, १३२, १४२, १६४, १8६, 
२००, २३६, २४७, र४८६) २९*, २७१, 
श्म्ररे 

राजस्थान (एक अंथ) $&६२ 

राजस्थानी १२०, १२३, १२७, १३४, १६२४8, 
१६१, १६%, २०१, 

राजा गंधर्वेंसिह, दे० गंधवेसि् 

राजा गोपाल सिंह दे० गोपालसिंह राजा 

राजा छुबीलेरास नागर दे० छुबीलेराम नागर 

राजा (द्यालदास का पिता) २४६ 

राजापुर २३२ 

राजा रतनचंद दे० रतनचंद 

राजाराम गूजर ३२१ 

राजारास (जाट) ३१४ 

राजेन्द्रमिरि गोसांई ३१९, ३२६, ३२८, ३२६, 

शेदे७ 

राजे झुहम्मद खां ३०० 

राठौर ४३, ८६, १०८, १७४, २२४, २९६, 
२६०, २६४ ३६१, 

राठौर उद्यसानसिद दे० 
रागैर 

राठौर गोपीनाथ दे० गोपीनाथ राठौर 

रादौर दुर्गादास दे० दुर्गादास राठैर 

राणपुर २५२ 

राणा खेतल दे० खेतल राणा 

राणा रासा १८ 

राधा १& 


उदयभानसिद्द 


नामानुक्रमशिका 


राधा (एक नत्तेकी) ३९४ 

राधाकृष्णदास १७ 

रानाड़े २२३ 

राना रासदास २७२ 

रानि जनादे दे” जनादे रानी 

रानोजी सिधिया ३१७ 

राम (रामायण के एक पात्र) २१, ४४, ४३, 
६७, ८८, १६१, १७४, २०३, २६७, २७१, 
झेदे & 

रामगिरि २१६, २२०, २२७ 

रामघाट रेशे८ 

रामचंद्र तोमर ३२१ 

रामचंद्र (वीरसिहदेव-चरित का एक पात्न) 
बछदे, १७६, रदृ८ 

रामचंद्र बृंदेला दे० रामसाहि बंदेला 

रामचंह (दतिया के शासक) २३१४३ 

रामचंद्रिका १४७, १४८, १४७६, १६०, १६८ 

रामचरितमानस ३७, १२०, १४६, १५४६, 
१६६, १७२, ६९४ 

रामचोतनी ३२३, ३२४७, ३३२ 

रामजू २७२ 

रामदास (वीरसिहदेव-चरित का एक पात्र) 
१७८, १७६, १८१ 

रामदेव ३९२, २९४ 

रामनगर (दक्षिण में एक स्थान) २२६, २२७ 

रामनगर (राजस्थान में एक स्थान) २९६ 

रामपुरा २०२ 

रामबले ३२१ 

राममबि (दोौवां) २७२ 

राम-रसायन (एक ग्रंथ) ३३ 

रामसाहि (ओड़छावाले) २१, ९७, &८, ७३, 
१७६, १७६, १८२, १८८, १८३, १६०, 


२६ ६ 

रामसिंह दे० रामसाहि (ओडछावले) 

रामसिह कछुवाहा दे० रामदास 

रामसिद (छुन्नमकाश का एक पाज्न) २७२ 

रामसिहं (जयपुरवाले) १८, २०६, २२१; 
२२२, २३६ 

रामसिंह (नरवर के शासक) ३३४ 

रामसिंह राठौर २७६ 

रामसिह राणावत २६१ 

रामसिंह (वीरसिंहदेव-चरित का एक पात्न) 
१७९, १७६, रेष्प 

रामसिंह (सुजान-चरिन्न का एक पाज्न) ३२१ 


४०३ 


रामसेवक ३२१ 

रामेश्वर ९३, ३४९, ३९६ 

रायकर्ण ३९< 

रायगढ़ ४२, १४६, १६२, २१९, २१३, २२४, 
२२६, २२६, २८१ 

राय द्वारिकाप्रसाद रे३८ 

राय भगवन्तराय दीवान दे० भगवंतराय दीवान 
(काकोरी निवासी) 

रायमल महाराणा ६१, १६२ 

राय रायाँ दे० पतरदास 

रायरी दे० रायगढ़ 

राय शिरोमणिदास २६८ 

रायसा २७० 

रायसिंह सीसोदिया २२२ 

रावण ९२, १६१, ३ ६ 

राव भ्रंताप दे० अ्तापराव (बृदेलखंडवा ले) 

राव अमरसिंह दे० अमरसिंह चन्द्रावत 

राव कर्ण २१६ 

रायसल २४३ 

राव बहादुर, राव बहादुरसिह दे० बहादुरसिंह 
(घासहरा वाले) 

राव बुद्ध (बूदीवालें) २०१, २३६ 

राव भुपाल दे० भूपालराइ 

राव हम्मीर दे० हम्मीर (रणथंभौरवाले) 

रावल गात्र २४८ 

रावल पुंजा २४८ 

रावलहंस दे० हंसपाल 

रावल समरसिंह दे० संमरसिंह रावल 

रावी (नदी) २६० 

रासा सगवंतसिंह १७, ३१, ३७, रे८, ४७; 
७०, ८६, ११२, १६७, ३०७, २३१० 

रासा भैया बहादुरसिंद का २० 

रासो .दे० हस्मीररासों 

राहप २श८, २४२ 

रिड्सल दे० रणमल (मारवाइ्वाले) 

रीवाँ १८, २०, १७९, ३३६ 

रुकमांगद २४९, २४६ 

रुद्र (चित्रकूटवाले) २४, २१०, २३६ 

रुदप्रताप दे० पतापरुद्र 

रुद्रमल दे ० वजच्गढ़ 

रुषमांगद दे० रुकमांगद 

रुस्तम-इ-जुर्मा २३२, २१३, २१४ 

रुस्तम खाँ ६१, २६६, ३२३, ३२४ 

रुस्तम खाँ (अफरीदी) ३२१, ३२३ 


०्ड हिंदी वीरकाव्य 


ध्तम दिल खाँ दे० रुस्तम खाँ 
ध्तमे जमाँ दे० रुस्तम-इ-जुमां 
हुल्लाह खाँ रपर 

हेलखंड ११, २३१, ३१९, २२० 
हेला ३२०, ३२३, शे२८, रेर६ , 
हेला ख़ाँ रुहेला २४८, २६२, २६६ 
डी खुंडी (१) २१०, २३९ 
उपकुमारी दे” चारुसती 

इपनगर २४९, २४७, २९९, २८ 
इपेनारायण (एक तीथे-स्थान) २६९९, २९६ 
इप-पुत्ति रठ्वरि दे० चारुसती 
हपराम (कोठारी) ३३०, ३३१ 
हप-विचित्रा ९१, ७९, ३९४ 
इपसाह २७२ 

इपसिंह राठौर २४७७, २६४५ 

हस २३० 

हमी (व्यक्ति-विशेष) २६९, २७२, २८२ 
'शुकुमार ३४४ 

गिज्ञ बहरी दे० रोज-बिहांसु 
नैज्ञबिहंसु ३०९ 

पेशन गाँव २०४ 

गिशनाबाद ३०२ 

पेहिर २१६ 

प्रिया ३२१ 


सका दे० सिंहल द्वीप 

लच््मणदास ३२१ 

तच्मणसिंह (चित्तौड़ के राणा) २४२, २४३ 

बध्मण (सीसोदे का राणा) १६९, १६६, 
२००, २०२, २४२ 

लखनऊ १७, २श८ 

लखपति-यश-सिधु १६ 

लखमसी दे० लक्ष्मणसिह (सीसोढ़े का राणा) 

लच्छे राउत (रावत) २७२ 

लदुनेस ३३४ 

लंबुक २७ 

ललखितललाम १७, २०, ३७, ७२, ६२, ७६, 
छू, ८२, ६७, १०२, १७३, १२०, १६२ 

ललित विग्नहराज नाटक ३५३. 

लब २७१ 

लहरास्प २०४६ 

लाख दे० लच्मणसिंह (चित्तौड़ के राणा) 
लाख दें० लूख जी 

लूखऋजी/ २ ७४ * 


रु 
जम + पु 
/ बा पर किंड 


ढ्ि जी 
५४२५ हैं श 
भू होली, हक हि |... "मी हि 


लूख जी जाधव २०४ 

लबण सी दे० लक्ष्मण सिह (चित्तौड़ के राणा) 

लपमसी दे० लक्ष्म्णसिह (सीसोदे के राणा) 

साल कवि (बदेलखंड वाले) १३, १७, २७, 
२८, २६, ३०, ३८, ४४७, ४९, ४७६, ६६, ९८, 
७७, ८७, ६८, ३०६, ३१०, ११३१, १२०, 
१२९, १२६, १३१, १४८, १४६, १६०, १६६, 
२३९, २६७, २६८, २७१, २७३, २७४. 
२७९, २७६, २७७, २७८, २७६, २४८०, 
२८१, २८३, २८४, रेफर, रे८६ 

लाल कवि (बू दी वाले) २६, ३० 

लाल कवि (महाराजा महीप नारायणसिह के - 
आश्रित) २० 

लालकुंवारि (छुन्नसाल बुदेला की माता) ६८; 
२७२, २७६४ 

लालकुंवरि (जहांदारशाह की प्रेयसी) ३०३, 
३०४ 

लाल मा मैथिल २० 

लालदास १३ 

लालसिंह ३२१ 

लालसोत २३३६, ३४१ 

लाहोर २९, १०८, १७८, २४७, २४४८, २५७७, 
२८२, २८३8, २६२, २६६, २६८, २६३, 
३००, ३०१, ३०२, 

लतुफुल्लाह खां ३०२ 

लुतुफुल्लाइ खां सादिक़ २६५, २६६, ३०२ 

लुतुफुल्लाह खां बहादुर सादिक़ दे० लुतुफुल्लाह 
खां सादिक 

लोकमन ३२९ 

लोदी ३२२ 

लोहगढ़ (दक्षिण का एक दुर्ग) २२४ 

लोहगढ़ दे० लोहा गढ़ (सिक्‍खों का एक दुर्ग) 

लोहागढ़ (सिक्खों का पुक दुर्ग) २८, ४६, 
२१९, २१६, २८४, २८ २८६ 


वंशपाल दे० हंसपात् 

वेशावली २० 

चपज्ञारत खाँ ३०४ 

चचञ्भनगढ़ २१४३ 

वर्शनाशा दे० बनास (नदी) 
वली खां मिर्जा २६६ 

वली सुहम्मदु २६४ 

वल्लभाचाये जी (जगदूगुरू) २७ 

व्रल्लभ-दिग्विज़य २७ 


नामानुक्रमणिका 


वशिष्ठ ३९०, ३५९२ 
व्यानको जी (शिवाजी का भाई) २२६ 
वाई (स्थान विशेष) २१५ 
वाकपतिराज दे० मुंज 
वाग्यट ३<२२ 
वहादूदेव ३९२ 
वाजिद १८१ 
वानी-डिडोरी २०६ 
वाल्मीकीय र।मायण हेई३ ) 
वालीगंडपुरस २०६ 
विध्यराज २७१ 
. विध्याचद्ध २६७ 
विध्यवासिनी देवी ३६, २६७ 
विकाया-इ-असदबेग १८३, १८४ 
विक्रम-विज्ञास २० 
विक्रमशाह २२७ 
विक्रमसिंद (मेवाइ के शासक) २४१ 

दे० विकमादित्य (रूपनगर वाले) 
विक्रम सोलंकी २६३ 
विक्रम दे० विक्रमादित्य (गुप्त वंशीय शासक) 
विक्रमाजीत रायरायाँ दे० तिपुर 
विक्रमाजीत (जुकारसिह के पुत्र) २७३ 
विक्रमादित्य (ओड़छा वाले) २० 
विकमादित्य ( गुप्त बंशीय शासक ) २४७, 


शेर ३ 
विक्रमादित्य (रूपनगरवाले) २४९ 
विग्रहराज ३५९१ 
विग्यसिह दे० विजश्सिह 
विशसिह ३३४ 
विज्ञान-गीता २१ 
विद्ठलनाथ (मारवाडवासी) २४२ 
विट्ठलनाथ गोस्वामी र२ 
विप्र दे० आाह्मण 
विमलचेंदू २७१ 
बिलियमस (मोनियर) ३९ 
विरुदावली दे० हिम्मतबद्ादुर-विरुदावली 
विष्छुविज्ञास (एक अंथ) २८, २६, ३० 
विसनदास ३२१ 
वीर नराइन ३२१, ३९२ 
वीर (व्यक्ति विशेष) १७५ 
वीरबल दे० बीरबल 
वीर बुन्देल दे० बुंदेल 
वीरभव (सिंह) १७४, १७९, १६७, २६८ 
वीरभान १३, १६४ 


इं०प, 


वीर-विनोद (एक अंथ) २६० 

वीरसिहदेव-चरित १७, २१, २२, ४३७, रेश, 
रह, ४०, ई६$६, २६, ७८, ७३, देश, है, 
१०१, १२४७) ३१४१५ १४७, १४८, १४३, 
१3६०, १९६१३, १७४५ १७९, १७६, १७४८, 
3८१, $5३, १८४७, १९, २६७ 

वीरसिदददेव-चारित्र दे० वीरसिहदेव-चरित' 

वीरसिंहदेव (बुंदेला) १०, २१) ३९, ४०, *७, 
८, ६, ३६०, ३६, १००, १०१, १२% 
१४७, १७६, १७७, १७८, १७६, १८२, 
4८३, १८७, १८९, १८९, १८७, १८०८८, 
4८६, १६०, २६८, २७३ 

चीसलगढ़ २१४ 

वीसलदेव ३५१, ३९३ 

वीसलनगर २६३ 

वीसलह दे० वीसलदेव 

वृन्दावन ३३६ 

वृजञभान ३२३४ 

वेद <७, ६२, ६३, ६९, १४७ 

वेदनूर २१३६ 

वेदपुर २७७ 

वैरसिंघ दे० वैरिसिंह 

बरट २४१ 

वैरिसिंह २४१ 

वैश्य २६३ 

न्रज ४६, १९६९, १२८, १३७, १९९, १४६, 
१९६, १६०, १६१, १६३, १६९, १६९६, 
१६७, १६८, १६," १७०, १७१, १७२, 
३१३, ३३१, २३२ 


शंभाजी २०४ 

शंभुनाथ मिश्र १६ 

शंभूजी कावजी २१२ 

शंभूजी (शिवाजी के पुत्र) २२१ 

शक्ति कुमार २४०, २४१ 

शक्तिसिह (महाराणा प्रताप के भाई) २४९, 
२४६ 

शफी ३३६ 

शत्न॑ंजय-महात््य २४६ 

शमशेर बहादुर ३३६, ३४० 

शमसामुद्दोलाह मीर ३२०, ३२७ 

श्यामदास र२४४ 

श्यामसिंह ३२१ े 

शरजा खाँ २१०, २२०, २२१ 


४०५६ 


शरोअतुल्लाह खाँ दे० मीर जुमला 

शरीफ़ ख़ॉँ १८१, १८७ 

शहज़ादुपुर २०१ 

शहर-इ-नो ३५७ 

शहादत ख़ाँ दे० बुहानुल्मुल्क सआदत ख़ाँ 

शदाब ३५९४ ५८ 

शहाबुद्दीन अहमद खाँ १७६ ५ 

शहाबुद्दीन एमादुल्सुल्क ग़ाज़ीउद्दीन खाँ बहादुर 
फ़ीरोज्ञ जंग निज्ञासुलूमुल्क आसफ़ जाह ३२० 

शहाबुद्दीन मसऊद ख़िलजी ३९४ 

शहाबुद्दीन सुहम्मद गौरी दे० मुहम्मद गोरी 

शाइस्ता ख़ा ६३, २१९, २१६, २१७, २३६, 
श्श्प 

शाइस्ता ख़ाँ (फ़रुखसियर का मामा) दे० 
खानाज़ाद श्वां शाइस्ता ख़ां 

शाकिर मुहम्मद (मीर) २६४ 

शादिल ख़ां ३२०, २२४, रेर८ 

शादी ख़ां २६६ 

शादी (शाहज्ञादा) ३५९४ 

शालिवाहन (आंध्र वंशीय राजा) २४० 

शालिवाहन (चित्तौड़ वाले) २४०, २४१ 

शाह आलम द्वितीय ११, शेर ९ 

शाह कुली २८४ 

शाहजहां ५०, १२, १८, २८, ६६, १७७,१७४, 
१८४९१, २०३४, २०९२, रररे, रेशम, २२४, 
२९४, रे९६, २९७, २९६९, २७०, ९२७१, 
२७३, २७४, २७४, २७८, २८४, २८३, 
२६२, २६३, २१७, 'ई२ ६ 

शाहजहांनाबाद दे० दिल्‍ली 

शाहजहांपुर २६३ 

शाहज़ादा आज़म दे० आज़म शाहज़ादा 

शाहज़ादा अकबर दे० अकबर शाहज्ञादा 

शाहजी दे० साहिजी 

शाह जू पंडित १३ 

शाहनवाज़ ज़ाँ २९७ 

शाहबादगढ़ २८४ 

शाहमदार की दरगाह ३०४, ३०४१ 

शाहसान घंघेरा २८४ 

शाह हज के हक 

शाह सुर्जन दे० 

शिकिन ज़ान दे० सफ़शिकन खां 

शिकोहाबाद ३०२ 

शिवंनाथ २ 5 


शिवेनाथ (असनी वाले) २०, 


हिंदी वीरकाव्य 


शिवपुर (एक आन्त) रेश्८ 

शिवराज-भूषण १७, २९, २६, ३७, ४२, ७६, 
७, १०९, १०६, १०७, ३४०, १३४६, 
१६२, १६७, २१३, २१४) २२२, २२३३, 
२२४६, 
शिवराम भद॒ट २० 

शिवसिह (सीकर निवासी) ३२२ 

शिवसिह-सरोज १८, २४, २६, ३४ 

शिवसिंह सेंगर २९, २६, २६, ३५ 

शिवाजी (सोंसला) १३, २९, २६, देझ, ४२, 
४३, ४७, ९१२, देरे, ६४, ६७, ७२, ्२,णरे, 
म४, ६१, १०९, १०६, १०७, ३१८०, ३१६२, 
११८, रे०३, २०७, २०६, २६०, २११, 
२१२, २१३, २१४, २१९, २९१६, २१७, 
२१८, २१६, २२०, २२३, २२२, २२३, 
२२४, २२९, २२६, २२७, २२८, २२६, 
२३०, २३१, २४२, रझे४१, २३६, २३७, 
२४८, २६१, २७९६, २८०, २८५ 

शिवाजी-निबन्धावली २१३ 

शिवा-घरिन्र-निबन्धावली २१३ 

शिवा-बावनी १७, २९, २६, ४२, १०९, १०७, 
२२२ 

शिहाबुद्दीन मुहम्मद गौरी दे० मुहम्मद गौरी 

शिहदाबुद्दीन ग़ाजीउद्दीन ज़ां बहादुर फ़ीरोज़ जंग 
अमीरूल उमरा इमादुल्सुल्क दे० श्मादुल्मुल्क 

शीलादित्य (मेवाढ के शासक) २४३ 

शीलादित्य (बलभी के शासक) २४४ 

शुजा दे० शुजाउद्दौलाह 

शुजा (शाहजहां का पुत्र) १०, २०९, २३३, 
२४७, २०७, २६६, २७०, २७०, २७६, 
२७७५ रे७८ 

शुजाअत अली खाँ २१६ 

शुजाउद्दौलाह ११, ३१६, ३२६, ३२७, हेर३े७, 
शेशे८, ३२४३७ 

शुजातुल्लाद (सैयूयद शुजातुरलाह खज़ाँ से भिन्न- 
व्यक्ति) २६६ 

शुजायति अली ज़्ां दे० शुजाञअत अली ख़ाँ 

शुभ-करन २७९, २७७, २८१ 

शुभ-क्ृष्ण २०३ 

श्टेंगारपुर २१४ 

शेख दे० मीर महिमा 

शेख दे० अबुलूफ़ज़ल 

शेख अब्दुल्लाह खाँ ३१० 

शेख कुली खाँ १७६ 


नामानुक्रमणिका 


शेख खेरुललाह २६8 

शेख नूरुललाह खां दे० नूरुत्लाह खां 

शेख बदरुद्दीन की दरगाह ३०४ 

शेख रसूखियत खां २६६ 

शेख रुहुल अमी खां बिलग्रामी ३१० 

शेर अफ़ग़न २३४, २८४७ 

शेरखां २७२ 

शेर खाँ लोदी (करनाटक के एक भाग का 
शासक) २०६, २२८०, २२६ 

शेरजंग ३२० 

शेरपुर ३०१ 

शेरशाह सूर १७६, ३१८ 

' श्रीकृष्ण भद्द कलानिधि १६ 

अ्रीघर १७, ३०, ३१, ४६, ४७, ६६, ७७, 
८८, १११, १२०, १२४, १२७, १२८, १२३, 
१३१, १३३, १३४, १३८, ३१४१, १४२, 
38७, १९४, १६७, रे८८, र२े८६, २६२, 
२६३, २६४, २६९, २६६, २६६, ३००, 
३०१, २०२, ३०३, ३०४, ३०९, ३०६ 

श्रीनर २४० 

श्रीनगर २७० 

श्रीपति भट्ट १८ 

श्रीराम चौधरी ३२१ 


घंधार दे? _कंधार 


संकृुतकुमार दे० शक्ति कुमार 

संकोलि २८ 

संखोदर ३५४ 

संग्राम दे० सांगा 

संग्राम दे० संग्रामसाहि (ओड़छा वाले) 

संग्राम-सहाय (एक अ्ंथ) १८ 

संग्रामसाहि (ओडछा वाले) १७, €६, ६०, 
१७६, १८५१ 

संग्रामसिह दे० सांगा 

संग्रामसी (नागदा के शासक) २४८, २९० 

सआदत खाँ दे० बुहोनुल्मुल्क सआंदत ख़ा 

सकतसिंह कछवाहा १८१ 

सकतसिह (छुन्रप्रकाश का पात्र) २७२ 

सकसेना कायस्थ ३१३ 

सगेरा (एक गांव) २८ 

सज्जनराय (चंपतिराय के भाई) २७७ 

सज्जनसिंह दे० सुजानसिंद (शिवाजी के एक 
पूव॑ज) 


है है १ । 


सज्जनसेन २४८ 

सतारा ३३, २१०, २१४, २२८ 

सती प्रसाद १8 

सन्रुसाल हाड़ा दे० छुन्नसाल हाड़ा 

सदानद्‌ १७, ३१, ४७, ७६, ८६, ६०, ११२, 
१२१, १२६, १२८, १३०, १३१, १४३५ 
१३५, १३७, १६८, १४०/ १४१, १४२ 
१९८, ३६७, १६८, ३०७, शे०८, ३०६, 
३१० । 

सदाराम ,सुजान-चरिन्न का एक पात्र) ३२१ 

सफ़्जंग (?) २१० 

सफ़द्रजंग दे० अब्दुल मंसूर ख़ाँ सफ़दरजंग 

सफ़शिकन खाँ २६७, ३०१ 

सबदलराईइ २७२ 

सबलसाह २७२ 

सबलसिंह चौहान २४४ 

सबलसिंह (भींडरवासी) २४९ 

सबसुखराय ७२, ६४, ३४१, ३२०२ 

सभल २६० 

संभाजी दे० शंभाजी 

संभू ३२१ 

सभाराम ३१२ 

सभासद (अंथ) २२३ 

सभासिह २७२ 

समर्थ रामदास १४ 

समद्‌ दे० अब्दुल समद 

समरक़ंद ३१८ 

समरसार १६, २०. *. 

समरसिह चन्देल ३२१ 

समरसिंह रावल १६२, १६६, २४१, २४२, 
२४७, २९१, २९२ 

समरसिंह सेंगर ३२१ 

समरसी दे० समरसिह रावल 

समसामुद्दोलाह अमीरुलू उमरा बहादुर नसरत 
जंग दे० ज्ुल्फ़िक्ार ख़ाँ नसरत जंग 

समसामुदौला अशरफ़ खाँ २६० 

समसामुहौला ख़ान दौरा ख़्वाजा आसिम २६९ 

समसामुद्दौज्ञा ख़ान दौराँ बहादुर मंसूर जंग दे० 

समसासुद्दोलाह अशरफ़ जंग 

समुंद्र खान २६६ 

सरकार २२३, २३६, २९३, २६४, २७८, २७६, 
रघ१३, ३११, ३१२, २२४७ 33१. 38२- 
३४०, ३४१, देर ७ 

सरजा दे० शिवाजी 


४७५८: 


सरजे जा दे० शरजा खाँ 

सर देसाई २९२२, २२३, २२४, २३६ 
सरनाल १७६ 

सरनेत सिह ३४२ 

सरखुलन्द ख़ाँ २६६ 

सरमेदस्सिह दे० सरनेतसिह 

सरस्वती (नदी) ११४ 

सरस्वती-मन्दिरि ३९१ 

संरहिन्द २६१ 

सराय-आलमचन्द्‌ २६७, ३०१ 

सराय जौहरमल २७० 

सराय बरार १८३ 

सरायबेगम ३०५ 

सराय रोज्ञबहनी ३०२ 

सराय शोभाचन्दु ३२२ 

सरीफ़् खान दे० शरीफ़ खाँ 

सरुपगिरि ३४२ 

सरुपसिह ज्योतिषी ३४२ 

सरोज दे० शिवसिह सरोज 

सलूंबर २४९ 

सलावत $८ 

सलाबत खाँ मीर बह़्शी दे” सलावत खाँ 
जुल्फ़िक्रार जंग अभीरुलू उमरा 

सलावत खां ज़ुर्फ़रिकार जंग अमीरुज उसरा 
२६७, ३११, ३१७, ३२२, ३२३, ४२२; 
श२६१, ३२७, 3३३१, रे हे र 

सलावत खाँ दे० सिद्दी जौहर 

सलावत जंग दे० सतावत खाँ मीर बख्शी 

सलीम दे० जहाँगीर 

सलीमगढ़ २७६ 

सलीमंशाह (सूर) १७६, ३१८ 

सलेम साहि दे० सलीमशाह (सूर) 

सलेहरि ६३, २०९, २२७, २२९, २२६ 
संदला दें० सिद्वुला 

25 जयसिंह दे० जयसिंह द्वितीय (जयपुर 
बालें 

सवाई मतापसिह दें० प्रतापसिह महाराजा 
(जयपुर दाले) 

सवाई जयसिह-विरुदावली ३४७ | 
संस्कृत १६२, १६३, १६२९२, ११६, १९८, 

« 4७९, रे हे 

,सहज-हूंद दे० सहजेन्द्र 

सदजराम २२१ 

सहजेन्द्र १७२९, २६८ 


हिंदी वीरकाब्य॑ 


सहनपाल १७९, २६४८ 

सहरा ६७, २६६, २७८, २७६, २८२ 

सहसराम (एक स्थान) ३१८ हि 

सद्दादत ख़ाँ दे० बुर्दानुल्मुल्क सआदुत खां 

सहाब गौरी दे० मुहम्मद ग़ौरी 

सहिबाज्ञ खाँ २७२ 

सहीरास ३२१ 

सांगा २४३, २९२ 

सांभर २९२, २२२ 

साभर-युद्ध (एक अंथ) १६ 

सांवलदास कमध्वज्ज २४२ 

सांवलदास (बधनोर के स्वामी) २६२ 

सांवलदास मेडतिया २६६ 

सांवेला दे० सि्ुला 

सागर (एक स्थान) ३२, हे३ 

साददी (बड़ी) २४४ 

सादति खाँ दे० बुहाँनुल्मुल्क सआदुत खाँ 

सादल ख़ाँ दे० शादिल खाँ 

सादत खाँ ( मीर मुहम्मद तक़ी का पिता 
२६७ 

सादिक़ अली ख़ाँ १७६, १७७, १७६४६ 

सादात खाँ (फ्रुख़सियर का श्वसुर) २६७ 

सादिक् खाँ दे० सादिक अली खाँ, 

सादिल खाँ रुद्देला दे० शादिल खाँ 

सादी दे० शादी खाँ 

सादुरलाह खाँ २६१, ३े२४ 

साबर (एक स्थान) रपरे 

2 ३१३, २२१ 

स संतसिद्द ३३४ 

साम (स्थान विशेष) २३० 

सामूगढ़ २४७, २४७, २७०, २७१, २७५ 
२७६, २७७, २०४, ३०९, 

खामौली २४६ 

सारवाहन ४४, ८७, १०६, २७२ 

सादूलनंद ३२१ 

सारिवाहन दे० शालिवाहन (चित्तोड़वाले) 

साहकुली २७२ 

साहजहां दे० रफ़ीउद्दोलाह शाहजहाँ द्वितीय 

साहनपाल दे० सहनपाल 

साह सुरजन दे० सुर्जन 

साहिजहाँ दे० शाहजहाँ 

साहिजादा अकबर दे० अकबर शाहजादा 

साहिजी २०४ 

साहि सूजा दे० शुजा 


४१० 


सुछतान मुहमद (तैमूर का वंशज) ३२१ 
सुलतान सलीमा बेगम १८७ 
सुल्तानी दे० मीर जुमला 
सुबंसराय २६४८ 
सुदराब मिर्ज़ा दे” अफ़रासयाब खाँ 
सूजा दे० शुजा 
सूदन १७, २३३, ४९, ४७, ४८४, ४६, <०, २२) 
हरे, ७०, ७३६, ७७, ६०, ६१, ४२, <८, 
११२, ११३, ११४, ११९, १२१; १२२, 
१२३, १२७, १२९, १२६, १२७, १२८, 
१९६, ३३०, १३१, १३२, १३३, १३४, 
१३२४७, १३६५, १३७, १४८, १३६, १४०, 
१४१, १४२; १४३, १३४४; १-९४, ३९६९, 
१६७४, १६८, १६६, ३७०, ३११, ३१२, 
३१३, ३२१; झेर२२, रे२३, ६२४, ३२२, 
हे२७, ३२६, २६२०, ३३१, रेईेरे 
सूपा २०४ 
सर (एक कवि) १४५ 
सूर (वंश) ३२२ 
सूरज दे० सूरजमल (भरतपुरवाले) 
सूरज नाई १८१ 
सूरजभान दे० सुरजमल (भ्रतपुरवाले) 
सूरजमल (भरतपुर वाले) ३१, ३२, ४७, ४८; 
७०, ७१, 8६१५ ८, ३१४, ११६, १६८, 
२०४, २०९, र॑ंम७, ३११, ३१२, २१२, 
३१४७, २१६४, ३२२१, गे२२, ३२२३, २२४, 
इ२९, शे२३, ३२७, औे२६, ३३०, ३३१, 
शे३२, रेहैश 
सूरजमल (सहाराणा अमरसिह का पक पुन्न) 
२१४ 
सूरजसिह राठौर २४६ 
सूरत २१९, २१७, २१८, २२८, २३२ 
सूरतराम ३२१ 
सूरसिह भुरटिया २०४ 
सूर्य (सूर्ये-दंश के आदि पुरुष) २७१, ३५.१ 
सूयेराव सूरवे २१५ 
सूयये-वंश २१, १७४, १६१ ,२०३, ३२३४, ३९०, 
३०९१, ३५२ 
सूर्य-चंशीय, दे० सूर्य-वंश 
सूर्याजी मालुसरे २२४ 
सेडैंद्रा ३३४ 
सेंख अनौर २७२ 
सेर अफरान २१० 
सेरंभंली ३०८ 


हिंदी वीरकान्य 


सेर ख़ा दे० शेर खाँ (छुत्नम्रकाश का एक पा१) 

सेर खाँ लोदी दे० शेर [खाँ लो 

सेर साहि दे० शेरशाह सूर 

सेवंत्री (गाँव) २९६ 

सेहरा दे० सहरा 

सैद्‌ अफगन २१०, २७२, २८४, २८६ 

सैद अफग़न दे० शेर अफगन 

सैद्‌ बहाहुर २७२ 

सेद बहादुर ख़ालिक २८२ 

सूद मनौवर २७२ 

सेंद्‌ महमद्‌ दे० सैययद मुहम्मद 

सैद सुज्ञफ़्फ़र ख़ान दे० मुदुफ़्फर खाँ 

सैद लतीफ़ २७२, २८३ 

सैद हासा नवाब २४८ 
सैफ खाँ २६७ 

सेफ़ुद्दीला दे० अब्दुस्समद खाँ बहादुर दिलेर 
जग 

सैफ्ुद्दौला अब्दुस्समद खाँ २६२ 

ला नवाब अब्दुस्समद खाँ बहादुर दिल्लेर 

जंग दे० अब्दुल्ल समद्‌ 

सैफुज्ञाह ,खाँ २६७ 

सैफुल्लाह खाँ बहादुर दे० सैफुल्लाह खां 

सैयूयद २६६, ३२४ 

सैययद अनवर खां २#४८ 

सैययद अफ़ज़ल खां बहादुर सदर जहाँ दे० 
झफ़ज़ल खां (फरु ख़सियर का एक अमीर) 

सैयूयद अब्दुल ग़फ़्फ़ार दे० अब्दुल ग़फ़्फ़ार 


खाँ 
सैयूयद अब्दुज्ञाह (छुन्रप्रकाश का एक पाज्ञ) 
२७३ 


सैययद अब्दुल्ञाह खां दे० अब्दुल्लाह ,खां 


सैययद्‌ 

सैययद खां जहां बहादुर दे० सैयूयद्‌ सुज़ञफ्फर 
अली खां 

सैयूयद (फतह अली खाँ २६४३, २६४, ३०४ 

सैययद्‌ खां ३९४ 

सैययद इमाम शेरंत्र २६६ 

सैयूयद अब॒ुरहसन खाँ ३००, ३०१ 

सैययद मुज़फ़्फर (वीरसिहदेव-चरित का एक 
पान्न) १८३ - 

सैयूयद सुज्ञफ़्फर अली ,खां २६२ 

सैयूयद सुज़फ़्फर खां (अब्दुल्लाद ,खां का मामा) 
३०२ 

सैयूयद मुहस्मद्‌ बारद्या १७६ 


नामानुक्रमणिका 


सैयूयद मुहम्मद्‌ २७२ 

सैययद मुरुतज़ा खाँ २६४ 

' सैयूयद मियां अब्दुल्लाह खाँ २६४ 

सैयूयद राजे खां दे० सैयूयद राजे मुहम्मद खां 

सैयंयद राजे ,खां बहादुर दिलावर जंग दे० 

सैयूयद राजे मुहस्मद खां 

सैयूयद्‌ राजे बारा खां १७६ 

सैयूयद राजे मुहम्मद खाँ २६६ 

सैययद शुजातुल्लाह खाँ २६७ 

सैययद्‌ सदर जहां सद॒रुस्सुदूर पिहानवी २६० 

सैयूयद्‌ सलाबत खां जुल्फ़िक़ार जंग अमीरुल्उ- 
मरा ३२२९  > 

सैयूयद सैफुदीन अली खाँ २६७ 

सैययद हसन अली खां दे० अब्दुज्ञाह ,खां 

सैयूयद 

सैयूयद हसन खाँ ( दीवान आगी ) २३०, 
३०२ 

सैयूयद हुसेन अली ,खां २६७, ३०० 

सैर-सुताख़रीन २०१ 

सॉनगढ़ २१ & 

सोनपत २८४ 

सोनारिन ३३ 

सोनिकदेव २७१ 

सोनिग दे० सोनिगदेव राठोेड़ 

सोनिगदेव राठौड २४९ 

सोनेसिह ३३४ 

सोम चहुआन दे० सोमेश्वर चहुआन 

सोमेश्वर (एक ऋषि) ३५१ 

सोमेश्वर चहुआन २४५७, २९२, ३५३ 

सोरठ दे० सौराष्ट्र 

सोलंकी दे० चालुक्य 

सोहनपाल दे० सहनपाल 

सौराष्ट्र २४१, २६० 


हस दे० हंसपाल 

हंसपाल २४१ 

हक़ोकृतुल अकालीम २६८ 
हकीस १८५१ 

हकीम खाँ ६१ 

हकीम खाँ कुबरा ३२१ 
हकीम खाँ ख़ेशगी ३२२ 
हठीसिंह अंवारिया ३२१ 
हथगाँव ३०२ 
हनुमान-जन्म-लीला २२ 


४११ 


हनुमंत का के एक पात्र) ११७, १७२ 
हनुमान दे० हनुमंत 

हमीद दे० हमीद खान 

हमीद खान २७२, २८४ 

हमीद खाँ कुरेशी २६४ 


. हमीदा बानू बेगम दे० मरीयम मकानी 


हमीर धंधेरों २७२ 

हम्मीर दे० हम्वीरराव (एक माराठा सरदार) 

हम्मीर-काब्य दे० हम्मीर-मद्दाकाव्य 

हम्मीर (चित्तौड़ के राणा) २४०, २४१, २४२ 

हम्मीर-महाकाब्य ३४६, ३४७, २९१, दे&र, 
३९७, २०९, ३९६, ३२९७, ३२६, ३६० 

हम्मीर (रणथंभौर के राव) ३७, ९१, ५२, <&३, 
७३, ७४, ७९, ३१२६, १४४, १६४८, २४९२, 
३४९, २४६, २४७, श४८, ३४७४६, रेरे३, 
३२९९, ३२९६, रेर८, २२६, ३६० 

हम्मीरराव दे० हम्वीरराव (एक मराठा सरदार) 

हम्मीररासों १९, १८, ३४, ३९, ३२६, ३७, 
९१, ९३, ७३, ७४, ६७, ६६, १२१३ १४६९, 
१९७, १७१; १७२, ३२३६, ३४९, ३९२, 
३५३, ३९४, २९६, ३३९७, ३६०, ३६१ 

हमीरसिंह चौहान (सीलोन का एक शासक) १३६ & 

हम्वीरराव (एक मराठा सरदार , २२७, २२८ 

हया ख़ाँ २६७, ३०२ 

हर कृष्ण २७२ 

हरकेलि नाटक ३< १ 

हरजू २७२ 

हरजू महल दे० हरजू. 

हरदास दे० तिपुर 

हरदौल १०१ 

हरदौल-चरिन्न १& 

हरदौल पवार १८१ 

हरधौर १८१ 

हरनागर मिश्र ३२१ 

हरसुख (द्विज) ३२१ 

हषे २२१ 


» ह्षे-शिलालेख ३%३ 


हरिकेश ध्विंज १६ * * 

हरिनारायण २२१ 

हरिबंस १८१, २७२ 

हरित्रह्म २७१ 

दरी जसोंधी २७२ दे 

दरिसिघ दे हरिसिह (करहिया को रायसो 


का एक पान्न ) 


४१२ 
हरिसिह (करहिया को रायसों का एक पाजत्न) 


३६४ 
हरिसिह (किशनगढ़ वाले) २४७ 
हरिसिह देव 8६, १८१ 
हरी दे० हरीखिह (सुजान-चरिन्न का एक पाजश्न) 
हरीसिह देउ दे० हरिसिहदेव 
हरीसिह बघेल ६९४ 
हरीसिंद (वीरसिहदेव-चरित का एक पाज्न) दे० 
हरिसिहदेव 
हरीसिंद (सुजान-चरिच्र का एक पात्र) ३२१ 
हलायुध पंडित २४२ 
हलीम खां दिलाज़ाक २६६ 
हुवस खां (मुहम्सद अली का पुत्र) २३२१ 
हवसान दे० अब्रीसीनियनों 
हसम अली दे० अब्दुल्लाद खां सैययद। - 
हसन झली खां (और गज़ेब का एक सेनापति) 
२४८, २६३ 
हसन खां (दीवान प्रागी) २६७ 
हसन खां (शेरशाह सूर का पिता) ३१८ 
हसन खां दे० सादात खाँ (फ़रुखसियर का 
श्वसुर) 
हसन खान ११८ 
हसन बेग दे० सफ़शिकन खाँ 
हसन घान दे० हसन खान 
हसन हु सेन ६२९९ 
हाजीउदवीर १६३, १8८, २००, २०१, ३४७, 
३४५८/२३६० 
हाड़ा दुजनसाल २७२ - 
.हाडा राव सुज॑न्‌ दे० सुजेन 
» हाथीराज (जाट) २७४९ 
. हाथीराम ३२१ 
हारीत सुनि २९५०, २९१ 
हाशिम खाँ २८२ 
हिंदू, १९, ९७, ६०, ६२, ६३, ६७, ६५, ६७, 
है के, 33४७०, ८३, ८६, धृ 4८, ११ 9०, थ ७8७, 
५ १३, २४३, २६० २८१, ३५२, ३५४५, रे९६ 
हिंदूपति १३ 
पमार ३४२ हर 
हिंदूपति (बुन्देलखंड का. एक शासक) २४८, 


३४१ 
हिदूसिह (चंदेल) ३०६ 


हिंदी वीरकाव्य 


हिज़बर खां २६६ 

हिडोन-बियावा २६४ 

द्वितोपदेश ३३ 

हिम्मत खाँ सेंगुयद्‌ (बांदा का नवाब) १८ 

हिम्मत-प्रकाश १८ 

हिम्मत-बहादुर ३२, रे३ै, ०, ०२, १२४, 
१९६, २१६, २९०, ३१६, डरे२८, ३२४, 
२३२७, ३२१८, रेरे६ई, २३४०, हें8१, रे४२ 
२४२, २४४ ह 

हिम्मत बहादुर-विरुदावली १७, ३२३, ३०, ३७, 
रे८, ९०, ७२, ६४, ११६, १२१, १२६, 
१९२९६, १७०, १७१, ३३७, ३४४ 

हिस्सति दे० हिस्मति बहादुर अली (!) 

हिम्मति बहादुर अली (१) ३५२ 

हिस्मतसिदद (भदावर-शासक) ३१६ 

हिमाऊँ दे० हुसायेँ 

हीरादेवी दे० दीरादे रानी 

दीरादे (रानी) २७२, २७६ 

हीरालाल ३४२ 

हुसायू १८०, २१७, ३१८, ३२४ 

हुसेन अली खाँ दे० उमादतुलमुल्क अमीरुल 
उमसरा बहादुर फ़ीरोज जंग सैय्यद हुसेन 
अत्ती खां 

हुसेन अली खां सेय्यद्‌ २६६, ३०१, ३०२, 

हुसेन उद्दीन ज़ां दे० सेस्‍्यद राजे सुहस्मद खां 

हुसेन-कथा ३९५, २५६ 

हुसेनी (ज।ति विशेष) २३७ 

हृदयराम २१० 

हृदयराम-सुत-रुद्व दे० रुद्र 

हंदमशाह १६, २८९ 

हेसम खाँ २६६ 

हैमू बककाल १८० 

हेदराबाद २२०, २२६ 

होडल ३१७, ३३०, ३३१ 

होडिलराबव १७६, १७७, १८१ 

होयसाल २०३ 


' दोरिल दे० होडिलराव 


होरिलराय दे० होडिलराव 
होरिलराव दे० होडिलराव 
होल्कर दे० मल्हारराव होल्कर 
होंदुलराय दे० होडिलराव 


